सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हर 


(नवम्बर १९३२ - जनवरी १९३३) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन्त्रारय 
भारत सरकार 


मई १९७३ (वैशाख १८९५) 


68 नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७२३ 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-१ द्वारा प्रकाशित 
और श्ान्तिकालू हरजीवन शाह, नतवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित 


भूमिका 


इस खंडमें १६ नवम्बर, १९३२ से १० जनवरी, १९३३ तककी सामग्रीका समावेश 
हुआ है और उसका अधिकांश --पत्र या वक्‍तव्य आदि--गांधीजी द्वारा अस्पृश्यताके 
खिलाफ चलाये गये अभियानसे प्रेरित और सीमित है। एक ओर तो वे मित्रोंको 
अपने उपवासोंकी आन्तरिकता समझा रहे थे और दूसरी ओर अपने सनातनी विरो- 
धियोंके साथ अत्यन्त धैर्यपृर्वक शास्त्रोंके मूल आशय और हिन्दू-धर्मके मर्मके विषयमें 
वार्तालाप चला रहे थें। उनका निश्चय था कि यह महान सुधार हिन्दू-धर्मकी मूल 
शिक्षाके अनुसार और इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमें हिसाका छेश भी 
न हो। इस विषयमें एक साथी कार्यकर्त्ताकों अपने एक पत्रमें उन्होंने लिखा था: 
४. . - हम इतना तो अवश्य करें कि यदि सम्भव हो तो पुरानपंथी छोगोंको 
अपने मतके अनुकूल बना लें। किसी भी हारतमें हम ऐसा कोई काम न करें 
जिससे किसीकी भावनाओंको ठेस पहुँचे” (पृष्ठ ३२३-२४)। 

अस्पृश्यता-निवारणका कार्य करते हुए उन्होंने राजनीतिसे पूरी तरह अलग रहनेका 
निर्णय किया था, किन्तु उन्होंने स्पष्ट कर दिया था और सभी सम्बन्धित छोगोंको 
आगाह कर दिया था, कि उनका यह निर्णय सर्वथा स्वैच्छिकत और अस्थायी है। 
अस्पृश्यतापर अपने एक वकक्‍्तव्यमें उन्होंने घोषित किया कि “., ... मैं राजनीतिक, 
सामाजिक और अन्य प्रदनोंके वीच कोई अमिट विभाजन-रेखा नहीं खींचता हूँ। मेरा 
सदा यह विचार रहा है कि सब एक-दूसरेपर निर्भर हैं और एकका समाधान शेषके 
समाधानको निकट छाता है” (पृष्ठ ४)॥ पत्न-प्रतिनिधियोंके साथ एक भेंटवार्तामें 
उन्होंने कुछ शर्तोंपर रिहाईकी वात अस्वीकार करते हुए और इस कहानीका प्रतिवाद 
करते हुए कि वे श्री अरविन्दकी तरह राजनीतिसे हटकर अध्यात्मके क्षेत्रमें जा रहे 
हैं कहा कि “मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरा जीवन इतने अलूग-अरूग हिस्सोंमें 
वाँटा जा सकता है। वह एक पूर्ण संगठित इकाई है. . .” ( पृष्ठ ३९) । उनका कहना 
था कि वे न केवछ राजनीतिक और सामाजिक धर्मके बीच माना गया भेद मिटाना 
चाहेंगे बल्कि आश्रमोंके वीच खड़ी की गई विभाजक दीवारें भी तोड़ देना चाहेंगे। 
जब एक पत्र-लेखकने यह तक पेश किया कि गीता द्वारा प्रतिपादित 'जीव-मात्रकी 
एकता और इसलिए समानता ” का सिद्धान्त तो केवल उन संन्यासियोंके लिए है जिन्होंने 
कर्मेका त्याग कर दिया है तो गांधीजी ने उत्तर दिया कि “मेरे निकट गीताका मुख्य 
विषय जीवनका एकत्व है। उसकी अनुभूति निष्काम कमे द्वारा होती है। अस्पृश्यता 

पाँच 


छः 


जिस तरह आज भ्रचलित है उस रूपमें मुझे एकत्वके इस दैवी तथ्यके सर्वथा प्रतिकूछ 
लगती है” (पृष्ठ ५३-५४ )। एक अन्य पत्र-लेखकने यह आशंका प्रगट की थी कि अस्पृश्यता- 
निवारणका यह अभियान “ स्वराजकी प्राप्तिको, जो कि हम सब लोगोंका लक्ष्य है, 
अनिश्चित कालके लिए आगे ढकेल देगा। ” गांधीजी एक जगह मानो इसी आशंकाका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि वे “ एकत्वकी प्राप्ति” को भी अनिश्चित कालके लिए 
नहीं टाल सकते और यह एकत्व भेदोंको, खासकर मनुष्य-कृत और अन्यान्य भेदोंको, 
मिटानेके अनवरत प्रयत्न द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा 
कि मुझे तो इस अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण सुधारका विरोध “ हिन्दू-धर्मके 
पतनका एक दुःखद लक्षण” (पृष्ठ २२९) मालूम होता है। 

आनन्दस्वरूपको लिखे एक विशिष्ट पत्रमें हम गांधीजी को शौचालूयोंकी सफाई 
करने, उनमें धूप जा सके ऐसी व्यवस्था करने और मलम-मृत्रको खादमें रूपान्तरित 
करनेके वारेमें विस्तृत सूचनाएँ देनेके साथ-साथ बहुत ध्यानपूर्वक रामनाम और ओंकारकी 
एकताका प्रतिपादन करते हुए और यह समझाते हुए भी पाते हैं कि “सत्यका 
अर्थ मम, वचन और कर्मकी एकरूपता है।” इस प्रकार सत्य उनके लिए पूर्ण 
सत्‌का, जिसे हम परमेश्वरकी संज्ञा देते हैं, ज्ञात अंश है। अन्यत्र वे कहते हैं कि 
ईश्वर जीवन-तत्वकी समष्टि है, “जैसे किरणोंका समूह सूर्य है।” (पृष्ठ २४६) | 

समाजको छिन्न-भिन्न करने या उसके एक वर्गका उपयोग किसी दूसरे वर्गेके 
खिलाफ करनेकी प्रवृत्ति गांधीजी को बिलकुल नापसन्द थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया 
था कि किसी भी मन्दिरको खुलवानेसें जोर-जवरदस्तीका प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
उनका सारा जोर इस वातपर था कि मन्दिर खुलवानेका सही उपाय यही है कि 
शिक्षात्मक प्रचारके द्वारा लोकमतकों जग्राया जाये और इसके लिए तैयार किया 
जाये। सनातनियोंकी तरह हरिजनोंसे भी वे स्वेच्छापर आधारित सहयोग ही चाहते 
थे। उनका मत था, “इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरिजन स्वेच्छासे अपनेमें जो भी 
सुधार करेंगे वह इस कलूंकको मिटानेकी भ्रक्रियाको और तेज करेगा ” (पृष्ठ १५७)। 

इस बीच उनसे यह बार-बार कहा गया कि मन्दविर-प्रवेशकी हलचरू चलाकर 
सनातनी हिन्दुओंका विरोध मो छेना कार्य-सिद्धिकी दृष्टिसे ठीक नहीं होगा, उससे 
स्वतन्तरतकें लिए किया जा रहा संघर्ष कमजोर पड़ जायेगा और गांधीजी नें इस 
आपत्तिका बार-बार यही उत्तर दिया कि उनके राजनीतिक, धामिक या सामाजिक 
विचार एक ही वृक्षकी विविध शाखाएँ हैं और मूखेता या भीरुताके कारण वे “ धर्मेरूपी 
होरा बेचकर राजनीतिक कंकर ” (पृष्ठ ६७) कदापि नहीं छेंगे। अपने उन मित्रोंको 
जो उन्हें उपवाससे विरत करनेके लिए यह दलील देते थे कि उनका शरीर राष्ट्रकी 
सम्पत्ति है और महज एक सामाजिक सुधारके लिए अनशन करके उन्हें उसे संकटमें 


सात 


नहीं डालना चाहिए, उन्होंने ऐसा ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि उत्का शरीर 
और राष्ट्र दोनों ही ईश्वरके हैं और इन कतंव्योंका बोझ उसपर ईश्वरने ही डाला है। 

सी० एफ० एन्ड्रयूजको लिखे एक पत्रमें अपनी भावी कार्य-योजनाके विपयमें किसी 
तरहका वचन दे सकतनेमें अपनी असमर्थता प्रगट करते हुए उन्होंने लिखा: “ सबविनय 
अवज्ञा . . . मौजूदा परिस्थितियोंमें मेरे लिए आस्थाका वैसा ही प्रश्त है जेसा कि 
अस्पृश्यता-निवारण ” (पृष्ठ १६८) | इस तरह हम देखते हैं कि उन्हें न केवल अपने 
जीवनको एक-दूसरेसे विच्छिन्न खण्डोंमें बाँटना या राजनीति और धर्ममें भेद करना 
स्वीकार्य नहीं था, बल्कि महत्वपूर्ण मांमछोंमें मात्रागत भेद करना भी सह्य नहीं था: 
४ महत्त्वके मामलोंमें मेरे मनमें तारतम्य तहीं है; और जितनी शक्ति मुझमें बड़े कामके 
लिए प्राण दे देनेकी है उतनी ही शक्ति साथीके जीवनके लिए भी प्राण दे देनेकी 
है” (पृष्ठ १२०) । अपने “कुन्दन-जैसे ” साथी अप्पासाहब पटवर्घनके पक्षमें, जो 
रतलगिरि जेलमें जेंल-अधिकारियोंसे मैला-सफाईका काम माँग रहे थे और न दिये 
जानेपर उसके लिए सत्याग्रह कर रहे थे, गांधीजी ने मध्यस्थता करनेकी जो कोशिश 
की वह विचार और कमंकी जीवन्त एकताका, गांधीजीके निकट उनके अभेदका ही 
एक उदाहरण था। जेलरू-अधीक्षक ई० ई० डॉयलकी समझमें यह बात भला कैसे 
आती ? वह बेचारा तो उनके अविभक्‍त मनकी चिल्तनामें विरोध ही देख सकता था 
और यही सोच सकता था कि अब वे उपवाससे “कतरा रहे हैं और उससे बच 
निकलनेका वहाना ढूँढ़ रहे हैँ” (पृष्ठ ४४२)। 

किन्तु उपवाससे बच निकलनेका रास्ता ढूँढ़नेकी वात तो दूर रही, गांधीजी तो 
सत्यकी उपलब्धि और इस उपलब्ध सत्यको दूसरोंतक पहुँचानेके लिए उसे अपना 
चुना हुआ साधन मानते थे और किसी भी जटिल परिस्थितिमें अपने इस सुपरीक्षित 
साधनका प्रयोग करनेके लिए उत्सुक थे। वे उसे सर्वोच्च कोटिकी प्रार्थना तथा ईश्वरमें 
अपनी निष्ठाकी अभिव्यक्तिका प्रकार मानते थे--ऐसी अभिव्यक्ति जो सोती हुई 
आत्माको जगाती है और प्रेमी जनोंको कर्मके प्रति प्रेरित करती है। उनका उपवास 
# सनातनियोंके विरुद्ध नहीं था।” (पृष्ठ ७) वह उन लाखों-करोड़ों छोगोंको ध्यानमें 
रखकर किया गया था जो उनके साथ प्रेमकी डोरमें बंधे हुए थे। उसका उद्देश्य 
जनताकी धममंवृत्तिको जगाना और हिन्दु समाजको अपना कत्त॑व्य करनेके लिए प्रेरित 
करता था। उपवासके विषयमें अपनी लछाचारी की मानों कैफियत देते हुए उन्होंने 
अपने चचेरे भाई और भतीजेको लिखा था कि जो भी उपवास उन्होंने किये हैं अपनी 
इच्छासे नहीं किये; उन्हें तो हमेशा यही लगा है कि उन्हें भगवानसे प्राप्त हुए हैं। 
४... मेरा उपवास मेरा नहीं है; ईश्वर-प्रेरित है” (पृष्ठ ८६-८७) । खुर्शीद नौरोजीने 
अपने किसी पत्रमें कहा था कि उनका यह उपवास उनकी निराशासे फलित जान 


आठ 


पड़ता है। इस वातका खण्डन करते हुए गांधीजी ने कहा कि उपवास उनके लिए 
उनकी प्रार्थनाका ही एक अंग है, और वह उनके लिए उतना ही आवश्यक है जितना 
कि भोजन । उन्होंने कहा कि उससे उन्हें आन्तरिक आनन्द मिलता है; उनके लिए 
वह॒ तपस्या और आत्मशुद्धिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव समाज, ईदवर और 
स्वयं अपनेसें उनकी निष्ठापर सुदृढ़ रूपसे आधारित है (पृ० २७८)। - 

२ जनवरी, १९३३ से केल्प्पनके उपवासकी सहानुभूतिमें गांधीजी स्वयं जो 
उपवास करने जा रहे थे उसके खिलाफ आक्षेप यह किया गया था कि उनका 
यह उपवास जोर-जबरदस्तीसे भिन्न नहीं होगा। गांधीजी ने इसका जवाब देते हुए 
कहा कि मेरा यह उपवास इस मान्यतापर आधारित है कि मन्दिरोंमें जानेवाले 
सवर्ण हिन्दुओंकी वहुसंख्या हरिजनोंको मन्दिरोंमें जाने देनेंके पक्षमें है। यह बात 
सही है या नहीं इसकी जाँचके लिए उन्होंने एक उपाय भी सुझाया । उन्होंने कहा 
कि मन्दिरके आसपास दस मीलके क्षेत्र मन्दिरमें दर्शनके लिए जानेवाले लोगोंके 
मतका इस प्रइ्नपर संग्रह करा लिया जायें। पचपन प्रतिशत व्यक्तियोंने मन्दिर- 
प्रवेशके पक्षमें मत दिया, नौ प्रतिशतने विपक्षमें, आठ प्रतिशत तटस्थ रहे और 
सत्ताईस प्रतिशतने मतदान नहीं किया। इस प्रकार यह सिद्ध हों गया कि गांधीजी का 
कहना सही था। किन्तु एक कानूनी कठिनाईके कारण उपवासको स्थग्रित करना पड़ा। 
कानूनी कठिनाई यह थी कि मन्दिरके न्‍्यासी मन्दिरके विषयमें सुस्थापित परिपाटीके 
खिलाफ नहीं जा सकते थे। मद्रास विधान परिषद्र्में डॉ० सुब्बारायनने इस कठिनाई 
को दूर करनेके लिए एक विधेयक पेश किया था। किन्तु कार्य-सूचीमें उसके समा- 
वेशके लिए वाइसरायकी अनुमतिकी आवश्यकता थी और यह अनुमति १५ जनवरी, 
१९३३ के पहले घोषित नहीं की जा सकी। 

अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनके खिलाफ सनातनी हिन्दुओंका विरोध इस दावे 
पर आधारित था कि शास्त्र वर्णाश्रम-धर्मके अंगके रूपमें अस्पृश्यताका पाछन करनेका 
आदेश करते हैं। किन्तु गांधीजी को ऐसा कोई श्ास्त्र-वचन नहीं मिला जो अस्पृश्यताके 
प्रचलित रूपका समर्थन करता हो (पृ० ३६४) । गाँधीजी के इस मतका समर्थन अनेक 
विद्वानों और पण्डितोंने किया। उनमें से कुछने जिनसें बाबू भगवानदास और आचार्य 
आनन्दशंकर बापूभाई श्रुव भी थे, एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा 
गया था कि अस्पृश्यताका आज जिस रूपमें पान किया जा रहा है उसके लिए 
जशास्त्रोंमे कोई आधार नहीं है। इसके सिवा, समाजके जिस किसी वर्गको अभीतक 
अस्पृर्य माना जाता रहा हो वह “शुद्ध और स्वच्छ रहन-सहन ” अपनाकर और 
/ शव अथवा वैष्णव सम्प्रदायमें शरीक होकर ” सवर्ण हिन्दुओंके सारे अधिकारोंको 
प्राप्त कर सकता है (पृ० ३६०)। 


नौ 


किन्तु गांधीजी इस विवादकों इसी प्रइनतक सीमित रखना नहीं चाहते थे। 
उन्होंने इसके आगे बढ़कर हर प्रकारकी रुढ़िवादितापर, श्ास्त्रोंके अक्षरमूलक प्रामा- 
ण्यको माननेवाली अन्धश्नद्धापर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हिन्दू-धर्म सनातन 
इसलिए है कि वह गतिशील है। “नैतिकताके विश्वमान्य मूल सिद्धान्तोंस जिसकी 
संगति नहीं वैठती, वह मेरे लिए शास्त्र-प्रमाण नहीं है। शास्त्र उन मूल सिद्धान्तोंके 
अतिलूंघनके लिए नहीं वल्कि उनकी पुष्टिके लिए बने हैं” (पृ० ९)। शास्त्रोंमें 
इस बातका अन्त:साक्ष्य मौजूद है कि उनमें विकास होता रहा है और समय-समय 
पर जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उनके अनुसार उनमें नये परिवर्तन भी हुए 
हैं। किन्तु जब हिन्दू-धर्ममें उसका पुराना जीवन-वल नहीं रह गया और उसका 
स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो गया तब हिन्दू धर्मकी मूल शिक्षाकों भुला बैठा। 
“मुझे तो यही लगता है कि हिन्दू धर्मका जो प्रधान आदेश है कि जीवमात्रकी 
एकताका उत्तरोत्तर साक्षात्कार किया जाये --कोरी संद्धान्तिक चर्चाके रूपमें नहीं, 
वल्कि जीवनके ठोस सत्यके रूपमें-- उसका हिन्दू समाज अनुसरण नहीं कर रहा है” 
(१० ३१६) । गाँधीजी का कहना था कि मैं महसूस करता हूँ कि मैंने अपने धमेको 
अपने जीवनमें उतारनेका दीर्घकाल तक सतत प्रयत्न किया है। इसलिए मैं मानता हूँ 
कि मैंने हिन्दू समाजका सुधार करनेके लिए प्रायर्चित्त करनेकी आन्तरिक पुकार सुनी 
हैं और उसके लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त की है। उन्होंने सनातनियोंसे निवेदन 
किया कि वे उनके दृःखको समझें और इस बुराईको दूर करनेमें उनके साथ 
सहयोग करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि “सनातन धर्म फिरसे प्राणवान हो, उसका 
उत्थान हो और करोड़ों लोग उसे अपने जीवनमें जीता-जागता बनायें, इसके सिवा 
और कोई उद्देश्य मुझे पूरा नहीं करना है” (पृ० ३७४) | अपने इस आइवासनकों 
एक निजी बातचीतमें दोहराते हुए उन्होंने कहा, कृष्ण-भक्ति भेरे जीवनका मन्त्र है। 
सनातन धर्म मेरा प्राण है” (पृ० ४२६) । एक आलोचकका कहना था कि हिन्दू- 
धर्मके पक्षमें किये जा रहे इस उपवासमें उसे साम्प्रदायिकता दिखती है। उसे जवाब 
देते हुए गांधीजीने कहा: “हिन्दृू-वर्मपर था हिन्दूपर मुझे कोई लज्जा नहीं है। 


« » - मेरे लिए हिन्दू-वर्म उसी मूल तनेंकी एक झाखा है। . - - यदि मैं हिन्दू 
शाखाकी, जिसपर मैं टिका हुआ हूँ और जो मेरा पोषण करती है, फिक्र करता हूँ 
तो मैं निश्चय ही उसकी अन्य शाखाओंकी भी फिक्र करता हूँ। . . . ईर्वर यदि 


मुझे अपनी इस धारणाके हिन्दू-वर्मेके लिए मरनेका सौभाग्य प्रदान करता है तो मेरा 
यह मरना सबकी एकताके और स्वराज्यके लिए भी होगा” (पृ० ७५-६) । 

कुछ आलोचकोंका विचार था कि मन्दिरोंमें हरिजनोंको प्रवेश दिया जाये, यह 
वात ऐसी नहीं है जिसके लिए लरड़ा जाये। किन्तु गांधीजी की दृष्टिमें अस्पृश्यता- 


द्स 


निवारण आन्दोलनमें मन्दिर-परवेशका क्थान वहुत ही महत्त्वका था, क्योंकि हाँव या 
बेष्णव पूजा-पद्धतियोंमें भाग लेनेका यही तो एक सर्वेजन-सुरूस उपाय था। मन्दिरोंके 
महत्त्वकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “ गाँवके मन्दिर ग्रामवासियोंके लिए आश्रय- 
स्थान थे और अब भी हैं। हिन्दू ग्रामवासियोंकी जीवन-व्यवस्था मन्दिरोंके विना 

चले, ऐसी कल्पना करना मुश्किक हैं” (पृ० १६३)। मूर्ति-पूुजाके विरुद्ध अहिन्दू 
जनोंकी सचुपरिचित आपत्तिका जवाब देते हुए गांवीजी ने कहा कि मस्लजिदों 
गिरजावरोंमें जाना मूर्ति-पूजाका ही एक प्रकार हैं और “ ऐसी पूजाको अन्धविश्वास 
मानकर नीची नियाहसे देखना गुस्ताखी और अज्नानता होगी” (पृ० १०२)। 

एक प्रस्ताव यह था कि मन्दिरोंमें प्रवेश करनेके पहले हरिजनोंकी शुद्धि की 
जानी चाहिए। इसपर गांवीजी ने कहा कि शुद्धिकी आवश्यकता तो सवर्ण हिन्दुओंकों 
हैं। क्‍योंकि उन्होंने अस्पृरयोंके प्रति निषप्ठर अन्याय किया है। गांधीजी विचार 
और श्रद्धा इन दोनोंकी सीमाएँ वहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने एक 
कहा कि जो चीज बुद्धिसे जानी जा सकती हैं उसके विपयमें श्रद्धाका सहारा 
कोई आवश्यकता नहीं है। वैसा करना मानस्िक्र जारूस्थका चिह्न होगा [पृ 
२४६) । किन्तु एक दूसरे मित्रकों, जो उपवासका ओऔचित्य नहीं समझ पा रहा था, 
उन्होंने यह सलाह दी कि “असावारण चीजोंके वारेमें ज्यादा विचार करना भी 
निपिद्ध है” (पृ० २३७) । मौनमें, जो कि एक प्रकारका मानसिक उपवास है, विचार 
का वर्जन होता है। क्योंकि विचारकी क्रिया अनुभूतिको शझब्दोंमें वाँवती है, अहंकारको 
पुष्ट करती है और मनुष्यके विकासमें हिस्सा लेनेवाले कुछ अदृद्य तत्त्वोंको वहिप्कृत 
करती है। विचार-बुद्धिके परे हमारे हृदयमें प्राणियोंके प्रति वन्वुत्वमाव की जो अच्च: 
सलिला प्रवाहित हो रही है और वह सर्जनशील कर्म जिसे समझाया तो नहीं जा 
सकता किन्तु जिसके दुर्वार वेगके सामने कोई बावा टिक ही नहीं पाती -- ऐसे ही 
तत्त्व हैं। 
गांधीजी ने डॉ० विधानचन्द्र रायको वंगालके अस्पृश्यता-विरोबी वोर्डेकी अव्यक्षता 

से हट जानेंकी सलाह दी, ताकि उस स्थानपर कोई ऐसा व्यक्ति आये जिसे इस 
सुबारमें सहयोग करनेके इच्छुक सभी समुदायोक्रि प्रतिनिधि चुनें। डॉक्टरने इस सलाह 
का पालन किया। किन्तु उन्हें इसका वुरा भी रूगा। उनका उत्तर पानेयर गांवीजी नें 

हैं एक तार भेजा जिसमें उन्होंने अपनी सलाह लौटा लेनेका प्रस्ताव किया और 
लपनी सूलके छिए क्षमा-याचना की (पृ० २१०) । वंगालके - इस वोडेंके अव्यक्ष- 
पदपर डॉ० राबकी नियुक्तिका सुझाव घ० दा० विड़छाने दिया था, अतः उक्त 
घटनासे उन्हें भी दुःख पहुँचा था। गांवीजी ने उनसे भी क्षमा-याचना की और जब 
विड़लाने उन्हें यथासमय उक्त सलाह देनेसे न रोकने में हुई अपनी त्रुटिका कारण 


| ्र * 


बज 


६ | 


नद्धि 
जुच्द् 


नर्स 


थे 


४! 


(| + ऋ|) 
) 


;:4| 
र्श्न्न 


| 





ग्यारह 
समझाते हुए यह लिखा कि “हम आपके देवोपम व्यक्तित्वसे इतने चकाचौंध हैं कि 
हमने अपना आत्मविश्वास खो दिया है” (पुृ० ३०५) तो गांघीजीने उन्हें जवाब दिया 
कि यह “चकाचौंध तुम्हारे-जैसे मित्रोंकी अपेक्षा खुद मुझे अधिक परेशान करनेवाली 
है” और “मुझे यह बिलकुल अच्छा नहीं लूगता कि मैं कोई बात कहूँ तो उसके 
लिए . . . किसी अन्य व्यक्तिकी अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाये” (पु० ३०५)। 
दोनोंके वीच हुई यह दुःखद गलतफहमी शीघ्र ही दूर हो गई और गांधीजी ने डॉ० 
रायको लिखा, “मैं आपकी भूल-सुधारको. प्यार करता हूँ और उसे स्वीकार करता 
हूँ और आपके साथ होकर कहता हूँ कि हम एक-दूसरेके नजदीक हैं” (पृष्ठ ३२२) । 
आश्रमके वारूक-बालिकाओंको लिखे पत्रोंमें गांधीजी उन्हें समझाते हैं कि दस्तकारीकी 
तालीम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अक्षर-ज्ञान। खादी-कार्यं, बढ़ईका काम, 
खेती, चर्मालय और दुगः्धालयका काम . . . भी एक शिक्षा है और उससे भी बुद्धिका 
और साथ ही दूसरी कितनी ही इन्द्रियोंका विकास होता है” (पृ० २३४)। 
एक अन्य पतन्नमें वे उन्हें अपना उत्साह कायम रखनेकी प्रेरणा देते हुए आवश्वासन 
देते हैं: “थोड़ा-सा खेतीका काम आ जानेपर जो आनन्द उससे मिलता है वैसा 
दूसरे किसी कामसे नहीं मिक्ता। और पेड़-पौधोंकी पहचान हो जानेपर वे अपने 
सम्वन्धियों-जैसे छगते हैं” (पृ० ३४७) । आश्रम-परिवारके अन्यान्य व्यक्तियोंके 
नाम लिखे ऐसे ही निजी पत्रोंमें उन्होंने मानवेतर सृष्टिमें मनुष्यके विभिन्न साथियोंको 
जिन स्नेहपूर्ण शब्दोंमें याद किया है, उनसे हमें उनके मनके इस विशिष्ट पहलूकी 
झाँकी मिलती है। “. . .पशु, पक्षी, पेड़-पौधे, पत्थर, सभी हमारे सखा-सखी हैं 
(पृ० ९०)। “हमारे विल्ली-परिवारमें तीन व्यक्ति हैँ” पृ० २०२)।॥ “. . : 
विल्लियोंको जोड़ लें तो हमारी संख्या सात है।” (पुृ० २०८) 

गांधीजी की विपुरू पत्रावलहीका एक वर्ग बीमार स्वजनों और मित्रोंकों लिखे 
पत्रोंका है। इन पत्रोंमें (प० ८०, ८३, ९२, १११-१२, ११३, २३५) हम उन्हें हर 
वार नये ढंगसे अपने मित्रोंको यह समझाते हुए पाते हैं कि वे बीमारीको भी 
भगवानके दाहिने हाथका दिया हुआ दान मानें, ऐसा अवसर मानें जिसका उपयोग 
उन्हें घैयें, प्रस्नता, अपने सहायकों और परिचारकोंके प्रति क्ृतज्ञता और प्रभुके प्रति 
प्रार्थना और समर्पणके भावका विकास करनेके लिए करना है। प्राणजीवन मेहताकी 
सम्पत्तिके वँटवारे आदिके विषयमें उनका विस्तृत पत्र (पृ० २६३) इस बातका 
उदाहरण है कि अपने मित्रके पारिवारिकोंके हित-साधनमें वे कितनी वैयक्तिक 
दिल्‍रूचस्पी लेते थे। 

प्रेमावहन कंटंक चाहती थीं कि उनके पत्र आश्रमके व्यवस्थापककों न दिखाये 
जायें। गांधीजी ने उतकी भूल दिखाते हुए लिखा: “हमें छिपे विचार करनेका अधि- 


बारह 
कार नहीं है ”। “मनुष्य-मात्र ईइवरका प्रतिनिधि है। ईरवर तो हमारे सव विचार 
जानता ही है। . - - मनुष्यको प्रतिनिधिके रूपमें हम पहचानें तो हमारे विचार वह 
जाने इसमें हमें संकोच नहीं होना चाहिए” (पृ० २३९)। दूसरे एक पत्रमें उन्होंने 
प्रेमावहनको समझाया, “मैं तेरे कान न पकड़ तो और कौन पकड़ेगा ? जहर है 
तब तो मुझे पोने ही देना।” (पृ० ४००) छेकिन मर्मस्पशिता और भविष्य-दर्शनकी 
क्षमताकी दृध्टिसे इस खंडमें संग्रहीत पत्रोंका मुकुट-मणि तो वर्ष-प्रतिपदाके दिन 
विनोवाको छिखा हुआ पत्र है: “तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा आँखोंसे हर्पके आँसू 
लाती है। मैं इस सवके योग्य होऊँ या न होऊं, परन्तु तुम्हें तो यह फलेगी ही। 
तुम बड़ी सेवाके निमित्त बनोगें” (पृ० ३४४)॥। 


आभार 


प्रस्तुत खण्डकी सामग्रीके लिए हम सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक 
न्यास और संग्रहालय; नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालूय, अहमदाबाद; 
गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्का- 
ईनज ऑफ इंडिया) नई दिल्‍ली; भारत कल्‍रा भवन, वाराणसी; इंडिया आफिस 
लाइब्रेरी, लन्दत; मैसूर सरकार, मैसूर; स्वार्थभोर कॉलेज पीस कलेक्शन, स्वार्थमोर, 
फिलाडेल्फिया; श्री ए० एच० वेस्ट, बुडब्रुक कॉलेज, वर्मिघम २; और श्रीमती जेसी 
हाईलैण्ड फोवी, कनंवालू; श्री माऊ पानसे, वर्धा; श्री बनारसीकालू बजाज, वाराणसी; 
श्री घनश्यामदास विड़छा, कलकत्ता; श्री जी० एन० कानिटकर, पूना; श्री हमीद 
कुरैशी, अहमदाबाद; श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर; श्री क० मा० मुंशी, बम्बई; 
काकासाहबव कालेलकर, दिल्ली; श्रीमती लक्ष्मीबहन खरे, अहमबाबाद; मीराबहन, 
गाडेन, आस्ट्रिया; श्री एम० एस० अग्रवाल, दिल्ली; मिस मेरी बार; श्री मंगलदास 
पक्‍्वासा, वम्बई; श्री महेश पट्टणी, भावनगर; श्री नारणदास ग्रांधी, राजकोट; 
श्रीमती निर्मेठा श्रॉफ, वम्बवई; श्रीमती प्रेमाबहत कंटक, सासवड; श्री परशुराम 
मेहरोत्रा, नई दिल्‍ली; श्री प्रभुदास गांधी, राजकोट; श्रीमती प्रेमलीला ठाकरसी, 
वम्बई; श्री रामनारायण पाठक, भावनगर; श्रीमती राधावहन चौधरी, नई दिल्‍ली; 
श्री आर० जे० सोमण, अहमदाबाद; श्री एस० डी० सातवलेकर, औंध; श्री सुब्बाराव; 
श्रीमती शारदावहन शाह, सुरेन्द्रगगर; श्रीमती शारदाबहन पटेक; श्री वाकृूजी गो० 
देसाई, पूना; श्रीमती वनमाकछा देसाई, नई दिल्‍ली; तथा “बापुना पत्नो-४: मणिबहन 
पटेलने ,, “बापुना प्रसादी', 'ए वंच ऑफ ओल्ड लेटसें', “हमारा कलूंक , “इन 
दि शेंडो ऑफ महात्मा, माई डियर चाइल्ड , नरसिहरावनी रोजनिशि , पाँचवें 
पुत्रको वापूके आशीर्वाद, लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री , बापूकी छायामें मेरे 
जीवनके सोलह वर्ष ', नामक पुस्तकोंके प्रकाशकों और निम्निलिखित समाचारपत्रों तथा 
पत्रिकाओंके आभारी हैं: 'अमृतबाजार पत्रिका, वॉम्वे क्ॉनिकल, “हिन्दू, 
“हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, और स्वराज '। 

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वंल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण 
मन्त्रालयका अनुसन्धान एवं सन्दर्भ विभाग तथा श्री प्यारेछहाल नैयर, नई दिल्‍ली 
और कागजातकी फोटो-नकल तैयार करनेमें सहायताके लिए सूचना एवं प्रसारण 
मन्त्राऊयका फोटोविभाग, नई दिल्‍ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 


तेरह रह 


सूचना 


पाठकोंको 




















॥7 ॥|9 व [६ 3 5 ए 5 कार) [7 ॒ 
॥७ ४ ।( 4] ५ ट्र ४ ००५ हिचक दुआ » ओलण 
॥ ६ 2 बा ६ ५ दि है ईः १७ १७ 5 6 ]॥४ कि ४ घर ता ॥ |ए ५ 0 ॥४ 
# का! ६ ० (५ (४ ॥ (| रा ४ ॥* ४ 2 (0 ० ०० #॥ 9 ६ ॥ह १ ५ी८ आन 
0 ७ है | ॥० ड़ एए ॥९४ ६ जा 0 प् ४ 8 8 ॥ पक १७ ( ॥ए 
७ हद हि हि नि पे ण। ४ ॥' [५९ एप कि े 5 न श 
0४ 7 (7 न ते ७ हु (७ 0७ 9 गए ४ कि ५ 
जि ० 9 7 0 - ॥एछीए ] [६ 87 3 «| (एड पि ४ बलि कट बल्ब 
5 ॥7 (५ ब॥0/ [४। ॥७ > ॥0॥ // 28 बह नव 0 राम एः १॥७ («५ 
ि (| /४८ ७ + ५॥७४ 9 52 ॥7 (0 |४/ ५ 4 (7 
४ हल कि हा ए ॥९४ / 5 (5675 (८: १७ | ५5 4 ए ४ , 
५८ 6. 2 6 4 वह ॥० 2 १6 ७ ४ 0 १ (£ ४ ,॥, ४ ॥ ।७ 7 < | १३! 
(0 [ ॥* हे ( - ४ (| , ता हे सहन पट है] ॥९! । ( ४ (५ (६. पल 298 /ए 
(४ एज ५१फ  ता७ ० (ैई », पथ (५ थे ॥' 
५ 0 हि हि मिहाओ  पुनण हि एक हि हि ॥ 2 0१५ ॥ (६ %ऋ हक 
हट हा माप |; गे #% ।/ हि. 8 फष ि 0 कक! ४ नि पक 
न ६ 0 ॥ का 5 >> बज हर तर ॥।४। ट > 
(54 ता (७५१ / करा है] ५ न पर पा ॥ रा | * ० पं (१ तर ६. | (5 ः ब्क ४ रा] 
क... #॥७ ४ (20 रा | ७०5 7 १४ १ ४5 ० हि हि हि एिि 
तर | 008 * गे रन गाए वुर के हि हि 7 ५ छा ४, / | 0 ७ 0 
है. 07६ 8४ आओ 5.0६ न? 0 हि. १७वाए ही ४ (7 (5 ०7 ९ प्र 292 
; | ॥ै£ 9 ५5: 5 « 5 0 0० 5 ४ 
ग्रह ४ रा 3, ही हि गप 0 नि 0 किन के हा 9 के 
# 4०७१ 7 [हा हे आह हु 0५% |! कर बदतर हे शी 
मु का ० ' 0 7 2,» हे ५ पए 2 ८ ) 
पु 0 ॥3ठ ६ ए तंद (४ ४ 4५ 7 गाए (8 / ० ॥ै १ 0 के ॥: % “आज 
५८ ।ह 2, ॥ 6 ॥० ७ ॥॥: 0) | औ० 6 शी गे] (हि हि ४ ०५ १8 | 
7 कण 6 प्पि है 5] | हि ही |॥ [ है 7 0 ॥ए हि ५ कि एः 
), मी प्र ॥- ४७५ ... 5 ॥ है 9 |... | (05 ५; ५ध ि 0" तु 0 ९ पर ४ प्र है ए ४ | /२४ 0 है । 7 
गो है ० भी था पे व हिनि | हि पाक. ि॥५ 
बी मी आय 2+ 9 7० हि हर छत नी एप ) रा 
न्ट जे न १ / ब्द ९ हित मन 7 4  प पा 9 बीए ५ |: 2 ५, का 7॥! न्द॑ ए 
४ हि हि _ ५ 2१9 ._. है ्ि (५ है दा दि 
४ 6, ७ है एफ ।४ ते (िऔ 5 0 7 हि का गम 5 हि ५2 
ि 77१ 7? 0 / 2 | * ७ ४ ॥0 7 0 २-7] हक ४ ० (४ हि गि 
बढ़ वी णिए।$ए 6 हि (00७१५ 40 [5 (४ ८ ५ (४ 4 है ५ ह 6 (5िाि ा फि 
५ गेम फू ॥6 (९ गे७ शए का ,, | 4] ् ७ 5४ [६ ॥्य २4 जा (० शशि 
नींद 2 पा 7४ 7 ।> 8 | ॥ह | |५ ५ 0७ 9 9 कफ 5 56४ है पि 
(११/] , ५ > (/ | ि ' + ६ का 2 ५ गए [ व: ि हर (हि न /४॥ ही नर ९. |; ७. फिर / रप 
है कि बीए ॥ 0 6 पं जैव 9 7 ९ प 442५ ! हा (६ ४ गण ० 0 | 
४08 0 ॥ 0 शिव हा 8 ४ (४ | बट (ए ए | ० फ्र्फि द्रिर्भ:ः 
६ हिट 9 ॥6 ४  / पैह ७१; 00 ५7 | 0१ ६ - ॥० “प्र ६. (६ हु । है 6 है 
४ 5 0 पद गठ पिकप् 46 0 5 ७ हि?। ६४० + 0 हि हि 
गा हा एर हिएंी कि ही आजकिकफ /  टहि हि ६. 7 ० मे नि + गिर 
४:34 | हे कट बीए 2 ० ॥/ पैर ५ ड | १७ ९ हू # हि ०० 6 बा० 7 ८ 
णै९! हि; ४: (५ (दि 4७ #£ |! पः 55 हट ५ ९ ७ रू ॥७ ॥ ५ "बाण ५ 
है 48 हि | | 4 ॥ 8 किक ॥ रु - है 0 $ | कण हि के है हक हक हि कि हि 
की. धिध्। तट ०: ८ 4० 2 ,... 80 हो हा व हि हा हि 0 ५ हि ४ 
|) कि ि | ॥#॥ 6 - 9 ॥5 है: 5 (अ | पैर / 5८ पर 
0०4 | ५ ति पैए हा - पर हा हि |; रा पि | ३ गा (४ (4 > ४ हु £ ५ १7 धट 
४ पर १ बाएं 9 ४ 90 38: औ2॥ - 7 7०0 ॥७ ० पा 


(७ &6 #ऋ >> ८ >एण 0 छ 


विषय-सुची 


भूमिका 
आभार 
पाठकोंकी सूचना 


. वक्तव्य : अस्पृश्यतापएर-७ (१६-११-१९३२) 

. प्राककथत : “हमारा कलूंक ” का (१६-११-१९३२) 

. तार: जमनालारू बजाजकों (१६-११-१९३२) 

. पत्र : एस० एम० साइकेलको (१६-११-१९३२) 

» पत्र : के० नटराजनकों (१६-११-१९३२) 

» पत्र: चमन कविकों (१६-११-१९३२) 

. पत्र: नरसिहराव बी० दिवेटियाको (१६-११-१९३२) 
.« एक पत्र (१६-११-१९३२) 


९. वक्तव्य : अस्पृश्यतापर-८ (१७-११-१९३२) 


. पत्र: मीरावहनको (१७-११-१९३२) 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४, 
२५. 
२६. 


पत्र : ई० ई० डॉयलछकों (१७-११-१९३२) 

पत्र : भाऊ पानसेको (१७-११-१९३२) 

पत्र : एस० डी० सातवलेकरकों (१७-११-१९३२) 
पत्र : डॉ० रघुवीरसिंह अग्रवालको (१७-११-१९३३) 
तार: जगन्नाथको (१८-११-१९३२) 

तार: गोविन्द माल्वीयको (१८-११-१९३२) 
तार: मधुसूदन दासको (१८-११-१९३२) 

वक्तव्य : मधुसूदन दासपर (१८-११-१९३२) 

पत्र : ई० ई० डॉयरको (१८-११-१९३२) 

पत्र: पद्मजा नायडको (१८-११-१९३२) 

पत्र : मणिवहन पटेलको (१९-११-१९३२) 

पत्र : एम० जी० भण्डारीकों (१९-११-१९३२) 
पत्र : डाह्माभाई पटेलकों (१९-११-१९३२) 

पत्र : आनन्दशंकर वी० अुवकों (१९-११-१९३२) 
पत्र : घनश्यामदास बिड़छाको (१९-११-१९३२) 
बातचीत : जी० के० देवधरसे (१९-११-१९३२) 


पत्रह 


२७, 
२८. 
२५. 
३०. 
३१. 
३२. 
हे डे. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०. 
४१. 
४२. 
४३. 
४४. 


४५. 
४६. 


४७. 
४८. 
४९, 
५०. 
५१. 
५२. 
५३. 
प्डे, 
५५. 
५६- 
७. 
५८, 
५९. 


सोलह 


थो्नवर्गकोी (२०-११-१९३२) 


पत्र : 
पत्र ; 
पत्र : 
पत्र: 
पन्न ; 
पत्र : 
पन्न ; 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र ; 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
भेंट : 


लॉर्ड 


पत्र : 
पन्न : 
पत्र ; 
पन्न : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्न : 
पतन्न : 


अमीना गु० कुरैशीको (२०-११-१९३२) 
आश्रमके बच्चोंकों (२०-११-१९३२) 

गुलाव ए० शाहको (२०-११-१९३२) 
जमनावहन गांधीको (२०-११-१९३२) 

क्रेशन गांधीको (२०-११-१९३२) 

मणिवहन पटेलको (२०-११-१९३२) 
नर्मदावहव राणाको (२०-११-१९३२) 
प्रेमावहन कंटकको (२०-११-१९३२) 
रुक्मिगीदेवी ऑर बनारसीलालू बजाजकों (२०-११-१९३२) 
सीताराम कृष्णजी नकावडेको (२०-११-१९३२) 
मूलचन्द अग्रवाछको (२०-११-१९३२) 
प्रभावतीको (२०-११-१९३२) 

अमतुस्सछामकों (२०-११-१९३२) 

काशीनाथ एन० केलकरकों (२१-११-१९३२) 
केशव गांधीको (२१-११-१९३२) 

मणिलाल ग्रांधीको (२१-११-१९३२) 
मधुरादास त्रिकमजीको (२१-११-१९३२) 
नारणदास गांवीको (२१-११-१९३२) 

परशुराम मेहरोत्राको (२१-११-१९३२) 
समाचारपत्रोंको (२१-११-१९३२) 

सैंकीको लिखे पत्रका अंश (२२-११-१९३२ या उससे पूर्व) 
ई० ई० डॉयछकों (२२-११-१९३२) 
डाह्माभाई पटेछढको (२२-११-१९३२) 

भाऊ पानसेको (२२-११-१९३२) 

जानकीदेबवी बजाजको (२२-११-१९३२) 
मणिवहन पटेलकों (२२-११-१९३२) 

मदालसा वजाजको (२२-११-१९३२) 
मथुरादास आसरको (२२-११-१९३२) 

के० केलप्पनको (२३-११-१९३२). 

नारणदास गांधीको (२३-११-१९३२) 


देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंश (२३-११-१९३२) 


पत्र: 
« भेंट : 


होराछारू ए० शाहको (२३-११-१९३२) 
महिलाओंको (२३-११-१९३२) 


र५ 
२६ 
२६ 
२७ 
२७ 
२८ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३१ 
शे२ 
३२ 
शेर 
३३ 
३४ 
३४ 
रेप 
३३६ 
३े८ 
३८ 
३९ 


४१ 
४१ 
डर 
डर 


५ ०५.४ 


४९ 
४९ 
प्‌० 


६६. 


६२. 


६३. 
६४. 


६५. 
६६. 
६७. 
६८, 
६९. 
, पत्र: हरिभाऊ पाठकको (२४-११-१९३२) 
७१. 
७२. 
७३. 
७छ४. 
७५. 
७६. 
७७. 
७८. 
७९. 
, पत्र : फ्रान्सिस्का स्टेंडेनथको (२५-११-१९३२) 
८१. 
८२. 
८३. 
८४. 
८५. 
८६. 
८७, 
८८. 
८९. 
, पत्र : ग्रोविन्दलाल श्ाहकी (२५-११-१९३२) 
९१९. 
९२. 
६९३. 
९४. 


सत्रह 


पत्र : मीराबहनको (२४-११-१९३२) 

पत्र: बम्बई सरकारके गृह सचिवकों (२४-११-१९३२) 
पत्र : एम० जी० भण्डारीको (२४-११-१९३२) 

पत्र : एम० एम० अनन्तरावको (२४-११-१९३२) 

पत्र : वी० एस० श्रीनिवास श्ास्त्रीकी (२४-११-१९३२) 
पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको (२४-११-१९३२) 

पत्र: एडा वेस्टको (२४-११-१९३२) , 

पत्र: जे० एस० हॉलैंडको (२४-११-१९३२) 

पत्र : ओलिव एलेक्जेंडरको (२४-११-१९३२) 


पत्र : एक अमेरिकी महिछाकों (२४-११-१९३२) 

एक पत्र (२४-११-१९३२) 

पत्र : सेंट फ्रांसिस मठकी साधिकाओंको (२४-११-१९३२) 
पत्र : घनश्यामदास बिड़छाको (२४-११-१९३२) 

पत्र: एलिजाबेथ एफ० हॉवडंको (२५-११-१९३२) 

पत्र : अगाथा हैरीसनकों (२५-११-१९३२) 

पत्र : काशीनाथ एन० केलकरको (२५-११-१९३२) 

पत्र: अब्वास तैयवजीको (२५-११-१९३२) 

पत्र: एस्थर मेननको (२५-११-१९३२) 


सैम्युअछ ई० स्टोक्सको लिखे पत्रका अंश (२५-११-१९३२) 
पत्र : रामुल्ती मेननको (२५-११-१९३२) 

पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सचिवकों (२५-११-१९३२) 

एक पत्र (२५-११-१९३२) 

रतलामवासी पाठकोंके प्रइनोंके उत्तर (२५-११-१९३२) 
पत्र : मणिबहन पटेलको (२५-११-१९३२) 

एक पत्र (२५-११-१९३२) 

पत्र : क० मा० मुंशीको (२५-११-१९३२) 

पत्र : डाह्माभाई पटेलको (२५-११-१९३२) 


भेंट: खीमजी और जे० के० मेहताको (२५-११-१९३२) 
वक्तव्य : अस्पृश्यता पर-९ (२६-११-१९३२) 

पत्र : के० माधवन नायरको (२६-११-१९३२) 

पत्र : डॉ० मुहम्मद आलमको (२६-११-१९३२) 


५१ 
५२ 
५३ 
५३ 
जे 
ण्प 
५५ 
प्र 
प्७छ 
५८ 
५९ 
५९ 
६० 
६० 
६१ 
६१ 
हर 
द्रे 
६३ 
श्ड 
93.4 
दर 
६५ 
5६ 
है 
६८ 
६९९ 
६५ 


७१ 
७१ 
७२ 
७७ 
७७ 


९५. 

९६. 

९७. 

९८. 

९९. 
१००. 
१०१. 
१०२, 
१०३. 
१०४. 
२०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 
१०९. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३. 
११४. 
११५. 
११६. 
११७. 
११८. 
११९. 
१२०. 
१२१. 
श्र्र. 
श्२३े. 


१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 


अठारह 


: जमनाछारू बजाजकों (२६-११-१९३२) 

: मणिवहन पटठेलको (२६-११-१९३२) 

: रुक्मिणीदेवी बजाजको (२६-११-१९३२) 

: कुसुम गांधीको (२६-११-१९३२) 

: आनन्द स्वरूपको (२६-११-१९३२) 

: टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाताको (२६-११-१९३२) 
: डाह्याभाई पटेलको (२७-११-१९३२) 

: भाऊ पानसेको (२७-११-१९३२) 

: भीखीबहनको (२७-११-१९३२) 

: दूधीबहन वा० देसाईको (२७-११-१९३२) 

: गुठाब ए० झाहकों (२७-११-१९३२) 

: उमादेवी बजाजको (२७-११-१९३२) 

पत्र: 
: जमनादास और खुशालूचन्द गांधीको (२७-११-१९३२) 
पत्र : 
पत्र : 
पतन्न : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 


जमनावहन गांवीको (२७-११-१९३२) 


लक्ष्मी दृधाभाई दाफड़ाको (२७-११-१९३२) 

पुरुषोत्तम गांधीको (२७-११-१९३२) , 

प्रेमाबहन कंटकको, (२७-११-१९३२) 

नारणदास गांधीको ( मौन छेनेके वाद, २७-११-१९३२) 
सुलोचना ए० शाहको (२७-११-१९३२) 

मणिवहन पटेलको (२७-११-१९३२) 

अमतुस्सछामको (२७-११-१९३२) 


मन्‍्मथ रायको लिखे पत्रका अंश (२८-११-१९३२से पूर्व) 


पत्र : 
पन्न 
पत्र : 


आश्रमके बारलूक-वालिकाओंको (२८-११-१९३२) 
ई० ई० डॉयरूकी (२८-११-१९३२) 
केशव गांधीको (२८-११-१९३२) 


जनतासे अनुरोध (२९-११-१९३२) 


पत्र ; 
प्रत्रः 


बम्बई सरकारके गृह सचिवको (२९-११-१९३२) 
एक बंगाली युवकको (२९-११-१९३२) 


एक पत्र (२९-११-१९३२) 


पत्र ; 
पत्र: 
पन्न : 
पत्र: 
पत्र: 


एक सिनन्‍्धी डॉक्टरकोी (२९-११-१९३२)- 
वसनन्‍्तराम श्ास्त्रीको (२९-११-१९३२) 
प्रभावतीको (२९-११-१९३२) 
क्ृष्णचन्द्रको (२९-११-१९३२) 

ई० ई० डॉयकको (३०-११-१९३२) 


७८ 
७९ 
७९ 


८० 
८६ 
८३ 
८ 
४ 
<५ 
<५ 
८९६ 
<९ 
८६ 
८७ 
८७ 
८८ 
८९ 
९१ 
५९१ 
९२ 
९२ 
९३ 
९३१ 
९५ 
ण्५ु 
५६ 
९७ 
९७ 
९७ 
९८ 
९८ 
९९ 


१२९. 
१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५. 
१३६. 
१३७, 
१३८, 
१३९. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७, 
१४८. 
१४९. 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
१५८. 
१५९. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 


पत्र ८ 
पत्र ; 
पत्र; 
पत्र: 
पत्र: 
तार: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र; 


नर] 


भेंट ; 
तार: 
पत्र ; 
पन्न ; 
पत्र 


भेंट 


उन्नीस 


एफ० मेरी बारको (३०-११-१९३२) 
चित्तूर राजगोपालाचारीको (३०-११-१९३२) 
टी० चिन्नैयाकों (३०-११-१९३२) 
मणिबहन पटेलको (३०-११-१९३२) 
तारायण मोरेह्वर खरेको (नवम्बर, १९३२) 
यू० गोपाल मेनतको (१-१२-१९३२) 
नारणदास गांधीको (३०-११/१-१२-१९३२) 
मीराबहतको (१-१२-१९३२) 

नानालाल कालिदास जसानीको (१-१२-१९३२) 
बेचरदास जें० दोशीको (१-१२-१९३२) 
इयामजी मारवाड़ीको (१-१२-१९३२) 
तारणदास गांधीको (२-१२-१९३२) 
रुक्मिणीदेवी बजाजकों (२-१२-१९३२) 
हेमप्रभा दासगृप्तकको (२-१२-१९३२) 

रैहाना तैयवजीको (२-१२-१९३२) 

दछित वर्गोंके नेताओंको (२-१२-१९३२) 
माधवत नायरकों (३-१२-१९३२) 

ई० ई० डॉयलकों (३-१२-१९३२) 

जी० एन० कानिटकरकों (३-१२-१९३२) 
मणिबहन पटेलको (३-१२-१९३२) 

“फ्री प्रेस के प्रतिनेधिको (३-१२-१९३२) 


वक्तव्य : उपवासपर अस्पृश्यता-निवारण संघके समक्ष (४-१२-१९३२) 


तार 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
तार: 
तार: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 


: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (४-१२-१९३२) 


ई० ई० डॉयलको (४-१२-१९३२) 

ई० ई०. डॉयलकों (४-१२-१९३२) 
मणिलालछ गांधीको (४-१२-१९३२) 
मीराबहनकों (५-१२-१९३२) 

नारणदास गांधीको (५-१२-१९३२) 
नारणदास गांधीको [४ |/(५-१२-१९३२) 
प्रेमाबहन कंटककों (५-१२-१९३२) 
भीराबहनको (५-१२-१९३२) 

भाऊ पानसेकों (५-१२-१९३२) 
चम्पाबहन र० मेहताकों (५-१२-१९३२) 
गुलाब ए० शाहकी (५-१२-१९३२) 


१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०५ 
१०५ 
१०६ 
१०८ 
११० 
१११ 
१११ 
१११ 
११२ 
११३ 
११३ 
११४ 
११५ 
११५ 
११७ 
११८ 
११८ 
११९ 
१२२ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२४ 
१२५ 
श्र्५ 


१२६ 


१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२८ 


१६३. 
१६४. 
१६५. 
१६६- 
१६९७. 
१६८. 
१६९. 
२१७०. 
१७१. 
१७२. 
१७३. 
१७४. 
१७५. 
१७६. 
१७७. 
१७८. 
१७९, 
१८०. 
१८१९. 
१८२. 
१८३. 
“१८४. 
१८५, 
१८६. 
१८७. 
१८८, 
१८९. 
१९०. 
१९१. 
१९२- 
१९३२. 


१९४. 
१९५. 


बीस 


पत्र: मनु गांधीको (५-१२-१९३२) 

पत्र : मथुरादास पु० आसरको (५-१२-१९३२) 
पत्र : नारणदास गांघीको (५-१२-१९३२) 

पत्र : आश्रमके बच्चोंको (५-१२-१९३२) 

पत्र: राधा गांधीको (५-१२-१९३२) 

पत्न : सुलोचना ए० शाहको (५-१२-१९३२) 

पत्र : बवरूभाई मेहताको (५-१२-१९३२) 

पत्र : अमतुस्सलामको (५-१२-१९३२) 

पत्र : रैहाना तैयवजीको (५-१२-१९३२) 

भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको (५-१२-१९३२) 
अस्पृश्यता-निवारण दिवसका कार्यक्रम (६-१२-१९३२) 
तार: अप्पासाहब पट्वर्धनको (६-१२-१९३२) 
तार: केलूप्पनको (६-१२-१९३२) 

पत्र : रामदास के० गांधीको (६-१२-१९३२) 
पत्र : ई० ई० डॉयलको (६-१२-१९३२) 

पत्र : हृदयनाथ कुंजरूकों (६-१२-१९३२) 

पत्र : के० माधवन नायरकों (६-१२-१९३२) 
पत्र : अ० भा० व० स्व० संघके महामन्त्रीको (६-१२-१९३२) 
पत्र : यू० गोपाल मेननको (६-१२-१९३२) 

पतन्न : यू० सुब्बारावको (६-१२-१९३२) 

पत्र : एक गुजराती विद्यार्थको (६-१२-१९३२) 
एक पत्र: (६-१२-१९३२) 

पत्र : मणिवहन पटेकको (६-१२-१९३२) 

पत्र : सी० नारायण सेननको (७-१२-१९३२से पूर्व) 
भेंट : श्रीपाल शंकरको (७-१२-१९३२से पूर्व) 
तार: नारणदास गांधीको (७-१२-१९३२) 

तार: क० मा० मुंशीको (७-१२-१९३२) 

पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायको (७-१२-१९३२) 
पत्र : जमनालारू बजाजको (७-१२-१९३२) 

भेंट : छात्रोंको (७-१२-१९३२) 

भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको 
(७-१२-१९३२) 

पत्र : मीराबहनको (७/८-१२-१९३२) 

पत्र : नारणदास गांधीको (७/८-१२-१९३२) 


१२८ 
१२९ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३१ 
१३१ 
१३२ 
१३२ 
१३३ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१४१ 
श्ढ्र 
१४३ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
श्ष५ 
१४६ 
१४७ 
१४७ 
श्ड८ 
१४९ 
१५० 


१५१ 


१५३ 


१९६. 
१९७. 
१९८. 
१९९. 
२००, 
२०१. 
२०२, 
२०३. 
२०४. 
२०५, 
२०६. 
२०७. 
२०८. 
२०९, 
२१०. 
२११. 
२१२. 
२१३. 
२१४. 
२१५. 
२१६. 
' २१७. 
२१८. 
२१९. 
२२०. 
२२१. 
२२२. 


२१३. 
२२४. 
२२५. 
२२६. 
२२७. 
२२८. 


पत्र: 
पन्न: 
पत्र ; 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 


इक्कीस 


ई० ई० डॉयलकों (८-१२-१९३२) 

एस० ए० के० सुन्रह्मण्यममको (८-१२-१९३२) 
पी० आर० लेलेको (८-१२-१९३२) 

पी० एन० राजभोजको (८-१२-१९३२) 
रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड्सको (८-१२-१९३२) 

क० मा० मुंशीको (८-१२-१९३२) 


एक पत्र (८-१२-१९३२) 
वक्तव्य : अस्पृब्यतापर - १० (९-१२-१९३२) 
तार: यू० गोपाल मेनतको (९-१२-१९३२) 


पत्र 
टी० 


पत्र: 
पत्र : 
पन्न : 
पत्र: 
पत्र: 
पन्न : 
पत्र : 
पत्र : 
तार: 
पन्न : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पन्न : 
पत्र : 
पत्र : 


यू० गोपाल मेननको (९-१२-१९३२) 

एस० कल्याणराम अय्यरको लिखे पत्रका अंश (९-१२-१९३२) 
ए० एस० अल्तेकरको (९-१२-१९३२) 
आर० एल० विश्वासको (९-१२-१९३२) 
सी० एफ० एन्ड्रयूजजों (९-१२-१९३२) 

जी० एम० जोशीकों (९-१२-१९३२) 

डॉ० एम० एस० केलकरकों (९-१२-१९३२) 
तारणदास गांधीको (९-१२-१९३२) 
मणिवहन पटेलको (९-१२-१९३२) 

ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (९-१२-१९३२) 

के० ल० दफ्तरीको (१०-१२-१९३२) 

के० रामुन्ती मेननकों (१०-१२-१९३२) 

यू० गोपारू भेननको (१०-१२-१९३२) 
सदाशिवराव कर्नाडको (१०-१२-१९३२) 

चॉस पीकॉकको (१०-१२-१९३२) 

आर० वी० पटवर्धनकों (१०-१२-१९३२) 
जमनालाल बजाजको (११-१२-१९३२ से पूर्व) 
देवनायकाचार्य व हीराछारू डी० नानावटीको 


(११-१२-१९३२) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पतन्न : 
पतन्न: 
पत्र: 


प्रज्ञानेशवर यतिको (११-१२-१९३२) 

नानाभाई इ० मशरूवालाको (११-१२-१९३२) 
आश्रमके बालूक-बालिकाओंको (११-१२-१९३२) 
गंगावबहन वी० झवेरीको (११-१२-१९३२) 
तारणदास गांधीको (११-१२-१९३२) 

प्रेमाबहन कंटकको (११-१२-१९३२) 


१५४ 
१५५ 
श्प५ 
१५६ 
१५८ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६४ 
१६५ 
१६५ 
१६६ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१६९ 
१७० 
१७० 
१७१ 
१७१ 
१७२ 
१७२ 
श्७३े 
१७४ 
१७५ 


१७६ 
१७७ 
१७७ 
१७९ 
१७९ 
१७९ 
१८० 


२२९. 
२३०. 
२३१. 
२३२. 
२३३. 
२३४. 
२३५. 
२३६. 
२३७. 
२३८. 
२३९. 
२४०. 
२४१. 
२४२. 
२४३. 
२४४. 
२४५. 
२४६. 
२४७. 
२४८. 
२४९. 
२५०. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
२५४, 
रण५. 
२५६. 
२५७. 
२५८, 
२५९. 
२६०. 
२६१. 
२६९. 


पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र ; 
प्न्न : 
पत्र: 
पन्न : 


एक 


पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र ; 


बाईस 


पद्माको (११-१२-१९३२) 

रामचन्द्र ना० खरेको (११-१२-१९३२) 
शान्‍्ता शं० पटेलको (११-१२-१९३२) 
सनातनियोंको (११-१२-१९३२) 

तुलसी मेहरको (११-१२-१९३२) 
मूलचन्द अग्रवालको (११-१२-१९३२) 
अमतुस्सछामको (११-१२-१९३२) 

टी० चिन्नैयाकों (१२-१२-१९३२) 
उर्मिला देवीको (१२-१२-१९३२) 

पत्र (१२-१२-१९३२) 

क० मा० मुंशीको (१२-१२-१९३२) 
कमलनयन बजाजकों (१२-१२-१९३२) 
नारणदास गांधीको (१२-१२-१९३२) 
बेगम मुहम्मद आलूमको (१२-१२-१९३२) 
चि० वि० बवैद्यको (१३-१२-१९३२) 

के० नागेश्वर रावको (१३-१२-१९३२) 
सदाशिवराव कर्नाडको (१३-१२-१९३२) 
रामतरण मुखर्जीको (१३-१२-१९३२) 
एस० पी० पटवर्धनको (१३-१२-१९३२) 
रामचन्द्र जे० सोमणको (१३-१२-१९३२) 


वक्तव्य : अस्पृश्यतापर - ११ (१४-१२-१९३२) 


पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र ; 
पतन्न : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र ; 


ई० ई० डॉयलकों (१४-१२-१९३२) 
सुन्दरदासको (१४-१२-१९३२) 
मोतीछारू रायको (१४-१२-१९३२) 
यू० गोपाल मेननको (१४-१२-१९३२) 
भगवानदासको (१४-१२-१९३२) 
कमलकुसमार वनर्जीको (१४-१२-१९३२) 
एक बंगाली बालककों (१४-१२-१९३२) 
मणिबहनको (१४-१२-१९३२) 
शिवप्रसाद गुप्तकको (१४-१२-१९३२) 
नारणदास गांधीको (१४-१२-१९३२) 
नारायण मोरेइवर खरेको (१४-१२-१९३२) 


धर्मेदेवको लिखे पत्रका अंश (१४-१२-१९३२) 


भेंट 


* आर्य समाज, वम्वईके प्रतिनिधि-मण्डलको (१४-१२-१९३२) 


१८१ 
१८१ 
श्ट्र 
श्८२ 
१८२ 
१८३ 
१८३ 
१८३ 
१८४ 
१८५ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८७ 
२१८८ 
१९० 
१९१ 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 
१९६ 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९८ 
०० 
२०१ 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 
रण 


२६३. 


२६४. 
२६५. 


२६६. 


२६७. 
२६८. 
२६५९, 
२७०. 


२७१, 


२७२. 
२७३. 
२७४. 
२७५. 


२७६. 


२७७. 
२७८. 
२७९, 
२८०. 
२८१. 


२८२. 
२८३. 
२८४. 
२८५. 
२८६. 
२८७. 
२८८. 
२८९. 
२९०. 
२९१. 
२९१. 
२९३. 
२९४. 
२१९५. 


केस 


वक्तव्य : अस्पृदयतापर - १२ (१५-१२-१९३२) 


तार 


पन्न : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पन्न: 
पत्र: 


: सी० एफ० एण्ड्यूजको (१५-१२-१९३२) 
मीराबहनकों (१५-१२-१९३२) 

डाँ० विधानचन्द्र रायको (१५-१२-१९३२) 
ए० रंगास्वामी अय्यंगारको (१५-१२-१९३२) 
जमनाछारू बजाजकों (१५-१२-१९३२) 

ग० वा० मावलंकरकों (१५-१२-१९३२) 
रुक्मिणीदेवी बजाजको (१५-१२-१९३२) 


सन्देद : अस्पृश्यता-विरोधी 'दिवसके लिए (१६-१२-१९३२) 


पत्र 


पत्र: 


पत्र 
प्न्न 


पत्र 


घनस्यामदास बिड़छाको (१५/[ १६ |-१२-१९३२) 
बम्बई सरकारके गृह सचिवकों (१६-१२-१९३२) 
हरिभाऊ पाठककों (१६-१२-१९३२) 

एस० नीलकण्ठ अय्यरको (१६-१२-१९३२) 

अ० भा० वर्णाश्षम स्व॒राज्य संघके महामन्त्रीको 


(१६-१२-१९३२) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र; 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र : 


मंगलदास एम० पकंवासाको (१६-१२-१९३२) 
मनमोहनदास पी० गांधीको (१६-१२-१९३२) 
क० मा० मुंशीको (१६-१२-१९३२) 
नारणदास गांधीको (१६-१२-१९३२) 
नारणदास गांधीको (शनिवार सुबह, १७-१२-१९३२) 
एस० के० दत्तको (१७-१२-१९३२) 
दुनीचन्दको (१७-१२-१९३२) 

एन० सुनब्रह्मण्य अय्यरको (१७-१२-१९३२) 
एम० एम० अनन्तरावको (१७-१२-१९३२) 
एन० एस० वरदाचारीको (१७-१२-१९३२) 
जमनाबहन गांधीको (१७-१२-१९३२) 
डाह्याभाई पटेलको (१७-१२-१९३२) 

प्रेमाबहन कंटकको (१७-१२-१९३२) 
सुशीलाबहन गांधीकों (१७-१२-१९३२) 
कीरचन्द कोठारीको (१७-१२-१९३२) 
प्यारेलाल नैयरकों ( १७-१२-१९३२) 

परशुराम मेहरोत्राको (१७-१२-१९३२) 
आश्रमके बाकूक-बालिकाओंको (१७-१२:१९३२) 
कुसुम गांधीकों (१७-१२-१९३२) 


२०६ 
२०८ 
२०८ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१८ 
२१८ 
२१९ 


२२० 
२२१ 
२२१ 
२२२ 
रर२ 
२२३ 
श्२े४ 
श्२५ 
२२६ 
२२८ 
२३० 
२३० 
२३६१ 
ररे२ 
२३२ 
२३३ 
२३३ 
२३६ 
२३४ 
ब्र५ 


२९६. 
२९७. 
२९८. 
२९९. 
३००, 


३०१. 
३०२. 
३०३. 
३२०४ 
३०५. 


३०६. 
३०७. 
३०८. 
३०९. 


३१०. 


३१६१. 
३१२. 
३१३. 


३१४. 
३१५. 
३१६. 
३१७. 


३१८. 
३१९. 
३२०. 
३२१. 
३२२. 
३२३. 
३२४. 
३२२५. 
३२६. 
३२७. 


पत्र ; 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र: 


पत्र: 


पत्र; 


पत्र : 


पत्र: 


एक 


पत्र : 
पत्र; 
पत्र 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र 
पत्र: 
तार: 


पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र ; 
पत्र : 
पत्र : 
पन्न: 
पत्र : 
पतन्न ; 
पत्र: 


चौबीस 


सतीशचन्द्र दासगुप्तको (१८-१२-१९३२) 
जमनाबहन गांत्रीको (१८-१२-१९३२) 
छोट्भाई त्रिवेदीको (१८-१२-१९३२) 
कोतवालको (१८-१२-१९३२) 

नमंदावहन राणाको (१८-१२-१९३२) 
तारणदास गांधीको (१८-१२-१९३२) 
प्रेमावहुत कंटकको (१८-१२-१९३२) 
गुलाव ए० झाहको (१८-१२-१९३२) 
दइारदाबहन चि० शाहको (१८-१२-१९३२) 
अ० भा० श्रद्धानन्द स्मारक ट्रस्टके मन्त्रीको 
(१९-१२-१९३४ से पूर्व) 


: नीरदरंजन गृहाकों (१९-१२-१९३२) 


आर० बी० तलेगाँवकरकों (१९-१२-१९३२) 
मंत्री, आये समाज, वम्बईको (१९-१२-१९३२) 
पत्र : (१९-१२-१९३२) 

नारणदास गांधीको (१९-१२-१९३२) 
गोपीकृष्ण विजयवर्गीयको (१९-१२-१९३२) 
कृष्णन नायरको (१९-१२-१९३२) 

सोहनलछाछ झर्माको (१९-१२-१९३२) 
कृष्णचन्द्रकों (१९-१२-१९३२) 

सी० वाई० चिन्तामणिको (१९-१२-१९३२) 
आर० हंकर नारायण अय्यरको (२०-१२-१९३२ से पूर्व) 
अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघके मनन्‍्न्रीको 
(२०-१२-१९३२) 

रामगोपाल शास्त्रीकों (२०-१२-१९३२) 

जी० एम० जोशीको (२०-१२-१९३२) 
वक्‍कायिल अच्युतत नायरकों (२०-१२-१९३२) 
के० रामभद्र रावको (२०-१२-१९३२) 

जी० एच० पटवर्धनकों (२०-१२-१९३२) 
आर० वी० पटवर्धनकों (२०-१२-१९३२) 
घनश्यामदास विड़छाको (२०-१२-१९३२) 

एम० आई० डेविडको (२०-१२-१९३२) 

सी० एफ० एन्ड्रयूजजों (२०-१२-१९३२) 

यू० गोपाल मेननको (२०-१२-१९३२) 


रेप 
२३६ 
श्३२६ 
२३६ 
२३८ 
२३८ 
२२९ 
२४० 
२४० 


२४१ 
२४१ 
र४२ 
र्४४ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४६ 
२४७ 
२४७ 
२४७ 
२४८ 


२४८ 
२४९ 
२४५९ 
२५० 
२५० 
२५१ 
श्प२ 
र५२ 
२५३ 
र्प्४ 
२५६ 


३२८. 
३२९. 
३३०. 
३३९१. 
३३२. 
३३२. 
३३४. 
३३५. 
३३६. 
३३७. 
३३८. 
३३९. 
३४०. 
रे४१. 
शे४२. 
३४३. 
३४४. 
डरे४५, 
३४६. 
३४७. 
३४८. 
३४९. 
३५०. 
३५१. 
डेप३. 
३५३. 
३५४. 
ड५५. 
३५६. 
दे५७. 
३५८. 
३५९. 
३६०. 
३६१. 


पच्चीस 


पत्र : डाह्माभाई पटेलको (२०-१२-१९३२) 

पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२१-१२-१९३२) 
पत्र : यू० गोपाल मेननको (२१-१२-१९३२) 

पत्र : च० राजगोपालाचारीकों (२१-१२-१९३२) 
पत्र: कोंडा वेंकटप्पैयाकों (२१-१२-१९३२) 

पत्र : सदाज्षिव राव कर्नाडको (२१-१२-१९३२) 
पत्र: के० रामुन्नी मेननको (२१-१२-१९३२) 

पत्र : जयसुखछाल के० मेहताको (२१-१२-१९३२) 
पत्र : प्रज्ञानेशधर यतिको (२१-१२-१९३२) 

पत्र : कीरचन्द कोठारीको (२१-१२-१९३२) 

पत्र : नानाछार कालिदास जसानीको (२१-१२-१९३२) 
पत्र : नारणदास गांधीको (२१-१२-१९३२) 

पत्र: रतिलारू सेठको (२१-१२-१९३२) 

पत्र : वनमाछा न० परीखको (२१-१२-१९३२) 
पत्र : प्रेमी जयरामदासको (२१-१२-१९३२) 

पत्र : मीरावहनको (२२-१२-१९३२) 

पत्र : कौता सुर्यनारायण रावको (२२-१२-१९३२) 
पत्र: डॉ० मुहम्मद आलूमको (२२-१२-१९३२) 
पत्र: पी० के० मैथ्यूकों (२२-१२-१९३२) 

पत्र: जे० आर० धारपुरेकों (२२-१२-१९३२) 
पत्र : एन० वी० थडानीको (२२-१२-१९३२) 

पत्र : यू० गोपाल मेननको (२२-१२-१९३२) 

पत्र : दीवानचन्दको (२२-१२-१९३२) 

पत्र : एच० डी० नानावटीको (२२-१२-१९३२) 
पत्र : डाह्माभाई पटेलको (२२-१२-१९३२) 

पत्र : रुक्मिणिदेवी वजाजकों (२२-१२-१९३२) 
प्रशत : श्ञास्त्री परिषद्के छिए (२३-१२-१९३२ या उससे प्रूववे) 
तार: कालीकटके जमोरिनको (२३-१२-१९३२) 
पत्र : एस० सेनको (२३-१२-१९३२) 

पत्र : मणीद्धनाथ मित्तरतों (२३-१२-१९३२) 
पत्न : मोहनछालको (२३-१२-१९३२) 

पत्र : होरेस जी० एलेक्जेंडरको (२३-१२-१९३२) 
पत्र : अव्वास तैयवजीको (२३-१२-१९३२) 

खुर्शाद नौरोजीको लिखे पत्रका अंश (२३-१२-१९३२) 


श्५६ 
२५७ 
र५७ 
२५८ 
२५५९५ 
२६० 
२६० 
२६१ 
२६१ 
२६१२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६९५ 
२६६ 
२६९६ 
२६८ 
२९९ 
२७० 
२७१ 
२७१ 
२७२ 
रछर 
श्ष३े 
२७३ 
२७४ 
२७४ 
र७५ 
र७५ 
२७६ 
२७६ 
२७७ 
२७७ 
२७८ 


३६१२. 
३६३. 
३६४. 
३६५. 
३६६. 
३२६७. 
३६८. 
२३६९. 
३७०. 
३७१. 
३७२. 
२३७३. 
३७४. 
३७५. 
३७६९. 
२३७७. 
३७८. 
३७९. 
३८०. 
३८१. 
३८२. 
३८३. 
३८४. 


३८५. 
३८६. 


३८७. 


३८८. 


३८९. 


३९०. 
३९१. 
३९२. 
३९३- 
३९४. 
३९५. 


पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र :, 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 


एक 
एक 
एक 


पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 


छ्ब्बीस 


सथुरादास त्रिकमजीको (२३-१२-१९३२) 

ग० वा० मावल्‍रंकरको (२३-१२-१९३२) 

जी० वी० नरसिहाचारको (२४-१२-१९३२) 

टी० बी० केशव रावको (२४-१२-१९३२) 

आर० वेंकटरमणकों (२४-१२-१९३२) 

एस० राजगोपाल्‍्चारीको (२४-१२-१९३२) 

डॉ० टी० एस० एस० राजनकों (२४-१२-१९३२) 
वैदिक धर्मवधिनी सभाके भनन्‍त्रीको (२४-१२-१९३२) 
डब्ल्यू० ई० एस० हॉलैडको (२४-१२-१९३२) 
एन० वेंकटक्ृष्णैयाकों (२४-१२-१९३२) 
मुकन्दीलाकको (२४-१२-१९३२) 

राधाकान्त मालवीयकोी (२४-१२-१९३२) 

यू० गोपाल मेननको (२४-१२-१९३२) 

बी० वरदराजुलको (२४-१२-१९३२) 

आर० शंकरनारायण अय्यरको (२४-१२-१९३२) 
टी० एस० कल्याणराम अय्यरको (२४-१२-१९३२) 
श्रीयुत सी० नारायण मेननको (२४-१२-१९३२) 
नारायणराव कुछकर्णीकी (२४-१२-१९३२) 

पूर्णचन्द्र डेको (२४-१२-१९३२) 

एम० जी० भण्डारीको (२४-१२-१९३२) 
नारणदास गांधीको (२४-१२-१९३२) 

सतीशचन्द्र दासगृप्तकको (२५-१२-१९३२) 

श्रीयुत पी० पी० शेनाईको (२५-१२-१९३२) 

के० एल० साहुको (२५-१२-१९३२) 

टी० एस० कल्याणराम अय्यरको (२५-१२-१९३२) 
पत्र (२५-१२-१९३२) 

पत्र (२५-१२-१९३२) 

पत्र (२५-१२-१९३२) 

भाऊ पानसेको (२५-१२-१९३२) 

गंगाबहन बी० झवेरीको (२५-१२-१९३२) 
जमनावहन गांवीको (२५-१२-१९३२) 

नारायण मोरेश्वर खरेको (२५-१२-१९३२) 
प्रेमावहन कंटककों (२५-१२-१९३२) 

शान्‍्ता शं० पटेलको (२५-१२-१९३२) 


२७९ 
२७९ 
२८० 
२८० 
२८१ 
२८१ 
२८२ 
२८२ 
२८३ 
२८३ 
२८४ 
र्‌८४ 
२८५ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८९ 
२८९ 
२९० 

२९१ 
२९२ 
२९३ 

२९४ 
२९४ 
२९६ 

२९६ 

२९६ 

२९७ 
२९७ 

२९८ 

२९८ 
२९९ 

३०० 


३९६. 


३९७. 
३९८. 
३९९. 


४० १. 
४०२. 
४०३. 
४०४. 
४०५. 


४०६. 
४०७. 
४०८. 
४०९. 
४१०. 
४११. 
४१२, 
४१३. 


४१४, 


४१५. 
४१६. 
४१७, 
४१८. 
४१९. 
४२०. 
४२१. 
४२२. 
४२३. 
४२४. 
डै२५, 
४२६. 
४२७. 
४२८. 


४२९. 


पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
« पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 


सत्ताईस 


नारणदास गांधीको (२५-१२-१९३२) 

नरदेव श्ास्त्रीको (२५-१२-१९३२) 

मूलचन्द अग्रवाछको (२५-१२-१९३२) 

अमतुस्सलामको (२५-१२-१९३२) 

रैहाना तैयवजीको (२५-१२-१९३२) 

ग० वा० मावलंकरकों (२६-१२-१९३२) 

क० मा० मुंशीको (२६-१२-१९३२) 

रुक्मिणीदेवी और वनारसीकाल बजाजकों (२६-१२-१९३२) 


सन्देश : हरिकीर्तत महासम्मेलन, मेरठको (२७-१२-१९३२से पूर्व) 


पत्र : 
पत्र ; 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
भेंट : 


घनश्यामदास विड़छाको (२७-१२-१९३२) 

एल० एन० भागवकों (२७-१२-१९३२) 
श्यामछारूको (२७-१२-१९३२) 

एम० आर० रामस्वामीको (२७-१२-१९३२) 
सीताराम क्ृष्णजी नलावडेको (२७-१२-१९३२) 
ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२७-१२-१९३२) 
घनश्यामदास बिड़छाको (२८-१२-१९३२) 

टी० एस० कल्याणराम अय्यरको (२८-१२-१९३२) 
श्रीयुत टी० ए० वी० नाथनको (२८-१२-१९३२) 
सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२८-१२-१९३२) 

एक अंग्रेज महिलाको (२८-१२-१९३२) 

एम० स्वामीनाथनको (२८-१२-१९३२) 
मीरावहनको (प्रातः प्रार्थनाके वाद, २९-१२-१९३२) 
भगवानजी ए० मेहताको (२९-१२-१९३२) 
जमनावहन गांधीको (२९-१२-१९३२) 

मंगला शं० पटेलकों (२९-१२-१९३२) 

एसोसिएटेड प्रेस -ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको (२९-१२-१९३२) 


वक्तव्य : अस्पृश्यतापर-१३ (३०-१२-१९३२) 
वक्‍तव्य : समाचारपत्रोंको (३०-१२-१९३२) 


तार: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 


वाइसरायके निजी सचिवकों (३०-१२-१९३२) 
विधानचन्द्र रायको (३०-१२-१९३२) 
जवाहरलाल नेहरूको (३१-१२-१९३२) 
मोतीछारू रायको (३१-१२-१९३२) 

के० रामचन्द्रको (३१-१२-१९३२) 

यू० गोपाल मेननको (३१-१२-१९३२) 


३०० 
३०९१ 
३०१ 
रे०्र 
३०२ 
३०३ 
३०३ 
३०४ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 


. २३०७ 


३०७ 
३०८ 
३०८ 
३०९ 
३०९ 
३१० 
३१० 
३११ 
३११ 
३१२ 
३१३ 
३१३ 
३१४ 
३१४ 
३१५ 
३१९ 
३२० 
३२२ 
३२३ 
३२३ 
३२४ 
३२४ 


अट्ठाईस 


पत्र : भूलाभाई जें० देसाईकों (३१-१२-१९३२) 
पत्र : अमतुस्सलामकों (दिसम्बर, १९३२) 

पत्र : रमावहन जोशीको (१९३२) 

दैनन्दिनी, १९३२ 


. पत्र : कालीकटके जमोरिनकों (१-१-१९३३) 

« पत्र: सी० वाई० चिन्तामणिको (१-१-१९३३) 

« पत्र: प० सुब्वारायनकों (१-१-१९३३) 

« पत्र: घनर्यामदास विड़छाको (१-१-१९३३) 

. पत्र: जमनालारू बजाजकों (१-१-१९३३) 

« पत्र: विनोवा भावेकी (१-१-१९३३) 

» पत्र: नारायण मोरेइ्वर खरेकी (१-१-१९३३) 

- पत्र: विद्या रा० पटेलकों (१-१-१९३३) 

« पत्र : केशव गांघीकों (१-१-१९३३) 

« पत्र: चम्पावहत आर० मेहताको (१-१-१९३३) 
. पत्र: रक्मिणीदेवी वजाजकों (१-१-१९३३) 

- पत्र: प्रेमावहन कंटकको (१-१-१९३३) 

« पत्र: नर्मदाबहन राणाकों (१-१-१९३३) 

- पत्र: आश्रमके बालूक-बालिकाओंको (१-१-१९२३) 
» पत्र : नारणदास गांधीको (१-१-१९३३) 

-« पत्र : चन्द त्यागीको (१-१-१९३३) 

« पत्र : सोहनछाल झर्माको (१-१-१९३३) 

« पत्र: हेमप्रभा दासगुप्तको (१-१-१९३३) 

« पत्र : अमतुस्सठामको (१-१-१९३३) 

- पत्र : शारदावहन चि० शाहको (१-१-१९३३) 

- तार: डॉ० मृहम्भद आरूसको (२-१-१९३३) 

-« पत्र : मधुसूदनन थंगलको (२-१-१९३३) 

- पत्र : ए० कालेइवर रावको (२-१-१९३३) 

- पत्र: जी० एस० बी० सरस्वतीकों (२-१-१९३३) 
« पत्र: गोविन्द राघवकों (२-१-१९३३) 

« पत्र: सारणदास गांधीको (२-१-१९३३) 

« पत्र: निर्मेल्मा व० मछारूवालको (२-१-१९३३) 

« पत्र; फीरोजवहन चवलियारखाँकों (२-१-१९३३) 

- भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनेधिको (२-१-१९३३) 


। 


- भेठ: सुब्बारायनके विधेयकके बारेमें (२-१-१९३३) 


श्र५ 
३२६ 
रे२६ 
३२७ 
३३८ 
डेट 
इे४१ 
डे४२ 
शे४२ 
३४३ 
डे४३ 
इे४डड 
३४४ 
३४४ 
रे४५ 
ड्ेडप५ 
हे४६ 
रे४६ 
दे४६ 
३४७ 
३४८ 
३४८ 
३४९ 
३४९ 
३५० 
रे५० 
३५१६ 
३२५१ 
३५२ 
इ५२ 
३५३ 
रे५४ 
ड्ष५ 
३५७ 


४६४. 
४६५. 
४६६. 


४६७. 
४६८. 
४६९. 
४७०. 


४७१. 


४७२, 
४७ डे ४ 
४७४, 


. ४७५. 
४७६. 
४७७. 


४७८. 


४७९. 
४८०. 
४८१. 


४८२. 


४८३. 


४८४. 


४८५, 
४८६. 
४८७. 
४८८, 
४८९, 
४९७०. 
४९१, 
४९२. 
४९३. 
४९४, 
४९५, 
४९६. 
४९७, 


तार : 


उनतीस 


दामराजू रक्ष्मम्माको (३-१-१९३३ या उससे पूर्व) 


वक्‍तव्य : हिन्दू-श्षास्त्रोंमें अस्पृश्यतापर-१४ (३-१-१९३३) 


पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 


एफ० मेरी बारकों (३-१-१९३३) 

के० नागेशवर रावको (३-१-१९३३) 
नागरदास के० भम्बानियाको (३-१-१९३३) 
टी० ए० वी० नाथनकों (३-१-१९३३) 
एम० वालकृष्ण तिवारीको (३-१-१९३३) 
रामानन्द संन्‍्यासीको (३-१-१९३३) 
घनव्यामदास बिड़छाको (३-१-१९३३) 
धर्मवीर वेदाल्ंकारको (३-१-१९३३) 
कोंडा वेंकटप्पैयाकों (३-१-१९३३) 

डी० नारायण राजूको (३-१-१९३३) 
एम० माणिकमको (३-१-१९३३) 

जी० वेंकटरत्नमको (३-१-१९३३) 

एस० के० दत्तको (३-१-१९३३) 

एम० एस० पारेखकों (३-१-१९३३) 
सी० आर० हंष्णस्वामीको (३-१-१९३३) 
च० राजगोपालाचारीको (३-१-१९३३) 
मणिवहन पटेलको (३-१-१९३३) 


सनातनियोंसे अपील (४-१-१९३३) 


पत्र: 
पत्र: 
तार: 
पत्र ; 
पत्र ; 
पत्र ; 
पत्र; 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पन्न: 


जमनावहन गांधीको (४-१-१९३३) 
नारणदास गांधीको (४-१-१९३३) 
शासजी मारवाड़ीकों (५-१-१९३३) 
मीराबहनको (५-१-१९३३) 

एम० एम० अनन्तरावकों (५-१-१९३३) 
होरेस जी० एलेक्जेंडरकों (५-१-१९३३) 
पीटर जे० मैस्क्रीकको (५-१-१९३३) 
वीरेशवर सेनको (५-१-१९३३) 
गंगारामको (५-१-१९३३) 

कुरूर तीलकण्ठन नम्बूद्रिपादको (५-१-१९३३) 
बलदेवदास बाजोरियाको (५-१-१९३३) 
एक अंग्रेज छड़कीको (५-१-१९३३) 
एस्थर मेननको (५-१-१९३३) 

रमाबहन जोशीको (५-१-१९३३) 


३५८ 
३५९ 
३६२ 
३६३ 
३६३ 
शे६४ 
३६४ 
३६५ 
३६५ 
३६६ 
३६६ 
३६७ 
३६७ 
३६८ 
३६८ 
३६९ 
३६९ 
३७० 
३७० 
३७० 
३७५ 
३७५ 
३७६ 
३७७ 
३७८ 
३७८ 
३८० 
३८० 
३८१. 
३८१ 
३८२ 
३८२ 
३८३ 
३८४ 


४९८. 
४९९. 
५००, 
५०१. 
५०२. 
५०३. 
७०४. 
५०५. 
५०६. 
५०७. 
५०८. 
५०९. 
५१०. 
५११. 


५११२. 


५६३. 
५१४. 


५१५. 


५१६. 
५१७. 
५१८. 
५१९. 
५२०. 
५२१. 


पर२. 
५२३. 
७२४. 
5२५. 
५२६. 
ए्र७. 
प२८. 
५२९. 
५३०. 
५३१. 


पन्न : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 


२०० 


भेट : 
तार : 
पत्र : 
पत्र: 
पतन्न : 
पत्र : 


तीस 


प्रेमावहन कंटककों (५-१-१९३३) 

नारायण मोरेश्वर खरेको (५-१-१९३३) 

नारणदास ग्रांघीको (५-१-१९३३) 

प्रभाशंकर पट्टणीको (५-१-१९३३) 

तोताराम सनाइयको (५-१-१९३३) 

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको (५-१-१९३३) 
रणछोड़दास पठवारीको (६-१-१९३३ या उससे पूर्व ) 
जॉन मोरिसको (६-१-१९३३) 

मेडेंलीन रोलाको (६-१-१९३३) 

सी० एफ० एन्ड्रयूजको (६-१-१९३३) 

श्रीमती हंटरको (६-१-१९३३) 


वक्तव्य : समाचारपत्रोंकी (७-१-१९३३) 


पतन्न : 
पन्न ; 
पत्र : 
पन्र : 
पत्र : 
पतन्न : 
पत्र: 


एक 


पत्र: 
पत्र ; 
पत्र : 
पन्न 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र ; 
पत्र : 
पत्र ; 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 


बम्बई सरकारके गृह सचिवकों (७-१-१९३३) 
भगवानदासको (७-१-१९३३) 

एस० शालीवतीको (७-१-१९३३) 

जी० रामचन्द्र रावको (७-१-१९३३) 
नरगिस कैप्टनको (७-१-१९३३) 
घनश्यामदास विड़छाको (७-१-१९३३) 
प्रेमाबहन कंटकको (७-१-१९३३) 

पत्र (७-१-१९३३) 

नानालार कालिदास जसानीको (७-१-१९३३) 
फूछचन्द बी० शाहको (७-१-१९३३) 
नारणदास गांधीको (७-१-१९३३) 
घमंदेवको (७-१-१९३३) 

हेमग्रभा दासग्रप्तको (७-१-१९३३) 
सतीशचन्द्र दासगुप्तको (८-१-१९३३) 
घनदयामदास बिड़छाको (८-१-१९३३) 
शामछारूको (८-१-१९३३) 

डॉ० हीराछारू शर्माको (८-१-१९३३) 
एम० एम० अनन्तरावकों (८-१-१९३३) 
एन० नारायण मूर्तिको (८-१-१९३३) 
एस० महालिग अव्यरको (८-१-१९३३) 
जी० वी० केतकरकों (८-१-१९३३) 
पी० वी० सेशु अय्यरको (८-१-१९३३) 


३८४ 
रे८५ 
रे८५ 
३८६ 
३८७ 
२८८ 
३८९ 
३८९ 
३९० 
३९२ 
३९३ 
३९३ 
३९५ 
३९९ 
३९७ 
३९७ 
३९९ 


३९९ 
४०७० 


४०२ 
४०३ 
४०३ 
४०४ 


४०५ 
४०६ 


४०८ 
४०८ 
४०९ 
४२१० 
४९२७० 
४११ 


५३२. 
५३२३. 
५३४. 
५३५. 
५३६. 
५३७. 
५३८. 
५३९. 
पए्४०. 
५४१. 
५४२. 
५४३. 
५४४, 
५४५. 
५४६. 
५४७. 
५४८, 
५४९, 
५५०. 
५५१. 
५५२. 
५५३. 
प्प्ड, 
प५५. 
५५६, 
५५७, 
५५८, 
५५९, 
५६०. 
५६१. 
५६२. 
५६२३. 
५६४. 
५६५. 


पतन्न: 
पन्न : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र : 
पन्न: 
पत्र: 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र: 
पत्र ; 
पत्र: 
पत्र : 
पत्र : 
पतन्न : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 
पत्र : 


इकतीस 


च० राजगोपाछाचारीको (८-१-१९३३) 
के० माधवन नायरकों (८-१-१९३३) 
प्रमोद बिहारी माथुरको (८-१-१९३३) 
ग० वा० मावलंकरको (८-१-१९३३) 
दूधाभाई मालूजी दाफड़ाको (८-१-१९३३) 
परमानन्द के० कापड़ियाको (८-१-१९३३) 
रुक्मिणीदेवी और बनारसीदास बजाजको (८-१-१९३३) 
प्रेमाबहन कंटकको (८-१-१९३३) 
भगवानजी ए० मेहताको (८-१-१९३३) 
विमलचन्द्र वार॒ुजी देसाईको (८-१-१९३३) 
तुलसी मेहरको (८-१-१९३३) 

नारणदास गांधीको (८-१-१९३३) 
तारणदास गांधीको (८-१-१९३३) 

वारूजी गोविन्दजी देसाईको (८-१-१९३३) 
आश्रमके बालक-बालिकाओंको (८-१-१९३३) 
विमलर किशोर मेहरोन्नाको (८-१-१९३३) 
अमतुस्सलामको (८-१-१९३३) 

रैहाना तैयवजीको (८-१-१९३३) 

डॉ० मुहम्मद आलमको (९-१-१९३३) 
निर्मेठा बी० मशरूवाराकों (९-१-१९३३) 
क० मा० मुंशीको (९-१-१९३३) 
नारणदास गांधीकों (९-१-१९३३) 

एक सनातनीको (९-१-१९३३) 

गिरधर श्ञास्त्रीको (९-१-१९३३) 
नानासाहब खासगीवालेको (९-१-१९३३) 
प्रभावतीको (९-१-१९३३) 

बेगम मुहम्मद आलूमको (९-१-१९३३) 
ई० ई० डॉयलकों (१०-१-१९३३) 

आर० बी० पटवर्धनकों (१०-१-१९३३) 
शरतचन्द्र गृहाको (१०-१-१९३३) 

एन० एच० पुरनदरेको (१०-१-१९३३) 
यू० गोपाल मेननको (१०-१-१९३३) 
एस० पोन्नम्माठको (१०-१-१९३३) 

के० माधवन नायरकों (१०-१-१९३३) 


४११ 
४१२ 
४६१२ 
४१३ 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१६ 
४१७ 
४१७ 
४१८ 
४२० 
४२० 
४२१ 
४२१ 
४२२ 
४२२ 
डर३े 
४२३ 
४डर४ 
४२४ 
डर५ 
ढरप्‌ 
४२६ 
४२६ 
४२७ 
४२७ 
४२८ 
४२९ 
४२९ 
४३० 
४३१ 


४३१ 


५६६. 
ए६७. 
५६८. 
५६९. 
५७०. 
५७१. 


पत्र ; 
पत्र : 
पत्र; 
पत्र : 
पत्र : 


बत्तीस 


गिरधारीलाकको (१०-१-१९३३) 
डी० एन० शिखरेको (१०-१-१९३३) 
प्रेमलीछा ठाकरसीको (१०-१-१९३३ ) 
नारणदास गांधीको (१०-१-१९३३) 
हरिभाऊ उपाध्यायको (१०-१-१९३३) 


देनन्दिनी, १९३३ 
परिशिष्ट : 


१. टाइम्स ऑफ इंडिया ' के ग्रतिनिधिसे बातचीत 
२. फ्री प्रेस के प्रतिनिधिसि बातचीत 

३. ई० ई० डॉयलका पत्र 

४. बातचीत : पूनाके प्रतिनिधियोंके साथ 

प्‌. 
दि 
| 
८ 
हि. 


डॉ० विधानचन्द्र रायका पत्र 


« ई० ई० डॉयलका पतन्न--आर० एम० मैक्सवेलको 

. मैक्रेके साथ बातचीत 

» अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघके सचिवका पत्र 
« टी० चिनैयाके पत्रका अंश 

२१०. 
११. 
श५्२. 
११. 
१४. 
१५. 
१६: 
१७. 
१्८. 
१९. 


रामतरण मुखर्जीका पत्र 

च० राजगोपालाचारीका पत्र 

अस्पृश्योंके प्रतिनिधि-मण्डलसे बातचीत 

घनश्यामदास बिड़छाका पत्र 

नटराजन और देवधरसे बातचीत 

अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघके सचिवका पत्र 
घनदवयामंदास बिड़राका पत्र 

सी० एफ० एण्ड्रयूजके पत्रका अंश 

केल्प्पनके साथ बातचीत 

महादेव देसाईसे बातचीत 


सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तांत 
शीर्षेक-सांकेतिका 
सांकेतिका 


डर 
४३ रे 
४३३ 
४३३ 
४३४ 
४३४ 


ड्र्५ 
४३७ 
४३८ 
४३९ 
४४१ 
४४२ 


१. वक्तव्य : अस्पृक्यतापर' - ७ 


पूना 
१६ नवम्बर, १९३२ 


इस वक्तव्यमें में जिन प्रदनोंका उत्तर देनेकी कोशिश करूँगा उनकी पिछले 
वक्‍तव्योंमें . थोड़ी-बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन चूँकि वे बरावर फिरसे उठते रहते 
है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रइनोंकों एकत्रित करना 
और उनपर एक ही वक्तव्यमें विचार करना अच्छा रहेगा। ऐसा ही एक प्रदन है, 
४ क्या आप छोगोंको उनकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करनेको वाध्य नहीं कर रहे हैँ? ” 
कम-से-कम, इस तरहका मेरा इरादा नहीं है। 

प्रस्तावित उपवासका' उद्देश्य दुर्वलोंको बल प्रदात करना, आलूसियोंकों सक्रिय 
करना और शांंकालुओंमें विश्वास पैदा करना है। 

इसपर थोड़ा-सा भी विचार करनेवाढेको यह वात समझमें आ जानी चाहिए 
कि जो लोग सुधारके विरोधी हैं उनपर इस उपवासका न केवल कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा, वल्कि यदि इसकी समाप्ति मेरी मृत्युमें हो तो वे सम्भवतः इसका स्वागत 
ही करेंगे, और उनका ऐसा करना, उनके अपने दृष्टिकोणसे, शायद उचित भी होगा। 
एक कुद्ध सज्जनने इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें कहनेमें भी संकोच नहीं किया है। 
पर एक ओर सज्जन कहते हैं: “ आपका यह कहना बहुत अच्छा है कि आपका इरादा 
अमुक-अमुक काम करनेका नहीं है। परन्तु बहुत-से पुरातनपंथी छोग, आपके बेहद 
जोशीले अनुयायियोंके हाथों व्यक्तिगत क्षतिके डरसे, भीड़का अनुकरण करेंगे। ” 

इस तरहका तक॑ लूगभग हर प्रकारकी परिस्थितिमें दिया जा सकता है। अपने 
जीवन-कालमें मैंने बहुत-से ऐसे आत्दोलनोंका नेतृत्व किया है जिनमें किसी उपवासकी 
जरूरत नहीं पड़ी। पर जिस आक्षेपका मैं अब उत्तर दे रहा हूँ वह, मुझे मेरे 
उद्देश्यकी राहसे हटानेके लिए, मुझपर अक्सर लगाया जाता रहा है। 

प्रस्तावित उपवासके अभीष्ट परिणाम चाहे कुछ भी हों, पर वह सम्मानका 
प्रन्‍न होनेके अछावा, मौका पड़नेपर इस कारण भी किया जाना चाहिए कि वह 
मुझपर विश्वास रखनेवाले हजारों-छाखों लोगोंकों निश्चय ही प्रशंसनीय प्रयासके लिए 
प्रेरित करता है। हर धार्मिक आन्दोलनमें इसी तरहकी स्थिति होनी चाहिए। 


१. थरवदा जेल, पूनासे गांधीजी द्वारा जारी किया गया। इससे पहलेके छः वक्तव्य ४, ५, ७, ९, 
१४ और १७ नवम्बर, १९३२ को जारी किये गये थे; देखिए खण्ड ५१। 
५ » शुस्वायुरका मन्दिर हरिजिनोंके लिए खुलवानेके हेतु श्री केलप्पन द्वारा किये जानेवाले उपवासके 
सम्॑नमें; देखिए “ वक्तव्य : अस्पृइ॒पतापर - ९”, - २६-११-१९३२; यह उपवास २ जनवरी, १९३३ से 
आरम्भ होना था पर बादमें स्थगित कर दिया गया। 


५ 
प२-१ 


२ सम्पूर्ण गांधी वाडमंय 


दूसरा प्रदन है: 

क्या आप हिन्दुओंके एक वर्गको इसरेके विरुद्ध खंडा नहीं कर रहे हैं? 

कदापि नहीं। हर सुधारका कुछ-न-कुछ विरोध अनिवार्य है। परन्तु विरोध 
और आत्दोलन, एक सीमातक, समाजमें स्वास्थ्यके लक्षण होते हैं। सनातनियों और 
सुधारकोंमें कोई स्थायी फूट पड़नेका मुझे जरा भी भय नहीं है। सनातनियोंके 
विरोधको तुच्छ समझना या उनकी भावनाकी उपेक्षा करना ऐसी चीज है जो मुझसे बहुत 
दूर है। मुझे इसमें जरा भी सन्‍्देह नहीं है कि उनमें से कुछ तीत्रतासे यह महसूस कर 
रहे हैं कि सनातन धर्म खतरेमें है। फिर भी आइचर्यकी बात यह है कि सनातनी 
और सुधारकके बीच जो भेद है, वह, कम-से-कम सिद्धान्ततः, बहुत ही थोड़ा है।. 

सनातनियोंसे मिल्ले प्राय: प्रत्येक पत्रमें ये आइचर्येजनक स्वीकृतियाँ मिलती हैं: 

१. हम यह स्वीकार करते हैँ कि हरिजनोंकी दशाकों सुधारतेके लिए 

बहुत-कुछ करनेकी जरूरत है; २. हम यह स्वीकार करते हैं कि बहुत-से सवर्णे 

हिन्दू हरिजनोंके साथ दुव्यंवहार कर रहे हैं; ३. हम यह स्वीकार करते हैं 

कि उनके बच्चोंको शिक्षा मिलनी चाहिए और उनके रहनेके लिए अच्छे घर 

होने चाहिए; ४. हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके लिए नहाने और खुदके 

लिए पानी छेनेकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए; ५. हम यह स्वीकार करते 

हैं कि उन्हें पूरे राजनैतिक अधिकार मिलने चाहिए; ६. हम यह स्वीकार 

करते है कि उन्हें पूजा-उपासनाकी पर्याप्त सुविधाएँ होनी चाहिए; और ७. 

हम यह स्वीकार करते है कि उन्हें वे सब नागरिक अधिकार मिलने चाहिए 

जो औरोंको प्राप्त हैं। 

परन्तु, इन सनातनियोंका कहना है, “हमें उन्हें छूने या उनसे मिलने-जुलनेके 
लिए, खासकर जबतक कि वे अपनी वतेमान स्थितिमें हैं, वाध्य नहीं किया जाना 
चाहिए। ” हे 

तो में उनसे कहता हूँ, जब आप उन्हें अपने ही स्तरपर छानेकी आवश्यकता 
स्वीकार करते हैं, तो आप इस बातको लेकर क्षुब्ध क्‍यों हैं कि अन्य सवर्ण हिन्दू 
एक कदम और आगे बढ़ जायेंगे -- जिन शास्त्रोंपर आपकी आस्था है उन्हींके आधार 
पर, वे यह मानने रूगेंगे कि उनका कत्तंव्य हरिजनोंको अस्पृश्य समझना नहीं है, 
बल्कि यह है कि जो अधिकार और विदश्ेषाधिकार आप उन्हें देना तो स्वीकार करते 
हैं, लेकिन यह चाहते हैं कि वे उनका उपभोग आपसे अछग करें, उन सबका उपभोग 
उन्हें अपने साथ करने दिया जाये। आप जब अपनी' कार्य-स्वतन्त्रताकी रक्षा करना 
चाहते हैं और दबाव डालनेके विचार तकका विरोध करते हैं, जैसा कि उचित भी 
है, तो निश्चय ही आप यह भी नहीं चाहेंगे कि सुधारकी जिन योजनाओंको आप 
आवश्यक मानते हैं, सुधारकोंको उन्हें बिलकुछ उसी ढंगसे जिससे कि आप चाहते 
हैं, कार्यान्वित करनेके लिए बाध्य किया जाये। 

मैं इससे एक बेहतर तरीका सुझाता हूँ | चूँकि आप हरिजनोंकी दशामें सुधारकी 
आवश्यकताको स्वीकार करनेमें सुधारकोंसे सहमत हैँ, और चूंकि आपने इस दिद्यामें 


वक्तव्य : अस्पृश्यतापर - ७ रे 


अभीतक कोई भी ठोस कार्य नहीं किया है, इसलिए सुधारक जो कोष इकट्ठा 
कर रहे हैं उसमें उदारतापूर्वक दान दीजिए, और समान योजनाकी' पृर्तिके लिए 
उन्हें अपने एजेंटकी तरह इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह आप यह चाहते हैं कि वे 
आपकी हिन्दूधर्मकी व्याख्याका सम्मान करें, उसी तरह आप भी उनकी हिल्दूधमेकी 
व्यास्याका सम्मान कीजिए। आपने अभीतक, व्यवहारमें, सुधारककी हरिजनोंके साथ 
उठने-बैठनेकी कार्रवाईपर रोब प्रकट नहीं किया है। आपने उसे अपनी इच्छानुसार 
काम करने दिया है। आपने उसका बहिष्कार नहीं किया है। तो अब सिर्फ इसलिए 
कि यह आतन्दोहून अधिक सक्रिय और अधिक व्यापक हो गया है, इसके विरोधका 
कोई अर्थ नहीं है । 

एक कठिताई अभी भी राहमें अड़ी है। इस' समय जो सार्वजनिक मन्दिर और 
सावेजनिक संस्थाएँ हैँ और जिनमें हरिजनोंपर कहीं-कहीं कानूनन और ज्यादातर 
बिना कानूनके ही' प्रतिवन्ध हैं, उतका उपयोग किसके हाथमें रहे। इस कठिनाईको 
दूर करनेका एक बहुत ही सीवा तरीका है। यदि हर पक्ष केवल क्रोध और एक- 
दूसरेका तिर॒स्कार करना छोड़ दे, तो हर गाँव या ग्राम-समूह और हर नगर या 
नगरके हर भागमें आसानीसे मतसंग्रह किया जा सकता है। जिस पक्षको अपने दृष्ठि- 
कोणके पक्षमें बहुमत प्राप्त हो जाये, उसे ही सार्वजनिक संस्थाओंका, जिनमें मन्दिर 
भी शामिल होंगे, उपयोग अपने हाथमें छेना चाहिए। यदि बहुमत सनातनियोंके पक्षमें 
जाय, तो सुधारकों और हरिजनोंको समान सुविधाएँ प्रदान करनेपर जो खर्चे आये 
उसमें सुधारकोंके साथ सनातनियोंकों भी अपना हिस्सा चुकाना चाहिए। 

सुधारकोंको मैं हरिजनोंके साथ इसलिए रख रहा हूँ कि यदि उनमें योग्यता है 
और वे अपने विश्वासके अनुसार कार्य करते हैँ, तो कुछ समय बीतने पर उन्हें यह 
अपना कत्तंव्य छूमने लगेगा कि ऐसी किसी भी सुविधाको जिसका हरिजन सवर्णे 
हिन्दुओंके साथ बिलक्रुल बराबरीके आधारपर उपभोग न कर सकते हों, वे स्वयं 
भी स्वीकार न करें। 

तक॑की इस धाराका अनुसरण करनेसे सनातनी यह देखेंगे कि, न्‍्यायके अनुसार, 
उन्हें समावान्तर सुविधाएँ स्थापित करनेका पूरा खर्चे वहन करना चाहिए। क्‍योंकि, 
जैसा मैंने उनके पत्रोंसे समझा है और जैसा मैं ऊपर स्पष्ट कर चुका हूँ, सनातनी 
यह स्वीकार करते हैं कि जिन सुविधाओंका वे अबतक उपभोग करते आये हैं और 
जिनसे हरिजनोंको अबतक वंचित रखा गया है, उत्त सबका हरिजनोंको भी अधिकार 
है। सनातनियोंकों, बिना पूरा विचार किये, अपने मनमें परिस्थितिकी वैसी कल्पना 
नहीं कर लेनी चाहिए जैसी कि वह वस्तुतः नहीं है। 

उन्हें यह बात साफ समझ लेनी चाहिए कि यरवदा समझोते ' के अनुसार और 
हालमें ही स्थापित अखिल भारतीय अस्पृश्यता-निवारक संघके अनुसार अस्पृद्यता- 


१. विधानसभाओंमें दल्तिवर्गोंके प्रतिनिधित्व मर उनके कव्याणते सम्बन्धित कुछ अन्य विषयोंपर 
दल्ति वर्गों और शेष हिन्दू समाजके नेताओंके बीच हुआ समझौता। समझौतेके- मजमूनके लिए देखिए 
खण्ड ५१, प्रिशिष्ट २। 









































निदारयका आज 0 आई अंक 77 अकसर: नमक जलकर: जउ्चचे लधिक सल्डि सजा अजड |» 
नचवार्मयका जा कब हूँ, उत्तन जा-कुछ संद कहा हूँ उचच बंदक झार कुछ नहा है। 
ल्क्‍्जलत्जज अल: द्रछा हन्‍्तजातीय न्ल्ज विवाह बच -- व्ज्ञ््ः | जज >>. >> 
जअन्तजाद्ाव साज बार बवच्चदात्ताबव ।वदाह उच्चन दझानमर नहा हू। उदात्ञानवाका इस 
६०-20, ००० ्ड्ज्टी+ 35 चसाजिय मसल: ज्न्श्स्श्डर अखदट +3 अटल अओ७ओ ल्‍टत अुओवभाओ 
बादका लक्र परक्षादय चह्ा हांचा चाहए कि इसन-चनमत् बहुतननत इहन्टू इन्चत् वहुत दावे 

40७७ बा हक 4७ 45.....55» >>. है «मिल €- हे है. >>... पा अली. बा ॥०-ी [मी ही... 

बड़ जाबयय] किसाक दिजा नियय बजौर निजी कार्यकों दवाना तो वे नहा चाहन। 
| उनकी डपने >> विद्वासने ० ्ं- डे नजर चययाककओ  वुनमननन्‍णक होना | 
छार वाद उनका अपन विद्वान गहरा कात््या हू, ता उन्ह बाय क्या हाना हू 
इसकी पूर्वकल्पनासे गत नहीं होना चाह्ि यदि किसी दिद्येप में स्वयं 
इसका पूवकल्पदास चयदन्ाांत् चह्ाा हाना जाहएु। वाद कसा दविरशाप चुदान्म स्व 
[5 है. 4७. ०० 





अपनी जीत >्कॉसििज वबादब्यक्रचताओंंकी 
पा भादचा दादत हूं आज उठ भभधद॥) धदर4७दा जा 











पृथ्वीकी कोई भी छक्ति उसकी अनिवार्य प्रयत्तिक्षो रोक नहां चकता। 
तीसरा प्रदन है: 
सामाजिक जौर घामिक प्रहतॉपर आपके जो विचार हैँ उनकी ओोर 
जलम-साधारणका ध्यान चदर्देत्ती जाकषित करके जौर उन्हें मनवानेके लिए 
लनतामें एकाएक एक दूुषानी आन्दोलन खड़ा करके, क्या जाप राजनेतिक 
उद्घारपर बाँखें नहीं लगाये हुए हें? 














अध्यक्यता: भनिवारण 3... ओम..." अ - अमल... न्नत्स एक +3 की - मय ० मु >> 
लच्यृब्वच्ानवदारण दान्दालंचक चचारूवदका लिए, एके कंदाका! हृत्िवदस, जा 
मर्बादाएँ ब्> ०० च्ज््जः डील अं नजइसससला नम 435 3 23... >> अत अननमननमन--न 
याद्एु मच छज्वाक्ार कर रदां है, उनका उल्लवन किय दछिवा ने इस अदइनका उच्दर 
ीिजजसल््जक पे नहीं 5. पर न्क्ीर कह चसकता बडे >> नल सभ्य ओ घोंदा: न न्ता रे 
विस्ताच्त द नहा चद्ूगा। पर न इतना कह चचकता हूं क्र ऊा मुझ घाड़ानता जा 























प्रदनोंके वीच कोई बड़ी जौर जमिद विभाजन-रेखा नहीं छींचता हे । मेरा चद्य यह 
विचार रहा है कि वे सब एक-दृसरेपर निर्भर हैँ बौर एकका समावान होपके समा- 
धानको निकट छाता है। पत्रोंसे जो प्रदन मैंने एकत्रित किये हैं वे इतनेंसे ही समाप्त 
नहीं हो जाते। यह पत्र-व्यवहार, उत्त बहुत ही सीमित चहायताकों व्यानमें रखते हुए 
जो में स्वाभाविक रूपसे प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए अपने सानव्येसे जधिक सिद्ध 
होने रूग्ा हैं। इसलिए झोय प्रस्नोंको जपनी योन्यतानुस्तार मैं बगके वक्‍तव्यमें लूँगा। 

पत्र-लेखकोते में यह अनुत्तेव करना चाहूँगा कि वे मुझपर दवा करें। अवतद 
में लगनय सभी पत्रोंकी, जो मुझे निले हूँ, वहुत ही जौपचारिकताके साय प्राप्तिकी 














४... .्य 4३ ७+._ 6 
पूचना भनंजता रहा हुं। परन्तु अदस पत्र->लूखक कृपया उन्हा उत्तरात्न सन्तुष्ट हा झाय 
3» अचानक जज पत्रोको दफ्तर: 
॥ याद व पद पत्राका सामवस्त 














>> अ्झ-स तनी लि ज्ल्ज्ल उस्टाओ अभ्त्ची >> आशा बीज अड यबण समय 
रत भार कंवल ते लछख जब उन्ह काई मारहूक दाव कहना हां यथा एछु जअ्रदन 
० ह23.-) ००3 ०. 4 [2 [ 











सिलेगी 
सलगा। 
323 5 


नारा 
बॉन्दे ऋनिकल, १७-११-१९३२ 


दु देखिए दप्‌० ९-२२ र 


२. प्राककथन : “ हमारा कलंक ” का 
१६ नवम्बर, १९३२ 


सस्ता साहित्य मण्डलका यह साहस स्तुत्य है। अस्पृश्यता-निवारणके लिए जब 
प्रचण्ड हलचल हो रही है तब उस बारेमें क्या और कैसे हो रहा है वह सबको 
जानना आवश्यक है। हम इस पापको ज्ञानपूर्वक मिटाना चाहते हैं। इसलिए यह 
आवश्यक है कि हिन्दू जनता अस्पृश्यता क्या चीज है और इस बारेमें हमारा क्‍या 
कत्तेंग्य है जान लेवें। 


मोहनदास गाँधी 
हमारा कलूंक 


३. तार: जमनारहाल बजाजकों 


पूना 
१६ तवम्बर, १९३२ 


सेठ जमनालारू बजाज 


कैदी 
जिला जेल 
घूलिया 
तार मिछा। यदि जरूरी हो तो मुझे रोज तारसे सूचित करते रहो। 
बापू 
[अंग्रेजीसे | 


पाँचवें पुत्नको बापुके आश्षीर्वाद, पृ० ९८ 


१, स्वास्थ्यके बारेमें, देखिए पृष्ठ १९ 


४. पत्र: एस० एस० माइकेलको'" 


१६ नवम्बर, १९३२ 


में किसीको सन्‍तोष दे सकनेका दावा नहीं करता। मैं केवल कोशिश कर 

सकता हूँ। श्रीयुत केलप्पनका उपवास पूर्व सूचनाके बगेर था और इसलिए प्रारम्भिक 
दोषके साथ शुरू हुआ था। वह वात प्रस्तावित उपवासके साथ नहीं होगी। यदि 
मन्दिर हरिजनोंके लिए खुल जाता है तो वास्तवमें न्‍्यासियोंके विरुद्ध किसी दवावके 
कारण वैसा नहीं होगा, बल्कि उन मन्दिर जानेवालोंकी अदम्य माँगसे होगा जो 
मन्दिरके सच्चे मालिक हैं। इसका उछटा ले लीजिए। यदि मन्दिर जानेवालोंके विचार 
नहीं बदले जाते तो क्या न्यासियोंपर कैसा भी कोई दबाव डाहूकर मन्दिरमें 
हरिजनोंका प्रवेश कराया जा सकता है? 

[ अंग्रेजीसे | 

महादेवभाईनी डायरी, भाग २, पृ० २५१ 


७५. पत्र: के० नटराजनको' 


१६ नवम्बर, १९३२ 


आपके दोनों पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि डाक्टरको' दिल्‍्लीमें उपयुक्त काम 
मिल गया है। तुम्हारा दूसरा पत्र भेरी विवेकबुद्धिको अपनी बात जँंचानेके लिए है 
और ठीक भी है। किन्तु मेरे-जैसोंक्रे मामलेमें विवेकबुद्धिको जँचानेमें दो कठिनाइयाँ 
हैं। पहले तो यह कि दलील चाहे बिलकुल ठोस हो, हो सकता है कि वह समान 
आधार-भूमिपर आधारित न हो और इसलिए उसे मैं स्वीकार न कर सकू। दूसरे, 
जैसा कि आपने खुद ही कहा है और ठीक कहा है कि मेरे-जैसोंका मामछा तकसे 
परे का है। जो भी हो ऐसे मामलोंमें मेने हमेशा एक-से विचारवाले मित्रोंके साथ 
विचार-विनिमयकी इच्छा रखी है, क्‍योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि गलती करनेवाले 
मानवोंके लिए अन्तरात्माकी आवाज जैसे मामछोंमें भी कोई चीज पूर्णरूपेण निश्चित 
नहीं है। परमेश्वर अपनी आवाज सुनानेके लिए पवित्रतम साधन चाहता है, केकिन 
बेचारा मरणशील मानव केवल पूर्ण बननेका प्रयास ही कर सकता है। और जब 
तक वह शरीर घारण किये हुए है, कभी पूर्णता नहीं पा सकता। इसलिए मैं जो 


१. श्री माइकेलने लिखा था “धरदि आप मुझे भरोसा दिंलायें कि आपके भ्रस्तावित उपवासमें कोई 
अनुचित दबाव नहीं है, तो में अपना उपवास मारम्भ नहीं करूँगा।? 
२. इंडियन सोशल रिफॉर्मेरके सम्पादक। 


६ 


पत्र : चमन कविको ७ 


चाहता हूँ, वह इतना भर-ही कि जो कुछ भी मुझे प्रेरित करता रहा है उसपर 
इस आश्ञासे आपके साथ पूरी तरह खुलकर वात करूँ कि या तो आप मेरा दृष्टि- 
कोण समझ जायें और मेरे कार्यका पूर्ण औचित्य समझ जायें या फिर आप कोई ऐसी 
बात या दलीरू पेश करें जिससे मैं बह दोष जान सके जो अन्यथा मेरे ध्यानमें 
शायद न आ सका हो। जो भी हो, मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रस्तावित उपवासकी 
नैतिकताके सम्बन्बर्म भेरे मनमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिए मैं किसी मानसिक 
संघर्ष अ्रस्त नहीं हुँ और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बम्बई वापस आनेकी 
जल्दी करें। आप उत्तर भारतमें अपने सभी निजी व सार्वजनिक कार्यक्रम जरूर पूरे 
करें और जब यथासमय बम्बई वापस आयें तो मैं चाहूँगा कि यदि आप कुछ घंटोंका 
समय निकाल सकें तो पूना आ जायें ताकि थोड़ा विचार-विनिमय हो जाये। 

[ अंग्रेजीसे | 

सहादेवभाईनी डायरी, भाग २, पृष्ठ २४८-९ 


-] 


६. पन्न : चसल कविको 
२१६ नवम्बर, १९३२ 


जहाँ मस्जिद, मन्दिर और गिरजेका सैकड़ों पाखंडियोंने दुरुपयोग किया है, 
वहाँ करोड़ोंने उनका सदुपयोग भी किया है। इस कथनकी सचाईकी परीक्षा करनी 
हो, तो अपनी सुन्दर कल्पनाशक्तिका उपयोग करो और कल्पनामें यह चित्र खींचो: 
एक-एक गिरजें, एक-एक मन्दिर और एक-एक मस्जिदकों कोई सुधारक एक दितके 
भीतर जमींदोज कर दे, तो फिर विचार करो कि उन करोड़ों भोले-भाले मनुष्योंका, 
जिन्हें इस संसारमें रोज इन मन्दिरों ओर मस्जिदोंसे आत्मसन्तोष मिलता था, यह 
जानकर क्या हाल होगा कि वे एकदम खत्म हो गये हैं? मैं तो इस चीजका रोज 
अनुभव करता हूँ। नापाक-से-वापाक मन्दिरोंमें भी पाक दिलसे जानेवाले भक्‍तोंकों 
ईइवरके दर्शन जरूर होते हैं। यही उसकी अजीव कुदरत है या यों कहिए कि यही 
उसकी भाया है। लेकिन कोई महाभकक्‍त कह गये हैं: 

माया सबकों भोहै, तौऊ हरिजन सौं वा हारी रे।' 

और अगर तुम्हारी कल्पनानें इतना देख लिया हो कि अगर मन्दिर हैं ही 

उन्हें हरिजनोंके लिए भी खुछा होना चाहिए, तो फिर अपनी बुद्धिकी शक्तिसे 

ही तुम उपवासकी उपयोगिता भी समझ जाओगे; क्‍योंकि यह उपवास सनातनियोंके 
विरुद्ध नहीं, परन्तु उन छाखोों या करोड़ों लोगोंके विरुद्ध है, जिन्हें मुझसे प्रेम 
है। इस उपवाससे उनमें खलवली मच जाये तो हरिजनोंके लिए मन्दिरोंके दरवाजे 
खुले बिना न रहें। 


१, माया सौने मोह पमाड़े, हरिजिनथी रही हारी रे! 


८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


चरखेके बारेमें मुझमें असीम धेर्य है। तुम्हारी देहातकी जानकारी कच्छतक 

ही सीमित है। मगर कच्छके गाँवों और दूसरे लाखों गाँवोंके बीच बहुत कम साम्य 
है। फिर कच्छमें भी अपने ही खेतमें पैदा की हुई कपाससे कपड़ा खुद ही तैयार 
किया जाये, तो उससे सस्ता और कोई कपड़ा नहीं हो त्कता। यदि हो सकता हो, 
तो उसे सर्दी और धूपसे बचानेवाला या ऐव छिपानेवाला वस्त्र नहीं मानना चाहिए; 
उसे तो लाशको ढेकनेंवाला कफन समझो। पानीके बजाय पानी जैसा दीखनेवारा 
जहरीला द्रव कोई मुझे मुफ्त दे और जिस प्यालेमें दे वह भी मुझे भेंठ करे, और 
असली पानी कोई मेरी अंजलीमें ही डाले और उसके चार पैसे भी साँगे, तो मुझे क्या 
पसन्द करना चाहिए? तुम अधीर हो, तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम्हारा विश्वास 
अस्थायी है, इसलिए जल्दी-जल्दी चिढ़ जाते हो। यह कोई तुम्हारा स्वभाव नहीं 
है। यह तुम्हारी बीमारी है। इस वीमारीकों निकाछ दो। तुम्हें अपना स्वभाव तो 
धीरज रखने और लोहेकी तरह मजबूत बननेका डालना है। किसी भी चीजपर एकदम 
विश्वास कर लेनेकी जरूरत नहीं है। मगर बारीकीसे जाँच करनेके बाद जिस चीजपर 
विश्वास जम जाये, उससे तो उसी तरह चिपटे रहना चाहिए जैसे चींटा गुड़के घड़ेसे 
चिपटा रहता है। “प्राण जाय बरु वचन न जाई।” अब तो बहुत हो गया। 

[गूजरातीसे | 

महादेवभाईनी डायरी, भाग २, पृष्ठ २५०-१ 


७. पत्र : नर्रसहराव बी० दिवेदियाकों' 


१६ नवम्बर, १९३२ 


सुज्ञ भाईश्री, 
कहीं आपको पत्र लिखकर मैंने परेशान तो नहीं किया है। भिक्षुक अपनी 
झोली छिपाकर चले तो उसके हाथ कुछ भी नहीं छंगेगा। आपकी वृद्धावस्था है 
इसलिए आपकी शक्तिकी सीमा है यह मैं कैसे कहूँ? जिससे में भीख माँग सका 
ऐसा कोई और व्यक्ति आपके ध्यानमें हो तो मुझे वाम लिख भेजनेकी कृपा करेंगे ! 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[गृजरातीसे | 
नरासहरावनी रोजनीशी, पृ० ५४८ 


२. (१८०९-१९३७); एक गुणराती कवि और विद्वान 


८. एक पत्र 


१६ नवम्बर, १९३२ 


आपका पत्र मिला। आपका दुःख देखकर मुझे दुःख हुआ है। आपका क्रोध 

में समझ सकता हूँ। आपने सहन करनेमें कोई कसर नहीं रुखी। इतनेपर भी आपको 
और दूसरोंकों मैंने जो सलाह दी, उसका मुझे पछतावा नहीं है। ज्ञानपूर्वक दुःख 
सहन करनेसे दुनियामें आजतक किसीका बुरा नहीं हुआ। दुःख पड़ें तो उसे सहन 
किया जाये, इसमें बुराई नहीं है। मगर इस वक्‍त में आपको कुछ नहीं समझा सकता। 
ईदवर आपको झ्ञान्ति दे, आपका कल्याण करे। क्रोधमें भी आप लिखते रहेंगे, तो 
मुझे अच्छा लगेगा। बलसाड़में क्या करते हैं? 

[शृजरातीसे | 

सहादेवभाईनी डायरी, भाग २, पृू० २४७ 


९. वक्तव्य : अस्पृध्यतापर - ८ 


पूना 
१७ नवम्बर, १९३२ 


यहाँ एक और प्रश्न है जो बहुत-से पत्र-लेखकोंने पूछा है: 


आप कहते हैं कि आपका शास्त्रों विद्वास है। हमारो समझमें नहीं 
आता कि उनसे आपका आशय क्‍या है, क्‍योंकि आप शास्त्रों हारा अनुमोदित 
बहुत-सी बातोंको मनमाने ढंगते अस्वीकार करते लूगते हें। गीता” तक, 
जिसकी आप बराबर प्रशंसा करते हैं, शास्त्रोंके अनुसार चलतेका आदेक्ष देती 

है। 
एक पिछले वकक्‍्तव्यमें' मैं जो बात कह चुका हूँ वह मुझे फिर दोहरा देनी 
चाहिए। गीता ' के मुख्य विषयसे जिसकी संगति नहीं बैठती, वह मेरे लिए शास्त्र 
नहीं है, चाहे वह कहीं भी छपा क्‍यों न मिलता हो। मेरे पुरातनपंथी सित्रोंकी यदि 
आघात न पहुँचे तो मैं अपना आशय और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नैतिकताके 
विश्वमान्य मूल सिद्धान्तोंस जिसकी संगति नहीं बैठती, वह मेरे लिए श्ास्त्र-प्रमाण 
नहीं है। ज्ञास्त्र उन मूल सिद्धान्तोंके अतिलूंघनके लिए नहीं, वल्कि उनकी पुष्टिके 
लिए बने हूँ। गीता” मेरे लिए पूण्ण-पर्याप्त है, क्योंकि वह न केवल उन मूल 
सिद्धान्तोंके अनुरूप है, बल्कि यह भी बताती है कि हर कीमतपर हमें उन्तपर किन 


२, दिनांक ४ नवम्बर, १९३२ का; देखिए खण्ड ५१, पृ० ३६१-७५। 


१० सम्पूर्ण गांवी वाह्मय 


कारणोंते जमे रहना चाहिए। अंभी बताये गये इस स्वणिम नियमके बिता, मेरे-जैसे 
साधारण जन परत्यर-विरोबी पाठोके जंगरूमें और सुन्दर ढंगसे छपे तथा उतनी ही 
सुन्दर जिल्दवाले उन संस्कृत ग्रन्योंके अम्वारमें ही भटकते रहते जिनके वारेमें 
प्रतिस्पर्वी पण्डित अपौरुषेयत्वका दावा करते हैं। 
उदाहणके लिए, ऐसी अनेक ' स्मृतियाँ ' हैँ, जिनमें से कुछकों तो, उन छोटे-छोटे 
क्षेत्रेके वाहर जहाँ वे कुछ सौ व्यक्तियोंके लिए पूजनीय हैं, कोई जानतातक नहीं 
है। उनके मूल ज्नोत या रचना-कालके वारेमें कोई कुछ नहीं जानता। दक्षिणमें मैंने 
एक इसी तरहकी पोथी देखीं थी। अपने विद्वान पण्डित मित्रोंसे जब मैंने उत्त पोवीके 
वारेमें पूछा तो उन्होंने वताया कि उन्हें उच्चकी कोई जानकारी नहीं है 
नाना आगम हैं, जिनकी यदि जाँच की जाये तो वे एक-इसरेका झूण्डन करते 
हैं। और उन छोटे-छोटे क्षेत्रोंके बाहर जहाँ कि वे मान्य हैं, उत्ता पारून आवश्यक 
भी नहीं है। 
यदि ये सब ग्रन्थ हिन्दुओंके लिए अवश्य पालनीय मान लिये जायें, तो झायद 
कोई अनैतिक कार्य ऐसा रहेगा जिसके लिए ज्यास्त्र-प्रमाण मिलना कठिन हो। 
यहाँतक कि प्राचीन मनृस्मृति तकमें, यदि उसमें से ऐसे इछोक न निकाले जायें जिनकी 
प्रामाणिकता संदिग्व है तों, कई वचन ऐसे खोजे जा सकते हैं जो उस महान अन्धरमें 
सर्वेत्र मिलनेवाली उच्चतम नीतियों और शिक्षाजोंका खण्डन करते हैं। इसलिए मैने 
' शास्त्र ' छब्दका अर्थ भगवद्गीतामें, जहाँ वह केवछ एक _ही सन्दर्भमें आता है, कोई 
ग्रन्थ या गीतासे वाहरकी कोई आचार-संहिता नहीं किया है, वल्कि उसका अर्थ है- 
एक सजीव अधिकारीमें मूृ्त हुआ सदाचार। 
में जानता हैँ कि आलोचकको इससे सनन्‍्तोष नहीं होगा और एक साधारण 
जनकी हैसियतसे मैं किसीका मार्गेदशेन नहीं कर सकता। परल्तु मैं अपने आछोचकोंकों 
यह वत्ताकर कि झ्ास्त्रोंसे मेरा आशय वस्तुत: क्या है, उनकी जिन्नासा श्ान्त कर 
सकता हूँ। 
एक और प्रदइन जो उतने ही जोरसे रखा जाता है, यह है: 
दिव्य सा्गद्शंश या भीतरी आवाजसे आपका आशय क्या हैं, और 
यदि हर कोई अपने लिए इस तरहके मार्गदशेंचका दावा करने रूंगें और हर- 
एक अपने पड़ोसियोंसे बिरूकुल भिन्न ढंगसे काम करने लूंगे, तो उस हालतमें 
आप क्या करेंगे और दुनिया क्या करेगी? 
यह एक बच्छा प्रदन है। दिव्यताने यदि आत्म-स्क्षाकी कोई व्यवस्था न रखी 
होती तो हम एक अच्छे खासे संकटमें पड़ जाते। इसीलिए, जहाँ दावा सब कर सकते 
है, वहाँ उसे न्‍्यायोत्रित केवछ कुछ ही सिद्ध कर सकेंगे। जो व्यक्ति दिव्य श्रेरणा 
या भीतरी आवाजके आदेझपर काम करनेका झूठा दावा करता है, उसे, किसी 
लौकिक अधिपतिके आदेशपर काम करनेका झूठा दावा करनेवालेकी अपेक्षा, अधिक 
वुरी दक्षा भोगनी होगी, क्योंकि भंडा फूटनेपर जहाँ दूसरा शारीरिक क्षति उठा 
कर ही बच जायेगा, वहाँ पहला शरीर और जात्मा दोनोंसे मष्ठ हो. सकता है। 


वक्तव्य : अस्पृश्यतापर - ८ ११ 


उद्दयर आलोचक मुझपर जालसाजीका आरोप नहीं छगाते हैं, वल्कि यह कहते 
है कि वहुत सम्भव है कि मैं किसी व्यामोहके वशीभूत होकर काम कर रहा होऊँ। 
उस अवस्थामें भी, मेरे लिए परिणाम उससे बहुत भिन्न नहीं होगा जो मेरे झूठा दावा 
करनेपर होना है। विनम्र साधकको, जैसा कि में होनेका दावा करता हूँ, अत्यन्त 
सतक रहना होता है और मानसिक सन्तुलन रखना होता है। ईदवर उसका माग्गेदर्शन 
करे, इससे पहले उसे अपने-आपको उसके आगे शून्य कर देता होता है। मुझे अब 
इस विषयके और विस्तारमें नहीं जाना चाहिए। 

मैंने जो दावा किया है वह न तो असाधारण है और न एकान्तिक ही है। 
जो भी अपने-आपको निस्संकोच ईइवरके हाथमें सौंप देंगे, ईईइवर उन सबके जीवनको 
शासित करेगा। गीता ' की भाषामें, ईश्वर यहाँ उनके द्वारा कार्य करता है जो पूर्णतया 
अनासक्त हूँ, अर्थात्‌ जिनके अहमुका नाझ हो गया है। 

व्यामोहका कोई प्ररइन ही नहीं है। मैंने एक सीधी-सादी वैज्ञानिक सचाई 
कही है, जिसकी वे सभी लोग परीक्षा कर सकते हैं जिनमें आवश्यक योग्यताएँ प्राप्त 
करनेका संकल्प और धैर्य है। और वे योग्यताएँ भी, यदि दृढ़ संकल्प हो तो, इतनी 
सीवी हैँ कि समझमें आ सकती हैं और इतनी आसान हैँ कि प्राप्त की जा सकती हैं। 

आखिरी बात यह है कि मेरे दावेसे किसीको परेशान होनेकी जरूरत नहीं 
है। छोगोंसे में जो-कुछ करनेको कह रहा हूँ उसकी सचाई विवेकसे जाँची जा सकती 
है। में जब रंगमंचसे गायब हो जाऊंगा, अस्पृश्यताको तब भी मिटाना होगा। उपवास 
ईंवर-प्रेरित है या नहीं, इस वातकों छेकर मेरे निकटतम सहयोगियों तककों 
चिन्तित होनेकी जरूरत नहीं है। हो सकता है, मेरे प्रति प्रेमके कारण वे इस ध्येयमें 
दूने उत्साहसे काम करें। परन्तु यदि अन्तमें यह भी पता चले कि उपवास एक हठी 
मित्रका मूखंता-भरा कार्ये था, तो भी वह कोई विपत्ति नहीं होगी। और जिनका 
मुझमें न प्रेम है, न विश्वास, उनपर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है। इसलिए 
प्रस्तावित उपवास या उसके बारेमें मेरे दावेपर यह जो रूगातार वितण्डा उठाया जा 
रहा है, इसका उद्देश्य जनमानसको उलझनमें डाछना और. राष्ट्रके आगे जो महान 
कार्य है उससे उसका ध्यान हटाना है। 

इसलिए, मैं इस वकक्‍तव्यको अब पाठकोंका ध्यान थोड़े-से उन चित्रोंकी ओर 
आकर्षित करके समाप्त कर दूंगा जो मुझे मिले पत्रोंके अम्बारमें से छाँटे गये हैं। 

यह वम्वईके एक उपनगर विले पालका चित्र है, जहाँ अन्य लोगोंके गढावा 
अच्छे खाते-पीते हिन्दू भी रहते हैं। इस उपनगरमें मोटे तौरपर १७०० विला या 
मकान हैँ। नगरपालिकाकों यहाँसे ७०,००० रुपयेकी आय है जिसमें से ३१,००० रुपये 
सफाईपर खर्च किये जाते हैं। भंगियोंको जहाँ रहनेको स्थान दिया गया है, वहाँ 
न सड़क है, न पातीकी व्यवस्था है और न सफाईकी सुविधा है। जमीन नीची 
' है और झोपड़ियाँ टूटे-फूटे टीनोंसे, जो कभी मैलेकी सफाईके काम जाती थीं, बनाये 
गये महज खोखे हेँ। रोझनीकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और पास ही वह जगह 
है जहाँ सभी उपनगरोंका कूड़ा-करकट डाला जाता है, जिससे हमेशा दुर्गन्‍्ध उठती 


१२ सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


रहती है। उसके वरावर ही मैला जमा करनेके लिए एक ढाँचा खड़ा है; उससे रूगा 
पानीका एक नर है जिससे गन्दे टीन साफ किये जाते हैं। यदि ओवरसियर मेहर- 
वान हो तो वह भंगियोंको उस नल्‍से पानी ले लेने देता है। दूसरी तरफ गाड़ियोंकी 
कतार है जिनमें अलग-अलग घरोंसे इकट्ठी की गई मैलेकी वाल्टियाँ डाली जाती 
हैं। भंगियोंकों अपना जीवन इसी परिवेशमें बिताना पड़ता है। इस स्थानके चारों 
ओर जो मैदान हैं उनमें अक्सर पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं, विच्छू, साँप 
और चूहे पलते हैं। इकत्तीस परिवार इस दशामें रह रहे हैं जिनमें ३५ पुरुष, २५ 
स्त्रियाँ, ३४ लड़के और १५ लड़कियाँ हैं। 

१०९ इंन्सानोंकी इस आवबादीमें केवल ९ लड़के ऐसे हैं जो मुश्किलसे थोड़ा 
लिख-पढ़ सकते हैं। बाकी विलकुल निरक्षर हैं। यह एक ऐसा उपनगर है जिसके 
निवासी, यदि उन्हें अपने बन्धु-मानवोंका थोड़ा-सा भी खयाल हो. तो, इनके लिए 
अच्छे घरोंमें, जहाँ रोशनी, पानी और शहरी जीवनकी अंन्य आवश्यक सुविधाएँ हों, 
अच्छी तरह रहनेकी व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ सनातनियों और सुधारकों दोनोंके 
लिए काम मौजूद है। यह कहना कि विले पार्ले नगरपालिकाकी आय केवल ७०,००० 
रुपये है जिसमें से ३१,००० रुपयेकी प्रचुर राशि वह सफाईपर खर्च करती है, मेरी 
शिकायतका उत्तर नहीं होगा। मैं यह जानता हूँ कि विले पार्लेके निवासी इतने 
सम्पन्न हूँ कि समाजके इन उपयोगी सेवकोंके लिए अपने ऊपर विद्येष टैक्स लगा 
सकते हैं। परल्तु मैं उसे धीमी प्रगति ही मारनूगा। हिन्दू निवासियोंका यह प्राथमिक 
कर्तव्य है कि वे रातोंरात अच्छा चन्दा इकट्ठा कर डालें और भंगियोंके लिए उपयुक्त 
घरों और अन्य सुविधाओंकी व्यवस्था करें। यदि उन्होंने ऐसा किया, तो वह उनका 
अपने बन्धु-मानवोंके प्रति सीधा-सादा कर्त्तव्यपपालन ही होगा। ऐसा करनेके बाद 
ही उनका नगरपालिकासे अतिरिक्त वाधिक व्यय-भार उठानेके किए कहना उचित 
होगा। भंगी अपेक्षाकृत आरामसे रह सकें, इसके लिए वह भार निस्सन्देह उसे उठाना 
ही होगा। ऐ 

अखिल भारतीय अस्पृश्यता-निवारक संघके अथक परिश्रमी सचिव श्रीयुत ए० वी० 
ठकक्‍्करने भी संघकी ओरसे किये गये अपने दौरोंमें भंगियोंके जिन घरोंका निरीक्षण 
किया उनका वहुत-कुछ इसी तरहका चित्र खींचा है। बिहारमें दानापुर और पटनाके 
आसपासके अन्य स्थानोंपर इस तरहके घरोंकी दशाका उन्होंने बहुत ही हृदय-विदारक 
विवरण दिया है। मैं चाहता हूँ कि शास्त्रोंमें अस्पृश्यताके सम्बन्धमें क्‍या लिखा है 
और क्या नहीं लिखा है, इस निरथंक विवादमें पड़नेकी बजाय, हममें से हर-एक तथा- 
कथित अस्पश्योंकी दशाके सुधारमें जुट जाये। काम इतना अधिक है कि वे सभी 
विहान पत्र-लेखक जिन्होंने, बिना किसी अपवादके, मुझें यह विश्वास दिलाया है कि 
उनकी भौतिक और नैतिक दशाकों सुधारनेकी इच्छा उनमें किसीसे भी कम नहीं 
है, उसमें छग सकते हैं और फिर भी काम बच रहेगा। 

[अंग्रेजीसे ] 
बॉस्बे निकल, १८-११-१९३२ 


१० पत्र : मीराबहनको 
१७ नवम्बर, १९३२ 


चि० मीरा, 

में दायें हाथको काममें नहीं के सकता सो बात नहीं है, परन्तु बायेंसे काम 
लेना वेहतर है। मैंने यह पत्र प्रातःकालकी प्रार्थनासे पहले सिर्फ इसलिए शुरू किया 
है कि छोटा-सा परिवार जमा हो उससे पहलेके थोड़े-से मिनटोंका उपयोग हो जाये। 
मेरे पत्र सदाकी अपेक्षा कुछ छोटे पाओ तो आइचयें न करना। हरिजन-कार्य इतना 
भारी हो गया है कि और किसी कामकी गुंजाइश ही नहीं रहती। भारी पत्न-व्यवहारको 
पढ़नेमें ही दो घंटेसे ज्यादा लग जाते हैं। (यह महादेव आ गये) (अब में 
प्रा्थनाके बाद फिर शुरू करता हूँ) मुलाकातोंमें दो-तीन घंटे चले जाते हूँ। इसलिए 
भुझे दूसरा काम घटाना पड़ता है। चूँकि यहाँके डाक्टरोंकी पक्‍की राय है कि 
कोहनियोंमें सिवाय कंताईसे आराम देनेकी आवश्यकताके और कोई खराबी नहीं है, 
इसलिए मैंने चरखा बिलकुल छोड़ दिया है और रूगभग आध घंटेतक तकली ही 
चला लेता हूँ। तकलीमें दूसरे स्तायुओंको काममें लछेनेकी जरूरत होती है। इस तरह 
लाजिमी समयकी वचत ऐसे वक्‍त हुई है जब उसकी जरूरत ही थी। (इस समय 
फिर विक्षेप हुआ, क्‍योंकि छर्बंत पीना था और ओर फल तैयार करके खाने थे।) 

तुम्हारे नमक छोड़ देनेकी मुझे चिन्ता नहीं है। जब छोड़नेका लाभ समाप्त 
हो जाये, तब फिर लेने छग जाना। मुझे पता नहीं कि ज्वार या बाजरेकी रोटी 
तुम्हें माफिक आयेगी या नहीं। क्‍या जेका पिसा हुआ गेहेंका मोटा आटा है ही 
नहीं ? खैर, ज्वार या बाजरेकी एक रोटीसे तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए। 
लेकिन सूखे मेवे और ताजे फल खूब लेनेसे तुम बिलकुल अच्छी रहोगी। 

किसनको ' अपनी आँखोंका ध्यान रखना चाहिए और अच्छी तरह तन्‍्दुरुस्‍्त 
बनना चाहिए। 

मेरी और प्रगति हुई है। और १३६ पौंड वजन बढ़ जानेसे कुछ १०३३ 
पौंड हो गया है। जहाँतक मेरी कल्पना है, इसका कारण भोजन सम्बन्धी एक खोज 
है। यह उसी समय हुईं जब अस्पृश्यताका काम शुरू हुआ। लेकिन इस कामसे वजनकी 
वृद्धिकां कोई वास्ता नहीं है। में लगभग एक औंस ताजा सुखाया हुआ दूध लेता 
हूँ। इसे मराठी ओर गुजरातीमें मावा कहते हैं। दूधमेंसे पानी उड़ा दिया जाता है। 
वह भारी साबित होना चाहिए। परन्तु मालूम होता है कि मेरे लछिए वह ईदवरकी 


२, मीराबहनकों लिखे इस अंग्रेजी पत्रमें तथा अन्य पत्रोंमें सम्बोधन देवनागरीमें है। 
२. किंसन घुमटकर, प्रेमावहन कंटककी मित्र । 


१३ 


१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


देन सिद्ध हुआ है। इसके कारगर होनेके बारेमें निर्णय देना अभी बहुत जल्दी होगा। 
हाँ, इसमें शक नहीं कि मौजूदा वृद्धि इसीके कारण हुई है। 

अमीर अलीकी प्रस्तावनाके सम्बन्धरमें तुमनें जो कही वह बहुत सही है। जबतक 
वह केवल इस्कामकी बात करता है, तबतक वह परिचित भूमिपर चलता है। 

वा अभी आश्रममें ही है। वहाँ हमेशाकी तरह बीमारीका दौर रहा है। कुसुम 
गांधी काफी बीमार है, उसे बुखार नहीं छोड़ता। 

हम सब अच्छे हैं और तुम दोनोंके लिए गाड़ी-भर प्रेम भेजते हैं। 


बापू 


[ पुनरच : 
अब सुबहके ५-३० बज चुके हैँ। अब मुझे “पुस्तकालय ' जाना है और फिर 
घूमने जाना है, क्योंकि बादमें ६ई३ वजेके लगभग बकरियाँ आ जाती हैं। 


मूल अंग्रेजी (स्री० डब्ल्यू० ६२५०) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० 
९७१७से भी । 


११. पन्नः ई० ई० डॉयलको 


यरवदा सेन्‍्ट्रल जेल * 
१७ नवम्बर, १९३२ 

प्रिय कर्नल डॉयल, 
श्रीमती मणिबहन पटेलके सम्बन्धर्मं लिखे मेरे पत्र ' के उत्तरमें आपके १५ 
तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। चूंकि उस पत्रमें जो माँग की गई थी उसका सम्बन्ध 
एक अत्यन्त तात्कालिक मामछेसे था, इसलिए मैंने तुरन्त उत्तरकी आशा की थी 
ताकि वह कामका हो। सोभाग्यसे उसके भाईकी' हालत अभी खतरनाक स्थितितक 
नहीं पहुँची है, लेकिन इतनी ग्रम्भीर है कि उन छलोगोंके लिए जो मरीजमें गहरी 
दिलचस्पी रखते है, चिन्ताका कारण वन जाये। मणिवहन पटेल जैसे एक नजदीकी 
रिशतेदारकी ओरसे यह माँग कि उन्हें अपने भाई की बीमारीका हाल रोज-ब-रोज 
बताया जाये, में नहीं समझता कि कोई रियायतकी माँग है। में निवेदन करना 
चाहूँगा कि यह हर व्यक्तिका एक मानवीय अधिकार है, चाहे वह कंदी ही हो। 
इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इसी मानवीय दृष्टिकोणसे मेरी माँगपर विचार करे। 
भेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि किसी ऐसी रियायतकी माँग करू जिसके पानेकी 
आशा रियायत होनेके कारण ऐसी ही परिस्थितियोंमें हर अन्य कैदी न कर सके। 


१, इसे परवदा मन्दिर भी कहा जाता था। इसके बादके पत्नोंमें ऊपर स्थानका उल्लेख नहीं किया 
जा रहा है। ४ जनवरी, १९३२ से ८ मई, १९३३ तक गांधीजी परवदा जेलमें रहे । 

२. देखिए खण्ड ७५१, “पत्र : ई० ई० डायरको ”, १०-११-१९३२। 

३- ढाह्याभाई पेटेला 


पंत्र : भाऊ पानसेको १५ 


और कहीं सरकार यह न समझ सके, जैसे कि आप समझ सकते हैं, कि उसके पिताके 
बजाय मैंने क्‍यों माँग की, अतः मैं कह दूँ कि ऐसा केवल इसलिए हुआ है कि 
मणिबहन आश्रमवासिनी रही है और उसके पिताने १९२४ से उसे मेरी देखरेखमें छोड़ा 
हुआ है। सरकारके सामने जो कामकी जानकारी होनी चाहिए उसे पूरा करनेके 
लिए मैं यह और बता दूं कि मैंने आपको अपना पत्र सरदार वल्लभभाई पटेलकी 
सलाहसे और स्वीकृतिसे लिखा था। यदि इस पत्रके पहुँचनेतक आदेश मिल तन चुके 
हों तो क्या आप कृपया यह पत्र सरकारके सामने रखेंगे? 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
वॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेलट्स : होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल सं० ८००(४० ) 
(४), भाग २, पृ० ६१ 


१२. पत्र : भाऊ पानसेको" 


१७ नवम्बर, १९३२ 
चि० भाऊ, 
गो-सेवा सम्बन्धी तुम्हारा प्रश्न ठीक है। दृधको बिलकुल छोड़ देना तो निरचय 
ही भादर्श स्थिति है। किन्तु फिलहाल इस हृदतक पहुँचना सम्भव नहीं दिखता; इस- 
लिए अभी तो हमारा आददाों यही है कि जितनी गायें रखना सम्भव हो उतनी गायें 
रखकर अधिक-से-अधिक दूध प्राप्त किया जाये। इसके लिए हम अभी स्थिर नहीं 
हो पाये हँ। जमकर बैठ पायें तो इस क्षेत्रमें बहुत काम करनेका विचार मनमें 
स्पष्ट हैं। भगवानकी इच्छा हुई तो यह होकर रहेगा। दुबली-पतली गायसे जितना 
दूध मिल जाये उतना ले लेनेमें मैं अवश्य ही दोष मानता हूँ। इस परिस्थितिसे 
जितना बचा जा सकता हो बचें। हिन्दुस्तानमें बहुत थोड़ी जगहोंमें हृष्ट-पुष्ट गायका 
दूध मिल पाता है। सच बात तो यह है कि हिन्दू धर्म “बहुत अस्त-व्यस्त हो गया 
है। गो-सेवा हिन्दूधमंका एक स्तम्भ है; और फिर भी यहाँ गायकी जितनी शोचनीय 
अवस्था है, उतनी दुनियामें और कहीं नहीं है। किन्तु इस विषयमें सोचकर परेशान 
होनेकी तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। इस समय तो तुम्हें जो स्वधर्म प्राप्त है 
उसका पालन करनेमें ही सब धर्मोका पारुन समाविष्ट है, यह समझ लेना है। 
अभी कब्ज कम नहीं होता, इससे यही समझना चाहिए कि आँतें बहुत शिथिल 
हो गई हैं। बीमारीने गहरी जड़ जमा ली है। शौच न होनेपर सिरमें दर्द हो तो 
फल न सिलने पर केवल सब्जियोंसे निर्वाह करें, इससे ज्वर नहीं आता, सिर नहीं 


१. विंनोबाके शिष्य । 


१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमंय 


दुखता, कुछ आधार भी मिल जाता है और शौच हो जानेकी सम्भावना भी बन 
जाती है। वहाँ इन दिनों तो काफी सब्जियाँ मिल ही रही होंगी। वहाँ रहना अनुकूल 
नहीं पड़ रहा हो तो छगनलालसे सलाह करके राजकोटमें रह लेना चाहिए। 
वहांका अनुभव काम आयेगा और शायद राजकोटका पानी माफिक भी आ जाये। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ६७४३) से। सी० डब्ल्यू० ४४८६ से भी; 
सौजन्य : भाऊ पानसे। 


१३. पन्न : एस० डी० सातवलेकरको 
१७ नवम्बर, १९३२ 


भाई सातवलेकर, 

आपने तो मुझको बड़ा प्रोत्साहन भेजा है।' लेकिन ऐसा तो आपने नहीं 
माना था कि मैं आपकी अस्पृश्यता-निवारणके बारेमें भूत प्रवृत्तिको नहीं जानता था ? 
यों तो मैंने आपका निबंध भी पढ़ लिया था। मुझे तो इतना हि जानना था कि 
इस बख्त इस प्रचण्ड आंदोलनमें आपका हिस्सा क्या होनेवाला है। इसका पत्ता मुझकों 
अच्छी तरह मिल गया । श्रीमंत महाराज ओर राणी साहेबा दोनोंको बहुत-२ धन्यवाद 
दीजिए । आपने जो वहाँके कार्यका सुंदर विवरण दिया है उसका मैं यथासमय 
सदुपयोग करूँगा।' 


आपका, 
मोहनदास 

श्री एस० डी० सातवलेकरजी 

स्वाध्यायमण्डल 

आऔंध"' 


(जिला सतारा) 


(सी० डब्ल्यू० ४७६९)से; सौजन्य : एस० डी० सातवलेकर। 


२, पहले १५ नवम्बर, १९३२ के पत्रमें गांवीजीने सातवलेकरसे अस्पृश्यता-निवारण कापमें हिस्सा 
लेनेको कद्दा था। देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ ४३१। 

२. विवरण गांधीजीकी टीका सहित हरिजन २५-३-१९३३ में “मौंध राज्य और जअस्पृदयता ” 
शीपेकसे छपा था। 

३. व ४. ये अंग्रेजीमें हैं। 


१४. पत्र : डॉ० रघुवीरसह अग्रवालूको 


१७ नवम्बर, १९३२ 


भाई रघुवीरजी, 

आपका पत्र मिला है। पुस्तक भी मिला। इस वखरुत में इतना हरिजन सेवाके 
कार्यमें गिरफ्तार हूं कि मेरे पास समय नहीं है। छेकिन मैं आपने बताया हुआ 
उपचार करनेकी कोशिश करूँगा। और यहाँ तो हम तीन ऐनक वाले पड़े हुए हैं। 
तो आह है कि हम तीलों प्रयोग करेंगे | आपको यहां आनेकी तकलीफ नहीं दुँगा। 
और जो सूचना आपने वताइ है समजनेमें मुसीबत नहीं है। 

मोहनदास गांधी 

डॉ० आर० एस० अग्रवाल 
आई० ऐंड इयर स्पेशलिस्ट 
बुलन्दशहर, यू० पी० 

सी० डव्ल्यू० ९६६४ से; सौजन्य : एम० एस० अग्रवाल, दिल्‍ली । 


१५, तार: जगन्नाथको* 


[१८ नवम्बर, १९३२ ]* 


आपको तथा आपके परिवारको हमारी संवेदना; * हालाँकि महान विधवाकों 
जो सौभाग्य मिला उसपर हमें अपनी निजी खुशी दबानी नहीं 
चाहिए । 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दुस्तान टाइम्स, २०-११-१९३२ 


१. भाहंड ऐंड विज़्च, ठेखक डॉ० आर० एस० अग्रवाल। 

२, पता अंग्रेजीमें है। 

३, सर्वेन्ट्स भफ द पीपल सोसाइटीके सचिव। 

४. “ लाहोर, १८ नवम्बर, १९३२” की तारीखमें प्रकाशित इस तारके लिए कहा गया था कि 
भहात्मा गांधी, सर्वार वल्कमभाई पंटेल औौर महादेव देसाईने यह श्रीमती छाजपतरायके निषनपर भेजा 
था। देखिए “ देनन्दिनी, १९३२ ” में इस तिथिकी प्रविष्टि भी। 


१७ 
५२-३२ 


१६. तार: गोविन्द मालवीयको 


१८ नवम्बर, १९३२ 
[गोविन्द मालवीय [* 
इलाहाबाद 
ईदवरका धन्यवाद । आशा है कि पिताजी” की तबीयत कामके वोलझसे 
बिगड़ी नहीं होगी । 
[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेकट्स : होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल नं० ८०० (४०) 

(३), भाग-३, पृ० ३७३। 


१७. तार: मधुसूदन दासको 


[१८ नवम्बर, १९३२]'* 


मधुसूदू्न दास चिरायू हों। मुझे कुछ ऐसा खयाल हो गया था कि 
आप नहीं रहे। यह मेरी बेवकूफीका साफ प्रमाण है छेकिन यह 
इस बवातका भी प्रमाण हो कि ईईइवरकों आपसे अभी आगे भी बहुत 
वर्षों तक सेवा छेनी है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-११-१९३२ 


१८. वक्‍तव्य : सधुसुदन दासपर 


१८ नवम्बर, १९३२ 


उड़ीसामें रह रहे एक आश्रमवासीने मुझे यह बताते हुए तार दिया है कि 
मधुसूदन वावू, जिनके चर्मकारोंके लिए किये गये अच्छे कामका उल्लेख मैंने अपने 
पाँचवें वक्‍तव्य में किया था, मरे नहीं हैं। पता नहीं यह मान लेनैकी वेवकूफी मैंने 
कैसे की कि मधुसूदन बावू नहीं रहे। तार पानेपर मैंने निम्नलिखित तार" मघुसूदत 
वावूकों भेजा: 


१. “देनन्िनी, १९३२” में १८ नवम्बर, १९३० की प्रविध्से। 

२. मदनमोहनन भालवीप | 

३- “देनन्दिनी १९३२ ” में इस तिथिकी प्रविश्सि। देखिए अगला शीर्षक भी। 
४. देखिए खण्ड ५१, “वक्तव्य: -अस्पृशपतापर-५,?” १४-११-१९३२। 

७, देखिए पिछला शौष॑का 


श्८ 


पत्र : ई० ई० डॉयलको १९ 


मधुसूदन बावू और उनके परिवारसे मैं इस भद्दी भूछके लिए नम्रतापूर्वक क्षमा 
याचना करता हूँ। 
[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋॉतिकल, १९-११-१९३२ 


१९. पतन्न : ई० ई० डॉयलको 


१८ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय कर्नल डॉयल, 
यह जानते हुए कि सेठ जमनाछारू बजाजकों कुछ दिनोंसे खाँसीकी तकलीफ 
है और यह भी कि उन्हें कानकी तकलीफ है जिसके वारेमें शक है कि तपेदिककी 
है, मैंने उन्हें यह सुझाव देते हुए तार' दिया था कि उन्हें अपने विशेष सलाहकार 
डा० मोदीकों बुदा भेजना चाहिए जो बम्बईके कान व गलेके विशेषज्ञ हैं। उत्तरमें 
उन्होंने ऐसा तार दिया है: 
सिला। सासान्य हालत वेसी ही। खाँसी और सवादका निकलना 
जारी। आज जेलोंके महानिरीक्षकको यह अनुरोध करते हुए तार दिया है 
कि बस्वई अयवा पूनामें, जहाँ-कहीं सरकारके लिए सुविधाजनक हो, एक्सरे 
ढारा जाँचका प्रवन्ध करा दिया जाये। 
यह तार १५ तारीखकों मिला था। उसके बाद मुझे उनका नियमित रूपसे 
आनेवाछा पत्र भी मिला है जिसमें उन्होंने अपनी वीमारी व खुराकके सम्वन्ध्में और 
जानकारी दी है। में जानता हूँ कि डॉ० मोदी कानकी तकलीफको कितना ग्रम्भीर 
मानते हैं। वे चाहते हैं कि जमतालालजी अच्छी खुराक लें। जमनालछालजी स्वयं भी 
फललोंके आदी हैं। उनका वहाँ भर्ती होनेके बादसे लगभग ४० पौंड वजन घट गया 
है। इसलिए मेरा ऐसा खयारू है कि उन्हें किसी ऐसी जगह भेज दिया जाना 
चाहिए जहाँ उन्हें बेहतर जलवायु मिल सके और ज्योंही जरूरत हो त्योंही विज्येषज्ञ 
डॉक्टरोंकी मदद मिल सके और उन्हें अपने विशेष डॉक्टरी सल्‍ाहकारोंसे जल्दी-जल्दी 
मिलनेकी सुविधा होना चाहिए तथा जबतक ऐसा न हो सके तबतक उतपर अपने 
खातेंके चुनावमें कोई प्रतिवन्‍्ध न हो और उसका सारा अतिरिक्त खर्च यदि सरकार 
चाहे तो जमनालछालजी करें। में इस मामलेपर तत्काल ध्यान देनेका अनुरोध करता हूँ। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
वॉम्वे सीक्रेट एव्स्ट्रेटट्स : होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल नं० ८०० (४०) 
(२), भाग-१, पृ० ३८३॥। 


१. यह तार उपलब्ध नहीं है; छेकित देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ ३४८। 


२०. पत्र: पद्मजा नायड्ुकों 


१८ नवम्बर, १९३२ 
महात्मा होना सचमुच लाभकारी है। मुझे तुम्हारे जैसे सेवकोंसे जब उनका 
जन्मदिन * होता है तब तथा जब मेरा होता है तब भी फल और फूल मिलते हैं। 
[अंग्रेजीसे 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० २५३ 


२१. तार: मणिबहन पटेलको 


१९ नवम्वर, १९३२ 
सणिवहन 
कैदी, वेलगाँव जेल 
डाह्माभाईको ७ दिनसे बुखार आ रहा है। अब मालूम हुआ है कि 
मोततीझरा है। और कोई खराबी नेहीं है। देखभालके लिए खास 
नर्स हैं। चिन्ताकां कोई कारण नहीं है। रोज समाचार भेजनेकी 
कोशिश कडूँगा। 
बापू 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो-४: सणिबहन पढेलने, पृष्ठ ९० 


२२. पन्न: एम० जी० भण्डारीको 


१९ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय मेजर भण्डारी, 

* हिन्दू के संवाददातासे मेरी भेंट ' के सिलसिलेमें, जिसमें लॉर्ड सैंकीके पत्रका 
जिक्र हुआ था, सरकारका एक ज्ञापन आपने कृपया मुझे दिखलाया। उस ज्ञापनको 
मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने उन पत्रोंपर, जिनमें मिलनेवालों और अस्पृरयता-निवारण 
सम्वन्धी पत्र-व्यवहारके बारेमें सुविधाओंकी माँग थी, सरकारके निर्णयको पढ़ा और 
फिर दुवारा पढ़ा। मैंने जो आश्वासन दिया था उसमें और भेंटमें छॉडे सैंकीके पत्रके 


२. पद्मजा नायडूका जन्मदिन १८ नवम्बरको था। 
२. १२ नवम्बर, १९३३ को; देखिए खण्ड ५१, ५४ “सेंट : 'हिन्दू'के प्रत्चिनिधिकों, १९-११-१९३९। 


२० 


पत्र : एम० जी० भण्डारीको २१ 


उल्लेखमें में कतई कोई असंगति नहीं देखता। भेंटकों ध्यानसे पढ़नेपर यही' मिलेगा 
कि किसी सूरतसे या किसी भी तरीकेसे अपने आइवासनसे हटनेके बजाय, मैंने अपने 
आइ्वासनके' कारण सरकारके जरिये आनेवाले पत्रोंके सिवाय अन्य किसी पत्रका उत्तर 
देनेमें असमर्थता व्यक्त की है। 

अस्तु, में सरकारका क्ृतज्ञ हूँ कि उसने मेरा ध्यान उस बातकी ओर दिलाया 
जिसे वे मेरे आइवासन और सम्बद्ध भेंठमें छॉडे सैंकीके पत्रके उल्लेखमें असंगति मानते 
हैं। में इतना और कहना चाहूँगा कि में अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंमें आश्वासन 
निभा रहा हूँ। भेंटोंके दौरान ऐसे सवाल उठ खड़े होते हैं जिनका अस्पृश्यताके कामसे 
गहरा सम्बन्ध है, लेकिन जो सच कहा जाये तो अस्पृश्यतासे वाहरके होंगे। मैं कड़े 
मनसे, यह जोखिम उठाकर भी कि मैं गलत समझा जाऊँगा और हेतुको क्षति पहुँचेगी, 
उनका भी जवाब देनेसे सख्तीके साथ बचता हूँ। ऐसा तो है ही कि आम तौरपर 
आप या जेरर भेंटोंके दौरान मौजूद रहते हैं। मैं यह कहता हूँ कि अस्पृश्यताके 
अलावा किसी अत्य मामलेपर अपनी राय' देनेसे में सावधानीसे इनकार करता आया 
हूँ, यहाँतक कि जब मुझे पता चला है कि मिलनेवालोंके पास, वे चाहे भारतीय रहे 
हों या यूरोपियन, अस्पृश्यवापर कोई खास बात करनेकी नहीं हो सकती या जब 
उन्होंने अस्पृश्यताके राजनैतिक पहलूपर बातचीत करनी चाही है, तो मैंने उनसे 
मिलने तकसे इनकार कर दिया है। आप और शायद वे भी मेरी इस बातकी ताईद 
करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा करनेमें में भारत सरकारके निर्णयवालले पत्र तथा 
अपने आइवासनसे भी आगे बढ़ गया हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि उनमें जो भावना 
है, उसमें अस्पुश्यताके राजनैतिक पहलको भी वातचीतके बाहर रखनेकी अपेक्षा है। 
यहाँ मेरा आशय उस पत्र-व्यवहारसे है जो श्री जेनकिससे मैं कर रहा हूँ। 

जो भी हो, यदि इस जवाबसे सरकारको सन्‍्तोष नहीं हो, तो मेरा सुझाव है 
कि वह ऐसा अधिकारी भेज दे जो मुझसे बातचीत कर छे कि ऐसे मामलोंपर, जैसा 
कि इस पत्र-व्यवहारका विषय है, सरकार क्‍या चाहती हैं कि मैं क्या करूँ। और 
यदि अपने कामसे संगति रखते हुए मैं सरकारकी इच्छा पूरी कर सका, तो मैं बड़ी 
खुशीसे वैसा करूँगा। असामान्य परिस्थितियोंमें मुझे जो असाधारण सुविधाएँ दी गई 
हैं उनके बीच यदि सम्भव हो तो मेरी इच्छा है कि इस अध्यायके अन्तमें सरकारसे 
मुझे यह प्रमाण-पत्र मिले कि मैंने जो आश्वासन दिया था वह सम्माननीय ढंगसे 
निभाया गया है। 


हृदयसे आपका, 
ह मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
वॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्स : होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल नं० ८०० (४०) 
(४), भाग, २, पृ० ३५ 


२३. पत्र : डाह्याभाई पदेलको 
१९ नवस्व॒र, १९३२ 


चि० डाह्याभाई, 
तुम्हारे स्वास्थ्यके समाचार रोज मिलते रहते हैं। ऐसी व्याधियाँ भी हमारी 
परीक्षाके लिए आती हैं। तुम खूब धीरजसे सहन कर रहे हो, ऐसा भाई करमचन्द 
लिखते हैं। तुमसे ऐसी ही आशा की जाती है। मणिबहनकी चिन्ता न करना। 
प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा ही। 


बापूके आशीर्वाद 


श्री डाह्मयाभाई पटेल 
रामनिवास' पारेख स्ट्रीट 
वम्बई-४ 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -४: सणिवहन पढेलने, पृष्ठ १४९ 


२४. पत्र : आनन्दर्शंकर बी० श्रुवको 
१९ नवम्बर, १९३२ 


आपको अपने बारेमें सदा आत्मविश्वास कम रहा है। काशी जाते समय भी 
आपको क्या कम संकोच था? मगर वहाँ कितने वर्ष आपने निकाल दिये और कौन 
जाने अभी कितने और निकाल देने पड़ेंगे? इसलिए यह न मान लीजिए कि आपकी 
हिचकिचाहटसे मैं भी घोखा खा जाऊँगा। राजाजीने मालवीयजीके दक्षिणमें त जानेके 
बारेमें एक अकाट्य तके दिया है। जबतक वे काशीमें विश्वताथका मन्दिर तहीं खुलवा 
देते, तबतक दक्षिणके शास्त्री उनकी बात नहीं मानेंगे । वे यह कहँगे कि पहले काशी 
विश्वनाथ खुलवाइए, फिर हमारे यहाँ आइये। आप और मैं उन्हें ऐसी विषम स्थितिमें 
न डालें। और उनके स्वास्थ्यके वारेमें भी राजाजी तो कहते हैं कि उनसे इतना 
लम्बा सफर नहीं कराना चाहिए। इसलिए यदि मालवीयजी सहमत हों, तो आप 
उनके प्रतिनिधिकी हैसियतसे चले जायें, भले ही छोग आपकी न सुनें। मगर यह 
ते होने-जैसी वात है। यह तो हुआ आपकी दक्षिणकी यात्राके विषयमें। 


१. देखिए, “ तार: मणिवदन पंटेलकों?”, पृष्ठ २० भी। 
२२ 


पत्र : आनन्दशंकर बी० ध्ुवको २३ 


अब शाास्त्रार्थके बारेमें। मुझे जो साहित्य दिया गया है, उसमें से कुछ भेजता 
हूँ। इसको जाँच कीजिए, उसे ध्यानमें रखकर एक सुन्दर जवाब जल्दी ही तैयार 
कीजिए और जितने पण्डित आपके साथ हो सकें, उतनोंके हस्ताक्षर उसपर करा 
लीजिए। यह जवाब संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजीमें होना चाहिए। एक तो प्रामाणिक 
सनातनी, दूसरे तटस्थ जिज्ञासु, तीसरे अस्पुर्यता-निवारणका काम करनेवाले, जिनके 
लिए सनातनियों वगैरहसे भेंढ करते समय आपका लेख सहायक हो सके, और चौथे 
,विधर्मी, जो समझ कें कि सच्चे सनातन धर्ममें जन्मसे कोई अस्पृश्य नहीं होता और 
जो खास कारणोंसे अछूत माने जा सकते हों वे भी आसानीसे स्पृश्य बन सकते हैँ 
--इत चारोंकों ध्यानमें रखकर आपको लिखना है। आपको यह भी बताना है कि 
आज जो अत्याचार अछुत कहलानेवालोंपर हो रहे हैं, उत्ते लिए कोई आधार 
नहीं है। जिनका आप, मैं और दूसरे हजारों आदमी आदर करते हैं, उनकी कुछ 
पंक्तियाँ उद्धृत करता हूँ: 

हिन्दुस्तानके इस भागमें जबसे मन्दिरोंसों पूजा शुरू हुईं, तभीसे इन 

वर्गोको मन्दिरोंसे दूर रखा गया है। ऐसा समय, जब अछ्तोंको मन्दिरोंमें 

जानेकी आजादी थी, ढूंढ़ निकालनेमें विद्वानोंकों मुश्किल पड़ेंगी। भुझे डर है, 

यद्यपि से इसपर गव॑ नहीं कर सकता, कि जैसे घमंका आचरण आज किया 

जा रहा है वेसे धर्ममें बहिष्कारका विधान है। जो इसे धर्मंका सिद्धा्त मानकर 

इसपर कायम हें, उनके पक्षमें कानून, शास्त्र और रूढ़ि सब हैं। ये लोग 

सनातनी हैं । 

इन्हें आपको जवाब देना है। कानून यानी सरकारी कानून भले ही उनके पक्षमें 
हों; रिवाज यानी आजकलके पतनकालका रिवाज भले ही उन्तके पक्षमें हो, मगर 
शास्त्र उनके पक्षमें नहीं हैं। हिल्दुकालका कानून उनके पक्षमें नहीं था और सच्चा 
रिवाज यानी शुद्ध आचार भी हिन्दुओंके उन्नति-कालमें कभी उनके पक्षमें नहीं था, 
यह प्रामाणिक तौरपर दिखाया जा सकता हो तो यह आपको निरचयपूर्वक दिखाना 
है। आपका निर्णय डेल्फीके देवताके निर्णय जैसा न होना चाहिए। ऐसी श्रुव-नीति. 
जितनी जल्दी भेज सके भेज दीजिए। 

[गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० २५५-६ 


२५. पत्र : घनश्यामदास बिड़राकों 


१९ नवम्बर, १९३२ 
भाई घनद्यामदास, 


रामसिहासन महतोका खत इसके साथ रखता हूं। इसे पढ़कर या पढ़वाकर 
उचित करें। 


बापूके आशीर्वाद 


सी० डव्ल्यू० ७९०५ से; सौजन्य : घतश्यामदास बिड़ला। 


२६. बातचीत : जी० के० देवधरसे 


१९ नवम्बर, १९३२ 


श्री देवधरने ' महात्माजी को बोर्ड हारा तेयार की गई वह योजना समझायी 
जो सारे महाराष्ट्रमें आम तौरपर “अछूतों ' के उद्धार और विशेष रूपसे अस्पृश्यता- 
निवारणके लिए काम शुरू करनेके सम्बन्ध्में थी। तब उनके और महात्माजीके बीच 
गुरुवायूर मन्विर-प्रवेशके सम्बन्धर्में सहात्माजीके प्रस्तावित उपवासपर रूम्बी बातचीत 
हुईं। श्री देवधरने उत्त कठिनाइयोंकी ओर संकेत किया जो अस्पृश्यता दूर करने और 
मन्दिरोंको अछतोंके लिए खोलनेके रास्तेमें मलाबार प्रान्तमें अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा 
कहों ज्यादा हेँ। श्री देवधरकी रायमें सल्‍ाबारके हिन्दू अपने धामिक विद्वासों और 
पुर्वप्रहोंगें बहुत कट्ढर हैं और अछूतोंके मन्दिर-प्रवेशका कड़ा विरोध करते हैं। 
महात्मा गांधीने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि श्री देवधरकों मराबारका जो 
अनुभव है उसे देखते हुए उन्हें उस प्रान्त्में अस्पृब्यता-निवारणके सम्बन्धर्में जनमत 
तेयार करनेका प्रचार कार्य हाथमें लेना चाहिए। 
[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, २२-११-१९३२ 


१. सर्वेन्ट्स मॉफ इंडिया सोखाइटीके अध्यक्ष तथा म० भा० अखृर्यता-विरोधी संघके महाराष्ड, 
डिवीजनल बोईके भध्यक्ष ! 


४ 


२७. पतन्न : थानंबर्गंको' 


२० नवम्बर, १९३२ 


आपके पत्रके लिए धन्यवाद। अफसोस हुआ कि आपसे मिल नहीं सका। 
भीतरी सुधारका जो आन्दोलन यहाँ चल रहा है, उसमें यदि अमेरिकाको कुछ मदद 
करनी हो, तो पहले उसे इस आन्दोलनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इसका 
अध्ययन करना चाहिए और इसपर ज्ञानयुक्त राय देनी चाहिए। सनातनियोंपर भी 
आज वृद्धिसम्मव रायका असर होता है, भले ही वह राय बाहरसे आई हो। दूसरी 
बात यह करनी चाहिए कि आशिक प्रश्नोंके वारेमें विशेषज्ञोंकी मदद सुधारकोंकों 
मुफ्त सुलभ करानी चाहिए। उदाहरणके तौर॒पर मृत पशुका माँस खानेवालोंका प्रइन 
वड़ा विकट है। जवतक मरे हुए ढोरोंका कव्जा हरिजनोंको मिलता रहेगा, तबतक 
वे मृत पद्ुका माँस खाना नहीं छोड़ सकेंगे। वे मरे हुए ढोरकी चमड़ी उतार छेते 
हैं और माँस खाते हैं। मरे हुए ढोरोंक्रे चमड़े स्वच्छ और अच्छे ढँगसे उतारनेकी 
तथा ढोरके वाकीके भागका उत्तम-से-उत्तम उपयोग करनेकी पद्धति खोजनेकी मैंने 
कोशिश की है। लेकिन इसके लिए विशेषज्ञोंकी सहायता छेनेमें रुपया खर्चे करनेकी 
इच्छा न होने और उसको शक्ति भी न होनेके कारण मुझे अँधेरेमें भटकता पड़ा है। 
इस काममें अमेरिका आसान्नीसे हमें विशेषज्ञोंकी मुफ्त मदद दे सकता है। अमेरिकाके 
धर्मपरायण आदमियोंको अगर यह समझाया जाये कि हिन्दू धर्म, इस्लाम और 
दुनियाके दूसरे वड़े धर्म भी ईसाई धर्मके बरावर ही सच्चे हैं और इसलिए उन 
घर्मोका नाश करनेकी नहीं, वल्कि जहाँ जरूरत हो वहाँ सुधार करनेकी आवश्यकता 
है, तो धर्म-परिवर्तनका हेतु रखे बिना वे यह मदद दे सकते हैं। अमेरिकाके सयाने 
लोग इस मौजूदा महान आन्दोलनका यदि अच्छी तरह अध्ययन करें तो मैं जो 
कहता हूँ उसके वारेमें उन्हें विश्वास हो जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे |. 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पु० २५९-६० 


१. एक अमेरिको नागरिक, जिन्होंने दो वार गांधीजी से सुछाकातकी माँग की किन्तु अनुमत्ति नहीं 
मिली। फिर उन्होंने अपना हस्ताक्षर-संग्रद भिजव्रा कर गांवीजीसे अमेरिकी जनताके लिए संन्देश भी माँगा। 


ड्प 


२८. पन्न : अमीना गु० कुरंशीको' 


२० नवस्बर, १९३२ 


बेटा अमीना, 
मुझे तेरा खत पसन्द आया। तूने स्पष्ट लिखकर ठीक किया। तेरा झ्वरीर 
सुधारनेका तो वही उपाय है जो मैंने बताया। तू नहीं पढ़ी इसमें तेरी थोड़ी त्रुटि 
है। इस वबातकों तू सोचकर देखता। बाकीका दोष मेरा है। मैंने आश्रमकी शिक्षापर 
पूरा ध्यान नहीं दिया, यह दोष मेरा। लेकिन तू अगर सचमुच पढ़नेको तैयार हो 
तो मैं तुझे किसी मदरसेमें भरती करा देनेको तैयार हूँ। भावनगर जा सके तो 
वहाँकी कन्याशालामें रख दूँ। अमरेलीमें भी अच्छी पाठ्शाढा है। दोनों जगहोंमें 
तुझपर विश्येष ध्यान दिया जायेगा। यदि पढ़ाईकी कमीको लेकर ही परेशान है 
तो में यह परेशानी दूर कर सकता हूँ। तेरी जो इच्छा हो मुझे लहिखना। नारण- 
दाससे भी दिल खोलकर बातें करना। ईइवर तुझे शान्ति दें। 
बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६६३) से। सी० डब्ल्यू० ४३०८ से भी; 
सौजन्य : हामिद कुरैशी। 


२९. पतन्न : आश्रमके बच्चोंको 
२० नवम्बर, १९३२ 


बालको और बालिकाओ, 

इन दिनों मेरी ओरसे पत्रकी उम्मीद नहीं करनी है; इसलिए मैं दो छकीरें 
लिख दूं तो सनन्‍्तोष मानना। तुम छोग तो लिखते ही रहना। 

जेंल-जैसी खुराकसे हार मत मानना। 


बापू 
गृजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से । 


१. इमामसाइब अब्दुल कादिर बावजीरकी बेटी, जिसका विवाह गुलाम रूल कुरेशीसे हुआ था। 
२६ 


३०. पत्र: गुलाब ए० शाहकों 


२० नवम्बर, १९३२ 
चि० ग्रुलाब, 


तेरे अक्षरोंक लिए ४ नम्बर। 
इस शरीरका नाश हो जानेपर भी जो जीवित रहता है, वह आत्मा है। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १७३० )से। 


३१. पत्र: जमनाबहन गांधीकों 
२० नवम्बर, १९३२ 


चि० जमना, | 

क्या स्टोव सम्बन्धी पत्र 'के किसी कोनेमें भी मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं? यदि 
हस्ताक्षर करना रह गया हो और उसकी जरूरत हो तो अन्तिम पृष्ठ मुझे भेज 
देना । 

स्टोवकी बहुत जरूरत पड़ती हो तो प्राइमसके बदले जो मिद्टीके तेलके अन्य 
स्‍्टोव मिलते हैं उनमें से कोई इस्तेमाल करो। महादेवका कहना है कि आजकल तो 
ऐसे बहुत अच्छे और सस्ते स्टोव मिलते हैं। क्‍यों न इस्तेमाल करके देखो। जलानेमें 
तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। 

पुरुषोत्तम ' और कनु  मजेमें होंगे। 


बापू 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६३) से; सौजन्य : नारणदास गांधी। 


१. नारणदास गांवीकी पत्नी। 

२, यह उपलब्ध नहीं है; लेकिन देखिए खण्ड ७१, “ पत्र : जमनावहन गांधीकों ”, १३-११-१९३२ 
और “पत्र : नारणदास गांधीको ”, ५० २३३-४ 

३ व ४. जमनावहन गांधीके पुत्र 


-२७ 


३२. पतन्न : केशव गांधीकों 


२० नवम्बर, १९३२ 


चि० केशू, 

जैसे विचार तुझे आते हैं वैसे दूसरोंकों भी आते हैं। रामको रटते रहना। 
इससे धीरे-धीरे ये विचार नष्ट हो जायेंगे। शिक्षकको पवित्र और अपने विषयका 
जाननेवाला होना चाहिए। विद्यार्थी नम्न और परिश्रमी हो। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० ३२८४) से। 


३३- पत्र : सणिबंहत पटेलको 


२० नवम्बर, १९३२ 


चि० भणि, 

डाह्माभाईकी बीमारीके वारेमें मेरा तार मिला होगा। तुझकों हमेशा खबर 
देनेकी और तुझे जो लिखना हो डिह्माभाईको या उसके बारेमें] वह लिखनेकी 
इजाजताो मिल गई है। इसलिए तू वहाँसे रोज लिख सकती है। वह पत्र में डाह्या- 
भाईको पहुँचा दूंगा। यहाँसे तो रोज पत्र लिखा ही करूँगा। डॉ० मदन ' का पत्र 
आया है। वह इसके साथ भेज रहा हूँ। उसके वाद आज भी भाई करमचन्दका 
पत्र आ गया है। इसलिए करू तकका हाल अच्छा ही माना जायेगा। आज १४ 
दिन पूरे हुए हैं। अभी बुखार १०० से १०३ के बीच रहता है। एक वार ९९.५ 
तक भी गया था। छाती, फेफड़े वगैरह ठीक हैं। फछोंका रस, जौका पानी और 
कभी-कभी पतली छाछ, इतनी चीजें ले सकता है। खास नर्से रखी गई हैं। हर तरहसे 
ध्यान रखा जाता है, इसलिए चिन्ताका जरा भी कारण नहीं है। 


१. मगनलाल गांधीकै पुत्र । 

२. देखिए पृष्ठ १९। 

३. देखिए “ पत्र: ईं० ईं० डॉयलको ”, पृष्ठ १४-७। 
४. बम्वईके कुशल पारसी डावेटर। 


२८ 


पत्र : नर्मदावहन राणाको २९ 


हम सव आनन्‍दमें हैं। 
बापूके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे | 
बायुना पत्रो-४: सणिबहन पढेलने, पृष्ठ ९०-१ 


३४. पतन्न : नर्संदाबहन राणाको 


२० नवम्बर, १९३२ 


चि० नमंदा, 

तेरे पत्रकी गरुतियाँ सुधारकर उसे वापस भेज रहा हूँ। उन्हें सावधानीसे 
देख जाना। गरूतियाँ होती हैं इस कारण तुझे दुःखी नहीं होना चाहिए। वहुत-सा 
तो अपने वलरूपर ही सीखा जा सकता है। रोज धैर्य रखकर लिखनेसे अक्षर अच्छे 
हो जाते हैं। रटनेसे पहाड़े पकक्रे हो जाते हैँ। शब्दोंके हिज्जे दव्दकोपमें देखने 
चाहिए। रोज सवारू हू करनेसे अंकगणित सुबर जाता है। 

इस तरह बहुत-सी बातोंमें किसीको मदद जरूरी नहीं होती। काम-बन्धा भी 
शिक्षण है। 


बापू 
[ पुतरच: 

अक्षरोंका आकार सुधारा है और नीचे नमूनेके लिए! जो छिखा है, उसे भी 
देखना । 

गुजरातीकी फोटो-नकलछ (सी० डव्ल्यू० २७६८) से; सौजन्य: रामतारायण 
न० पाठक। 


१. १४ नवम्बर, १९३२-का | 
२. इसमें लिखा था: “आपका कृपा पत्र मिला। इसे पढ़कर मुझे भत्यन्त प्रसन्नता हुईं। 


२९ 


३५. पतन्न : प्रसाबहन कंटककों 
२० नवम्बर, १९३२ 


चि० प्रेमा, 

अभी और कुछ दिनों मैं छोटे पत्र ही लिख पाऊँगा। तेरे पत्र रूम्बे हों तो 
उसकी मुझे चिन्ता नहीं। मुझे तेरे द्वारा भेजे वर्णन जरूर चाहिए। मैं खबर तो 
दे ही नहीं सकता। मैं तो विनोदपुर्ण या प्रेमपूर्ण पत्र ही लिखूँगा। उलाहना दूँगा 
और देते वनेगा तो कभी-कभी ज्ञान भी दे दूँगा। परन्तु तुझे तो अपना हिसाब 
देना होगा, सुख-दुःखकी बातें कहनी होंगी। 

रमाबहन ' के बारेमें तुझे तंग नहीं करना चाहता। तेरे लिखनेकी भंगिमा ही 
ऐसी है कि उसमें से प्रेम निकाल सकना मुश्किल है। गनीमत यही है कि तेरे वचनोंमें 
जितना कठाक्ष होता है उतना तेरे कार्योमें नहीं आता। मेरे पास समय होता तो 
इसपर. बड़ा व्याख्यान दे देता। परन्तु तुझे हरिजनोंने बचा लिया है, क्योंकि उन्होंने 
भेरा सारा समय ले रखा है। 

अमीना खूब परेशान जान पड़ती है। उसका दुःख मालूम कर सको तो कर 
लेना और उसे शान्ति दे सको तो देना। 

मंगछाका हाल वैसा ही है जैसा तूने लिखा है। 


बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० १०३११)से। सी० डब्ल्यू० ६७५० से भी; 
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक । 


१. छगनलाल जोशीकी पत्नी। 
२. देखिए “ पत्र: अमीना य॒ु० कुरेशीको ”, पृ० २६। 


३३० 


३६. पत्र: रुक्सिणीदेवी और बनारसीराल बजाजको 


[२०|* नवम्बर, १९३२ 

चि० रुक्मिणी, 

तेरी चिंटुठी मिली। बच्चा आश्रममें है, यह कितनी अच्छी बात है। तेरे 
शरीरके सुधारके लिए घूमना मुख्य चीज है। और यह भी वहाँ जहाँ धूछ न उड़ती 
हो। 
चि० वनारसी, 

इस बार पिताजीका पत्र मिला है। उसमें उन्होंने व्यापारकी बात लिखी है। 
एक दाब्द नहीं पढ़ पाया। चाय-काफी जैसा छूगता है। क्या वे चाय-काफीका व्यापार 
करते हैँ? या किसी और चीजका ? 

तुम्हारा व्यापार ठीक चलता होगा। 


बापूके आशीर्वाद 


श्री बनारसीदासों बजाज 
ठठेरी बाजार 
बनारस सिटी 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१४५) से । 


३७. पन्न: सीताराम कृष्णाजी नलावडेको 


२० नवम्बर, १९३२ 
भाई सीतारामजी, 


आपका पत्र मिला। आप और आपके साथ जो भाई आना चाहते हैं वे गुरु- 
वार तारीख २४को ३ बजे आयें तो में खुशीसे भेंट कछूँगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजरातीकी फोटो-लकल (जी० एन० ७९९) से। 


१, ढाकखानेकी मुहरसे। 

२, रुविमणीका पुत्र। 

३. रामेश्वरलाल बजाज। 

४. गांधीजी बनारसीलाक बजाजकों बनारसीदास बजाज लिख़ते थे। 


३१ 


३८. पन्न: सूलचन्द अग्नरवालकों 


२० नवम्बर, १९३२ 
भाई मुचंदजी, 
प्रकृति पुरुष एक हि चीज है क्योंकि ईश्वरके सिवाय और कुछ नहिं परंतु 
उपाधिके कारण अनेकता प्रतीत होती है। अंतर्में जड कुछ नहिं है। वनसरंपतीमें भी 
जीव तो है परंतु वह वनस्पती जीव है। भेद प्रत्यक्ष है। हमारी प्रार्थवा साकार 
निराकारकी है। मूर्ति पृुजा उनके लिये आवश्यक है जिसे वह चाहिये। इतर लोग 
नाहं वता सकते हैं। जिसको रोटीकी भूख है उसे रोटी चाहिये। प्रार्थवाका प्रकार 
सबके लिये एक नहिं हो सकता क्‍योंकि नहिं है ऐसा स्पष्ट है। 


बापु 
पच्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७७१) से । 


३९. पत्र ; प्रभावतीकों 


२० नवम्बर, १९३२ 
चि० प्रभावती, 
तुमारा खत आया है। में तो जैसे तु लिखती है ऐसे हि खत भेजता हुं। 
में समझ हि नहिं सकता क्‍यों तुमको मेरे खत नहिं मिलते हैं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा 
है। दृध, भाजी, फल और रोटी छेता हुं। वजन १०३॥॥ तक गया है। तुम सवको 
आशीर्वाद । आजकल मुझे काम बहोत रहता है। आश्रम उठानेकी कोई बात नहिं हैं। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४२५) से। 


देर 


४०. पतन्न : असतुस्सलामको 


२० नवस्वर, १९३२ 


प्यारी वेटी अमतुलसलाम, 
आजकल मेरी तरफसे लरूम्वे खतकी उम्मीद न रखी जाये। कुदसियाकी' फिकर 
छोड़ दो। उसके नसीवमें होगा वही होनेवाला है। तुम्हारे मरनेकी वात करना नहीं। 
ऐसे क्यों हार जाती है? खुदा तुम्हारेसे बहुत खिदमत लेगा। 
बापूकी दुआ 
उर्दूकी फोटोन्‍न्नकल (जी० एन० २६४) से। 


४१. पतन्न : काशीताथ एच० केलकरको 


२१ नवम्बर, १९३२ 


प्रिय काशीनाथ, 

मुझे तुम्हारे पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनी ही है, और नहीं तो केवल इसलिए 
कि तुम एक प्यारे मित्रके बेटे हो। यदि गर्भागारका अर्थ --- मन्दिरका पूजास्थान है, 
तो मैंने स्पष्ट कहा है कि वह पुजारियोंके लिए सुरक्षित रहना चाहिए। मैंने हमेशा 
जामोरिनकी स्थितिसे सहानुभूति रखी है। जहाँ कानून सुधारकके विरुद्ध हो वहाँ उसे 
तबतक रुकना होगा जवतक कि कानूनमें परिवर्तत नहीं हो जाता। कुछ समय बाद 
में इन वातोंकों विस्तारसे कहनेकी आशा करता हूँ। तवतक आशा है, तुम हर तरहसे 
सुधार-कार्येकी आगे बढ़ानेमें मदद करोगें। 


हृदयसे तुम्हारा 
मो० क० गांधी 


काशीनाथ एन० केलकर, एडवोकेट 
यदुगोपाल पेठ, सतारा सिटी 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९७७) से; सौजन्य : जी० एन० कानिटकर। 


१, अमतुस्सलामकी भांजी। 


३ 
५२-३ " 


४२. पत्र : केशव गांधीको 


२१ नवम्बर, १९३२ 
चि० केश, 

एक तरफसे हँसी, दूसरी तरफसे रोना। सन्‍्तोककों छोटी और वा को बड़ी माँ 
समझना चाहिए। जब तूने [चरखेकी ] माँग की तो मैं समझा छोटी माँके लिए 
माँग की है और जब वड़ी माँने माँग की तो मैं समझा कि बड़ी माँका इरादा छोटी 
माँ से चरखा छीन लछेनेका है। तेरे पत्रसे बात समझा कि मैंने बड़ी माँ के प्रति 
बड़ा अन्याय किया। मैंने उसके प्रति न जानें ऐसे पाप कितने किये हैं। अब यदि 
इसकी उससे माफी माँगूं तो जानकर उसे दुःख होगा। इसलिए मेरे हाथमें तो अपने 
पापका प्रायश्चित्त चुपचाप रहकर करना ही शेष रहा। तू बड़ी माँसे हँसी-हँसीमें 
बता सके तो बता दे। किन्तु शायद यह तुझसे न बन सके। मैं जब कभी मिलूँगा, 

तब तो कहूँगा ही। 
बापु 


गूजराती (सी० डब्ल्य० ९४६८) से; सौजन्य : राधाबहन चौधरी। 


४३. पन्न : सणिलारू गांधीको 


२१ नवम्बर, १९३२ 
चि० मणिलाल, 
रेलगाड़ीमें लिखा हुआ तुम्हारा कार्ड मिल्ला। प्रागजी ' के बारेमें लिखा पत्र 
भी मिला था। प्रागजीने जो रकम इक्टूठी की थी उसमें से उन्होंने ४५० पौंड अपने 
लिए रख लिये थे, इस विषयमें तुमने नहीं लछिखा। उनका पत्र फिरसे पढ़ना। अपने 
एक दूसरे पत्नमें उन्होंने लिखा है कि तुम्हें दिसम्बरके अन्ततक फीनिक्स वापस पहुँच 
जाना चाहिए। २ जनवरीको, कुछ भी हो, तुम्हें अपना वचन रखना चाहिए। मेरे 
लिए वचन-भंग नहीं किया जा सकता। धर्म-कार्यके निमित्त मेरा शरीर चला जाये, 
इसमें खेद तो हो ही नहीं सकता। और तुम्हारे रहनेसे उसमें एक क्षणका भी परिवर्तन 
नहीं हो सकता। तेरे रहनेसे तुम्हें और तुम्हें सन्‍्तोष रहेगा केकित ऐसे सन्‍्तोषका 
मोह तो छोड़ना ही पड़ता है न? वहाँ सवको आशीर्वाद । 


बापू 
गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८०१) से! 
१. प्रागजी खण्डूमाई देसाई, दक्षिण आाक्रिकामें गांधीजीके सहयोगी। 
३४ 


४४. पत्र : सथुरादास त्रिकमजीको 


२१ नवस्बर, १९३२ 


इस वार तुम्हारा पत्र काफी देरसे मिला है। मेरे पत्रका कुछ अंश क्‍यों नहीं 
काटा जा सकता ? कंदी तो कंदी ही है। 
तुमने “गीता रहस्य की टीका लिख डाली, यह अच्छा ही किया। मैं तो 
जाने कव देख सकूंगा। इस समय तो मैं हरिजन-कार्यमें इतना ज्यादा व्यस्त हो 
गया हूँ कि दूसरे काम शायद ही देख पाऊँ। तुम्हारे जैसे बन्धुओंको लम्बे-लम्बे पत्र 
लिखनेकी इच्छा अभी पूरी नहीं की जा सकती। 
यदि तुमने गुरुवायर-सम्बन्धी मेरे सभी लेख देख लिए हों तो तुम्हारे मनमें 
इस विषयमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। संक्षेपमें तो स्थिति यह है: केलप्पन 
प्राण देनेको था। मेरे कहनेसे उसने उपवास छोड़ दिया। छोड़ देना ही धर्म था। 
किन्तु छुड़ानेवाडेके लिए नया धर्म उत्पन्न हो गया। अर्थात्‌ अगर केल्प्पनको नैतिक 
दृष्टिसि उपवास करना पड़े तो मुझे उसका साथ देना होगा। केलप्पनकों करना पड़ेगा 
या नहीं यह तो अभी देखना बाकी है।' 
इस बार तुमने अपने स्वास्थ्यके बारेमें कुछ नहीं लिखा, इससे अनुमान लगाता 
हैं कि तुम ठीक ही हो। 
उपवास आरम्भ करते समय मेरा जितना वजन था उतना फिर हो गया है। 
हम सबका स्वास्थ्य अच्छा है। तुम्हारे हाथका ह़िफाफा मुझे नहीं मिला। साधारणतया 
पत्र लिफाफेसे निकाहकर ही दिये जाते हैं। 
[ गुजरातीसे |] 
बापुनो प्रसादी, पृ० ११७-८ 


१६ बाल गंगाघर तिलकका लिखा हुआ | 
२. देखिए “ वक्तव्य: अस्पृश्यतापर ”, पृ० १-४ मोर पृष्ठ ९-१२; तथा खण्ड ७५१ भी। 
३० देखिए परिशिष्ट १। 


३५ 


४५. पत्र: मारणदास गांधीकों 


२१ नवम्बर, १९३२ 

चि० नारणदास, 

मुझपर कामका बोझ दिन-अतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोनों कोहनियोंकों भी 
आरामकी जरूरत है। इसलिए सबसे कह देना कि फिलहाल मुझसे लम्बे पत्रकी आशा 
न करें। शायद मुझे केवल कुसुम  -जैसे बीमारों या तुमको पत्र लिखकर सन्तोष 
करना पड़ेगा। इसे हम हरिजतन भाइयोंके लिए किया ग्रया कम-से-कम त्याग मानें। 
अभी तो बहुत अधिक त्याग करना होगा। इस शुद्धिके लिए पूरे आश्रमको वलिदान 
कर देना पड़े तो भी मैं उसे बड़ा त्याग नहीं मानूँगा। किन्तु वैराग्यके बिना त्याग 
नहीं किया जा सकता और शुद्धिके बिना वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए जिसे 
शुद्धि-यज्ञमें अपनी आहुति देनी हो वह शुद्ध हो। इस स्थितिपर 'हरिनों मारग, 
विलकुल ठीक लागू होता है। 

किन्तु मैंने फिलहाल तो भोजनसें सादगीकी माँग की है। कई लछोय उसीसे डरते 
दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो डर रहे हैं और अपना डर दूर नहीं कर पा रहे हैं 
वे सत्यका पालन तो कर ही रहे हैं; और इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। 
शमेंके मारे किया हुआ त्याग कृबतक टिक सकता है? जिन्हें भकतराजकी बात ' 
याद हो वह इतना सोच लें कि भक्‍तराजकी देखा-देखी जो लोग उनके साथ निकल 
पड़े थे वे दो-तीन दिनमें ही थक कर भाग गये थे। 

अभी मेरे पास समय नहीं है। समय मिलनेपर और बहुत-से परिवर्तत करनेका 
सुझाव देना चाहता हूँ। यदि हम जरूरतसे ज्यादा खायें या ऐसी वस्तु खायें जिसे 
खानेकी आवश्यकता नहीं थी तो हमारी मान्यताके अनुसार यह चोरी मानी जायेगी। 
स्वास्थ्यकी दृष्टिसे कुछ लेना अलग बात है। में जिस प्रयोगका सुझाव दे रहा हूँ 
वह कोई मनमाना प्रयोग नहीं है, शास्त्रीय है? अच्छी तरहसे देखें तो गरीब या 
कैदीको जो-कुछ सिलता है उससे ज्यादा कुछ लेना चाहें तो आवश्यकता सिद्ध हो 
जानेपर ही कें। जीवनमें अधिकाधिक सादगी छातेके प्रयत्न करते रहनेके सिवा गति 
नहीं है। जरूरी है कि हम एक वारमें कम वस्तुएँ खानेकी कला सीखें, स्वास्थ्यके 
लिए यह आवश्यक है, इसे डावटरोंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। दिन-भरमें हम 
अधिक वस्तुएँ भले लेते हों, लेकिन एक समयमें ही सब-कुछ नव लें। रोटी, दाल, 


१. कुसुम गांधी, जजलाल गांधीकी कन्या। 

२, नरसी मेहताका पद “हरिनों मारग छे चरानो, नहिं कापरनो काम जोने” भर्थात विचार कर 
देख, दरिका माग्रे श्रोंका है, कायरोंका नहीं। 

३. जॉन बनियन कृत पिछमिसस ओश्रेसमें। 


रे६ 


पत्र : चारणदास गांधीको ३७ 


शाक, दूध, भात यह सब एक ही समय ते खायें। बल्कि एक वक्‍त दूध-रोठी था 
दूध-शाक या दाल-भात या दूध-भात, दालहू-रोटी लें दार् और दूध कभी न हें। 
बाजरेके साथ गेहूँ व लें। भात और ज्ञाक न छेना ही अच्छा है। मैंने यह पढ़ा है 
और इसपर अमल किया है, उसके अनुसार यह लिख रहा हूँ। ऐसा करनेसे पेटपर 
बोझ कम पड़ता है। और शरीर हलका रहता है। जो लोग यह प्रयोग समझे बिना 
करेंगे उन्हें इससे कष्ट जरूर हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ऐसे प्रयोगमें 
यदि मन साथ न दे तो उसका कुछ फल नहीं हो। मनमें ऐसा दृढ़ विचार करें 
कि इस प्रयोग द्वारा हम त्याग सीखते हैं, गरीबोंका ध्यान रखते हैं, धन वचता है 
और स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। 

दूध, रोटी, शाक और फल् पूर्ण खुराक है, मुझे ऐसा छग रहा है। मेरा वजन 
१०३ $ पौंडतक गया है। ताजे फल अलग ही छेता हूँ। दूधके साथ खजूर या शाक 
लेता हँँ। आधा दूध खजूर डालकर और आधा वैसे ही पी जाता हूँ। इस प्रकार 
अढ़ाईसे लेकर पौनेतीन रतछतक दूध पी लेता हूँ। सुबह केवल मौसम्बी और सन्तरे 
खाता हूँ। सात बजे दूध और खजूर। बारह बजे २ सन्तरे या मोसम्बी,' चार बजे 
शाक, दूध और रोटीका एक टुकड़ा। यही मेरी खुराक है। दूध, डबलरूरोटी छोड़ 
देनेका विचार कर रहा हूँ। खट्टा नींबू दो वार पानी और सोडेके साथ पी लेता हूँ। 
शायद ऐसा करनेकी जरूरत नहीं है। पर यह अभी देखना है। आजकल भीराबहन 
भी लगभग ऐसा ही कर रही है। उसने बताया है कि इससे उसे फायदा हुआ है। 
अभी इस फायदेके वारेमें जोर देकर कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि उसे 
मनसे प्रयोग पसन्‍द है इसलिए उसे फायदा दिखाई देता है। वास्तवमें फायदा नहीं 
होगा तो इसका पता चर जायेगा। ज्वारकौ राबकी मात्रा ठीक रखना जरूरी है। 
सारा ही भोजन माप-तोल कर खायें तो अच्छा है। पेटमें दर्दे हो, सिरमें दर्द हो, 
कन्ज या वदहजमी हो तो एक दो वार खाना न खायें, बिलकुल ही न खायें। किसी- 
को भी फौरन ही हार नहीं मान लेनी चाहिए। संयुक्त रसोईघरको बिना किसी 
परिश्रमके चलछानेका सरल मार्ग यह है कि जिसे जो चीज अच्छी न छगे, वह उसे 
छोड़ दे। किन्तु उसके बदले नई चीज न माँगे। पूरे भोजनमें जो चीजें होती हैं 
उन्हींमें से निर्वाह छायक तो मिल ही जाता है। साधारण तौरपर दूध-शाक तो सबके 
लिए ठीक है। उन्हींते काम चछा सकते हैं। एक दिन विलकुछ भोजन न करनेसे 
शरीर दुरवेछ हो जाता है, ऐसा मानना तो भ्रम है। यों ये सब बातें बीमार व्यक्तियों 
पर छाम्‌ नहीं होतीं। उनको तो स्वास्थ्यके लिए जो-कुछ देना ठीक हो वही दिया 
जाना चाहिए। किन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम खुराक ज्ञास्त्रीय ढंगसे ओर 
. मर्यादापूर्वक लें तो कोई वीमार ही नहीं पड़ेगा। आजके लिए खुराक-सम्बन्धी इतनी 
चर्चा ही काफी होनी चाहिए। सवको पढ़वा देना। उसमें जिसे जो पसन्द न आये, 
वह उसे छोड़ दे। 


१, इसके वादका अंश एम० एम० यू०-३ की माइक्रोफिस्ममें भी उपलब्ध है। 


३८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भाई प्रभाशंकर' आ गया होगा और आननन्‍दमें होगा। उसे कहना कि उसका 
पत्र मुझे मिल गया था। उसके जवाबमें इस समय इतना ही लिखता हूँ। वह इन 
सुझावोंसे सहमत होगा। रतिलाछू' शान्त हो गया है न ? रामजीको कई शिकायतें 
हैं, यह मालूम -है न? अमीना दुखी है। पूछना। 


बापू 
[गुजरातीसे ] 


बापूना पत्नो - ९: श्री नारणदास गांधीने, भाग-१, पृ० ४९७-९। सी० .डब्ल्यू० 
८२६५ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी। 


४६. पत्र: परशुराम मेहरोत्राको 


२१ नवम्बर, १९३२ 
चि० परसराम, 
लम्बा पत्र लिखनेकी स्थिति नहीं रही। कुछ कक्षाएँ' बन्द हो गईं तो हज 
नहीं। जो बच गई हैं उन्हें चछाते रहें। सबके साथ हिन्दीमें बात करनेसे भी 
वातावरण बना रह सकेगा। 
बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७५१२)से। सी० डब्ल्यू० ४९८९ से भी; 
सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा। 


४७. भेंट: समाचारपतन्नोंको 


२१ नवम्बर, १९३२ 


एक भेंटमें गांधीजीने उस आग्ल-भारतीय अखबारमें प्रकाशित बातोंको निराधार 
बताया जिसने यह कहानी गरढ़ी थी कि महात्माजी “आध्यात्मिक” होते जा रहे 
हैं, जैसैकि अरविन्द घोष हो गये थे, और सक्तिय राजनोतिमें उनकी दिलचस्पी 
खत्म होती जा रही है। 

गांधीजी कहते हें कि हिन्दू-धर्मके लिए सामाजिक सुघार अभी बहुत जरूरी है। 
लेकिन यह उन्हें उनके राजनोतिक उद्देश्यसे अलग नहीं हटा सकता और न वे हठे 
ही हैं। 


१. रत्तिछाल भेहताके इवंसुर। 
२. डॉ. प्राणनीवन मेहताके पुत्र । 
३. हिन्दी कक्षाएँ। 


पत्र: लॉर्ड सैंकीकों लिखे पत्नका अंश .. ३९ 
इस सीधे सवालका उत्तर देते हुए कि क्या अपना सारा समय वे अस्पृवयता- 
निवारणके कार्यमें लगानेका इरादा रखते हैं, महात्माजीने कहा: 
में नहीं कह सकता कि ऐसा मेरा इरादा अभी है, या ऐसा कभी होनेंकी 
सम्भावना है। यह कहना सर्वथा सच होगा कि मेरा जीवन हिन्दू-धर्मके लिए 
परमावश्यक इस सुधारकों समर्पित है। लेकिन मेरा जीवन अन्य अनेकों चीजोंकों भी 
समपित है। मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरा जीवन इतने अरहूग-अरूग हिस्सोंमें बाँटा 
जा सकता है। वह एक पूर्ण संगठित इकाई है और यह पता चलेगा कि मेरी सारी 
कार्यवाहियाँ एक ही स्रोतसे, यानी जीवनके हर क्षेत्रमें सत्य और अहिंसाके प्रतिपादन 
की तीजन्र इच्छासे निकरूती हैं, चाहे वह क्षेत्र कितना ही छोटा हो या बड़ा।' 
इसमें वे सारी “ते” संक्षिप्त रूपमें आ जाती हैं, जिनपर महात्माजी रिहाई 
स्वीकार कर सकते है। उनकी रिहाईकी सम्भावना पुर्णतया इस बात पर निर्भर है 
कि शासक वर्ग उपर्युक्त वक्‍तव्यका दया सतलब समझता है। 
[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइस्स, २२-११-१९३२ और हिन्दू, २३-११-१९३२ 


३९७ डे 


४८, लॉड सेकीको लिखे पत्रका अंश 


[२२ नवम्बर, १९३२ या उससे पूर्व |* 


ऐसा समझा जाता है कि छॉर्ड सेंकीके निमन्त्रणका उत्तर देते हुए महात्मा 

गांधीने लॉर्ड सेंकीको आइवासन दिया है कि वे स्वभावतः सहयोगी हें और वस्तुतः 
सहयोगके लिए लालायित हैं। लेकिन ओठटाबा ' और अध्यादेश विधेयकोंमें सहयोग प्राप्त 
करनेकी वेसी कोई इच्छा दिखाई नहीं दी है। अन्त, कहा जाता है, महात्साजीने 
लॉर्ड सेंकीको आइवासन दिया है कि यदि सरकारकी तरफसे सहयोगका सच्चा संकेत 
सिला तो वे “गांधीकों अपनी जेंबसें ” पायेंगे। 

“| अंग्रेजीसे ] 

हिन्दुस्तान टाइम्स, २३-११-१९३२ 


१. यह अनुच्छेद हिन्दू में द्‌ इविविग न्यूज ऑफ इंडिया के पूना-स्थित “ संवाददाताको मेंट ” के 
रूपमें प्रकाशित हुमा था। इसी भेंटके महादेव देसाई द्वारा दिये गये विवरणंके लिए देखिए परिशिष्ट-१। 

२, यह रिपोर्ट “वम्बई, २९ नवम्बर ” तिथिके अन्तगेत प्रकाशित हुई थी। 

३० ओठावा तट-कर विधेयक; जिसके अन्तगेत ब्रिव्शि साम्राज्यमें पैदा होनेवाली प्भी वस्तुओोंपर 
१७ प्रतिशत त०-कर छगानेके विषयर्में ओटवा-सम्मेलनंके समाझौतेकों अमलमें छानेकी व्यवस्था की गईं थी। 


४९, पत्र: ई० ई० डॉयलको 


२२ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय कनंल डायल, 
सेठ जमतालाल बजाजके बारेमें अपने पत्रके' सिलसिलेमें मुझे आगे यह निवेदन 
करना है कि मुझे उनकी पत्नी और बच्चोंस और भी जानकारी मिली है, जो 
मुझे बेहद फिक्रमें डालती है। वे उन विद्येषज्ञ, सर जें० जे० हॉस्पिटलके डॉ० 
मोदीसे मिले हैं जिन्होंने जमनारूलजीकों उनके जेंल जानेसे पहले सलाह दी थी। 
डॉ० मोदी उनके वजन और पूरी हालतसे सन्तुष्ट नहीं हैं। यह ध्यानमें रखते हुए 
कि उन्होंने मरीजकों हालमें नहीं देखा है यह स्वाभाविक है कि उनका कथन उन 
सूचनाओंपर आधारित है जो उन्हें सामान्य लोगोंसे मिली हैं। जो भी हो, मैं जब 
डाॉ० मोदीके कथनको मरीजकी अपनी मानसिक स्थितिसे, जैसी कि उनके तारसे जाहिर 
हुई है, जोड़कर देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। 
इस सिलसिलेमें यदि मैं इस तथ्यका उल्लेख करूँ कि जमनालालजी मेरी ओर 
इस तरह आशासे देखते हैं जैसे कि पिताकी ओर देखते हैं, तो शायद इसे धृष्टता 
नहीं समझा जायेगा। उनके बच्चे भेरी देखरेखमें और अनुशासनमें हैं। वे खुद 
अक्सर कई महीनोंतक लरूगातार आश्रममें रहे हैं) इसलिए स्वाभाविक है कि कैदी 
होते हुए भी मैं उनके परिवारके सदस्योंकों, जो पाबन्दियाँ मुझपर लगाई गई हैं उन्हें 
मानते हुए, जितनी भी राहत और निर्देशन दे सकता हूँ, देनेकी कोशिश करता हूँ। 
यदि जमनालालूजीका तबादला इस जेलमें किया जा सके और उन्हें ऐसा भोजन 
तथा ऐसी विशेष डाक्टरी सलाह दी जा सके जो उनके स्वास्थ्यके लिए अपेक्षित हो, 
तो मुझे तथा उनके परिवारकों बहुत राहत मिलेगी। में लगभग सभी जगहकी इस 
डाकटरी रायपर जोर दँगा कि जमतालालूजी एक ऐसे रोगसे पीड़ित हैं जो दिनों- 
दिन वढ़ सकता है और घातक रूप के सकता है और ऐसे लक्षण विना पर्याप्त पूर्व 
चेतावनीके ही भ्रकट होते हैं। इसलिए मैं सरकारसे शीघ्र निर्णय लेनेकी प्रार्थना 
करता हूँ। 
हृदयसे आपका, 
[अंग्रेजीसे | 
वॉम्वे सीक्रेट ऐव्स्ट्रैव्ट्स : होम डिपार्टमेंट, स्पेशल, फाइल नं० ८००(४०) (२), 
भाग-१, पृ० ३८५ 


१. देखिए पृष्ठ -१९। 
४० 


५०. पचन्न ; डाह्याभाई पढेलको 
२२ नवस्ब॒र, १९३२ 


चि० डाह्माभाई, 

देवदासने तुम्हारे कुशल-समाचार देते हुए लिखा है कि हमारे पत्र तुम्हें रोज 
मिलें तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। हम -तो जान-वूझकर तुम्हें नहीं लिखते यद्यपि रोज 
आशीर्वाद तो जाते ही हैं। रोज तुम्हारा स्मरण होता है। अब पत्र भी मिलेंगे। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे | 
बापुना पत्नो-४: सणिवहन पढटेलने, पृष्ठ १५० 


५१. पन्न : भाऊ पानसेकों 
२२ नवम्बर, १९३२ 


चि० भाऊ, 


तुम्हारा कव्ज अभीतक वना है, इससे यही सूचित होता है कि आतें बहुत 
कमजोर हो गई हैं और जिन पाचक रसोंका स्राव होना चाहिए वह भी नहीं होता। 
बीजापुर जाकर देखना चाहिए, यह वात तो मुझे पसन्द है। लेकिन यदि वहाँ जाने 
पर भी कव्ज कम न हो तो केवल शाक और फछ छेना चाहिए। रोठ या रोटी 
भी नहीं लेनी चाहिए। नियमित शौच होने लछूंगे तब दूध शुरू करता चाहिए और 
जब इसके वाद भी शौच ठीक होता रहे तो गेहूँ, ज्वार, वाजरा शुरू करना चाहिए। 
इस तरह कब्ज कम होना ही चाहिए। अर्थात्‌ बीजापुर भी जाओ और ऊपरके 
मुताबिक उपाय-योजना भी करो। इसके वाद भी सुधार न हो तो दूसरे उपवासकी 
वात सोचना। पर मुझे विश्वास है कि इससे ठीक हो जायेगा। इस बार तकलीके 
बारेमें लिखनेका इरादा छोड़े दे रहा हूँ। बनेगा तो मैं तुम्हें यहीं बुरूवा लूँगा। 


बापू 


गृजरातीकी फोटो-नकलहू (जी० एन० ६७४४) से। सी० डब्ल्यू० ४४८७ से भी; 
सौजन्य : भाऊ पानसे | 


४4 


७५२. पत्र : जानकीदेवी बजाजकों 


२२ नवम्बर, १९३२ 

चि० जानकीबवहन,' 

तुम्हारे पत्रके उत्तरमें विनोद तो बहुत-सा करना था, पर अब वक्‍त ही' कहाँ 
है। कमलनयन की बात भूल गया था, अब लिखता हूँ। कमलछनयनको अंग्रेजी पढ़ने 
की बड़ी इच्छा है। उसे शिक्षाका वातावरण चाहिए। इसलिए मुझे छगता है कि 
उसे कोलम्बो जाने दो। वहाँ जी-मरकर अंग्रेजी सीख लेगा। जगह पासकी पास है 
ओर दूरकी दूर। बच्चे साथ रखनेसे ही अच्छे रहते हैं, इसे सिद्धान्त रूपमें नहीं 
मान लेना चाहिए। आश्रमका जितना प्रभाव पड़ सकता था उतना पड़ चुका है, 
ऐसा सोच छेता चाहिए। हूंकाके न्यूवारा स्थानमें रहे तो वहाँ जलवायु सुन्दर 
मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि वहाँ पढ़नेकी सुविधा अच्छी है। तुमको कुछ भी 
चिन्ता करनेका कारण नहीं रहेगा। इस विषयमें मुझे लिखना चाहो तो लिखना। 

जमनालालजीके बारेमें बिछकुल चिन्ता न करना। खबर आये तो मुन्े देती 
रहना। इस सम्बन्धमें मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा है। मदनमोहना को अछूग पत्र 
नहीं लिखता। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० २९०४) से। 


५३. पत्र: समणिबहन पटेलको 


[२२ नवम्बर, १९३१२ [* 

चि० मणि, 
तुझे तार' दिया है। पत्र * लिखा है। दोनों मिले होंगे। तु रोज लिखे तो 
मुझे पत्र मिलेगा और वह डाह्याभाईको पहुँचा दिया जायेगा। आज भी खबर अच्छी 
ही है। देवदास देखकर आया है। वह कहता है कि डाह्माभाईको देखकर तो कोई 


१. जमनालाल बजाजकी पत्नी। 

*, जानकीदिवीके पुत्र। 

३. भदनमोहन चतुर्वेदी, जमनाछाल ब॒जाजके सचिव। 

४. साधन-उत्॒में तिथि अनिश्चित है! अतः तिथिका निदचय गांघीजीकी दैनन्दिनीमें पत्रके उल्लेखसे 
किपा गया है। 

५, देखिए पृष्ठ २०। 

६६ देखिए पृष्ठ २८। 


डर 


पत्र : सदारसा बजाजको ४३ 
कह ही नहीं सकता कि टाइफाइड हुआ है। ऐसी हिम्मत और शक्ति दिखाई देती 


है। 
सब कदी वहनोंको आशीर्वाद। 
बापूके आशीर्वाद 


श्रीमती मणिवहन पटेल 

कैदी, सैंट्रल जेल, बेलगाँव 

[ गुजरातीसे | 

बायुना पक्रे--४: सणिवहन पढेलने, पृष्ठ ९१ 


५४. पत्र : सदालसा बजाजकों 
२२ नवम्बर, १९३२ 


चि० मदालूसा,' 
तुम्हारे अक्षर तो बहुत सुधरते जा रहे हैं। तुम्हारा अभ्यास-क्रम भी अच्छा 
है। शक्तिसे ज्यादा मेहतत मत करना। शरीर विगाड़कर अध्ययन करनेसे दोनों 
विगड़ेंगे। यह तुम जानती हो कि क्रोध बुरा है। अतः धीरे-धीरे वह चला ही 
जायेगा। इसी प्रकार अभिमानकों समझो। चरूते-फिरते रोना आ जाता है। यह 
कमजोरीका कारण है। तुम अगर खेल-कूदमें रंग जाओ तो रोना बन्द हो जायेंगा। 
जरा भी रोनेका मन हो तो ऊँचे स्वरसे गीता पाठ करने रूग जाओ तो रोना भूल 
जायेगा। यह करके देखना। ह! 
तुम कैसे कहती हो कि मन्दिरमें रात-दिन कोई नहीं रहता? मन्दिरके पुजारी 

तो रहते ही हैं। 
बापूके आशीर्वाद 

[ गुजरातीसे ] 

पांचवें पुत्नकों बापूके आशीर्वाद, पृष्ठ ४७१ 


१, जमनाछाल बजाजकी पुत्री । 


७५. पत्र : सथुरादास पु० आसरको 


[२२ नवम्बर, १९३२], 

चि० मसथुरादास, ' 

महादेवके अक्षर ही तुमको मिल सकते हैं; उसके पत्र तहीं। वह नियमके 
विरुद्ध होगा। 

तुमने जो लिखा है वह में सब समझ गया। 

महादेव पहले सदा पींजता था। जबसे छक्कड़दास ' ने नियमित रूपसे पूनियाँ 
भेजना शुरू किया है तबसे उसका पींजना बन्द हो गया है। असी तो पर्याप्त पूनियाँ हैं। 

इन दिनों छक्‍्कड़दासकी पूनियाँ थोड़ी बिगड़ गई हैं। उनमें किरी बच जाती 
है और कचरा भी | छेकित यह कोई शिकायतका कारण नहीं है। वहुत सोच-विचार 
कर मैंने एक नियम वना छिया है। मजबूती जाँचनेके मोहमें समय न खोकर तवाना 
डालने लायक सूत हो जानेपर बुनवा लिया जाये। सदा एक ही बुनकरसे बुनवायें 
तो उसकी रायके अनुसार सूतको उत्तम बनाते जाना चाहिए। दूसरा व्यावहारिक 
उपाय यह है कि सूतको तकुएपर जोरसे छूपेटें; दूटे तो चिन्ता न करें। समान 
कत रहा है या नहीं, इसपर निगाह रखें। अपने शरीरको लेकर चिन्तित न हों; 
बल्कि सादे उपाय करते रहें। खुराक और भेरी नई खोजोंके बारेमें सुनते तो 
होगे ही। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-्नकल (जी० एन० रे७५८)से। 


५६. पत्र: के० केलप्पनकों 


२३ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय केलप्पन, 
तुम्हारा पत्र मिला। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज लिखों और रोज-ब-रोजकी 
प्रगतिकी पूरी रिपोर्ट मुझे दो। निश्चय ही, यदि जरूरी हुआ तो तुम अपना उपवास 
प्रसन्नतापूर्वक्क फिर शुरू करोगे। लेकिन वह फिर शुरू न हो इसके लिए हमें पूरी- 
पूरी कोशिश करनी चाहिए। 


१. साधन-यज्ञमें अस्पष्ट है, किन्तु गांधीजी की “ दैनन्दिनी, १९३२ ” से इस तिथिकी पुष्टि दोती है। 
२. आश्रमवासी खादी-कार्येकर्ता 
३. पूनियाँ, बनानेगें कुझल कार्थकर्ता 


है. है. 


पत्र; के० केलप्पनको डण्‌ 


एक क्षणके लिए भी यह मत सोचो कि तुमने अपने तारमें कुछ कहा था 
इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उपवास करनेका वायदा किया था। मैं जानता हूँ कि 
यदि मैं उपवासमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो तुम्हें ज्यादा खुशी होगी। छेकिन परे 
लिए यह सम्मानका सवाल था कि यदि भेरी सकछाहपर सुल्तवी किया गया उपवास 
फिर शुरू करना पड़े तो मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। आखिर जब मैं तुम्हें 
यह वताता हूँ कि उपवासके दिलोंमें मेरे सभी कार्य अन्तरात्माकी आवाजसे प्रेरित 
होते थे, तो तुम्हें मेरी वातपर विश्वास करनेसें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
परमेश्वरको पूर्णतया समपित जीवनके सभी काम इसी तरह निर्दिष्ट होते हैं और मेरी 
वरावर यह कोशिश है कि मैं अपना जीवन ऐसा ही पूर्ण समर्पित बनाऊ। इसलिए 
में चाहूँगा कि तुम मुझे उपवाससे, यदि वह जरूरी हो जाता है तो, अरूग हटानेमें 
अपनी शवित न रूगाओ, वल्कि अपनी शक्तिका हर विन्दु जनमत तैयार करनमेमें 
लगाओ जिससे कि मन्दिर नियत तारीखसे पहले ही हरिजनोंके लिए खुल जाये। 
जमोरिनको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा है। में समझता हूँ कि वह काफी: ठीक है। 
बेदिकों और तान्त्रिकोंका सारा उल्लेख यदि तुमने छोड़ दिया होता तो और बेहतर 
होता। उनके सम्बन्धमें तुम्हारी स्थिति पहलेसे ही विदित थी। 

सदाशिव रावसे मेरी लम्बी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारेमें सब 
बताया। मैंने उन्हें अपने विचार पूरी तरह बता दिये हैं, लेकिन आश्वासवको और 
भी निश्चित वनानेके लिए मैं उन्हें लिख रहा हूँ। 

हमारा यह दावा कि प्रस्तावित उपवासमें दवावकी गंध कभी नहीं आ' सकती, 
इस मान्यता पर आधारित है कि मन्दिर जानेवाले सवर्णोकी बहुसंख्या अस्पृद्योंके 
मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें है। यदि यह बात पूर्णतया सिद्ध नहीं की जा सकती, तो हमारे 
उपवास करनेका कोई आधार ही नहीं है। यह जानते हुए कि सवर्ण हरिजनोंके 
मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध हैं, उपवास करना निस्सन्देह दबाव-जैसा ही होगा। यदि हमें 
यह दु:खद स्थिति पता चले तो भी उसका अर्थ यह नहीं होगा कि अवर्णोके मन्दिर- 
प्रवेशके लिए आन्दोलन हम वन्दकर देंगे। लेकिन तब आन्दोलनको दूसरी दिशा लेती 
होगी । ऐसी हालतमें मैं उपवासकी सम्भावना भी सोच सकता हूँ। लेकिन वह केवल 
एक स्पष्टत: भिन्न वातावरणमें ही हो सकता है। यह तथ्य सभी सम्बन्धित लोगोंके 
आगे प्रदर्शित करनेके लिए कि मन्दिर जानेवालोंकी वहुसंख्या हमारे पक्षमें है, मन्दिर 
जानेवालोंका, या यों कहिए कि मन्दिरके इर्दे-गिर्दे दस मीलके दायरेमें, सही तरीके 
से मत लिया जाना चाहिए। और यह काम सवेथा समुचित ढंगसे हो इसके लिए 
सार्वजनिक सभाओंमें, हस्ताक्षरकर्त्ताओंको जाननेवालके गवाहोंके सामने, पूरे नाम सहित 
हस्ताक्षर लिये जाने चाहिए, जिनके साथ पता, रोजगार, उम्र व लिंग भी रहना 
चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि यद्यपि बहुत-से लोग हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके 
पक्षमें हैँ, पर वे अपने जमींदारोंक या अन्य दबावके कारण खुले रूपसे ऐसा कहनेसे 
डर सकते हैं। मैं तो कहँगा कि उस हालतमें भी हम लोगोंकों पराजित घोषित किया 
जाना चाहिए। मत देनेसे रुकनेका चाहे जो भी कारण हो, यदि हमें बहुसंख्यामें 


४६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मत नहीं मिलते तो, जहाँतक प्रस्तावित उपवासका सम्बन्ध है, हमें लड़ाईमें हारा 
घोषित किया जाना चाहिए। 

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मत लेते समय हमारी तरफसे किसी भी तरहका 
दवाव नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत, हर वरहसे ऐसी कोशिश की जानी चाहिए 
कि मतदान विरोधियोंके सहयोग और सद्भावसे हों सके। तथाकथित रूढ़िवादी 
दल और सुधारकोंके वीच मतभेदके मुद्दे कम-से-कम रहने चाहिए। सुधारक जवतक 
दवावका कोई रास्ता अख्तियार न करें, रूढ़िवादी दकको उनके विरुद्ध कहनेकों कुछ 
नहीं हो सकता। यदि उन्हें आइवस्त कर दिया जाये कि सुधारकों अथवा हरिजनोंकी 
तरफसे जवर्दस्ती मन्दिर-प्रवेशका कतई कोई प्रयत्त नहीं किया जायेगा, वो रूढ़िवादियोंकी 
त्रफसे कोई विरोध नहीं होगा, और यदि हुआ भी तो वह वेकार रहेगा। सच्ची 
अहिंसा हिंसाको कभी जन्म नहीं दे सकती। इस वातपर जितना भी जोर दिया 
जाये थोड़ा है कि अस्पृश्यता-निवारण उसके राजनैतिक पहलूके अछावा, जो तय हो 
चुका है, स्वेथा धार्मिक मसछा है। 

मुझसे यह प्रदत पूछा गया था कि क्या मन्दिर-प्रवेशके हिमायती दूसरी जनवरीसे 
कुछ दिन पहले उपवास शुरू कर सकते हैँं--मेरे खयालसे शायद इसलिए कि मामले 
पर दवाव डाला जा सके। यह किसी भी कारण कतई नहीं किया जाना चाहिए। 
और यदि उपवास छुरू हो जाये तो न ही किसीको सहानुभूतिवश हमारे साथ उपवास 
करना चाहिए । 

तुम्हारा उपवास, यदि वह फिर शुरू हो तो, आम सड़कपर नहीं होना चाहिए। 
वह किसी मकान या श्षोंपड़ीमें होना चाहिए। और जब तुम उपवास कर रहे हो 
तब तुम्हारा कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता चाहिए। 

स्वर्गीय देशवन्धु दासकी विधवा वहन उमिलादेवी यहाँसे २७ को मद्रास एक्सप्रेससे 
रवाना होंगी। उनके साथ उनका वेटा रहेगा। वे वहाँ गोपाल मेननके इस सुझावपर 
भेजी जा रही हैं कि उत्तर भारतसे एक वहन भेजी जाये। उनका दिल कमजोर 
है, इसलिए उनसे ज्यादा भाग-दौड़का काम नहीं लिया जाना चाहिए। वे एक हिन्दू 
विधवाका पवित्र जीवन विताती हैं। वे अंग्रेजीकी अच्छी विदुषी हैं और वर्षो बंगालमें 
सार्वजनिक कार्य करती रही हैं। इस कामके लिए मैं उनसे ज्यादा योग्य महिला 
उत्तर भारतसे नहीं भेज सकता था। उमिलादेबी पुरुषोंके और स्त्रियोंके भी समक्ष 
बराबर भाषण दे सकती हैं। उन्हें रूढ़िवादियोंके घरों तथा हरिजनोंके क्वार्टरोंमें भी 
जरूर ले जाना। पता नहीं उन्हें कहाँ ठहरानेकी वात सोची गईं है। अगर और 
कोई प्रबन्ध पहले ही न कर लिया गया हो तो मैं उस गुजराती घरका सुझाव दूँगा 
जहाँ पिछले दौरेमें मुझे छे जाया गया था। यदि वहाँ मच्छर हों तो उन्हें एक 
मच्छरवानी मिलनी चाहिए। जहाँसे भी हो सके, उन्हें एक कमोड दिया जाना चाहिए । 
वे शुद्ध शाकाहारी हैं। 

तुम्हें अपने आपको बिलकुल ठीक रखना चाहिए। आत्मविश्वासमें कतई कमी 
नहीं आनी चाहिए और कोई काम मानसिक तनावमें वहीं करता चाहिए। हम केवल 


पत्र : नारणदास गांधीको ४७ 


उत्साह और ईमानदारीसे काम कर सकते हैं। परिणाम परमेद्वरके हाथोंमें है। केवल 
सबसे खरे छोग ही आत्दोलनका नेतृत्व करें। मुझे सभी सक्रिय कार्यकर्त्ताओंकी सूची 
भेजो। मेरा सुझाव है कि मालवीयजीको केरल जानेंके लिए परेशान न किया जाये। 
वे बहुत कमजोर हैं और वैसे ही उनके हाथोंमें बहुत काम है। तुम्हें उनको इस 
आशयका तार दे देना चाहिए कि यदि वे अपना आशीर्वाद तथा सन्देशवाहक भेज 
दें तो वह बहुत सराहा जायेगा, छेकिन केरल उन्हें छम्वी यात्राके कष्टसे, जब कि वे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यमें छगे हैं, वरी रखेगा। 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० २०००४) से। 


५७. पत्र : नारणदांस गांधीकों 
२३ नवम्बर, १९३२ 


चि० नारणदास, 


कुसुम और भाऊ ' के पत्र पढ़कर उन्हें दे देना। कुसुमकी बीमारीमें देखभालकी 
जरूरत है। भयकी कोई वात नहीं है। स्वस्थ हो जानेकी कूंजी स्वयं कुसुमके हाथमें 
है। सारा समय खुली हवामें रहे और जो पचे और जितना परे उतनी ही खुराक 
लें ततो अवश्य अच्छी हो जायेगी। दस्त आते हैं तो उन्हें रोकनेका एकमात्र उपाय 
उपवास ही है। उपवासके दरम्यान जितना पी सके उतना पानी पिये। पानीके हर 
प्यालेमें थोड़ासा सोडा डालना चाहिए। वह दस्त बन्द करनेमें बहुत सहायक होता 
है। एक औंस पानीमें एक ग्रेव सोडा डाकना ठीक रहता है। यदि फलोंका रस हजम 
हो जाये तो उपवासकी कोई जरूरत नहीं है। | 

अंडोंकी चर्चा में पहले कर चुका हूँ। शुद्ध अंडे मछलीके तेलसे ज्यादा निर्दोष 
हैं। शुद्ध अंडे वे हूँ जिन्हें चाहे जितने भी समय क्‍यों न रखें, उनसे जीव उत्पन्न 
नहीं हो सकता। और ऐसे अंडोंके लिए मुर्गीके लिए मुर्गंका संग जरूरी नहीं होता। 
ऐसे अंडोंको विना उवाले, कच्चा ही फोड़कर जो रस निकले वह खाना चाहिए। 
इससे दस्त बन्द हो जाते हैं और वे दूधसे ज्यादा पौष्टिक होते हैं। यदि कुसुम 
सहमत हो तो वह चाहे इसे खाये। ऐसे अंडे अहमदाबादमें भी मिल सकते हैं। 
किन्तु मेरी समझमें मेरी अक्लको बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। दूर बैठकर मैं 
जो कहता हूँ वैसा करनेके बदले जो-कुछ डाक्टर कहे वही करना ठीक माना जायेगा 
और वैसा ही करना। मैंने जो कहा है सो डाक्टरकों वता देता और उसके बाद 
जैसा वह कहे वैसा ही करना। 

भाऊके विषयमें जो सुझाव उसके पत्रमें दिया है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं 
कहना है। कान्ति ठीक न हुआ हो तो उसके मामलेको विचार करने लायक मानूँंगा। . 


१. भाऊ पानसे; देखिए पृष्ठ ४१। 


४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अर्थात्‌ उसे काछा ज्वर है, यह मानकर इलाज करना चाहिए। तब वह पूरा आराम 
करे, अनाज-मात्रका त्याग करे और सिर्फ फलोंका रस ही के। और सचमुच भूख 
लगे तो थोड़ा-थोड़ा दूध पीये। पाखाना न हो तो पिचकारी छे। 

फिलहाल तुम या कोई भी अन्य व्यक्ति रोज एक पोस्टकार्ड लिख देगा तो 
काफी होगा। 

रामजी कल मिलकर गया है। उसे तो मथुरादासके विरुद्ध बहुत-सी शिकायतें 
हैं। मथुरादास उनका समाधान करे। वह किसी तरहका कष्ट भी दे तो उसे भी 
सहन कर लेना चाहिए। महादेवके सूतको एक-सा बूननेका उसे बहुत शौक है। 
यदि ऐसा हो और उसके विरुद्ध कोई खास वात न हो, तो इससे कुछ नुकसान 
होनेंकी सम्भावना हो तो भी वह बर्दाइत करके उसे बुनाई करने देना चाहिए। उसे 
पास बैठाकर बाकी सब-कुछ पूछ लेना। वह कुछ कहे तो हमें उसका दुःख नहीं मानना 
चाहिए और अपमान करे तो भी सहन कर लेता चाहिए। यह सब हमारे प्रायश्चित्तका 
अंश है। यह सब मथुरादासको पढ़वा देना। 

हरियोमरू' कैसा चल रहा है? 

पूनरामें रामजी ईसाई सेवा संघर्में ठहरा था। साधारण तौर॒पर क़ोई भी वहाँ 
ठहरे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह तो अच्छा रूगता है। पर रामजीको वहाँ 
ठहरना पड़ा इसका यही अर्थ हुआ न कि उसे किसी दूसरे स्थानपर आश्रय नहीं 
सिछा | उससे पूछना चाहिए था और उसके लिए कुछ बन्दोवस्त करना चाहिए था। 
शायद ऐसा करनेमें तुम्हें कठिनाई होती और सम्भव है इसलिए तुम चुप रह गये। 
ऐसे भाइयोंको जहाँ रख सकें मैं ऐसे घर खोज छूँंगा और तुम्हें लिखूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजेरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८२६९ से भी; 
सौजन्य : नारणदास ग्रांघी। 


१. एक सिन्षी भाश्रमवास्ती। 


५८, देवदास गांधीकों लिखे पतन्नका अंश 


२३ नवम्बर, १९३२ 
यह किस्सा ' खत्म न हो जाये, तबतक तू आता वन्द कर दे। एक-दूसरेको 
पत्र लिखकर हम सन्तोष कर छेंगे। मुझसे मिलनेके छालूचमें आकर माफी नहीं माँगी जा 
सकती; और जहाँ माफी माँगना धर्म हो जाये, वहाँ माफी माँगनेमें जरा भी संकोच 
या शर्म न होती चाहिए। ऐसे छोटे-छोटे किस्सोंसे भी हमें तो प्रेम-धर्मका पालन ही 
सीखना है। 
[ गृजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २७१ 


५९. पत्र: हीरालाल ए० शाहको 


२३ नवम्बर, १९३२ 


यह बात मेरे ध्यानके बाहर नहीं थी कि रंगरेजका दृष्टान्त पूरी तरह ठीक 
वैठनेवाला नहीं है। मगर वहू काम-चलाऊ था। तुम जो समझते हो कि जेलमें 
अस्पृश्यताका निपटारा हो गया है, सो यह सब निपटारा किताबी ही है। जैसा तुम 
मानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तो आँखों देखी बात कहता हूँ। क्‍या जेलमें 
और क्या बाहर, सच बात तो यह है कि हिन्दुस्तानके काफी बड़े हिस्सेमें और अधिक- 
से-अधिक समयतक तो भंगीकी पोशञाकका अर्थ है एक लंगोटी। मैं खुद भंगीका काम 
लगभग डेढ़ साह़तक लगातार कर चुका हूँ। मैं तो यह काम मजदूरोंकी पोशाक 
पहनकर ही करता था। आश्रममें यह काम कच्छ पहनकर निपटाया जाता है। रंग- 
रेज जितना मैछा हो जाता है, उतना मेरू भंगीका काम करनेवालेकों चढ़ता ही 
नहीं । वह सारी सफाई शास्त्रीय ढंगसे करे, तो उसके लिए सिर्फ भुत्तिका-स्तान ही 
काफी है। तुम तो ज्ञायद जानते भी होगे कि धर्मेस्मृतियोंमें और इस्लाममें मृत्तिका- 
स्‍्तान पूर्ण स्तात है। मगर ऐसे भी दूसरे धन्धे हैं, जिनमें मृत्तिका-स्नान या पानी 
भी पूर्ण स्तान नहीं है। साफ होनेके लिए साबुन और जसन्तुताशक दवा वगैरहकी 
जरूरत पड़ती है। चमार, डाक्टर, रंगरेज और कोयलेका काम करनेवालोंका धन्धा 
ऐसा है। और भी ऐसे बहुत-से धन्धे हैं। भंगीकी सफाई अस्पृर्यता-निवारणमें बहुत 


१. एक दिन पहले देवदासकों गांवीजी ते मिलते नहीं दिया गया था, व्योंकि सितम्वरमें गांवीजी के 
उपवासंके समय जेल-सुपर्रिस्डेंटकों छया था कि “देवदासने उनके अधीनस्थ अधिकरारियोंके समक्ष उनका 
अपमान किया था ”। 

४९ 
५२-४ 


५० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कम भहत्त्व रखती है। इन सब वातोंपर गहराईसे विचार करना। जनुपात नहीं भूलना 
चाहिए। अधिक चर्चा करनी हो तो मेरे पास आ जाना। 

“क्रानिकक ' की टिप्पणी मुझे अनुचित नहीं रूगी। जभी संगी चाहे जिसका काम 
करते हैं, लेकिन हिन्दुओंने यदि उनको अपनाया होता, तो उनकी जाज जो स्थिति 
है, वह कभी न होती। यूरोपके संग्री या दुनियाके और किसी भी हिस्सेके भंगीकी 
हालत दूसरे मजदूरोंते जरा भी गिरी नहीं है। उनके लिए न तो खास मुहल्ले हैं 
भौर न विशेष पोशाक है। भंयी-जैसी जाति हिन्दुस्ताचसे बाहर कहीं नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 
भहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २७१-२ 


६०. भेंद: मसहिलाओंको' 


२३ नवम्बर, १९३२ 
जमोरिन एक अच्छा जादमी है। वह जिद्दी भी नहीं है। परन्तु उसे अपने 
अन्य न्‍्यासियोंकों अवश्य साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसा केवल तभी हो सकता है 
जव कि यह निरच्य हो जाये कि जनमत वास्तवमें अनुकूछ है। महिलाजओंमें तमझाने- 
वुजझानेकी शर्क्ति होती है। वे भक्तिभावसे मन्दिर जानेवालोंको विश्वास दिलाएँ कि 
सच्चा धर्म लोगोंके हृदयको खोलेगा और अत्येक सानवके लिए सन्दिरके द्वार खोल 
देगा और कितसीकों जातिवाह्य नहीं कहेगा। 
मलावारमें जाइए, वहाँ नम्वृूदरी जौर नैयर महिलाओंको इस कामके छिए 
तैयार कीजिये कि वे १० मीछके दायरेके भीतर भक्तिमावसे मन्दिर जानेवालोंसे 
इस आशयके वक्‍तव्यपर हस्ताक्षर करवायें कि वे अस्पृरय जातियोंके छोगोंकों मन्दिरमें 
प्रवेश करने देनेके लिए तैयार हैं। यह काम महिलाबोंके लिए विद्येष रूपसे उपयुक्त 
है और मछावारकी विमेन्स इंडियन एसोसियेशन की शाखाकों इसमें आगे वढ़कर 
भाग लेना चाहिए। 
[अंग्रेजीसे ] 
अमृतवाजार पत्रिका, ३०-११-१९३२ 


१. साधन-चत्से स्पष्ट नहीं होता कि इस परिच्छेद तवा अगरेके बोचका कोई यंश छोड़ दिया 
गया है था न्ींत 

+« घॉम्वे क्रॉनिकछ, २५-११-१९३२ के अनुचार औीमती कर्णिन्त, श्रीमती उम्रिछा देवो, श्रीमती 
अम्बालाल सारामाई त्या भारतीय महिंठा सभाकझी- अन्य सदस्याएँ शामको गांवीजी से मिली थीं। 


६१. पत्र : मीराबहनको 


२४ नवस्वर, १९३२ 


चि० भीरा, 

आज फिर वही प्रातः:कालीन प्रार्थनाके पहलेका समय है और मैं महादेवकी 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

तो किशन तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें भाँति-भाँतिके अनुभव हो रहे हैं। 

मैं तुम्हें बुद्ध धर्मपर एक पुस्तक भेज रहा हूँ, जो हालमें ही मिली है। भाञ्मा 
है यह दिलचस्प मालूम होगी। मैंने इसे अभी पढ़ा नहीं है। इसे मुझे छोटा देना 
और लिखना कि तुम्हारे खयालसे यह अच्छी लिखी गई है या नहीं। मैंने लेखककों 
वचन दिया है कि में इसे देख जाऊँगा। परन्तु लौटानेकी कोई जल्दी नहीं है। अभी 
दो या अधिक सप्ताहतक तो में किसी चीजकों छू भी नहीं सकूँगा। 

विना छने गेहूँके बारेमें तुम्हारी बात मेरे ध्यानमें है। तुम्हारा अनुभव मैं आश्रम 
तक पहुँचा दूंगा। 

विलकुल अच्छी हो जानेके लिए जो चाहो सो परिवर्तेन कर छो। कल मेरा 
वजन १०३ पौंड निकला। अभी तो सम्भवतः यही स्थिर रहेगा। मावेकी मात्रा अब 
शायद मैं न बढ़ा सकूं। और कामके बढ़ते बोझके कारण वजन बढ़नेकी आशा भी 
नहीं है। परन्तु १०३ पौंड मेरे लिए अच्छा वजन है। कोहनियाँ बिलकुल ठीक नहीं 
हैं। डाक्टर चाहते हैँ कि मैं एक सप्ताहतक कातना कतई बन्द कर दूँ, और मैंने 
यह बात मान ली है। दर्द कातनेके परिश्रमके ही कारण है, इसका उन्हें इतना 
विश्वास है कि उनके खयालमें आरामसे अवश्य लाभ होगा। अगले बुधवारतक में इसे 
आजमा कर देखता हूँ। 

अब यहाँ ठीक सर्दीका मौसम शुरू हो गया लगता है। 

हम सबकी ओरसे प्यार। 


बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ६२५) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० 
९७१६ से भी । 


५१ 


६२. पन्न : बस्चई सरकारके गृह सचिवको 


र४ चवम्बर, १९३२ 


सचिव, वम्बई सरकार 
यूह विभाग 


प्रिय महोदय, 

यह पत्र लिखतेसे पहले मेने रयगमग हताश हो जानेकी हृद्तक इन्तजार किया 
है। अस्पृश्यताका कार्य मुझे उससे तिपटनेकी अपनी क्षमतासे अधिक छरूय रहा है। 
और यह तव जब कि सरदार वल्लकमभाई और श्रीयुत्त महादेव देसाईसे मदद मिल 
रही है! पत्र-व्यवहार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। मुाकातियोंकी चंल्या रोज बढ़ती 
जा रही है गौर जैसे-जैसे आत्दोलन आगे वढ़ता है इन मुलाकातोंको अधिकाधिक 
समय देना होता है। पत्र-व्यवहारमें और उन वक्ततव्योंकों लिखनेमें जो मुझे जनताके 
लिए जरूर देने चाहिए, में पहले ही पिछड़ गया हूँ। मेरी कठिनाई इस वातसे और 
वढ़ गई है कि मेरी कुहनियाँ पहलेसे अधिक तकलीफ दे रही हैं और मैं अपने 
हाथोंको उतना इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ जितना कि मुझे करना चाहिए। और न 
ही में उपवाससे पूर्ववाली ताकत फिरसे पा सका हूँ कि मैं जितना काम अभी कर 
रहा हूँ उससे ज्यादा कर पाऊँ। अमी हम सब सुबहके ४ बजे काम शुरू करते हैं 
और आवश्यक मव्यान्तरोंके साथ काम रात्रिके ९ वजेतक जारी रहता है। इसलिए 
इस कंठिनाईसे निकलरूतेका एक ही रास्ता है कि सरकार मेरे एक साथी कँदीको मेरे 
साथ रहनेके लिए भेज दे। अभी मुझे निम्नलिखित नाम याद आ रहे हैं: 


१. श्रीयुत मोहनछाल भदृट कैम्प जेल, यरवदा 

२. श्रीयुत शंकर काढेलकर सेन्ट्रल जेल, यरवदा 

रे. श्रीयुत रामदास गांधी सेन्ट्रल जेल, यरवदा 
४. श्रीबुत स्वामी आनन्द कैम्प जेल, नासिक रोड 
५. श्रीयुत छगनलारू जोशी (जेल मालूम नहीं) 

६. श्रीयुत जुगतराम दवे वाइकुल्ला, सुवार गृह 


ये कैदी मुझसे धनिष्ठ रूपसे सम्वन्वित रहे हैं, मेरे नीचे काम कर चुके 
ओर अंग्रेजी, युजराती तथा हिन्दी जानते हैं जिसकी कि मुझे जरूरत है। यदि मुझे 
चुनावका अवसर हो तो मैं स्वामी आनन्दकों इस कामके लिए सबसे योग्य मानकर 
चुनूंगा। वे कांग्रेस द्वारा १९२९ में गठित अस्पृश्यत्ता-विरोवी कमेटीके सचिव रह 
हैँ और तबसे अपना अधिकांश समय बस्पृश्यता कार्यमें रूग्राते रहे हैं। 

मुझे यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मैंने अपनी माँग कम-से-क्ृरम उतनी मदद 
तक ही रखी हैं जितनी की मुने तत्काल जकूरत है। यदि यह ऐसा मामला हो 


प्र 


40५ ५७ 


'ी ६ 
श्भ 


५3, 


पत्र ; एम० एम० अनन्त रावको ५३ 


जिसे केवछ भारत सरकार ही तय कर सकती हो, तो मैं चाहूगा कि मेरी प्रार्थना 
तार द्वारा उसतक पहुँचा दी जाये। " 


हृदयसे आपका, 
[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैटट्स: होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल नं० ८०० 
(४०) (४) भाग-२, पृ० ७७ 


६३. पत्र : एसम० जी० भण्डारीको 


२४ नवस्बर, १९३२ 
प्रिय मेजर भण्डारी, 
आपके नाम १४ तारीखके अपने पत्र' में मैंने कुछ नाम सरकारके आगे रखे 
थे कि उन्हें स्वर्गीय डॉँ० पी० जे० मेहताकी जायदादके सिलूसिलेमें मुलाकातकी इजा- 
जत दे दी जाये। उसी सन्दर्भमें मेरी प्राथंना है कि इस मामलेको अत्यावश्यक माना 
जाये, क्योंकि डॉ० मेहताकी विधवा तथा जायदादके उत्तराधिकारी मृतकके मामछोंका 
शीघ्र निपटारा चाहते हैं। 


हुृदयसे आपका, 
[ अंग्रेजीसे ] 


बॉम्बे सीक्रेट ऐन्स्ट्रैवट्स: होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल मं ८०० 
(४०) (२), भाग-१, पृ० ३४७ 


६४. पत्र : एस० एस० अनन्त रावको 


२४ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय मिन्र, 


मैं बिलकुल साफ देख रहा हूँ कि हम “गीता ' को भिन्न दृष्टिकोणसे देखते हैं। 
मेरे निकट गीता का मुख्य विषय जीवनका एकत्व है। इसकी अनुभूति निष्काम कर्म 


२, देखिए खण्ड ५१, “पत्र: एम० जी० भंडारीको”, १४-११-१९३०। 

२. सनातन पमे कार्पालप, मद्रासके अबन्धक, जिन्होंने अपने १८ नकाबर १९३२ के पत्र (सी० 
बब्य्यु० ९५५९) में कहा था कि गांधीजीका यह विचार कि “गीता? का मुख्य विषष “ जीवनका एकल 
और इसलिए उसकी समानता है?” शायद अध्याय "के १८वें इलोकपर आधारित है। छेकित “ संदभे 
तथा विषय ” के अनुसार, वह इलोक केवक “कम-संन्यास द्वारा योग” का उल्छेख करता है और “स्पृरयता 
और “ गस्पृइयता ” के प्रक्षपरर छागू नहीं होना, जो केवल कम जोर उसके प्रभावोपर भाधारित है। 
उन्होंने गांधीजी से कद्दा था कि भसृत्युता-निवारण्ी वकालतके पक्षमें जो प्रमाण दो, आप उसपर 
प्रकाश ढालें। 


पड सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


द्वारा होती है। अस्पृश्यता जिस तरह आज प्रचलित है, वह मुझे एकत्वके इस देवी 
तथ्यके सर्वथा प्रतिकूल छूगती है। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी प्रति (सी० डव्ल्य० ९५६०) से; सौजन्य : मैसूर सरकार। 


६५. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्न्रीको 


२४ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय भाई, 
आपके मूल्यवान पत्र मिले। आपकी आलोचना मुझे राहत देती है। आपकी 
घुप्पीसे मैं घबरा जाता हैँ। समयके साथ आपके प्रति मेरा प्रेम और गहरा होता 
जाता है। हमारे मतभेद मुझे ऊपरी छगते हैं। अन्दर गहराईमें मुझे मतक्यका अनुभव 
और स्पर्दो होता है और वह मूल्यवान है। 
में जरूर चाहता हूँ कि में कभी ईइवर या अन्तरात्माकी आवाज या अन्त- 
रात्माकी बात न करूँ। लेकिन रामनामकी तरह, चाहे उसका कितना ही दुरुपयोग 
क्यों न होता हो, जब भी वह कामका हो उसे दुहराना ही होता है, और दुहराना 
लगभग जरूरी हो जाता है। यदि गरूत समझे जाने या जालूसाज कहलानेके इरसे 
में वह न कहूँ जो सुझे सच महसूस होता है, तो सत्यको गहरी चोट पहुँचेगी। 
आपने मुझे जो टाइप की हुईं टिप्पणियाँ भेजीं, वे मैंने ध्यानसे पढ़ी हैं। वे' 
तके मुझे प्रभावित नहीं कर सके। लेखकने आग्रमोंके फलितार्थोकों बहुत खींचा है। 
आज्ञा है आप अच्छी तरह होंगे.। 
सस्नेह, 
आपका, 
भो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
लेटर्स ऑफ श्रीनिवास ज्ञास्त्री, पृ० २४५ 

१, साथन-दतमें निम्नलिखित श्प्पिणी है: ” इसी समयके अन्य पत्नोंसि हमें पता चलता है कि भरन्य 
मुद्देंके साथ ओ शास्त्रीने ये दो मुद्दे उठाये थे: 

(क) “ मैंने उनसे विवादका अवसर निकाछा।! अपने लेखोंमें कई जगहद्दोंपर वे भहिसाकोी उसके 
सम्मानित स्थानसे गिराते और शारीरिक साहसके नकली देवताकी ताज पहनाते-से लगते है। वास्तवमें 
वे कायरतापूण अहिसाकी अपेक्षा साइसपूण हिंसाको ज्यादा पसन्द करते दें। अर्िसा के अचारमें यह 
असंगति अस्थिरचित्तताकी सवक है। “गीता ' के गज़ुनकी तरह, अपनी भालोचनाका तीर छोड़कर मैने 


अपने हाथ जोड़े और विनती की कि “ मुझे शानका प्रकाश दीजिए, वर्योकि मेरी सात्मा सन्देहसे अस्त है 
और भाप सव जानते हैं।” 


(ख) * अन्तरात्माकी भावाजके बार-बार उल्लेखपर मैंने आपत्ति उदाई है।* 


६६. पन्न : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 


२४ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय गुरुदेव, 
आपके पहलेवाछे पत्र 'से मुझे राहत मिलती है। मेरे लिए इतना ही काफी है 
कि आप देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। 
हार्दिक प्रेम सहित, 


आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजीकी फोदो-तक्ल (जी० एन० ४६३६) से। 


६७. पत्र : एडा वेल्ठकों . 


२४ नवम्बर, १९३२ 

प्रिय देवी, 

श्री आर० सोलसे, यदि लेखकका वस्तुतः यही नाम है, तुम्हें कितना धृष्टता- 
पूर्ण पत्र मिला है। मैं आशा करता हूँ कि तुम उसपर खूब हँसी होगी। 

हिल्डा अगर अल्बर्टको उसके काममें मदद दे सकती है, तो वह जरूर बहुत 
होशियार हो गई होगी। कामकी कमी ओर परेशानीके इन दितोंमें, में समझता हूं, 
अल्बर्टके लिए काम चलाने रछायक गाहकी जुटाना बहुत ही कठिन होता होगा। 

पास आ रहे उपवासकी तुम्हें चिन्ता नहीं करनी है। इस बातकी बहुत सम्भावना 


है कि चीजें स्वयं ऐसा रूप धारण कर लेंगी कि उस अग्ति-परीक्षामें से गुजरना 
शायद जरूरी नहीं होगा। 


तुम सबको प्यार। 
तुम्द्दारा, 
भाई 
_  अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४४३६) से; सौजन्य : ए० एच० वेस्ट। 
जी० एन० ७६२२ से भी। 


१, १७ नवम्बर, १९३२ का जिसमें रवीन्ूनाथ ठाकुरने छिख़ा यथा: “ भापके उपवाससे गतिश्ञीरु हुईं 
खतन्त्रताकी शक्तियाँ अभी भी काये कर रही हैं और गाँव-गाँव-फेल रही हैं. . .”, और भन्‍्तमें लिखा 


या: “ मुझे पूरी भाश्ञा दे कि जो लोग अमी सत्यके मागमें बाबा बतकर खड़े हैं, वे उसके पक्षमें शो 
जाथेंगे। ”? 


प्‌ 


६८. पत्र : जें० एस० हॉलेंडको 


श४ नवम्बर, १९३२ 

प्रिय हॉलेंड, 

महादेव, जिनसे यह पत्र लिखवाया जा रहा है, मुझे बताते हैं कि आप 
धत्रिष्ठ या सच्चे मित्रों द्वारा हॉर्ल्ड कहकाना पसन्द नहीं करते। मैं समझता हूं 
कि मिनत्रताके विभिन्न स्तर होते हैं। पर मैंने उनसे यह कहकर कि आपके हस्ताक्षरमें 
कोई “जैक” नहीं है, अपना तरीका वदलनेसे इनकार कर दिया। केकित आखिर 
ताममें क्‍या रखा है? यह तो दिल है जो माने रखता है, और दिल आपके साथ 
है, चाहे कलम जैक लिखे या जॉन था हॉलेंड। 

इस वारका आपका पत्र एक ही कागजमें सिमटी पूरी पुस्तक है। रूसके वारेमें 
मैंने इधर-उधर पढ़कर और यात्रियोंसे सुनकर जो-कुछ जाना है, यह उससे ज्यादा 
मुझे बताता है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपके पत्रके प्रति यह पक्षपात 
अधिकतर इसलिए है कि मुझे आपके विचारोंके सर्वथा सही होनेमें ओर आपकी 
सचाईमें विश्वास है। 

आपको तथा अन्य मित्रोंकों मैं प्रस्तावित दूसरे उपवासके वारेमें चिक्तित ने 
होनेकी चेतावनी देना चाहता हूँ। शायद उस ब्रस्नि-परीक्षामें से गुजरना ही न पड़े। 
लेकिन चाहे गुजरना पड़े या न पड़े, एक ही वात है। मैं ईव्वरके हथोंमें सुरक्षित 
हैं और अनेक देझ्ोंके अनेक मिन्रोंकी प्रार्थनाएँ इस वातका पवका श्रमाण है कि मैं 
सर्वेथा उसके शासनमें हूँ। 


आप सबको प्यार, 


आपका, 
बापू 


अंग्रेजीकी फोटोन्‍्नक्ल (सी० डब्ल्यू० ४५०८) से; सौजन्य: बुडबुक कॉलेज 
तथा श्रीमती जेसी हॉलैंड। 


५६ 


६९. पन्न: ओलिव एलंक्‍जेंडरको 
२४ नवम्बर, १९३२ 


प्रिय ओलिव, 

अच्छा हुआ कि कुमारी हॉवडेने मुझे आपके पिताके न रहनेकी सूचना दे दी। 
पता नहीं, आप या होरेस  प्रियजनोंकी मृत्युपर सचमुच दुख महसूस करते हैं या 
नहीं। मैंने खुद वर्षोसे मृत्यपर शोक करना बन्द कर दिया है। जब कोई साथी 
मुझसे छित जाता है तो धकका-सा लगता है, लेकिन वह केवल निजी रूगावके कारण 
होता है, जो दूसरे शब्दोंमें स्वार्थ ही है। परन्तु मैं तुरन्त ठीक हो जाता हूँ और 
समझ लेता हूँ कि मृत्यु तो छुटकारा है और उसका स्वागत उसी तरह किया जाना 
चाहिए जैसे कि किसी मित्रका किया जाता है, और मृत्युका अर्थें शरीरकी समाप्ति 
है, उसके भीतर रहनेवाली आत्माकी नहीं! लेकिन मुझे दार्शनिकता नहीं बधारनी 
चाहिए। आपके तथा अपने प्रति सच्चे रहनेके लिए मुझे अपना विश्वास व्यक्त करना 
था और साथ ही आपको यह जताना था कि महादेव और मैं तथा यहांपर आपके 
अन्य मित्र इतने उदासीत नहीं हैं कि आपके परिवारमें होनेवाली घटनाओंपर ध्यान 
नदें। 

ईइवर करे आपके पिताकी आत्माकों शान्ति मिले। 

हम सबकी तरफसे आपको तथा होरेसको प्यार। 


हृदयसे आपका, 
बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४१६) से। 


१. जॉन ढब्त्यू० भ्राहम; देखिए “पत्र: एलिजाबेय हॉवडेको ” पृष्ठ ६१। 
२, दोरेस जी० एलेक्जेंडर, भोलिवके पति। 


प्७छ 


७०. पत्र: हरिभाऊ पाठककों 
२४ नवम्बर, १९३२ 


प्रिय हरिभाऊ, 


महादेवने पुरूदरेकी पाण्डुलिपि पढ़ ली है। में उनसे सोमवारकों मिलृगा। मैं 
आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि उन्हें संघर्में लिया जा सकता है। मैं उनसे बात 
करके देखूगा कि क्या किया जा सकता है। 
घोषणापत्रका मसौदा में नीचे दे रहा हूँ। मैंने सोचा कि आप इसे केवल 
महाराष्ट्रके लिए चाहते हैं। में अपनेकों केवल मसौदेके लिए ही उत्तरदायी मानता 
हैं। यह वितरित किया जाना चाहिए या नहीं, या इसपर अधिक संख्यामें हस्ताक्षर 
होंगे या नहीं, इसका अन्दाज में यहाँसे नहीं छगा सकता। यह उन लोगोंके अन्दाज 
लगानेकी बात है जो बाहर हैं। मसोदा यह है: 
नीचे हस्ताक्षर करनेवाले हम लोगोंका यह विश्वास है कि अस्पृश्यता हिन्दू 
धर्मपर कलंक है और यह दूर की जानी चाहिए। हम मन्दिर-पूजामें विववास 
रखते हैं और ऐसा विश्वास रखनेवाले हम लोग सभी हिन्दू मन्दिरोंके न्‍्यासियोंसे 
सादर आग्रह करते हैं कि वे उतके दरवाजे हरिजनोंके लिए उन्हीं शर्तोपर खोल 
दें जो कि सवर्ण हिन्दुओंके लिए हैं। अपनी माँगमें हम गर्भागारकों शामिल नहीं 
करते हैं, जो केवल पुजारियोंके लिए ही खुछा होता है। समस्त भारतका ध्यान 
क्योंकि फिलहाल गुरुवायूर मन्दिरकी तरफ लगा है, इसलिए हम जमोरिन तथा 
अन्य सभी सम्बद्ध लोगोंसे सादर आग्रह करते हैं कि वे उस मन्दिरकों आगामी 
पहली जनवरीसे पहले हरिजनोंके लिए खोलकर इस दविश्ार्में अग्रणी बनें। 
आप इस मसौदेको जितने भी' मित्रोंको दिखछाना चाहें दिखला लें और जो 
भी परिवर्तन जरूरी समझें वे यदि इस माँगके क्षेत्रमें बाधक न हों तो कर लें। इस 
विषयमें यदि आपको मुझसे मिलनेकी जरूरत हो तो आप परुरन्दरेके साथ सोमवारको 
आ जायें। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एचन० २०००५) से । 


८ 


७१. पत्र : एक अमेरिकी महिलाकों 


२४ नवम्बर, १९३२ 


ईदवरके अस्तित्व या प्रार्थताके असंरकों साबित करनेके लिए देवी उपचारके 
प्रयोगका विचार मुझें पसन्द नहीं है। ईसा मसीह आज अगर पृथ्वीपर लौट आयें, 
तो रोगमुक्त करनेकी उनकी शक्तियों ओर उनसे सम्बन्धित अल्य चमत्कारोंका आज 
जो उपयोग हो रहा है उसे देखकर वे क्या सोचेंगे, कहना मुश्किल है। 
[ अंग्रेजीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० २७५ 


७२. एक पत्र 


२४ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपके पत्नसे मुझे आधात पहुँचा है।' वम्बईसे चलछते समय आपने मुझे जो 
पत्र लिखा था, उससे मुझे यह लगा था कि मेरे सब कामों और विचारोंसे आप 
पूरी तरह सहमत हैं। आपने छोगोंको भी यह माननेका सोका दिया कि आप बहु- 
भतके साथ हैँं। अपने मनमें जो विरोध आप रखे हुए थे, उसका किसीकों पता नहीं 
था। और कुछ नहीं तो कम-से-कम मेरे मार्गदर्शलके लिए ही आपको अपने विचार 
मुझे बता देने चाहिए थे। आप जानते हैं कि आपकी रायका मैं कितना आदर करता 
हूँ। आपके मौनसे सत्यको क्षति पहुँची है, क्योंकि वह्‌ सम्मतिसूचक नहीं था। मित्रता 
तो ठोस चीज है। वह ऐसी होनी चाहिए जो सख्त चोटतक बरदाइत कर सके। 
आइन्दा मुझे बचानेका विचार न करके सीधी बात कहकर ही आप इस ध्येयकी ओर 
मेरी मदद कर सकेंगे। 
राधाकान्तने मुझे यह कहकर सावधान कर दिया था कि मेँ सुरंगपर खड़ा 
हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि उसकी बात ठीक थी। 
लेकिन यह सब में आपके लिए ही लिख रहा हूँ।. आपके पत्रका कुछ भी 
उपयोग न करनेकी आपकी इच्छाका मैं आदर करूँगा। वह पत्र मैं फाड़े दे रहा हूँ। 
सस्तेह, 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
सहादेवभाईती डायरी, भाग - २, पृष्ठ २७३-४ 
१. पत्र-छेखकने पूना-समझौते तथा सम्बन्धित उपवासके विषयर्मे गांधीजी से मतभेद व्यक्त किया था 
भौर लिखा था; “ मैंने भापको विवेकबुद्धिके विरुद्ध न कुछ किमा है भर न कुछ कह्दा है, नयोंकि में 
वमबईकी सभामें तथा पूनाकी समित्तिमें उपस्थित नहीं या।” 


५५ 


७३- पत्र: सेंट फ्रांसिस सठकी साधिकाओंकों' 


२४ चवस्व॒र, १९३२ 


तो सचमुच शाहखर्च है। जहाँ-तहाँ अपना प्रेम विखेरता फिरता 
है और वेटा वनकर बड़ी उम्रके आदमियोंका दिल जीत छेता है। अलबत्ता, आप 
इतना तो जानती ही हैं कि यद्यपि वह हिन्दुस्तानमें है, तो भी हम एक-दसरेसे नहीं 
मिलते । मगर इससे क्या होता है, और होना भी नहीं चाहिए। शरीरसे पात्त न 
होनेपर भी मैं उसकी आत्माको अपने पास अनुभव करता हूँ। आव्यात्मिक सम्बन्ध 
कभी टूट नहीं सकता। आध्यात्मिक सानबह्निब्य कभी विच्छिन्न नहीं हो सकता। आप 
छिखती हैं कि आप सब प्रार्थनाकी शक्तिको न भूलतेकी भरसक कोशिश कर रही 
हैं। उसे भूलना हमारे लिए खतरवाक ही होगा। 
[अंग्रेजीसे | 
महादेवभाईनी डायरी भाग-२, पृष्ठ २७७-८ 


७४. पत्र : घतश्यासदास बिडलाकों 


र४ नवम्बर, १९३२ 
भाई घनर्यामदास, 


सिंदेजीकी बड़ी शिकायत है कि हमते उनकी संस्थाका नाम चुरा छिया। यह 
शिकायत ठीक मालूम होती है।' हमको कामके साथ काम है नामके साथ नहीं। 
इसलिये मेरी सूचना है कि हम “अखिल भारत हरिजन सेवा संघ” नाम रखें और 
अंग्रेजी और देशी भाषामें यही नाम रखें। तुम आजा तो रहे हो लेकिन शायद यह 
तुम्हें वक्‍्तपर मिल जायगा। 


बापूके जाशीर्वाद 


श्रीयृत घनर्यामदास विड़छा 
विडछा हाउस 

अल्वृूकंके रोड 

नई दिल्‍ली 


सी० डवब्ल्यू० ७९०६ से; सौजन्य : घनश्यामदास विड़कछा। 


१. इताल्यिन कन्वेंटकी संस ! 

२. सापन-सतमें साम नहीं दिया नया है। 

३. भी धनस्थामदातजी की अष्यक्षतामें एक उंपका “अखिल भारतीय मत्पूइपता-विरोवो संघ” नाम 
बिना यह जाने हुए रख दिया गया था कि उत्ती नामका एक मोर संव पहछेते & वी० जार० दिददेकी 
मध्यज्षतामें काम कर रद्दा था। 


० 


७५. पत्र : एलिजाबेथ एफ० हॉवर्डको 
२५ नवस्वर, १९३२ 


प्रिय बहन, 

. आपके पत्र और आपकी सहानुभूति तथा आपकी अपनी कविताके लिए धन्य- 
वाद। आपके सामने मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि अस्पृश्यता सम्बन्धी कार्येमें 
में इतना अधिक व्यस्त हूँ कि कविता पढ़नेका मुझे समय ही नहीं मिला। छेकिन 
मैं कविता पढ़ने तक आपको पत्र लिखना मुल्तवी रखना नहीं चाहता था। मैं आपको 
यह भी वता दूँ कि मैं कविता धीमी गतिसे पढ़नेवाला व्यक्ति हूँ। 

आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे जॉन डब्ल्यू० ग्राहम ' की मृत्युकी सूचना दे 
दी। अन्यथा मुझे पता ही नहीं चलछता। जैसा कि आप बहुत ही ठीक कहती हैं, 
उनका मरतनेका ढंग बहुत शानदार था। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजीकी फोटो-नकक (जी० एन० ८६४) से। 


७६. पतन्न : अगाथा हैरीक्षनमको 


२५ नवम्बर, १९३२ 


प्रिय अगाथा, 

मेरी अनियमितताके बावजूद तुम नियमित रही हो। लेकिन तुम्हारा नियमित 
रूपसे लिखना जरूरी है, जब कि मेरे लिए नियमित रूपसे लिखनेका कोई कारण नहीं 
है-- हाँ, यदि में बिल्लियों और पेड़ोंके बल्कि बत्तेनों और स्टोव तकके अपने परि- 
वारकी घटनाएँ बयान करना चाहता, तो बात दूसरी थी। वे भी उतने निर्जीव तो 
नहीं हैं जितना कि हम उन्हें समझते हैं, और उत्तकी क्षति हमें उसी तरह महसूस 
होती है जैसी कि प्रियजनोंकी । सवार केवल मात्राका है। लेकिन अगर मैं परिवारके 
इत सब सदस्योंका हाल बयान करने लगूँ, तो हो सकता है कि मेरा पत्र एक या 
दो वारके बाद ही घूलजेसा नीरस हो जाये। इसलिए यह एकतरफा व्यापार, जिसमें 
तुम बदलेमें कुछ उम्मीद किये बिना देती रहती हो, मौजूदा परिस्थितियोंमें सबसे 


१, मोलिव एकल्ेबजेंडरके पिंता। देखिए “ पत्र; ओोलिव एब्क्जेंडरको”, पृष्ठ ५७। 
६4१ 


६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ज्यादा सहज है। मैं चार्लीकों अलगसे नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन कृपया उन्हें बताना 
कि गुरुदेव और मैं दिनोंदिन करीब आते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इस समा- 
चारसे उन्हें मेरे द्वारा भेजी जा सकनेवाली किसी भी अन्य चीजसे ज्यादा प्रसब्नता 
होगी । 
हम सबकी तरफसे प्यार। 
सस्नेह 
तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजीकी फोटोन्‍ननकल (जी० एन० ११४६०) से। 


७७. पत्र : काशीनाथ एन० केलकरको 
२५ नवम्बर, १९३२ 


प्रिय काशीनाथ, 
हिन्दू छॉपर आपकी रचनाकी प्रतिके लिए आपका आशभारी हूँ। आपने जो 
सन्दर्भ मुझे दिया है, उसके अछावा इस उपहारकी भी में कद्र करूुगा। आशा है कि 
कभी मुझे यह पूरी रचना पढ़नेका समय मिलेगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


काशीनाथ एन० केलकर, एडवोकेट 
पुृशालकारी वाड़ा, यदुगोपाल पेठ, सतारा सिटी 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९७८) से; सौजन्य : जी० एन० कानिटकर। 


७८. पत्र : अब्बास तेयबजीको 


२५ नवम्बर, .१९३२ 

मेरे प्यारे दढ़ियल दोस्त और भाई, 

जो परिपत्र आप चाहते हैं, वह्‌ मैं आपको नहीं भेजनेवाला हूँ। काठियावाड़के 
राजा और छोग आपको उतनी ही अच्छी तरह जानते हैँ जितना कि मुझे । आपकी 
बुजुर्गी, मुस्कान और शक्ति, जिससे नवयुवक तक होड़ कर सकते हैं, यदि काठिया- 
वाड़के राजाओं व धनी लोगोंसे मदद प्राप्त नहीं कर सकती, तो मेरी किसी अपीलसे 
भी वैसा नहीं हो सकता। और फिर मैं नहीं चाहेँगा कि आप अपनें-आपमें, अपने 
उद्देश्यमें और परमेश्वरमें विश्वासकी कमी जाहिर करें। लेकिन यदि परिपत्र होना 
ही चाहिए, तो इस पत्रसे उसका काम लीजिए। 

सस्नेह, 

आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५८१) से। 


७९, पत्र : एस्थर सेननको 


२५ नवम्बर, १९३२ 

मेरी प्यारी बिटिया, 

तुम्हें पास आ रहे दूसरे उपवासकी चिन्ता नहीं करनी है। हो सकता है वह 
हो ही नहीं। लेकिव यदि. वह होता है, तो उसे आनतन्‍्दका विषय मानना। जीवनको 
सच्चा बतानेके लिए निरन्तर त्यागमय बनना चाहिए। आनन्द उसके बाद नहीं आता 
है। खुद त्याग ही आनन्द है। हर लेना और अधिक देनेके लिए होना चाहिए। यह 
बात मेरे मनमें अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है। इसलिए जो-कुछ हो रहा है 
और जो हो उसे तुम पूरी शान्तिसे, आनन्दसे और ' प्रार्थना करते हुए देखना। 

मुझे तुम्हें और अधिक समय नहीं देना चाहिए। अस्पुश्यता-सम्बन्धी काम 
प्रेम-पत्नोंक छिए कोई समय नहीं छोड़ता। 

तुम्हें प्यार व बच्चोंकों चुम्बन। 


बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सं० ११६) से; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। माई 
डियर चाइल्ड, पृ० ९६-७ से भी। 


श्र 


८०. पन्न : फ्रान्सिस्का स्टेंडेनथ को 


२५ नवम्बर, १९३२ 
सत्यवान ' की पवित्रताकी कुजी शायद तेरे ही हाथमें है। तुझे हिमालय जैसी 
वैर्यवान और सागर जैसी उदार वनना है। किसी भी कारणसे तुझे उसे गुस्सा नहीं 
दिलाना चाहिए। वह विकाखश हो जाये, तो उसका न्याय करने नहीं बैठना। तुझे 
कोई प्रयत्त नहीं करना पड़ता, क्योंकि तू विकारकों जानती ही नहीं। इसलिए तेरा 
ब्रह्मचर्य तेरे लिए गुण नहीं है, मगर सत्यवानके लिए है। क्योंकि उसे स्रदा बैतानसे 
लड़ना पड़ता है। और अगर वह अन्तमें उसे हरा देगा, तो निरचय ही एक बड़ी 
बात होगी, अनोखी विजय होगी। इसलिए हम सब प्रार्थना करें कि उसे दुश्मनकों 
पछाड़नेके लिए आवश्यक बल मिले। 
[अंग्रेजीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग- २, पृष्ठ २७९ 


८१. संम्युअछल ई० स्टोक्सको” लिखे पन्नचका अंद 


२१५ नवम्बर, १९५३२ 
लोग जब यह समझ जायेंगे कि धर्म बाहरी कर्मकाण्डमें नहीं है, बल्कि मनुष्यो- 
चित उच्चतम प्रेरणाओंके अधिकाधिक हार्दिक अनुसरणमें है, तो यह कितने आनन्दकी 
बात होगी। 
[अंग्रेजीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, भाग - २, पृष्ठ २७९ 


३. गांधीजीने | इनका नाम सावित्री रखा था। 

२. फ्रेडिक र्टेंडेनय, फ्रान्सिस्काके पतिं। 

३« पक अमेरिकी पादरी जो जिटेनका नागरिक वन चुका या और भारतमें बस गया भा। 
दर 


८२. पत्र : रासन्नी सेनव' को 


२५ नवम्बर, १९३२ 
मन्दिरमें जानेवालोंकी ठीक-ठीक मतगणना करनेमें कोई मुश्किल नहीं होनी 
चाहिए। आप जितनी दृढ़तासे यह कहते हैं कि लोकमत मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध है, 
सुधारक उतनी ही दृहुतासे मुझे यह विश्वास दिलाते हैं कि छोकमत उनके पक्षमें 
है। मेरा सुझाव है कि हर पक्ष अपने-अपने प्रतिनिधि नियुक्त करे और किसी भी 
पक्षकी तरफसे अनुचित दबाव डाले बिना ईमानदारीसे मतगणना की जाये। जिस 
प्रशतपर मत लेना है, वह ठीक तरहसे तैयार कर लिया जाये और मतदाताओंको 
समझा दिया जाये। यह झुद्ध धामिक सामला है; इसमें जरा भी गरमागरमी छानेकी 
जरूरत नहीं है। 
[अंग्रेजीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २८० 


८३. पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सचिवकों 


२५ नवम्बर, १९३२ 
इतनी दूरसे भी मैं गुरुदेवकी वेदनाका अन्दाज लगा सकता हूँ। पर मेरा खयाल 
है कि यह अनिवार्य है। गुरुदेव इस समय जैसी वेदनामें से गुजर रहे हैं, वैसी ही 
वेदनामें से जवतक हमारे देशकी विशुद्ध आत्माएँ नहीं गुजरेंगी, तबतक सनातनियोंके 
दिल नहीं पिघलेंगे और न अस्पृब्यताका अभिशाप ही मिठेगा। हम प्रार्थता करें कि 
ईदवर उन्हें सही-सलामत और बहुत वर्षोतक जीवित रखे। 
गुरुदेवनें जमोरिनको जो कड़ा पत्र लिखा है, उसका उनपर असर पड़ना ही 
चाहिए। कष्टके इन दिनोंमें गृुरुदेवका आशज्ीरवाद और उनकी मदद मेरे लिए अमूल्य 
है। कृपया उन्हें मेरा प्रेम निवेदन कीजिए। 
[ अंग्रेजीसे ] 
महादेवभाईदी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २८१ 


१. जिन्होंने सनातन सभाकी शुस्वायुर शाखाकी भोरसे लिखा था: “ यह आपने कैसे निश्चण किया 
कि जनम्रत आपके साथ है? वह हमारे साथ है।” 


घ५ 
५२५ 


८४. एक पत्र" 


[२५ नवम्बर, १९३२ 
आप मेरे शरीरकी इतनी चिन्ता रखते हैं, इसकी में कदर करता हूँ। आपकी 
इस बातको कि यह राष्ट्रकी सम्पत्ति है, में पूरी तरह मंजूर करता हूँ। मगर राष्ट्र 
ईदवरका है ओर ईश्वर यदि शरीरसे कोई काम लेना चाहे तो उसका विरोध कौन 
कर सकता है? 
[अंग्रेजीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २८१ 


८५. रतलामवासी पाठकोंके प्रदनोंके उत्तर" 


२५ नवम्बर, १९३२ 


१. भहान्‌ वस्तुओंका दुरुपयोग अनादि कालसे होता आया है और होता रहेगा। 
इसलिए उनका त्याग नहीं कियाहँजा-सकता। धर्मके नामपर जितना ढोंग इस द्वुनियामें 
हुआ है, उतना और किसी चीजका नहीं हुआ होगा। फिर भी यदि धर्मकों छोड़ दें, 
तो जगतका नाश हो जाये। 

२. केलप्पतकी भूल साधारण थी। उसका परिमाजजेन किया जा सकता था और 
किया भी गया। अगर उपवास अपने-आपमें एक त्याज्य साधन होता, तो मैं हरगरिज 
उनका साथ नहीं दे सकता था। उन्होंने सौ फीसदी उस भूलका प्रायदिचित्त कर 
लिया, इसलिए एक साथीके नाते और इस कार्यके प्रणेताके नाते उनका साथ देना 
मेरा स्पष्ट धर्म था। 

रे. जमोरिनका धर्म न मेरा साथ देता है और न समातनी उपवासियोंका। 
उनका स्पष्ट धर्म केवछ त्यायका साथ देना है। सम्भव है दो आदमी एक-इसरेके 
विरुद्ध उपवास कर रहे हों और दोनोंके उपवास न्यायविरुद्ध हों। यदि ऐसा हो, 
तो सत्य-धर्म और अहिंसा-धर्मं यह सिखाते हैं कि दोनों उपवासियोंको मरने दिया जाये, 
भौर न्याय ही देखा जाये। जन्म-मरणके कर्त्ता हम नहीं हैं। ये दोनों वातें ईईवरके 
हाथमें हैं। उपवास करने पर भी छोग बच गये हैं और उपवास ते करनेवाले 
जीवोंको अनेक कारणोंसे मरते हुए हम प्रतिक्षण देखते है। 


१. एक बंगाली असिस्टेंट एक्ाउंटेंट-जनरलको, जिन्होंने गांधीजी को लिखा था, “ आपका शरीर 
एक न्याप्त दे और बार-बार उपवास करनेका आपको कोई अधिकार नहं है?”?। 
२. कुछ पाठकेनि बारह प्रश्न पक संयुक्त पत्रमें छिख भेजें थे। ये उन्दीकि उत्तर हें । 


६६ 


रतलामवासी पाठकोंके प्रइनोंके उत्तर ६७ 


४, मेरे व्यक्तित्वका असर पड़ता है, यह मुझे मालूम है। मगर इसलिए मैं 
धर्म कैसे छोड़ दूँ? और मेरे व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर भी कोई अस्पृश्यताका त्याग 
कर देगा, तो यह कोई अधर्माचरण तो नहीं माना जायेगा। 

५. मुझसे सत्यका त्याग करानेके लिए अरबों मनुष्य उपवास करने लगें, तो 
भी में अपने दिलको पत्थर-जैसा सख्त बताकर सत्य-मार्गका त्याग न करूँ, यही 
प्रार्थना में ईश्वरसे करता हूँ और ऐसी आशा भी रखता हुँ। यह सब विचार करते 
समय एक बात नहीं भूलनी चाहिए। अन्यायकों कायम रखनेके लिए उपवास करके 
मर जानेवाले बहुत लोग नहीं निकलेंगे। सच बात तो यह है कि न्यायके लिए मरने- 
वालोंकी संख्या भी ज्यादा होनेकी सम्भावता कम है। 

६. एक करोड़ मनुष्य आत्म-प्रेरणाका नाम लेकर काम करें, तो भी वे झूठे 
या मूखें हो सकते हैं; और एक आदमीको सचमुच ही आत्म-प्रेरणा हुई हो, तो वह 
बेचारा क्या करे? दूसरे आत्म-प्रेरणाका गलत दावा करेंगे, इस डरसे क्या वह भी 

आत्म-प्रेरणाको दबाकर झूठा बन जाये और नास्तिक हो जाये ? 

७. सनातनियोंके पीछे जनमतकी ताकत नहीं है, ऐसा मेरा खयाल हो तो 
इसे में क्‍यों छिपाऊँ? लेकिन उनके पास वह ताकत हो, तो उसे दबा देनेका मेरे पास 
कोई साधन नहीं है। और उनके पास वह ताकंत हो, तो उसे साबित करना उनके 
लिए आसान है। 

८, प्रथम तो मेरे राजनैतिक विचार, धामिक विचार और सामाजिक विचार 
सब एक ही वृक्षकी अूग-अछूग शाखाएँ हैं। इसलिए वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। 
मगर जिसे वे अरूग लगते हों, वे मेरी राजनैतिक शक्तिका उपयोग करनेके लिए 
अपना धर्म न छोड़ें। लेकिन कोई मूले या भीरु यदि धर्मरूपी हीरा बेचकर राजनैतिक 
कंकर लेने लगे, तो क्‍या मैं अपना धर्म छोड़ दूं? इस सम्बन्धमें बलात्कार शब्दका 
उपयोग करना भाषापर बलात्कार करने जैसा है। व्यक्तिगत प्रभाव आदि शक्तियाँ 
तो दुनियामें काम करती ही रहेंगी। इन्हें हम बलात्कारमें शुमारकर लें, तो पुरुषार्थ 
जैसी चीज ही न रहे। 

९. प्रदत अनुचित है। 

१०. हरिजनोंके साथ प्रीतिभोज अस्पृश्यता-निवारणका आवश्यक अंग है ही नहीं । 

११. भारतभूषण पंडितजी ' के और मेरे विचारोंमें थोड़ा भेद जरूर है। मगर 
इस उपवासके वारेमें कुछ भेद है, यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन हो भी तो लोग क्या 


करें, यह उन्हें ही सोचना होगा। जो विचार उतकी बुद्धि और उनका हृदय स्वीकार 
करे, वे उसीका अनुसरण करें। 


१२. रूढ़िवादी सनातनियोंके विचार बदलनेके लिए उपवासकी योजना नहीं 
है, बल्कि जो रूढ़ियोंकों पार करके अस्पृब्यताको पाप समझने छगे हैं, उन्हें काममें 
लगाने और जो शंकित मनके हैं, उन्हें विचार करनेकी प्रेरणा देनेके लिए यह योजना है। 

[ गुजरातीसे | 
महावेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० २८२-३ 


३. पंडित भदनमोहन माल्यीप। 


८६. पत्र : सणिबहन पटेलको 


२५ नवम्बर, १९३२ 
चि० मणि, 
तेरा रूम्वा पत्र-तुझे डाह्यामाईकी वीमारीकी खबर देनेंके बाद पहला ही-आज 
मिलछा। तू व्यर्थ चिन्ता करती है। तुझे जानना चाहिए कि जब बापू और तू जेल्में 
हैं तो वाहर बैठे हुए लोग जो-कुछ करता चाहिए, उसे करनेसे चूक नहीं सकते। 
टाइफाइडका पता चलते ही तुरन्त वालचन्द ' ने करमचन्दको कहा कि रात-दिनकी दो 
नर्सें रखो, डाक्टरोंमें से जिसे रोज बुलाना उचित हो उसे बुलाओ; और सारा खर्च 
खुद ही देनेकी कहा। रोज ३०-४० रुपये खर्च होते हैं। वे ही देते हैं। अस्पतालसे 
ज्यादा अच्छी देखभाल होती है। घरके छोगोंमें करमचन्द, छोटूभाई' हैं (जो सारा 
दिन पास ही रहते हैं), और दो नरसे हैं जो बहुत मिलनसार हैं और डाह्याभाईको 
भा गईं हैं। इसके सिवा बख्शी और दूसरे मित्र भी हैं ही। इस समय डाह्माभाईके 
पास तू नहीं है, तुझे यह खटकना स्वाभाविक है। लेकिन जिसे ईइवरसे प्रेम है, 
उसकी वह कड़ी-से-कड़ी परीक्षा छेता है। यहाँ करमचन्गर, छोटूभाई वगैरहके पत्र 
रोज आते हैं। यह तीसरा हफ्ता है। अब बुखार १०२से ऊपर नहीं जाता। 
कलर तो सामान्य भी हो गया था। डाक्टर आशा करते हैं कि अगले सोमवारतक 
बुखार बिलकुल उतर जायेगा और बढ़ना-घटना बन्द हो जायेगा। तुझे तो डॉ० 
मदानका, जो देखभाल और इलाज करते हैं, वल्कभभाईके नाम आया हुआ पत्र 
भी भेजा था। उससे भी तू समझेगी कि डॉक्टर भी प्रेमसे देखभाल कर रहे हैं। 
सोसम्वीका रस, छाछ वगैरह देते हैं। साधारण तौरपर तो टाइफाइडके वीमारको 
दस्त या ऐसा ही कुछ शुरूसे ही रहता है। डाह्याभाईको इनमेंसे कोई व्याधि नहीं 
है। इसलिए चिन्ता करनेका कुछ भी कारण नहीं है। तू अपने काममें लीन रहना 
और ऐसी प्रार्थना करना कि डाह्माभाई जल्दी अच्छे हो जायें। दादीके लिए शोक 
किया ही नहीं जा सकता। उनके जैसी भाग्यशाली मृत्यु कितनोंको मिलती है? हम 
किसी स्वजनकी सेवा नहीं कर पाये और वह चला गया, यह भावना पैदा हो तब 
ऐसा निरुचय करके निरिचन्त हो जायें कि आगे किसीकी भी सेवा करनेका मौका 
हाथसे नहीं जाने देंगे। 


१. सेठ वालचन्द हीराचन्‍्द, एक उद्योगपति । 
२. सणिवदनके चचेरे भाई 
३. जमनादाप्त बल्शी, बम्बईके एक शेयर-दलछाल। 


६८ 


पत्र : क० मा० मुंशीको ६९ 


हम तीनों आनन्‍्दमें हैं। सोनेके कुछ घंटे छोड़कर हम तीचोंका बाकी सारा 
समय अस्पृश्यता-निवारणके काममें छग जाता है। 


बापूके आशीर्वाद 


[गूजरातीसे | 
बायुना पत्रों: सणिबेहन पटेलने, पृष्ठ ९२-३ 


८७. एक पत्र 


२५ नवम्बर, १९३२ 


उनसे पूछा जाये कि तुम कोई सेवा करोगे या नहीं ? हमें इन छोगोंमें से 
अन्त्यज सेवक पैदा करने हैं, इसलिए उनके साथ यह छात्ते करना जरूरी हो जाता 
है। जहाँ आवश्यक होगा वहाँ खींचखाँच करके भी देंगे। हममें यह कहनेकी ताकत 
होनी चाहिए कि यदि दस हजार योग्य लड़के भी इस तरहकी छात्रवृत्तियाँ माँगनेवाले 
मिल जायेंगे, तो भी सबको देंगे। 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २८०-१ 


८८. पत्र ; क० मा० सुंशीको 
२५ नवम्बर, १९३२ 


भाई मुंशी, 

कुछ दिनों पहले थोड़ा-सा पत्र-व्यवहार हम लोगोंके बीच हुआ है। पर इस 
वार तो मैं विनम्नतापूर्वकी. आपके सामने एक शिकायत रखना चाहता हूँ। एक 
नवयूवकने “ ब्रह्मचर्याश्रम ', नामका आपका एक प्रहसन भेजा है और बड़े दुःखी मनसे 
उसे जो कहना है सो भी उसने मुझे लिखा है। पहले तो पुस्तिका सरदार देख गये। 
महादेवने जहाँ-तहाँ नगर डाली और उसमें से कुछ वाक्य पढ़कर सुताये। निर्दोष व्यंग्र- 
विनोदकी समझनेके लिए अगर कोई इनाम रखा जाये, तो मैं मानता हूँ कि कोई 
छोटा-मोटा इताम मैं चौंसठ बरसकी उम्रमें भी ले जाऊेगा। आप जैसे मित्रोंने भी 
मेरी विनोद समझनेकी बुद्धिको दाद दी है। लेकिन आपके प्रहसनमें मुझे मधुर विनोद 
दिखाई नहीं देता, बल्कि गँवार और बैठे-ठाढे लोग बातचीतके दौरान जैसी अइलीलता 
तक जा पहुँचते हैं और जिसे सुनकर कानके कीड़े झड़ जाते हैं, उसमें मुझे वैसा 
हँसी-मजाक दिखाई दिया। जेलमें बैठकर आपसे सुन्दर साहित्य पानेकी आशा रखी 
जाती है। में अधिक विस्तारमें नहीं जाऊँगा। इतना कहकर द्वी मैं अपनी प्रार्थना 


७० सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


सामने रखे दे रहा हूँ कि प्रकाशकको लि्खिकर आप वह प्रकाशन वापस हे हें। 
उक्त नवयुवकने लिखा है कि इस प्रहसनको कहीं रंगमंचपर प्रस्तुत करनेकी बात 
तक सोची जा रही है; इसलिए वह वेचारा और भी परेशान हो उठा है। उसने 
मुझें भी छिखा है कि इसे रंगमंचपर कदापि नहीं खेला जाना चाहिए। जो व्यक्ति 
अपनी हँसी उड़ाता है, उसे चाहे जैसी दिल्‍्लगी करने या अपनी आड़में दुनियाकी 
या दुनियाके सिद्धान्तोंकी दिलल्‍्लगी करनेका हक नहीं मिल जाता। आपकी सूक्ष्म 
बुद्धिकों यह बताना आवश्यक नहीं है। जापका स्वास्थ्य वहाँ बरावर सुधरता जा 
रहा होगा। सभी साथियोंको वन्देमातरम्‌। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५१८) से; सौजन्य: क० भा० मुंशी। 


८९, पत्र : डाह्माभाई परटेलको 
२५ नवम्बर, १९३२ 


घि० डाह्याभाई, 
श्री० नटराजन लिखते हैं: 


मुझे पूरी आशा है और में प्रार्थना करता हूँ कि बाकीके थोड़े दिन 
डाह्मयाभाईको और कोई कष्ट नहीं होगा। उसकी उम्र, सक्तिय जीवन, 
स्वाभाविक रूपमें मजबूत शरीर, उसके हकमें हें। हमारे घर वह सबका 
लाड़छा है। जब वह अपने चाचाके यहाँ रहता था तब अधिक समय हमारे यहाँ 
ही बिताता था। फामकोटीकों उसके भाइयों और बहचके साथ चहु भी अवका 
ही फहता है! हमारे यहाँ वह घरके सदस्य-जसा ही है। 
उन्हें मैने पत्र लिखां था। उसके उत्तरमें उन्होंने जो पत्र लिखा उसीमें से ऊपरका 
उद्धरण दिया है। करू भाई करमचन्दका पत्र देरसे मिला था। मैं अस्पृश्यताके बारेमें 
जाये हुए लोगोंके साथ व्यस्त था, इसलिए कल नहीं लिख सका। माछूम होता है 
तुम्हारा बुखार धीरे-धीरे उतरता जा रहा है। अच्छी तरह आराम लिया जाये और 
खाने-पीने वर्गरहके नियमोंमें भूल न हो, तो अ्तमें ठाइफाइड बुखारंसे फायदा ही 
होता है, क्योंकि शरीरसे सब जहर निकल जाता है। 
तुम आनन्द होगे। 
बापूके आशीर्वाद 


[गृजरातीसे | 
बापुना पत्रो-४: सणिवहेन पटेलने, पृष्ठ १५०-६ 


९०. पत्र : गोविन्दछाल शाहकों 


२५ नवम्बर, १९३२ 
भाई गोविन्दलारूजी, 
प्रभुदास लिखता है कि आप बीमार हो गये हैं यहाँतक कि ऑपरेशनके लिये 
राँची जानेकी तैयारी कर रे थे। मेरी उम्मीद है कि अब अच्छा होगा। संपूर्ण 
हकीकत लिखें। 
बापुके आदोर्वाद 


पत्रकी फोटो-नक् (जी० एन० १०६७५) से । 


९१. भेंट : खीमजी और जें० के० मेहताको' 


२५ नवम्बर, १९३२ 


महात्मा गांधीने इस बात पर जोर दिया कि अस्पृब्यता-तिवारणके लिए 
और खासकर फिलहाल भन्दिर-प्रवेशके लिए जोरदार प्रचार होना चाहिए। उनका 
ध्यान इस तथ्यकी ओर दिलाया गया कि बम्बईमें महिला कार्यकर्त्ताओं और अन्य 
लोगों हएरा गुरुवायुर मन्दिरमें हरिजनोंकों जाने देनेके लिए मतसंग्रह किया जाने- 
वाला है। इसपर उन्होंने कहा कि ऐसा मतसंग्रह बहुत उचित होगा, क्योंकि यह 
सारे भारतके लोगों तथा गुरुवायुर सन्दिरके न्‍्यासियोंकों यह दिखा देगा कि सवर्ण 
हिन्दुओंकी भावनाएँ क्‍या हें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रान्तीय बोडोंको अपनेकों 
सत-संग्रहके कामसें लगा देना चाहिए। 

निस्संदेह, उन्होंने गुरुवायुरके पास _होनेबाजे मतसंग्रहके सहत्वपर जोर दिया। ये 
चाहते थे कि यह बात साफ तौरपर समझ ली जाये कि यवि सारे भारतके लोग 
गुरुवायुर सन्दिरमें हरिजनोंके प्रवेशके पक्षमें हों और गुरुवायुर भन्दिरमें वस्तुतः जाने- 
वाले लोग, जिन्हें इस प्रवतका अन्तिम निर्णायक साना जाना चाहिए, इसका विरोध 
करें, तो वे गुरुवायुरके लोगोंका ही निर्णय स्वीकार करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि 
विख्यात श्ास्त्रियोंसे इस विषसर्में अपनी रात देनेंके लिए कहा जा सकता है कि 
इस प्रदनपर द्ास्त्रोंका सत क्‍या हैं। 


२. मई १९३१ में गांधीजीके ताव्खका, नेनीताशके दौरेके समय उन्तके मेजवान। 
२, ये दोनों अखिल भारतीय भस्एृइपता-विरोधी संघकी भोरते गांधीजी से मिछे थे। 


७१९ 


७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्होंने इस बातके सहत्वपर फिर जोर दिया कि शहरमें दलित वर्गेकी, 
खासकर अछरूग-अरूग उन्नोंके उनके बच्चोंकी शिक्षाक्े सम्बन्धमें, मर्दमशुसारी को 
जाये । रे 
उच्होंने इस बातपर भी जोर दिया कि अस्पृर्य बालिग रुत्री-पुरषोंते, विभिन्न 
सूत्रोंसे, शिक्षा ग्रहण करनेक्ती इच्छा व्यक्त की है और उनके लिए रात्रि स्कूल खोले 
जाने चाहिए। उन्होंने दलित वर्गोके विद्याथियोंकों हाईस्कूलों या कॉलेजोर्में वजीफे 
दिये जानेको पैरवी की, ताकि दलित वर्गो्में उच्चतर शिक्षाक्ों प्रोत्साहन मिल सके 
और कहा कवि वे छोग शिक्षा समाप्त करनेके बाद एक-दो साल अपने भाइयोंकी 
सामाजिक स्थिति सुधारवेंके कार्येमें लगा सकते हें। 
[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे फॉनिकल, २८-११-१९३२ 


९२. वक्तव्य : अस्पृश्यतापर - ९ 


[२६ नवम्बर, १९३२ |' 


पहली जनवरी जैसे-जैसे निकट आ रही है, गुरुवायुरपर पत्र-व्यवहार बढ़ता 
जा रहा है। पत्रोंसे उठनेवाले प्रश्नोंका एक-एक करके उत्तर देनेकी वजाय, शायद 
यह आसान रहेगा कि मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दूँ और उसीके 
द्वारा उनका भी उत्तर दे दूं। आगामी २ जनवरीसे पहले यदि गुरुवायुर मन्दिर हरि- 
जनोंके लिए विलकुल उन्हीं झर्तोंपर नहीं खुछता है जो आम तौरपर सवर्ण हिन्दुओंके 
लिए हैं, तो उस तारीखसे उपवास शुरू हो जायेगा। लेकिन यदि यह स्पष्ट हो 
जाता है कि आस-पड़ोसके मन्दिर जानेवाले हिन्दू हरिजनोंके मन्दिरप्रवेशके विरुद्ध हैं, 
या यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि हर कोई मन्दिरको हरिजनोके लिए 
खोलनेको राजी है, पर कोई कानूनी कठिनाई ऐसी है जो आगामी २ जनवरीसे पहले 
दूर-नहीं हो सकती, तो उपवास स्थग्रित कर दिया जायेगा। 

मुझे जो पत्र मिले हैं उनमें से ज्यादातर मुझे यह यकीन दिलते हैं कि मन्दिर 
जानेवाले इस पक्षमें हैं कि हरिजन उपासकोंको मन्दिरमें प्रवेश करने दिया जाये ! 
एक-दो पत्र-लेखक इस वातका बड़े जोरसे प्रतिवाद करते हैं और यह दावा करते हैँ 
कि एक सम्यक्‌ सतसंग्रहका परिणाम यही निकलेगा कि भारी बहुसंख्या इस तरहके 
प्रवेशके विरुद्ध है। इन पत्र-लेखकोंने अपने मतके समर्थनर्मे मुझे कोई प्रमाण नहीं 
दिया है, जबकि दूसरोंका कहना है कि उन्होंने अपने ढंगसे वस्तुतः मतसंग्रह किया 
है और उसे हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें पाया है। यदि पुरातनपंची सहमत हों 
तो दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किये गये निरीक्षकोंकी उपस्थितिमें तुरत नया मतसतग्रह 


२. देखिए गगला शीपषक। 


वक्तव्य : अस्पृश्यतापर - ९ ७३ 


किया जा सकता है। पिछले शनिवारकों ठाइम्स ऑफ इंडियाके संवाददाताके एक 
प्रदवका उत्तर देते हुए मैंने जो योजना सुझाई थी, उसे यहाँ दोहरानेकी जरूरत नहीं 
है। हर हालतमें, सुधारवादी पक्षको अपने दावेको अकाट्य प्रमाण द्वारा पुष्ट करनेमें 
देर नहीं करनी चाहिए। 

परल्तु उतका कहना है कि यद्यपि मन्दिर जानेवालोंकी राय ज्यादातर उनके 
पक्षमें है, लेकित मन्दिरकी कुंजी जमोरिनके हाथमें है। तकनीकी तौरपर निस्सन्देह 
यह सच है, पर जमोरिन भाछिक नहीं हैँ। वे न्‍्यासी हैं, जो मन्दिर जानेवाले छोगोंका 
प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वे उनकी वहुसंख्याकी स्पष्ट रूपसे व्यक्त की गई 
इच्छाका प्रतिरोव नहीं कर सकते। यदि कोई कानूनी कठिनाई है तो उसे दर करना 
उनका कत्तंव्य है। और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका जर्थ केवछ यही है 
कि जनमतकी शक्ति अभी इतनी प्रवर नहीं हुईं है कि उन्हें अपने इस स्पष्ट 
कत्तेव्यके लिए बाध्य कर सके | 

उपवास उस स्थितिमें जनमतको और मजबूत करेगा जिससे कि वह महसूस 
किया जा सके। इसलिए मन्दिरकी कूंजी वस्तुतः जनताके ही हाथमें है। केकिन 
जैसी कि कानूनी कहावत है, कानून या न्याय सजगकी ही सहायता करता है, 
निद्राडुकी कभी नहीं करता। केरलके सुधारकोंको, इसलिए, जमोरिनकों दोष नहीं 
देना चाहिए। 

उनकी नीयतपर शक करना अद्ििष्ठता और गलती होगी। यदि वे मन्दिरको 
हरिजनोंके लिए खोलनेसे इनकार करते हैं, तो हमें यह मानना चाहिए कि सार्वजनिक 
माँगका उन्हें अभी विश्वास नहीं हुआ है। उतका इनकार हमारे लिए उन्हें बुरा- 
भरता कहनेका नहीं, वल्कि अपनी स्थितिकी कमजोरी खोजनेका संकेत होना चाहिए। 
लोगोंके छिए अधिक गौसवपूर्ण और उचित यह होगा कि वे उन्हें यह महसूस करा 
दें कि यह उनकी स्पष्ट रूपसे व्यक्त की गई इच्छा है और जमोरिन, जो उनके 
प्रतिनिधि हैं, उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते। 

गुरुवायुर सारे भारतके लिए चिन्ताका विषय हो गया है। अतः भारत-भरके 
सवर्ण हिन्दुओंको सक्तिय हो जाना चाहिए और अपने इस मतकी घोषणा कर देनी 
चाहिए कि वे चाहते हैं कि गुरुवायुर मन्दिर हरिजनोंके लिए खोल दिया जाये। 
ईमानदारीसे और आजादीके साथ व्यक्त किये गये इस तरहके मतकी नैतिक शक्तिका 
कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सकेगा। 

सुधारकोंको मैं यह चेतावनी पहले ही दे चुका हूँ कि वे सनातनियों या - 
जैसा कि महामहिम वाइसरायको भेजी गई याचिकामें उन्होंने अपनेको कहा है-परि- 
वर्तत-विरोधियोंके रहिए अशोभन डाब्दोंका प्रयोग न करें। उन्हें अपना सत व्यक्त 
करनेका अधिकार है। अस्पृश्यताके इस प्रइनको मैं मुख्य रूपसे धामिक मानता हूँ, 
और मैं चाहूँगा कि परिवर्तेन-विरोधी और सुधारक दोनों, एक-दूसरेकी नीयतपर 
शक किये विना, घामिक भावनासे काम करें। कोई भी सुधार और धामिक सुधार 
तो खास तौरपर, जवर्दस्ती नहीं किया जा सकता और न किया जाना चाहिए। 


७४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


प्रस्तावित उपवासकी सीमाओं और उसके कार्योको में स्पष्ट शाब्दोंमें कई वार दोहरा 
चुका हूँ। | 

परन्तु एक सज्जन अपनी तथा अन्य छोगोंकी ओरसे गुजरातीमें लिखते हैं: 

आपका यह कहना वहुत अच्छा है कि आप किसीकों भी वाध्य करना नहीं 

चाहते। परन्तु आपकी जो स्थिति है वह कुछ छोगोंको उनकी इच्छाके विरुद्ध 

कार्य करनेकों वाध्य किये बिना नहीं रह सकती। हममें से कुछकी आपके 

धामिक विचारों या आपके सामाजिक सुधारोंपर कोई श्रद्धा नहीं है। परन्तु हम 

यह चाहते हैं कि आप अपनी राजनैतिक शक्तिके छिए जीवित रहें। इसलिए 

यदि आप उपवासपर बड़े रहेंगे, तो हमें अपने विश्वासोंको उठाकर रख देना 

होगा और मन्दिर-प्रवेशके आपके संघर्षमें आपकी सहायता करनी होगी । यदि 

यह॒वाध्य करना नहीं है तो फिर बाध्य शब्दका क्‍या अर्थ है, हमें नहीं 

मालूम । 

मेरा उत्तर है, केवल इसलिए कि भारतीय जग्रतमें मेरा एक प्रमुख स्थान हैं, 
या मेरा कुछ राजनैतिक प्रभाव है, मुझसे यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि 
मैं अपने प्रियं विश्वासोंकों छोड़ दूँगा) अपनी सामाजिक स्थिति या अपना राजनैतिक 
प्रभाव कायम रखनेके लिए, मैं अपनी आस्थाकों छोड़ नहीं सकता और उसकी 
गतिको दवा नहीं सकता, क्‍योंकि उन्तकी उत्पत्ति उसी आस्थासे है। मुझसे आप उसे 
तकारने या दवानेको कहें, तो वह मुझसे आत्महत्या करनेकों कहनेसे भी कहीं बुरा 
होगा । मैं तो यह कहनेका भी साहस करूँगा कि जो अपने विश्वासरोंको मेरी स्थिति 
या मेरे राजनैतिक प्रभावके लिहाजसे कम महत्त्व देते हैं, उनके यदि कोई विश्वास 
हों भी तो केवल उथले ही हो सकते हैं। 

विश्वास कड़ी घातुके बने होते हैं। हमें मालूम है कि लोग अपने विश्वासोंके 
लिए अपना सव-क्ुछ दाँवपर लगा देते हैं, और उन विश्वासोंकों तब धर्म कहा जा 
सकता है। 

“ एक पत्र-लेखक पूछते हैं: 
बेचारे जमोरिन क्या करें? एक ओर आप ओर श्री केलप्पत उपवास 

करनेवाले हैं। दूसरी ओर, सुनते हैं, १,००० प्रिवर्तेन-विरोधियोंने ऐसा करनेका 

निइचय किया है। जमोरिन आख़िर किसकी खुश करें? 

बिना किसी झिझकके मेरा उत्तर यह है कि वे किसी भी पक्षकों खुश ने करें । 
वे ईइवरको खुश करें, जो सत्य है। वे अपना कत्तैव्य पूरा करें, और यदि उसके 
लिए हजारों परिवर्तत-विरोधियोंका, श्री केलप्पनका और मेरा बलिदान आवश्यक हो, 
तो उनमें वैसा करनेका साहस होना चाहिए। इस तरह वे अपनी पीढ़ी और भागे 
आलनेवाली पीढ़ीके सम्मानके पात्र होंगे। 

उपवास करनेवाले भाइयोंकी फिक्र ईश्वर आप करेगा। जिन्हें उपवास करता 
है, वे सत्यकी, जैसा वे उसे समझते हैं, रक्षार्थ ही उपवास करेंगे। और ईश्वर या 
सत्य उनका जो चाहेगा करेगा। यदिं उनका उपवास अन्त|प्रेरणाके उत्तरमें है, तो 


वक्तव्य : अस्पृश्यतापर - ९ ७५ 


वह अपना पुरस्कार आप होगा, और जिस उद्देश्यके छिए वह किया गया है वह 
जाहिरा चाहे पूरा हो या न हो, वह उनके लिए अच्छा रहेगा। 

परन्तु वही पत्र-लेखक हठपूर्वक कहते हैं: 

आपका ईर्वरी आदेश, अन्तःकरण और भीतरकी आवाज आदिकी बातें 

करना बहुत अच्छा है, परन्तु अन्य छोग भी इसी तरह॒के दावे कर सकते हैं। 

लेकिन हम लोग, जिनके पास कोई भीतरकी आवाज नहीं है और ऐसा ईदवर 

भी नहीं है जिसे सर्वताधारणके आगे प्रदर्शित किया जा सके, क्या करें और 

किसपर विश्वास करें? 

मैं केवल यही कह सकता हूँ, आपको अपने सिवा किसीपर भी विश्वास नहीं 
करता है। आपको भीतरकी आवाज सुननेकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यदि 
भाप उसके लिए 'भीतरकी आवाज ' दाव्द प्रयुक्त न करता चाहें तो आप ' विवेक 
का आदेश ' शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। और यदि आप ईश्वरकों प्रदर्शित नहीं करते 
हैं, तो मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि आप किसी और चीजको प्रदर्शित 
करेंगे जो अन्तमें ईश्वर सिद्ध होगी, क्योंकि सौभाग्यसे इस संसारमें ईद्वरके सिवा 
कुछ और है ही नहीं। मेरा यह भी निवेदल है कि भीतरी आवाजकी प्रेरणा पाने- 
वाला हर व्यक्ति उस प्रेरणाके अनुसार काम करनेका दावा नहीं करता है। हर 
अन्य कुरालताकी तरह, भीतरकी शान्त और सूक्ष्म आवाजकों सुननेकी इस कुशलताके 
लिए भी पहले प्रयत्न और प्रशिक्षण आवश्यक है, वल्कि शायद किसी अन्य कुशलरूताकी 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्व और प्रशिक्षण आवश्यक है। और यदि हजारों दावे- 
दारोंमें से थोड़ेसे भी अपने दावेकों सिद्ध करनेमें सफल हो जाते हैं, तो भी संदिग्ध 
दावेदारोंके होने और उन्हें वर्दाइत करनेकी जोखिम उठाना वाजिब होगा। 

इतना तो गुजराती पत्र-लेखकके लिए हुआ। अब इस वकक्‍तव्यकों मुझे एक 
अंग्रेजी पत्र-लेखकका एक प्रइन देकर समाप्त कर देना चाहिए। पत्र लरूम्वा है और 
उसमें तक॑ विस्तारसे प्रस्तुत किया गया है। परल्तु मैं समझता हूँ कि निम्नलिखित 
सारांश उनका विलकुल सही प्रतिनिधित्व करता है: 

अभीतक मैं आपको साम्प्रदायिकताके चिह्न तकसे मुक्त जानता आया 

था, पर अब अचानक आप साम्प्रदायिक जामेमें सामने आ रहे हैँं। स्वराज्य 

या अखिल भारतीय एकताके लिए आपका उपवास मेरी समझमें आ सकता 

था और वह मुझे त््यायोचित हरूण सकता था। पर, हिन्दू-धर्मके लिए यह्‌ 

उपवास मेरी समझमें नहीं आता। मैंने आपको हिन्दू कभी नहीं समझा था, 

और एक संकीर्ण हिन्दू तो हरगिज नहीं समझा था। भन्दिरोंको हरिजनोंके लिए, 

जो उनमें जाना नहीं चाहते, खोलनेमें आखिर क्‍या रखा है? 

इस प्रइनसे मुझे खुशी है। मेरी यह इच्छा बिलकुल नहीं है कि जो-कुछ में 
हूँ उससे भिन्न किसीको भी लगूँ। हिन्दू-धर्मपर या हिन्दूपर मुझे कोई छज्जा नहीं 
है। में संकीर्ण हूँ -इस वातको मैं सर्वेथा अस्वीकार करता हूँ। मेरा यह खयाल है कि 
कोई संकीर्ण मत, मुझे एक क्षणकों भी वाँघे नहीं रख सकता। अस्पृश्यताकों ऊपरसे 


७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लादनेसे हिन्दू-धर्म एक संकीर्ण मत बन जायेगा। इसीलिए तो मैंने उसके खिलाफ 
विद्रोह किया है। और उस कलूंकको मिटानेमें यदि मेरा जीवन चला जाये तो मैं 
उसे एक सस्ती कीमत ही मानूँगा। 

साम्प्रदायिताका मुझमें लेश भी नहीं है, क्‍योंकि मेरा हिन्दू-धर्म सर्वश्राही है। 
वह मुसछमान-विरोधी, ईसाई-विरोधी या किसी भी अन्य धर्मका विरोधी नहीं है। 
वल्कि वह मुसलमान-पक्षी, ईसाई-पक्षी और संसारके हर अन्य जीवित धर्मके पक्षमें 
है। मेरे लिए हिन्दू-धर्म उसी मूछ तनेकी एक शाखा है जिसकी जड़ों और जिसके 
गृुणका अन्दाजा हमें केवछ विभिन्न शाखाओंके एक साथ होनेपर उनके सामूहिक 
बल और गुणसे होता है। यदि में हिन्दू शाखाकी, जिसपर मैं टिका हूँ और जो 
मेरा पोषण करती है, फिक्र करता हूँ, तो में निर्चय ही उसकी बहन अन्य शाखाओं 
की भी फिक्र करता हूँ । यदि हिन्दू शाखा विषाक्त हो जाती है, तो दूसरी शाखाओंमें 
भी विष फैल सकता है। यदि वह शाखा सूखने रूगती है, तो उसके सूखनेसे भूल 
तना भी कमजोर होगा ही। 

यदि इस पत्र-छेखकनें और इसकी तरह सोचनेवालोंने अभीतक' मेरी गति- 
विधियोंपर ध्यान रखा है, तो वे देखेंगे कि ईइवर यदि मुझे अपनी धारणाके इस 
हिन्दू-धर्मके लिए मरनेका सौभाग्य प्रदान करता है, तो मेरा यह मरना सबकी एकताके - 
और स्वराज्यके भी लिए होगा। अन्तमें, मुझे वह बात जो में इससे पहले भी कह 
चुका हूँ, फिर दोहरा देनी चाहिए कि हरिजन मन्दिरोंमें जाना चाहते हैं या नहीं 
या यदि वे उनके किए खोल दिये जायें तो वे उनमें जायेंगे या नहीं, यह प्रश्न 
अप्रासंगिक है। अस्पृश्यताको मिटाना हरिजनोंपर अनुग्रह करना नहीं है। यह 
तो सवर्ण हिन्दुओं हारा किया जानेवाला एक प्रायश्चित्त और शुद्धिकरण है। हिल्दू- 
मन्दिरोंको हरिजनोंके लिए खोलना और उन्हें उनमें आमन्त्रित करना एक ऐसा 
प्रायविचित्त है जो उन्हें अवश्य करना है। 

[अंग्रेजीसे | 
बॉस्जे क्रॉनिक्ल, २९-११-१९३२ 


९३. पन्न : के० साधवत्र नाथरकों 


२६ नवस्बर, १९३२ 


आपके प्रत्नकी में सराहना करता हूँ। मैं आज एक वक्‍तव्यां जारी कर रहा 

हूँ जिसे आपको ध्यानसे पढ़ना चाहिए। साथियों भौर सुधारकोंकी दण्डनीय उपेक्षाकी 
जब में वात करता हूँ तो मेरे दिमागर्मे कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है। यह 
कहनेसे कोई फायदा नहीं कि जमोरिनका रुख सख्त होता जा रहा है। आप देखेंगे 
कि यदि मन्दिर जानेवाले लोग मन्दिरमें हरिजनोंके प्रवेशकी माँग करें, तो पृथ्वीकी 
कोई भी शब्ति उन्हें रोक नहीं सकती। सचाई यह है कि हमारा आन्दोलन अभी 
बस शुरू ही हुआ है। यह तीत्र होना चाहिए, पर साथ ही अनुशासित रहना चाहिए | 
जमोरिनके खिलाफ एक भी शब्द कहनेकी जरूरत नहीं है। कानून यदि सचमुच' हमारे 
विरुद्ध है तो निस्सन्देह उसमें सुधार होना चाहिए। और उसे भी जनताकी आवाज 
यदि साफ और जोरदार हो तो, रोका नहीं जा सकता। अपने-आपमसें या इस 
ध्येयमें हमारा विश्वास डियना नहीं चाहिए। मेरी बात साफ हो गई न? यदि साफ 
न हुई हो, तो मुझे फिर लिखनेमें संकोच न करना। 

[अंग्रेजीसे | 

भहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २८७ 


९४. पत्र: डॉ० भुहस्मद आलमको 


२६ नवम्बर, १९३२ 

प्रिय डॉ० आलूमस, ४ 
आपकी नेक बीवी अपने उर्दूके सुन्दर पत्रों द्वारा मुझे आपके स्वास्थ्यका समाचार 
देती रही हैं। उनके वड़ी खूबसूरतीसे लिखे पत्नोंने मुस्लिम बहनोंके सांस्क्ृतिक स्तरके 
वारेमें मेरी आँखें खोल दी है। इस प्रकारकी तीन महिलाओंसे मेरा पत्राचार है-- 
बेगगम आलम, जोहरा अन्सारी और रैहाना तैयबजी। इनका शब्दचयत अच्छा होता 
है और वेगम आलरूम तथा जोहरा, इन दो की लिखावट तो ताम्रफलक-सी छगती' 
है। रेहाना छाड़से बिगड़ी लड़की है। शायर होनेके कारण उसकी लिखावट उतनी 
उच्च स्तरकी नहीं रही है जितनी कि अन्य दो की है। परल्तु मुझे यह पत्र आपको 
अपने सौभाग्यकी बातें बतानेसे ही नहीं भरना चाहिए। उस सौभाग्यका कुछ अंश 
तो आपकी विना झ्तें रिहाईके कारण मुझसे छित्र जायेगा, क्योंकि बेगम आहूस यह 


१, देखिए पिछला शीषक। 
७७ 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सोचेंगी कि मुझे पत्र लिखनेकी अब कोई जरूरत नहीं रही है। लेकिन उन्हें यह्‌ 
जान लेना चाहिए कि मैं उन्हें इतनी आसानीसे रिहाई देनेवाला नहीं हूँ। मुझे आशा 
है कि इस बीमारीका आपकी विनोदी प्रकृतिपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा और 
आप निरथंक पत्रोंका भी स्वागत करने और रस लछेनेके योग्य होंगे। 

वीमारीके कारण मिली आपकी रिहाईपर मैं आपको वधाई तो नहीं दे सकता, 
पर हमें इसका पुरी तरह सदुपयोग करना चाहिए और जिस उद्देश्यसे रिहाई मंजूर 
हुई है उसे पूरा करता चाहिए। आपको इसलिए जल्दीसे स्वस्थ होना है। बेगम 
आलूमका तार पाकर मैंने डॉ० देशमुखको तार भेजा था। उनकी और स्थानीय 
डाक्टर मित्रोंकी राय मैने तार द्वारा आपको बता दी है। उनका खयाल है कि 
आप वम्बईका सफर कर सकते हैं। आपको ऐसा ही करता चाहिए और अपनेंको 
डॉ० देशमुखके हाथोंमें सौंप देता चाहिए। यदि डाक्टर ऑपरेशत आवश्यक समझें 
तो मेरी रायमें उसमें देर नहीं करनी चाहिए। कृपया भुझ बताइए कि आप क्या 
कर रहे हैं और आपके स्वास्थ्यकी ठीक-ठीक क्या स्थिति है। ईदवर आपको अपनी 
सेवाके लिए बहुत समयतक सलामत रखे। 

हम सबका प्यार। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १९)से। 


९५. पन्न: जमनालाल बजाजको 
२६ नवम्बर, १९३२ 


चि० जमनालालजी, 

तुम्हारे यहाँ पहुँच जानेका शुभ समाचार ' अभी-अभी मिला। यात्रासे थकावट 
तो नहीं हुई होगी। यहाँ डाक्टर जो फलादि खानेंको दें, सो खामा। खाँसी कैसी 
है ? मिलनेकी इजाजत पानेका प्रयत्त कर रहा हैँ। हम सब मजेमें हैं। 


बापुके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९०५) से। 


१. परवदा जेलमें तबादछेका। परन्तु उन्हें मलूग रखा गया था। देखिए पृष्ठ ४० भी। 


९६. पत्र : मणिबहन पटेलको 


२६ नवम्बर, १९३२ 
चि० मणि, 
आज डाह्याभाईके समाचार अधिक अच्छे हैं। बुखार १००-५से आगे गया ही 
नहीं और ९८-५९ तक उतरा था। इसलिए कह सकते हैं कि अब उतारपर है। 
कल अथवा परसों बिलकुल सामान्य होकर फिर नहीं चढ़ेगा, ऐसी डाक्टर आशा 
रखते हैं। कमजोरी है, सो तो होगी ही। परन्तु चित्ताका जरा भी कारण नहीं है। 
इसलिए अब तुझे तार करनेकी जरूरत नहीं है और यहाँसे तेरे पास तार भेजनेकी 
भी जरूरत नहीं है। 
तुझे रुपया भेजनेके लिए तो बापूने करमचन्दको कल लिख ही दिया है। हम 
तीनों मजेमें है। तेरा पत्र डाह्याभाईको भेज दिया है। अपनी तबीयतके समाचार 
क्यों नहीं भेजती ? 
बापूके आशीर्वाद 
[गृजरातीसे | 
बायुना पत्रो-४: मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ ९३-४ 


९७, पतन्न : रुक्सिणीदेवी बजाजको 


२६ नवम्बर, १९३२ 

चि० रुक्मिणी, 

तेरा कार्ड सिला। जो नियम निश्चित किया है उसपर दृढ़ रहना। जो छोटे- 
छोटे नियमोंका पान करना सीख जाता है, उसमें बड़े-बड़े संकल्पोंके पालनकी शक्ति 
सहज ही आ जाती है। किसी भी उपायसे तेरी तन्दुरुस्ती ठीक हो जाये तो अच्छा। 
अब मनका तो कोई क्लेश नहीं है न? 

अगर तू मेरे पास आकर रहे तो रोज स्वस्थ बकरीका ताजा दूध पीनेको दूँ। 
ऊपरके अक्षर किसके हैं? पहचान पायेगी ? 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तककू (जी० एन० ९१४६) से । 


७९ 


९८, पन्न : कुसुस गांधीकों 


२६ नवम्वर, १९३२ 
वीमारोंका ऐसा अफसोस करना कि हम सेवा लछेते हैं और सेवा नहीं कर 
सकते, बड़ी भूल है। बीमार शुद्ध विचार रखें तो वह सेवा ही होगी। कम-से-कम 
सेवा लेना, शुश्रूषा करनेवालोंको अपने प्रेमसे नहलाना और खुद प्रफुल्लित रहना भी 
सेवा है। हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि भगवानका शुद्ध चिन्तन भी सेवा ही है। 
[ गृजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २८६ 


९९, पत्र : आनन्दस्वरूपको 


२६ नवम्बर, १९३२ 

भाई आनंदस्वरूप, 

आपका पत्र मिला। भ्रइन सब अच्छे हैं। सवका उत्तर देनेका समय नहीं है। 
अखबारों द्वारा भी कब दे सकूँगरा, नहीं जानता। लेकिन इतना लिख दूँ। 

रामनाम और ४5 कार दोनों एक ही चीज हैं। तुल्सीदासजी ने यह स्पष्ठतया 
बता भी दिया है। जप करते हुए मन स्थिर नहीं रहता इसी कारण तो तुलसी- 
दासने ताम महिमा भाई है। यदि श्रद्धापूवक कोई भी आदमी जपेगा तो अंतमें वह 
स्थिरचित्त होगा ही, ऐसी सब श्ञास्त्रोंकी प्रतिज्ञा है और ऐसा जप करनेवालोंका 
अनुभव है। जप करते समय आँख मूँदना ही काफी होगा। भुक्ुटि-मध्यमें ध्यान 
रखा जाय तो अवश्य अच्छा है। 

परमेश्वर ही सत्य है ऐसा कहनेमें दोष यह आता है कि परमेश्वर और कुछ 
भी है। परमेशंवर सहस्ननामधारी है, वहुनामी है और यह सब सही है। परंतु 
परमेश्वरके लिये बहुतामका खयाल करनतेसे जिस चीजको हम स्वापेण करना चाहते 
हैं वह -चीज छोटी-सी होनेका डर रह जाता है। लेकिन सत्य ही परमेश्वर है ऐसा 
कहनेमें दूसरे सब नाम छूट जाते हैं, ध्यान केवल सत्यका ही रहता है और 
अद्देतवादके साथ यह ज्यादा मिलता है। वास्तिकवादकों यहाँ स्थान ही नहीं रहता 
है क्योंकि नास्तिक भी “अस्ति” को मानता है और अस्तिका मूल रूप सत्‌ है। 
इस जगह सत्यका अथे सत्य कहना ही नहीं है, सत्यूका अर्थ यहाँ मत, वचन गौर 
कायाकी एकरूपता है और इससे अधिक है। जो क्रुछ भी इस जगतमें वस्तुतः है, 
भूतकालमें था, भविष्यमें होगा--वही सार है, सत्य है, परमेश्वर है और उसके 
सिवाय कुछ नहीं है। 
८० 


भेंट : ' दाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददातासे ८१ 


अब कुछ शौचक्‌पोंकी शुद्धि और स्वच्छताके बारेमें। शौचकृप एक कमरेमें 
रखा जाय जिसमें निरन्तर सूर्यप्रकाश आ सके। शौचकूपकी रचना ऐसी हो कि वह 
हर रोज उठाकर साफ किया जा सके। एक बालटी मूत्रके लिये और एक विष्टाके 
लिये ऐसी दो वालूटियाँ एक लकड़ीके ' फ्रेम 'में रखी जायें। शौच-क्रियाके बाद मल्‍रूको 
धूल या मट्ठीसे ढेंक दिया जाय। मट्ठीकी भी एक वालटी' कमरेमें मौजूद रहती 
चाहिये। और अगर मकानके पास वाग या खेत हो तो उसमें मलमूत्र गाड़ दिया 
जाता रहे ताकि उसका खाद वने। वर्षाके दिन छोड़कर अन्य मासके लिए तो कमरेकी 
छत ऐसी हो सकती है कि वह उठा छी जा सके, ताकि ऊपरसे धूप दिन-भर आ 
सके। ऐसा रखनेसे और वालटियाँ और कमरा हर रोज साफ कर धोये जानेपर 
शौचगृह भी शयनभृहके समान स्वच्छ रहेगा और रहना चाहिये। गाँवोंमें तो यह 
व्यवस्था बहुत आसान है, मेरठ-जैसे शहरोंमें भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ह 


. मोहनदास गांधी 
[ पुनरच : ] 
बालूटियाँ छकड़ीके फ्रेममें ही रखनेकी आवश्यकता है ऐसा नहीं, पत्थर या ईंटके 
पहियेके वीचमें भी बालटियाँ रखी जा सकती हैं। 


पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९४५२) से; सौजन्य : भारत करा भवन, 
वाराणसी । 


१००. भेंद: “टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाताकों 


२६ नवम्बर, १९३२ 


पिछले सप्ताह गांधीजी से मुलाकात करनेवाले कुछ लोग यरबदा जेलसे यह 
धारणा लेकर छोटे कि गांधीजी ते उन्हें यह विदवास दिलाया है कि गुरुवायुर मन्दिरमें 
हरिजनोंके प्रवेशका मामला एक बार हल हो जानेपर वे, भारत-भरके मन्दिरोंके 
न्यासियोंकों इस बातके लिए बाध्य करनेको कि सभी सन्दिर हरिजनोंके लिए खोल 
दिये जायें, अपने उपबासको और बढ़ा देंगे। यह बात उन लोगोंने अपने सिनत्रोंको 
बताई और खबर बड़ी तेजीसे फैल गई। सुझे ऐसा रूग रहा था कि कहीं-न-कहीं 
जरूर कोई गलती हुई है, इसलिए आज सुबह मेंने गांधीजी से इसकी पुष्टि था 
निराकरण चाहा। उन्होंने तुरत्त इसे गलत बताया। गांघीजी ने कहा: 

मेरा इस तरहका कार्य जनसतको क्षुब्ध करेगा और विश्वासघात होगा। 
उपवासके एक वार समाप्त हो जाने और मन्दिरके खुल जानेसे इस वातकी बड़ी 
सम्मावता है कि वहुत-से अन्य मन्दिर भी हरिजनोंके लिए खोल दिये जायेंगे। क्योंकि 
शुरुवायुर जबतक खुलेगा तबतक इतना प्रचार-कार्य हो चुका होगा और जनमत्त इतना 

५२-६ 


८२ सम्पूर्ण ग्रांधी वाहमय 


प्रभावित हो चुका होगा कि अन्य न्यासियोंको अपनी देख-रेखमें चलनेवाले मन्दिरोंको 
खोलनेमें सम्भवतः कोई वहुत झिझक नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो पुन: 
उपवास शुरू करनेकी बात मुझे पूरी तरह सोच-विचार किये बिना और किसी सर्वथा 
स्यायोचित ध्येयके बिना कभी नहीं सोचनी चाहिए। जहांतक मैं अब कह सकता हूँ, 
अस्पृदयता-निवारण कार्यक्रके किसी खास मुद्देके छिए इस तरहके उपवासकी कोई 
बात सोची नहीं गई है। 

मेरे इस प्रदनके उत्तरमें कि गुरुवायुर सन्दिरके आस-पड़ोसकी स्थितिके वबारेमें 
क्या वे कोई विस्तृत. सुचना रखते हूँ, गांधीजी ने कहा कि जहाँतक सुचना मिल पाई 
है, आस-पड़ोसके सबर्ण हिन्दू, जिन्हें इस सन्दिरमें जानेकी आदत है, भारी संख्यामें 
इस बातके पक्षमें हें कि हरिजनोंकों ठीक उन्हीं शर्तोपर प्रवेश करने दिया जाये जो 
खुद उनके प्रवेशके लिए हें। े ्ष 

परन्तु आस-पड़ोसके छोगोंके मेरे पास ऐसे पत्र भी आये है जिनमें मेरी सूचनाकी 
सचाईपर आपक्षेप किये गये हैं। इसलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि मन्दिरके चारों 
ओर दस मीलतक बसे सवर्ण हिन्दुओंका, निर्णायकोंकी उपस्थितिमें, जल्दीसे मत-संग्रह 
कर लिया जाये। एक निर्णायक सुधारकोंकी ओरसे और एक सनातनियोंकी ओरसे 
नियुक्त कर विया जाये। यदि जरूरत महसूस हो तो एक निर्णायक पंच भी 
नियुक्त कर दिया जाये। ये सज्जन मतदानका निरीक्षण करें, जिससे कि दबाव 
डालने, दूसरेके नामसे मत देने या किसी अन्य दुराचारका कतई अवसर न रहे। 

लेकिन यदि जल्दीसे किये गये इस मत-संग्रहका परिणाम यह निकछा कि भेरे 
पास जो सूचना थी वह गरूत थी, तो मैं निस्संकोच श्री केरप्पलको यह सलाह दूँगा 
कि वे अपना उपवास तबतकके लिए मुल्तवी कर दें जबतक कि जनमत इतना 
शिक्षित न हो जाये कि मन्दिरको हरिजनोंके लिए खोलतनेकी माँग करने छगे। 

इस बीच उन्होंने स्वर्गीय श्री सो० आर० दासकी बहन उमिलादेवीसे दक्षिण 
जाने और वहाँ आन्दोलनसें सहायता करनेके लिए कहा है।' 

[ अंग्रेजीसे | 
ठाइम्स ऑफ इंडिया, २८-११-१९३२ 


१."देखिए पृष्ठ ४६। 


१०१. पन्न : डाह्याभाई परेलको 
२७ नवस्वर, १९३२ 


चि० डाह्मयाभाई, 

तुम्हारी सेहतकी आज और भी अच्छी सूचना मिली है। 

कलके अपने पत्रमें मैंने कहा था कि बीमार आदमी भी सेवा कर सकता है। 
वह उसे इस तरह कर सकता है: आरामके अपने समयकों वह ईइ्वरके ध्यानमें 
लगा सकता है और अपने अधेयें और क्रोधषपर काबू पाकर अपनी' परिचर्या करनें- 
वालोंकों अपने प्रेमसे सराबोर कर सकता है। इस तरहका एक उदाहरण परिचिमका 
और एक अपने देशका मुझे मालूम है। अट्ठारह वर्षकी एक फ्रांसीसी लड़कीने अपनी 
बीमारीके दिनोंमें, जिसका अन्त उसकी मुत्युमें हुआ, इतनी सुरभि फैलाई कि उसे 
सन्त माल लिया गया है। वह अब चिर निद्रामें सोई है। 

पोरबन्दरके निकटवर्ती बिल्वाके छाढा महाराज इर्वेत कुष्ठसे पीड़ित थें।' वे 
बिल्खाके शिव मन्दिरमें गये और वहाँ आसन रूगाकर बैठ गये दिन-भर वे रामनाम 
जपते रहते या “रामायण ” पढ़ते रहते। अच्तमें, वे ठीक हो गये और प्रसिद्ध कथा- 
वाचक बन गये। मैंने उन्हें देखा था और कथा कहते सुना था। 

ईदवरका भक्त अपनी बीमारीतक का सदुपयोग करता है। वह बौमारीसे 


हिम्मत नहीं हारता। 
बापूके आशीर्वाद 


[गृजरातीसे |] 
बायुना पत्नो-४ें: सणिवहन पदेलने, पृष्ठ १५१ 


१. देखिए खण्ड ३९, पृष्ठ २९-३० भी | 
८३ 


१०२. पन्न ; भाऊ पानसेकों - 


२७; नवम्बर, १९३२ 


चि० भाऊ, 

कब्जके बारेमें मेरा पत्र' मिला होगा। अन्नका जो प्रकार न पचे, वह फिलहाल 
न लिया जाये। मुझें अधिक जानकारी दोगे तो फिर छिखूँगा। 

तकली प्रकरण खेंदजनक है। मैंने लिखा तो है। मौनकी महिमाका न समझा 
जाना विचित्र बात है। धीरजके साथ जो बने, करना। एक भी व्यक्ति ठीक ढंगसे 
सीखनेंवाला मिले तो उस अकेलेको सिखानेमें हज॑ नहीं है। कोई एक भी तुम्हारी 
विद्या पुरी तरह अजित कर छे तो ठीक। 

बापू 


गृजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ६७४५) से । सी० डब्ल्यू० ४४८८ से भी; 
सौजन्य : भाऊ पानसे। 


१०३. पत्र: भीखीबहनको 


२७ नवम्बर, १९३२ 
चि० भीखीवहन, 
तुमने अपना परिचय ठीक भेजा। आश्रममें सुखी रहो और खूब सेवा-कर्म 


करो तथा [उसमें] भक्ति रखना सीखो। 
बापू 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १७४७) से। 


२. देखिए पृष्ठ ४११ 
टव 


१०४. पत्र : दृधीबहन वा० देसाईको 


२७ नवम्बर, १९३२ 


चि० दूधीबहन,' 

तुम्हारा पत्र मिला। फिलहाल तो तुम दोनों बच्चों और एक-दूसरेको सभालो । 
जब वालूजी बिलकुल अच्छा हो जाये तब तुमने जो छिखा है उसके मुताबिक काम 
करता मुझे ठीक छूगेगा। वहाँ किसके साथ हो? लम्बे अरसेतक रह सको, तो 
अच्छा हो। 


बापूके आशीर्वाद 


श्रीयूत वा० गो० देसाई 
संजोली, शिमला हिलल्‍्स, उ० प० रेलवे 


गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४४४) से; सौजन्य : वारूजी गो० देसाई। 


१०५, पन्न : गुलाब ए० शाहकों 
२७ नवम्बर, १९३२ 
चि० गुलाब, 
तू गुजराती अच्छी तरह सीख छे। 
बापू 
गूजरातीकी फोठो-तकल (जी० एन० १७३१) से। 


१. वालजी गो० देसाईकी पत्नी! 
<८ण्‌ 


१०६. पत्र: उमादेवी बजाजको 


२७ चवम्बर, १९३२ 
चि० ओम, 
तू बड़ी चाछाक छोकरी जान पड़ती है। बारीक सूत कातती नहीं और मोटे 
सूतका दान देकर परोपकारी बन बैठती है। यह सब तुझे विनोबा सिखाते हैं या 
जानकीमेया ? 
बापू 


[गुजरातीसे | 
पाँचवें पुन्नकों बापुके आशीर्वाद, पृष्ठ ३३५ 


१०७. पत्र : जमनाबहन गांधीकों 


२७ नवम्बर, १९३२ 
चि० जमना, 
कुसुम और हम सभी भगवानकी शरणमें हैं। मेरी कोहनीकी भी चिन्ता मत 
करना। 


बापू 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६४) से; सौजन्य : नारणदास गांधी। 


१०८. पत्र: जमनादास और खुशालरूचन्द गांधीको 


२७ नवम्बर, १९३२ 
चि० जमनादास, 
तेरा सुन्दर पत्र मिछा। एक निश्चित सीमातक आत्मनिनन्‍्दा ठीक वस्तु है। 
सीमा पार कर जानेपर वह हानिकारक हो जाती है। वर्णन करनेकी तेरी शक्तिसे तो 
मेरे-जैसे अनुभवी व्यक्तितक की ईर्ष्या होती है। भाषा तो तेरी सुन्दर है ही; फिर 
तू अपने प्रति आइवस्त क्‍यों नहीं है? कार्य करनेकी क्षमता भी है। तू चिरंजीवी हो । 
अपने टृूस्टियोंके नाम भेजना। 
इससे अधिक फिलहाल नहीं लिखूँगा। दूसरे उपवासके विषयमें मेरे छेख पढ़कर 
जितना समझा जा सके, समझना । लोग घवरा जाते हैं, यह तो सच हैं। यह घबराहट 
कई बार जरूरी है। इसका सही नाम “मंथन” है। मंथनके बिता जवर्दस्त परिवर्तन 


<९ 


पत्र : पुरुषोत्तम ग्रांधीको ८७ 


नहीं होते। पर सीधी वात यह है कि मेरा उपवास मेरा नहीं है। ईरवर-प्रेरित 
है, मेरा अभिप्राय ऐसा है। अस्पृश्यता-सम्वन्धी तेरे पत्रकी प्रतीक्षा रहेगी। 


बापूके आशीर्वाद 


आदरणीय भाईकी सेवामें, 
आप दोनों मेरे कामके प्रति हार्दिक आशीर्वाद भेज पायें तो भेजें। 


मोहनदासके दोनोंको दण्डवत प्रणाम 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


१०९. पत्र: लक्ष्मी दृधाभाई दाफड़ाको 


२७ नवम्बर, १९३२ 
चि० लक्ष्मी, 
तेरा पत्र मिला। ठीक भूख लगे तो ज्वारकी तमकीन राव अच्छी लगनी 
चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी छंगी थी। दालू-भातके वजाय शाक-रोटी खाना अधिक 
अच्छा है। आदत डाल छेनेसे सब अच्छा छगने लगता है। तू जेलमें राब नहीं लेती 
थी? शाक-रोटी पसन्द नहीं आती थी? 
शरीर स्वस्थ रख। 


बापू 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०४९२) से। सी० डब्ल्यू० ७७५६ 
से भी; सौजन्य : लारूचन्द जयचन्द बोरा। 


११०, पतन्न : पुरुषोत्तम गांधीकों 


२७ ववम्बर, १९३२ 
चि० पुरुषोत्तम, 
तेरा पत्र मिला। तेरे वर्धा जानेकी बात मुझे पसन्द आईं है। उपवाससे अगणित 
लोगोंको फायदा हुआ है। तुझे नहीं हुआ यह जानता हूँ। इसे में अपने अनुभवका 
दोष मानता हूँ। आसन आदि तो हैं ही। कुछ समयके लिए छोनावाला जरूर चला 
जा। हवा-पातीका असर तो होता ही है। छेकिन अभी तुझे इस झंझटमें नहीं डार्लूँगा । 
जैसे भी हो तू अपना स्वास्थ्य सुधार ले। 


बापू 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९०५) से; सौजन्य : नारणदास गांधी। 


१११. पर्न : प्रेमाबहन कंटकको 


२७ चसवम्वर, १९३ . 

चि० प्रेमा, 

तेरा पत्र सिक्ा) जो संयमका मूल्य समझता है उसे तो आहारके परिवततनमें 
मजा ही आता है। अखबारोंमें किसने लिखाया कि आश्रममें जेलका भोजन शुरू किया 
गया है? यह वात सच होती तोः कोई हज नहीं था। परन्तु हम तो दूध, घी वगैरह 
वहुत-सी चीजें लेते हैं। फिर भी जेछलका भोजन झुरू किया है, यह कैसे कहा जा 
सकता है? इस गपकी जड़ ढूँढ ली हो तो लिखना। 

तेरी यह शिकायत सही है कि कठोर नियम भी मैं बनाता हूँ और विलासी 
मनुष्य आश्रममें आ पहुँचते हैं, उसका कारण भी मैं हूँ। मैंने तो कहा है कि उनका 
विरोध तुम सब कर सकते हो और अपनी क्षमताके बाहरके किसी व्यक्तिको छेनेके 
लिए बंधे नहीं हो। मैं तो केवल सलाह ही दे सकता हूँ। अमल करना-त करना 
सर्वथा तुम छोगोंके हाथमें है। इतना मुझे अवश्य लगता है कि स्वयं कड़े नियमोंका 
पालन करते हुए भी कोई अनियमित ढंगसे रहनेवाला व्यक्ति आ ही जाये, तो उसे 
निभानेकी, उसके प्रति उदार बने रहनेकी शक्ति हममें होनी चाहिए। 

तेरी नसीहतकों ध्यानमें रखूँगा। - . का सारा किस्सा दुःखद है। 'निग्नहः 

कि करिष्यति ? 

तारणदासके साथ बैठकर इन्दु का विचार कर लेना। 

वावूकी चिन्ता नहीं हैं। वह तो ठिकाने आ ही जायेगा। 

आज तो कह सकता हूँ कि जब आना हो त्तव तुम दोनों" आ जाना। कछूकी 
राम जाने। 

छोटी-बड़ी जो भी प्रतिज्ञा लें उसका पालन हम कर सकें, तो समझना चाहिए 
कि वह ईदवरकी ही कृपा है। 

लक्ष्मके साथ वात करके देखना। उसे विवाह तो नहीं करना है? 


वापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३१२) से। सी० डब्ल्यू० ६७५१से भी; 
सौजस्य : प्रेसावहन कंटक | 


२, नाम छोड़ दिया गया है। 

२, भगवदगीता, ३, ३३। 

३ और ४. क्रमशः आश्रमकी पाठशाला और वाल मन्दिरके विद्यार्थी! 

७, प्रेमाबइनने अपूनी सहेली सुशीछाके साथ आनेकी इच्छा व्यक्त की भी। 


<८ 


११२, पत्र: नारणदास गांधीकों 


मौन लेनेके बाद, २७ नवम्बर, १९३२ 

वि० नारणदास, 

इसके साथ अपंग बच्चोंकी पाठशालाका पत्र तुम सबकी जानकारीके लिए भेज 
रहा हूँ। मैं इस पाठशालाके वारेमें पहले लिख चुका हूँ। मुझे उसका मधुर स्मरण 
है। ऐसा कुछ अपने यहाँ भी चाहता हूँ। यह अन्तिम वाक्य नींदमें छिखा था इसलिए 
देखता हूँ . . . इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। पाठ्शालाके श्षिक्षकोंका वालकोंके प्रति 
प्रेम और उनका धैर्य अनुकरणीय है। जो चाहते हैं वे पत्र लिखकर ज्यादा जानकारी 
प्राप्त कर सकते हैं। 

खड्गबहादुर कहाँ है यह मालूम हो तो लिखना। 

कुसुमको रोज पोस्टकार्ड लिखता हूँ, वह मिल जाता होगा। कर नहीं लिख 
पाया। 

ज्वार पीसनेके बाद आठा छाना नहीं जाता होगा। पहलेसे ही अच्छी तरह 
साफ कर लिया हो तो उतना ही काफी होना चाहिए। गेहूके वारेमें भी ऐसा ही 
समझें । उसे तो बाहरसे पिसवाते होंगे। यदि हम गेहूँ स्वयं पीसते हों और उसे अच्छी 
तरह साफ करके पीसा जाता हो तो फिर बिना छाने जैसे-का-तैसा इस्तेमाल करना 
चाहिए। अनाज विना छातें खाया जाये तो उससे शरीरको रेचक पदार्थ मिलता है। 
छानकर कुछ अंश निकाह देनेसे वहुतसे आवश्यक तत्त्व निकल जाते हैं। 

पुरुषोत्तमको वहाँ बीमार पड़नेतक राह नहीं देखनी चाहिए। जहाँ भी जायेगा 
वहाँ काम और सेवा होगी ही। जब स्वास्थ्य सुधर जाये और शरीर ज्यादा काबूमें 
हो जाये तो भले ही चला आये। तुम्हारा प्रयोग सफल हो तो इच्छा होनेपर कोई भी 
आकर रह सकता है। सफलता मिलती ही चाहिए, ऐसा मुझे अवश्य रूगता है। 

भाऊको पत्र लिख चुका हूँ वह तो मिला ही होगा। 

परशुरामके विषयमें भी लिख चुका हूँ। 

मदानकी पुस्तक स्ेज रहा हूँ। फौरत भेजना याद नहीं रहा। 

तकलीके वारेमें सबसे इतना ही कहना: चरखा राजा है किन्तु तकली रानी 
है। रानी बिना राजाकी शोभा नहीं और राजाके विना रानीका काम नहीं चलता। 
रानीके बिना वंशवृद्धि तो कदापि नहीं हो सकती, यह भी समझना चाहिए। चरखा 


१, मूल पत्रमें इसके पहलेका एक वाक्य काट दिया गया है। 
२, एक आश्रमवासी। 

३. देखिए पृष्ठ ८४। 

४. उपवासके विषधमें । 


८५९ 


६० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हजारोंके लिए है तो तकलछी करोड़ोंके लिए है। तकलीकी शक्ति कितनी ज्यादा है 
यह भाऊके बता देनेपर भी सभी उसका उपयोग नहीं सीख रहे, यह आशचर्यकी वात 
है। पहले महीन-से-महीन सूत भी तकलीसे काता जाता -था। यह तकली बाँसकी 
होती थी। आज भी भद्रासमें ब्राह्मण जनेऊके लिए बहुत महीन सूत तकलीपर ही 
कातते हैं। चरखा वनानेमें समय लगता है। परन्तु तकली तो जहाँ चाहे बना सकते 
हैं। वह विगड़ती नहीं, आवाज भी नहीं करती। इसलिए यह विलकुल सम्भव है 
कि तकली चरखेको भी हरा दे। हम तो दोनोंमें से एककी भी हार नहीं चाहते। 
दोनोंपर एक-सा और पूरा अधिकार कर लेना चाहते हैं। 

जोशीके बारेमें ज्यादा जानकारी मिली हो तो लिखना। नानीवहन ' कहाँ 
रहती है? 

गोसेवा संधकी रसीद महादेवके हस्ताक्षरके लिए रजिस्टरी करके भेज देना। 

कान्ति ठीक हो गया होगा। 

हरिइच्छासे कहना कि पत्र छिखे। 

अप्पा साहवका पत्र मुझे नहीं मिला। 

मगनभाई और रावजीभाईका पन्न रोककर ठीक ही किया। जरा भी शककी 
बात छग्रे तो रोक ही लेना चाहिए। मुझे कुछ भी जाननेकी कोई इच्छा नहीं है। 
जिन विषयोंमें मैं न कुछ कर सकता हूँ, न कह सकता हूँ, वे केवछ भार बन 
जाते हैं। 

मीरावहनका पत्र नियमपूर्वक आता है। उसने फिर नमक छोड़ दिया है। 
शरीर स्वस्थ रहता है। किशनको थाना ले गये हैं इसलिए अब फिर मीरावहनके 
पास कोई सखी नहीं है। किसी खास मित्रका मोह छोड़ दें तो मनुष्यमात्र, और 
ज्यादा अच्छी तरह समझ लें तो पशु, पक्षी, पेड़-पौधे, पत्थर सभी, हमारे सखा-सखी 
हैं। अनासक्ति योग यही पाठ सिखाता है। मेरा वजन इस वार १०३ हो गया है। 


वापूके आशीर्वाद 


| पुनरच: ] 
अपंग बच्चोंकी पाठशालाके पत्र-सहित कुछ ४५ पत्र हैं। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०|१ ) से । सी० डब्ल्यू० ८२७० से भी; 
सौजन्य : नारणदास ग्रांघी। 


१, आश्रमकी गोशालाके प्रवन्धक पन्‍नाछारू झवेरीकी पत्नी। 


११३, पत्र : सुलोचना ए० शाहको 
२७ नवम्बर, १९३२ 


चि० सुलोचना, 
तुमने वा को ठीक उत्तर दिया। बदली हुईं खुराक शरीरको माफिक न आये 
तो तुरन्त कह देना चाहिए। चोरकों चोरी करनेकी आदत पड़ जाती है। कोई देखा- 
देखी चोरी करता है तो कोई उसे अपना धन्धचा ही वना डालता है। 
वापू 
गृजरातीकी फोटो-नकलू (जी० एन० १७४६) से । 


श 


११४. पत्र : सणिबहन पदेलको 


२७ नवम्बर, १९३२ 
चि० मणि, ह 
आज कलूसे भी ज्यादा अच्छी खबर है। [| डाह्माभाईका ] बुखार उतरकर ९७-०५ 
तक गया था। १०१-०५से ज्यादा नहीं बढ़ा। नींद अच्छी आती है। तू अपने 
कत्तंव्यमें निमग्न रहना। 
बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच: ] 
डाह्याभाईके ख्ेंका वोझ् सब मित्रोंने उठा लिया है। 


[गजरातीसे | 
बापुन्ता पन्नो- ४: सणिवहन पदेलने, पृ० ९४ 


२१ 


११५, पतन्नर: असतुस्सलासकों 


२७ नवम्बर, १९३२ 


प्यारी वेंटी अमतुल्सलाम, 

तुम्हारा लम्वा खत मिला। मैं तो छोटा ही लिख सकता हूँ। देहली जानेके 
वारेमें और सब चीजमें ज्‌से नारणदास कहें वही करो। बीमार भी सेवा कर सकते 
हैं, यह बात तुम्हारे अच्छी तरह जानना चाहिए। मैंने दो शख्सोंकी बात कुसुम' के 
खतमें लिखी है उसे पढ़ लो। बहुत खयालोंमें पड़ना छोड़ दो। खुदा तुमको सलामत 
रखे और सेवा करनेके सब इरादेमें तुमको कामयाबी देवे। 


बापूकी दुआ 
उर्दूकी फोटो-नकछू (जी० एन० २६५) से। 


१.१६- सन्‍मथ रायको लिखें पतन्नचका अंश 
[२८ नवम्बर, १९३२ से पूर्व |! 


मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि किसीको भी अछूत नहीं माना जाना 
चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब हम हिन्दुओंमें से चालीस छाखको अछूत मानना 
बन्द कर देंगे, तब हम ईसाइयों और मुसलूमानोंको भी अछूत नहीं मानेंगे। 
[अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, ३०-११-१९३२ 


१. कुसुम गांधीका पत्रका उपलब्ध पाठमें, पृष्ठ ८०, यथपिं इसी विषयपर है, पर ये दो नाम 
उपमें नहीं हैं। देखिए “ पत्र: डाह्माभाई पंटेलकों ”, पृ० ८३ भी। 
२. मन्मय रायने गांधीजीते पूछा था कि क्‍या उनका अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन सबपर छागू 


होता है था केवल हिन्दू महूतोत्तक ही सीमित है। 
३- “ बद्र॒घाठ, नवम्बर २८” तिथिके अन्तगत श्रकाशित। 


९२ 


११७. पत्र : आश्रमके बारक-बालिकाओंको 


२८ नवम्बर, १९३२ 

प्रिय बालक-बालिकाओ, 

तुम्हारी खुराकमें जो परिवर्तंत हुआ है, क्या तुम उसका कारण समझते हो? 
उसका तुम्हारे' शरीर तया मनपर क्या असर होता है इसे मनमें अंकित करना और 
मुझे लिखना। 

भाऊ कहते हैं कि तुममें से किसीको तकछीका शौक नहीं है। तकलीपर अधिक 
और अच्छी कताईका आधार तो एकाग्रता और मौन ही है। वे गुण तुममें नहीं 
है, ऐसा भाऊने माना है। थोड़ी देर भी बातें किये विना बैठे नहीं रह सकते। 
ऐसा है तो बुरी बात है। शान्तिकी दृष्टिसि तो तकलीका स्थान चरखेसे बहुत बढ़ 
-ज,ता है। तुम छोगोंको तकलीकी पूरी शक्ति जान लेनी चाहिए और उसका छाभ 
भी उठाना ही चाहिए। जिसे एकान्तमें रहना, मौन साधन और एकाग्रता पसन्द 
नहीं आते, निर्चय ही समझ लेना कि वह किसी भी कालमें ब्रह्मचारी नहीं हो 
सकता। और तुम सब तो अभी ब्रह्मचारी ही हो। इसके बारेमें भाऊसे बातचीत 
कर लेना और सभी तकदढी-यज्ञ तो. करना ही। 


बापू 
[ पुनरच: ] 
यह मौनवारको प्रातःकालकी प्रार्थनाके तुरन्त वाद लिखा गया है। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


११८. पन्न : ई० ई० डॉयलको 


२८ नवम्बर, १९१३२ 
प्रिय कनेंल डॉयल, | 

मुझे आज एक आदचरयंजनक समाचार मिछा है। रत्नग्रिरि जेलमें सविनय 
अवज्ञाके कारण कैद भोग रहे श्रीयुत अप्पासाहब पटवर्धन आजकल कम आहारपर रह 
रहे हैं, क्योंकि उन्हें और कुछ दूसरे कैदियोंको, जिन्हें भंगीका काम करनेकी अनुमति दी 
थीं, आपके आदेशसे अचानक यह काम करनेंसे रोक दिया गया है। मुझे आशंका गई 
है कि यह आदेश हमारी बातचीतके दौरान मेरे इस कथनके परिणामस्वरूप निकाला 
गया है कि आपकी नीति सब जगह एक-जैसी नहीं है, क्योंकि रत्नगिरि जेलमें तो 
आप भंगियोंसे इतर कैदियोंको भंगीका काम करनेकी अनुमति दे रहे हैं और इस 


९३ 


५४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जेलमें ,आप ऐसा नहीं कर रहे। उन कैदियोंकों जो स्वेच्छासे यह काम करना चाहें 
क्यों रोका जाये, यह मेरी समझमें नहीं आता। निस्सन्देह आप जबरदस्ती छमा- 
छूतको जेलोंमें वताये रखना चाहते हैं, जब कि वह वाहर समाप्त होती जा रही 
है। अप्पासाहबने वम्बई विश्वविद्याल्यसे एम० ए० किया है। वह समाज-सुधारक 
और चरित्रवात व्यक्ति हैं। कोई भी राज्य उन्हें अपना नागरिक वनानेमें गव॑ अनभव 
करेगा। अछूतोंकी सेवा उनके लिए आस्थाका विषय है। उन्होंने १९३० में उपर्यक्त 
कारणसे उसी जेलमें उपवास रखा था। उस वक्‍त भी मुझे उनकी ओरसे हस्तक्षेप करना 
पड़ा था। यदि वर्तमान स्थितिकी मुझे गछूत सूचना मिली हो तो आप मझे बतायें 
कि वास्तविकता क्या है। यदि मेरी सूचना सही है तो आपके ध्यानमें जो परिस्थितियाँ 
लाई गई हैं उन्हें देखते हुए कृपया आप यह अनुदेश तार द्वारा भेज दें कि भेरे 
मित्र और उनके साथियोंकों भंगीका काम करनेकी अनुमति दे दी जाये । यह आइवासन 
कि यह काम स्वेच्छासे किया जा रहा है, आपको जिस रूपमें उचित ऊूगे उस रूकमें 
उनसे लिखितमें ले लें। 

यद्यपि मैं कैदी हूँ, पर आप भुज्लसे यह जाश्या न रखें कि में अपने एक साथीको 
तिल-तिल मरते हुए देखूं। वह किसी अपराधके फरूस्वरूप या विद्येपष अधिकारकी 
कामनासे नहीं, अपितु इसलिए भूखा रह रहा है कि उसे वह मानव-सेवा करनेसे 
वंचित किया जा रहा है जिसके लिए सरकारने मुझे विशेष सुविधाएँ देनेकी आवश्यकता 
स्वीकार कर ली है। 

सम्भवतः यहाँ आप मुझे यह स्मरण दिलानेकी अनुमति देंगे कि इस और 
पिछले दो कारावास-कालोंसमें जेलका अनुशासन बनायें रखनेमें मैंने कई बार, अपने 
विनम्न तरीकेसे, अधिकारियोंकी सहायता की है। मैं इस तथ्यका जिक्र इसलिए नहीं 
कर रहा कि इसे मेरी योग्यता माना जाये। वह सहायता मैंने इसलिए की कि 
सत्याग्रहके नियमोंके अनुसार वह मेरा कत्तेव्य था। इसका जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर 
रहा हूँ कि आप या सरकार यह जान छे कि कैदी मित्रोंके छिए राहत चाहनेका 
यह मतलब कि मैं प्रशासनर्में अनधिकार हस्तक्षेपका दोषी हूँ। 

मुझे विश्वास है कि आप इसे तत्काल ध्यान देने योग्य मासझा समझेंगे, क्योंकि 
इससे आपकी कंदसें बन्द एक साथीकी अत्यधिक क्षति पहुँचनेकी सम्भावना है। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे 


होम डिपार्टमेंट, पॉलिटिकछ, फाइल सं० ३१/१०८ राज०, १९३२, पृ० ११-१२: 
सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। 


१. अप्पासाहन पटवधनकों कातनेसे सना किया गया या, देखिए खण्ड ४७, पृष्ठ १०५ गौर १०७। 


११९, पतन्न : केशव गांधीकों 
२८ नवम्बर, १९३२ 


चि० केशव, 

तारंगियाँ, पूनियाँ और तकलछी मिली। नारंगियाँ मैंने इस भावसे खाई, मानो 
वे मगनलरालने ही भेजी हों। वल्कमभाई और महादेवने भी खाईं। अभी उनमें विज्ञेष 
खाद देनी जरूरी है, ऐसा मुझे लगा। उनमें रस और मिठास कम थी। अपनी 
मिट्टीका विश्लेषण कराकर जानना चाहिए कि किस चीजकी कमी है। 

इन दिनों कोहनीके दुखते रहनेके कारण कातना वन्द है । इसलिए पूनियों और 
तकलीका उपयोग नहीं कर पाता। जब करूँगा, लिखूंगा। 

मैंने तेरी पूनियोंसे ५४ नम्बरका सूत तो काता था। 


बापू 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४६९) से; सौजन्य : राधावहन चौधरी। 


१२०. जनतासे अनुरोध 


२९ नवम्बर, १९३२ 
मैं देखता हूँ कि लोग केवल “दरत के लिए मुझसे मिलते आने छगे हैं। मुझे 
खेद है कि आज मुझे उनमें से कुछ-एककों मिलनेसे मना करना पड़ा। 
भेंटके लिए प्रतिबन्धोंमें जो छुट दी गई है उसके अन्तर्गत में लोगोंसे केवल 
वास्तविक अस्पृश्यता-सम्बन्धी कार्यके सिलसिलेमें ही मिल सकता हूँ, और किसी सिल- 
सिलेमें नहीं। इसलिए में सभी सम्बन्धित छोगोंसे कहूँगा कि वे इस मर्यादाका ध्यान 
रखें और अस्पुश्यता-सम्वन्धी कार्यके सिलसिलेमें भी केवल वही लोग मुझसे मिलें 
जिन्हें कोई जरूरी काम करना हो या कोई विचार-विमरे करना हो। मेरे पास काम 
इतना ज्यादा है कि में उसे निपटा नहीं पा रहा हूँ। जहाँ कहीं सम्भव हो, पहलेसे 
समय ले छेना ज्यादा अच्छा रहेगा। 
[अंग्रेजीसे | 
बॉस्बे ऑनिकल, ३०-११-१९३२ 


5५ 


१२१. पन्न: बम्बई सरकारके गृह सचिवको 


२९ नवम्बर, १९३२ 
प्रिय महोदय, 
में सरकारका आभारी हूँ कि उसने मुझे सेठ जमनालाल बजाजसे उनके इस 
जेलमें दाखिल होनेंके वाद शीघ्र ही मिलने दिया। उनके और मेरे जो सम्बन्ध हैं, 
सरकार उन्हें अब जानती है। हम दोनोंने ही आज मुलाकातके समय सुपरिल्टेंडेंटसे 
पूछा कि क्‍या हम जव-तव एक-दूसरेसे मिल्ल सकते हैं। उसने बताया कि उसके पास 
केवल उसी एक मुलाकातकी इजाजत है। यदि सेठ जमनाल्‍हार एक बुरे रोगसे ग्रस्त 
न होते, और जो कारण में अभी वतानेवाला हूँ यदि वह न होता, तो मैं कभी-क्ी 
की मुलाकातसे ही, जैसी कि आज हुई, सन्तुष्ट हो जाता। लेकिन यह देखते हुए कि 
वे अपने स्वास्थ्यके कारण ही खास तौरपर यरवदा छाये गये हैं, हमें अगर जब-तब 
मिलनेकी इजाजत नहीं मिलती है तो वह हम दवोनोंपर जरूरतसे ज्यादा दवाव 
डालना होगा। हाँ, हमारी बातचीतपर नियन्त्र० रखा जा सकता है। मुझे उनसे 
कोई राजनीतिक बातचीत करनेकी इच्छा नहीं है। लेकिन अस्पृश्यताकी समस्याओंपर 
मैं उनके साथ बातचीत करना चाहूँगा, क्‍योंकि वे कांग्रेस हारा १९२९ में नियुक्त 
अस्पृश्यता-विरोधी बोर्डके अध्यक्ष थे और उन्होंने अपना पारिवारिक मन्दिर तथा 
भारतके बहुत-से हिस्सोंमें कई अन्य मन्दिर हरिजनोंके छिए खुलवाकर मन्दिर-प्रवेशके 
प्रहनपर विशेष योग्यता प्राप्त की है। 
उनके विशेष चिकित्सक डॉ० मोदीने उत्हें अपनी बीमारीकी चिन्तासे ध्यान 
हटानेकी सलाह दी है। उनके छिए अस्पृश्यताकी समस्यामें दिलचस्पी लेना स्वयं एक 
बलवर्धक औषधि होगी। वस्तुतः आज इस समस्यापर वात करनेका उनका मन हुआ 
था, लेकिन भेंटके लिए दिये गये सीमित संमयमें वैसा करना मेरे लिए असम्भव था। 
इसलिए उनके स्वास्थ्यके लिए तथा जिस कामके लिए भारत सरकारने मुझे 
सुविधाएँ दी हैं, उसके लिए मैं सेठ जमनाछाकू वजाजसे उपर्युक्त नियन्त्रणोंक अधीन 
जव-तब मिलनेकी अनुमतिकी प्रार्थना करता हूँ। 
मैं हूँ आपका विश्वस्त, 


[अंग्रेजीसे ] 


बॉम्बे सीक्रेट ऐव्स्ट्रैक्ट्स : होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल नें० ८०० (४० ) 
(२), भाग १, पृष्ठ ३९९; तथा जी० एच० ३८७६ भी । 


९६ 


१२२. पत्र : एक बंगाली युवककों' 


२९ नवम्बर, १९३२ 
तुम्हें अच्छा बननेका दृढ़ संकल्प करना चाहिए। सदा ईइवरसे प्रार्थना करो 
कि वह तुम्हें अच्छा बनाये और तुम अच्छे बन जाओगे। 
[अंग्रेजीसे 
सहादेवभाईवी डायरी, भाग-२, पृू० २९१ 


१२३. एक पत्र 


२९ नवम्बर, १९३२ 
कोई संस्था ऐसी नहीं जिसमें कोई-त-कोई बुराई न घुसी हुई हो। परन्तु 
मेरी राय यह है कि यद्यपि मन्दिरोंमें कितनी ही ऐसी बुराइयाँ हैं जिनसे इनकार नहीं 
किया जा सकता, फिर भी वहाँ जो करोड़ों मनृष्यः जाते हैं, उनपर इन बुराइयोंका 
कोई असर नहीं होता और उन्हें इन मन्दिरोंसे आवश्यक राहत मिल जाती है। 
[अंग्रेजीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० २९१ 


१२४, पत्र : एक सिन्धी डॉक्टरको 


२९ नवम्बर, १९३२ 


“गीता का अर्थ करनेमें हमारे बीच मतभेद है। आप ऐसा नहीं कर सकते 
कि छड्डू पूरा-का-पूरा रहे और आप उसे खा भी लें। गीता की बात रहने दीजिए। 
यदि आपको अपने इलाज लोगोंकी भराईके लिए नहीं अपितु अपनी कमाईके लिए 
गुप्त रखने पड़ें, तो ईश्वरापंण या अपनेको शून्य बनानेंकी बात बहुत दूर रही। 
भंगियोंकों ही लीजिए, किस तरह वे समाजके लिए गन्दा काम करके अपनी आजीविका 


१. बंगाली युवकने लिखा था: “मैं पूरी तरह पापमें डूबा हुआ हूँ। महिराओोंको देखने-मात्रसे 
मेरी वासना जागृत हो जाती है और मुझे चोरीकी भी जादत पढ़ गईं हैं। मुझे छुटकारा दिलाइए।” 

२, प्र-लेखकने मन्दिरोंकी बुराइपॉका सवाल उठाया था | 

३. पत्र-छेखकने पूछा था “मैं अपने-आपको ईश्वरापण केसे करूँ? मुझे अपने इलाज गुप्त रखने 
पड़ते हैं और यदि मैं ऐसा न कहूँ तो मेरो कमाई बन्द हो जायेगी।”” 


९७ 
५२-७ 


९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कमाते हैं। यदि आप अपनेको शून्य वना दें तो आप स्वेच्छा और, प्रसन्नतासे बैसी 
ही सेवा करेंगे जैसी कि भंगी करते हैं और इसके साथ-साथ आप गरीब भर दुःखी 
लोगोंको अपने चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञाकगा छाम विना उनसे कुछ हछिये देंगे। यह 
असम्भव मत मानिये क्‍योंकि बहुत-से लोगोंने यह कार्य सफलतापूर्वक किया है। 
[अंग्रेजीसे | 
सहादेवभाईवी डायरी, भाग-२ पृ० २९१-२ 


१२५. पत्र: वसनन्‍्तराम शास्त्रीको 


२५९ नवम्बर, १९३२ 


आपकी पुस्तिका किसीने मुझे भेजी है। उसे थोड़ा पढ़ा। मैंने सपनेमें भी यह 
आशा नहीं की थी कि आप इतना असत्य छिख सकते हैँ। मुझे तो इससे नुकसान 
नहीं होगा। मगर वैष्णव धर्मका क्या होगा? 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० १९१ 


१२६, पन्न : प्रभावतीकों 
२९ नवम्बर, १९३२ 


चि० प्रभावती, 

तुम्हारा खत मिला। तुमको मैं क्या लिखुँ। मुझको लिख लिखकर थकाव हुई। 
तुमको खत मिलते ही नही है। तब मैं कहाँ तक लिखा करूँ? मैं यहाँसे लिखूँ और 
तुमको खत नहीं मिले उसमें रंज क्या? ऐसा विश्वास क्‍यों नहीं रखती है कि मैं 
तुमको कभी ले भूल सकता हूँ न वगैर खत रख सकता हूँ। जब वाहेर थी मेरे खत 
तुमको नियमबद्ध मिलते थे तो, मैं अब क्‍यों न लिखूँ? इसलिये रंजकी वात भूछ 
जाओ और साथ-साथ इतना भी समज लो कि अगर खत लिखनेकी मनाई हो जाय 
तो हम क्या करें? सच्चा सहारा न माताका है, न पिताका है, न किसी औरका, 
सच्चा सहारा ही ईइवरका है। 

भेरा शरीर अच्छा रहता है। वजन १०३ है। खानेमें दूध, रोटी, फछ और 
भाजी। दूध भी करीब २ई रवल होता है। 


१, साहीना सांठ सून्नो (“साठ्सालाके साठ सूत्र”, जिसका भाव यह था कि गांधीजी जब स्षि 
गये हैं।» 


पत्र : क्ृष्णचन्द्रको ९९ 


वलल्‍्लभभाई, महादेव भी अच्छे हैं। जयप्रकाश अच्छा है और उसको साथी 
भी बहुत अच्छे मिल्ले हैं। मेरी उम्मीद है कि यह खत तुमको मिल जायगा और 
मिलने पर जो कुछ लिखना चाहती है लिखो। 


बापुके आशीर्वाद 
प्रभावती देवी 
कैदी 'ए* क्लास, सेंट्रल जेल, लखनऊ।' 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४२६) से। 


१२७. पतन्न ; कृष्णचन्द्रको 
२९ नवम्बर, १९३२ 


भाई कृष्णचन्द्र, 
तुम्हारा पत्र मिला था। उसका जवाब छोटा-सा भेज दिया था। वह नहीं मिला 
हो तो अब मिलेगा। मैंने अब तक जो उत्तर दिये हैं उनमें से ही सब शंकाओंका 
निरसन करनेकी कोशिश करो। प्रत्येक प्रइन पूछते रहनेसे शान्ति न होगी, उसका 
उत्तर हृदयमें से ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो। मुझे हरिजनोंके काम में से तनिक भी 
अवकाश नहीं रहता है यह तो जानते हो न? 
मोहनदास गांधी 


पत्रकी फोटो-नककछ (जी० एन० ४२६५) से। 


१. पता मंग्रेजीमें हैं। 
२. देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ २४९, २८१५ मौर ३४२। 


१२८, पतन्न ; ई० ई० डॉयलको 


३० भचवम्वर, १९३२ 
प्रिय कर्नल डॉयल, 

अप्पासाहब पटवर्धनके बारेमें मैंने जो पत्र! लिखा था उसका शीघ्र उत्तर देनेके 
लिए मैं आपको घन्यवाद देता हूँ। परन्तु आपने जो रुख अपनाया है उसके लिए 
मुझे खेद है। चूँकि यह मामठा सरकारके पास चला गया है इसलिए मैं उसका 
ध्यान निम्नलिखित तथ्योंकी ओर आक्ृष्ट करना चाहता हूँ: 

१. अप्पासाहब पटवर्घत इस विचारके हामी हैं कि उन्हें भंग्ियोंके साथ काम 
करना चाहिए और उनके लिए यह अत्यन्त घृणास्पद है कि जो छुबआाछत वह जेलके 
बाहर नहीं मानते, उसे जेलके भीतर मानें। 

२. इसी कारण उन्हें १९३० में उपवास रखना पड़ा था। 

३. मैं अपने इस वक्‍्तव्यपर दृढ़ हूँ कि अप्पासाहब पटवर्धन वास्तवमें रत्नग्रिरि 
जेलमें भंगीका काम तबतक करते रहे हैँ जबतक कि उन्हें रोक नहीं दिया गया। 

४. उनके किसी तरहकी धमकी देनेका प्रइन ही नहीं था और मेरी विनम्र 
रायमें, अपने नैतिक दावेको कहने और उस दावेके न माने जानेके परिणाम बतानेकों 
धमकी नहीं माना जाना चाहिए। 

५. नैतिक या धामिक प्रइनपर विचार करते हुए श्रमिकोंकी कमीका प्रश्न ही 

पैदा नहीं होता। 

६. मेरी रायमें अप्पासाहब पटवर्धन-जैसे पूरी तरह विनम्र कैंदीके छिए, जो 
बताये गये हर कामकों करनेके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यह कहना कि वे 
'खास किस्मके कामके लिए संघर्ष कर रहे हैं,” न्‍्यायसंगत नहीं है। उन्हें जो भी 
काम दिया जाये उसके अछावा वे भंगीका काम करना चाहते हैं। 

७. हम तीनोंको मिलाकर यरवदामोें बहुत-से ऐसे कैदी हैं जो अपना मैला 
साफ करनेका काम स्वयं करना चाहते हैं, और चूँकि आपने इसपर सहानुभूतिसे 
विचार नहीं किया है इसलिए मैं स्वयं चुप रहा हूँ और अपने साथियोंको कठिनाईसे 
यह समझा पाया हूँ कि वे इस बातकों निष्ठाका मामरछा न बचायें। 

८. जैसा कि आपको मालूम है, इस मामलेमें और सविनय अवज्ञाके कारण जेल 
भोग रहे कैदियों द्वारा हाथ-कताईके बारेमें बातचीत इसलिए मुल्तवी होती रही 
है कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामले सामने आते रहे हैं जिनमें मेरा वक्‍त 
और ध्यान छग्रा रहा है। परन्तु ये दो मामले हममें से बहुतोंके छिए अत्यन्त ही 
महत्वपूर्ण हैं। 


१. देखिए पृष्ठ ९३-४। 


२०० 


पत्र: ई० ई० डॉयलको १०१ 


९. मैं सादर पुन्त:ः यह कहे बिता नहीं रह सकता कि अप्पासाहव पटवर्घनको, 
इसलिए कि वे भंगी-जातिके नहीं, अपने भंगी साथियोंके साथ स्वेच्छासे काम न करने 
देनेका मतलव जेलोंमें छुआछृतके बन्धतकों मजबूत करना है, जबकि जेलकी दीवारोंके 
बाहर उसे तेजीसे हठाया जा रहा है। 

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आपने जो यह कड़ा रुख अपना रखा 
है इसके वारेमें निजी तौरपर फिरसे विचार करें और विनम्र अप्पासाहब पटव्धन 
और उनके साथियोंको मेछठा साफ करनेका काम करने दें। मुझपर विश्वास कीजिए 
कि उनकी प्रार्थनामें अवहेलना का भाव बिलकुर नहीं है। हममें से कुछ-एक लोग, 
जिन्हें सविनय अवज्ञामें विश्वास है, अपनी अवज्ञा जेलकी दीवारोंके बाहर छोड़ आते 
हैं और जेलकी दीवारोंके अन्दर प्रवेश करनेपर जेलके अनुशासनका ज्यादा-से-ज्यादा, 
जहाँतक हमारी अन्तरात्मा मानती है, पाछन करने और उसे माननेके लिए उत्सुक 
रहते हैं। यह हम इसलिए करते हैं कि हम यह दिखा सके कि हमारी अवज्ञा हमेशा 
सविनय है, अविनय या अपराधपूर्ण कभी नहीं है। 

यदि मेरे कहनेसे भी आपको यथा आपकी सरकारकों यह स्पष्ठ और न्यायसंगत 
स्थिति स्वीकार नहीं है, तो मुझे आपको अत्यन्त खेद-सहित यह सूचना देनी है कि 
जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं अगले महीनेकी ३ तारीख, शनिवारसे अप्पासाहबके साथ 
उनके विरोधमें शामिल हो जाऊंगा और सादर यह निवेदन करता हूँ कि मैं अपना 
मैला साफ करनेका काम स्वयं करूुँगा। और यदि उन्हें राहत न दी गईं तो में कम 
भोजनपर नहीं 'रहूँगा अपितु पूर्ण उपवास शुरू कर दूँगा। मैं चाहँगा कि आप इसे 
घमकी न मानें अपितु मानव होनेके नाते एक साथीकी भावनाओंका आदर करें। मैंने 
अपना दिल कठोर तो बना रखा है, परन्तु इतना नहीं कि मैं यह देखता रहूँ कि 
एक माननीय साथी मनमें संजोये हुए सिद्धान्तकी रक्षार्थ तिकतिक कर प्राण देता 
रहे और में उसकी पीड़ा और त्यागमें रत्ती-मर भी हिस्सा न बठाऊँ। यकीन मानिए 
कि इस तरहके #पत्र लिखनेमें मुझे कतई खुशी नहीं होती। 


हृदयसे आपका, 
[ अंग्रेजीसे ] 


होम डिपा्ेमेन्ट, पोलीटिकल, फाइल सं० ३१/१०८ राज०, १९३२, पृ० १६-७; 
सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। ह 


१२९. पतन्न: एफ० मेरी बारकों 


३० नवम्बर, १९१२ 
प्रिय मेरी, 


तुमने केवछक एक पोस्टकार्डकी माँग की है, लेकिन वह मेरे लिए काफी नहीं 
होगा। किसी चीजको मैं अपने लिए छराभकारी नहीं पाता, केवक् इसलिए मुझमें 
दूसरोंके प्रति उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और न यह होना चाहिए कि मैं यह पता 
लगानेका भी कष्ट न उठाऊँ कि वह उनके लिए छामप्रद है या नहीं। में जानता 
हूँ कि मूर्तिपुजाका वह विशेष रूप लाखों लोगोंके छिए लाभप्रद है, इसलिए नहीं कि 
वे (मानसिक रूपसे) मुझसे कम विकसित हैं, बल्कि इसलिए कि उनका गठन दूसरे 
प्रकारका है। मेरे बारेमें जो बात भूलनी नहीं चाहिए वह यह है कि मैं न केवल 
मूतिपूजाको पाप नहीं समझता हूँ, बल्कि यह भी जानता हूँ कि किसी-न-किसी रूपमें 
वह हमारे जीवनकी एक वास्तविकता है। एक प्रकारकी पूजाका दूसरे प्रकारकी पूजासे 
अन्तर मात्रामें है, प्रकारमें नहीं। मस्जिद जाना या गिरजाघर जाना एक प्रकारकी 
मूर्तिपूजा है। 'बाइबिल ', “कुरान, “गीता” और ऐसे ही अन्य धर्मग्रन्थोंका पूजन भी 
मूर्तिपूजा है। चाहे आप किसी पुस्तक या इमारतका उपयोग न करें, बल्कि अपनी 
कल्पनामें परमतत्वका एक चित्र खींच लें और उसमें कुछ गुण आरोपित कर दें, तो 
वह भी मूर्तिपूजा है। मैं उस व्यक्तिकी पूजाकों जो पत्थरकी प्रतिमा रखता है, 
निकृष्ट कोटिकी पूजा माननेसे इनकार करता हूँ। विद्वान न्यायाधीश अपने घरोंमें 
ऐसी प्रतिमा रखते देखें गये हैं। पं० मालवीय जैसा दाशनिक गृहदेवताकी पूजा किये 
बिना भोजन नहीं करता। ऐसी पूजाकों अन्धविश्वास मानकर नीची निगाहसे देखना 
गुस्ताखी और अज्ञानता ही होगी। फिर पूजा करनेवालेकी कल्पनानुसार ईइवर उसी 
पत्थरमें होता है जिसकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, आसपास पड़े पत्थरोंमें नहीं। गिरजाघर 
में भी गर्भगृह उसके अन्य स्थानोंसे ज्यादा पवित्र होता है। तुम इस तरहके अनेक 
उदाहरण जुटा सकती हो। यह सब तक चिन्तन या पूजामें ढिलाईके लिए बहाना 
नहीं है, बल्कि इस तथ्यको निश्चित रूपसे माननेके लिए है कि सच्ची पूजाके सभी 
प्रकार समान रूपसे अच्छे और पूजा करनेवालोंके लिए समात रूपसे कारगर हैं। वह 
जमाना रूद गया जब एक व्यक्ति या समूहका एकाधिकार होता था। परमेइ्वर 
पूजाके रूपों अथवा शब्दोंकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वह हमारी काया और 
वाणीके भीतर पैठ सकता है और हमारे भावोंको, जान और समझ सकता है, भले 
ही हम स्वयं उन्हें न समझते हों। परमेर्वरकों हमारे भावोंसे ही प्रयोजन है। 

मुझे खुशी है कि तुम मारियाके साथ हो। उसके परिवारकी तुम्हारी तस्वीर, 
जिसमें हमारे चौपाये स्वजन भी झामिल हूँ, शिक्षाप्रद है और बिलकुल मारियाके 


१०२ 


पत्र: चित्तूर राजगोपाछाचारीकों १०३ 


योग्य है। उसका पत्र न लिखना मुझे बुरा नहीं लगता। जब उसे मुझसे कुछ कहना 
हो तो उसके पत्रका मैं स्वागत करूँगा। लेकिन मैं यह नहीं चाहुँगा कि चूँकि कोई 
और मुझे पत्र लिख रहा है इसीलिए वह भी मुझे कुछ लिखनेपर एक मिनट भी 
खर्चे करे। 
मुझे खुशी है कि तुम्हारे पास १४ महीनेका समय है। तुम्हारा कार्यक्रम मुझे 
पसन्द है। जहाँतक मुझे याद है तुम शान्ति निकेतन नहीं गई हो। कम-से-कम तुम्हें 
वहाँ जाना चाहिए था। तुम अपना दौरा पूरा कर लो। उससे पहले मैं तुम्हें 
अस्पृश्यता-सम्बन्धी कार्यमें जोतना नहीं चाहूँगा। अस्पृश्यता-सम्बन्धी कार्यकी एक लम्बी 
योजना है और तुम उसके लिए जब भी बिलकुल तैयार हो, तभी उसमें रूगाई जा 
सकती हो। हाँ, उसके लिए तुम्हारे भन्तरसे स्पष्ट आवाज आनी चाहिए। मैं चाहुँगा 
कि तुम इस आन्दोलनकी सभी शाखाओंका चुपचाप अध्ययन करो और इसके पीछे 
जो भावना है उसे आत्मसात करो, और यदि तुम इसके लिए अपने-आपको अपित 
करो तो सम्पूर्ण सनसे बिना झिझकके करो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने 
सभी सन्देह मेरे सामने रखतेमें संकोच न करो और जब तुम्हारा दिल और दिमाग 
दोनों पूरी तरह सनन्‍्तुष्ट हो जायें, तभी अपने-आपको इस सेवाके लिए समपित करो। 
निदचय ही, अस्पृश्यता-कार्यके सिलसिलेमें तुम मुझसे किसी भी समय मिल सकती हो । 
कृपया यह पत्र मारियाको भी दिखा देना। तुम दोनोंकों मेरा प्यार और 
महादेवका भी प्यार। 
तुम्हारा 
बापू 
[पुनइच : | 
दुबारा नहीं पढ़ा गया है। 
अंग्रेजीकी फोटो-लकल (जी० एन० ५९८६) से। सी० डब्ल्यू० ३३१३ से भी; 
सौजन्य : मेरी वार। 


१३०. पत्र : चित्तर राजगोपालाचारीको 


३० नवम्बर, १९३२ 

प्रिय मिन्न, 
आपके पत्रके लिए घन्यवाद। आपका सुझाव आन्दोलनकों एक ऐसी रूपरेखा 
देता है जो मेरी सोची हुईं रूपरेखासे भिन्न है। अस्पृब्यता सवर्ण हिन्दुओंकी गढ़ी 
हुई बुराई है। इसलिए उन्हें ही वह बुराई दूर करनी है और बाकी सब॒-कुछ उससे 
हो जायेगा। हरिजनोंका शुद्धिकरण, यदि शुद्धिकरण शब्दका इस सिलसिलेमें प्रयोग 
किया जा सकता हो तो, अस्पृश्यता-निवारणके बाद होगा। वह निवारणसे पहलेकी 
शर्ते कंदापि नहीं होनी चाहिए। यद्यपि मैं आपके सुझाये हुए आन्दोलनसे अपनेको 
जोड़ता नहीं चाहूँगा, पर आप उसे शुरू कर सकते हैं। यदि आपकी सुझाई हुईं रस्में 


१०४ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 


पूरी करनेके बाद हरिजनोंको प्रवेश करने दिया जाता है, तो वह एक अग्रिस कदम 
होगा। निरचय ही मुझे आपसे अपनी मुलाकातें, आदि याद हैं। 
आप जो-कुछ भी करें कृपया उसमें अपने नामरासी ' से सछाह कर लें। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत॒ चि० राजगोपालाचारी 
चित्तूर 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २१-१-१९३३ 


१३१५. पत्र : ठी० चिन्नेयाकों 


३० नवम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिला। मेरा दृढ़ मत है कि प्रधान मन्‍्त्रीके निर्णयसे यरवदा सन्धि 
कहीं ज्यादा अच्छी है। यह प्रधान भन्त्रीके विर्णयकी अपेक्षा कई ज्यादा सीटें देती है 
* और किसी ऐसे उम्मीदवारके चुनावके विरुद्ध व्यवस्था देती है जो हरिजनोंके बहुमत 
द्वारा पहल्ले मंजूर न किया गया हो। जहाँतक शपथका सम्बन्ध है, में समझता हूँ 
कि मुझे यह जाँचने देता चाहिए कि वह तोड़ी गई या निभाई गई। निश्चय ही में 
व्यापारियों जमींदारों और अन्य लोगोंके लिए विद्येष निर्वाचक-मण्डलोंके पक्षमें नहीं हूँ। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत टी० चिन्नैया, एस० एम० पी० एस० 
९, सरस्वती विकास 

पूनांगी स्ट्रीट 

नंगम्वकम 

भद्गास 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५०७१)से। 


२. चित्तर राजगोपालछाचारीने राजाजीको अपनी एक अपीलमें कहा था: “ मैंने महात्मा गाँधीके 
सामने प्रस्ताव किया है कि इन अधिक्तत एवं विधिवत, संस्कारों द्वारा और उनके पश्चात्‌ मंदिर प्रवेश 
करनेसे दरिजिनोंकी प्रतिष्ठा शास्त्रोवत रीतिसे अपने-आप बढ़ जायेगी 

2५ भखिल भारतीय आदि-द्वविडू महाजन सभाके संचालक । 


१३२. पत्र : सणिबहुन पटेलकों 


३० सवस्बर, १९३२ 
चि० सणिबहन, 
आज डॉ० कानूगाका पत्र आया है। वह साथमें भेज रहा हूँ। इससे तुझे पता 
छूय जायेगा कि डाह्माभाईकी चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है। बुखारके जानेमें तो 
अभी समय छंगेगा, मगर इसमें चिन्ता करने-जैसी कोई बात नहीं है। हम तीनों 
मजेमें हैं। 
बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो :४: सणिबहन पटेलने, पृ० ९५ 


१३३. पत्र: नारायण सोरेइवर खरेकों 
नवम्बर, १९३२ 
चि० पण्डितजी, 
हमें वावा खूब मिले। आप गये, यह ठीक ही किया। वह मन्दिर भी किसी 
दिन खुलेगा। आसपासके याँवोंमें चाहे जितनी उदासीनता क्यों न हो, जाते रहना। 
प्रेमसे सभी गाँठें खुलेंगी। 
ह बापू 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० २३८)से; सौजन्य : लक्ष्मीवहन ना० खरे! 


१३४. तार: यू० गोपाल मसेननको 


[१ दिसम्बर, १९३२ |! 


आपका तार मिला । मतसंग्रह सुचारू रूपसे हो रहा है यह जान कर 
खुशी हुईै। आशा है, मतदाताओंको समस्याके विषयमें स्पष्ट जान- 
कारी होगी । 

[अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ६-१२-१९३२ 


१. “देनन्दिनी, १९३५? में शस तिथिकी प्रविष्िते। 


१३५. पतन्न : नारणदास गांधीको 


३० नवम्बर/१ दिसम्बर, १९३२ 
चि० नारणदास, 

आजकी डाकमें राधा और कुसुमके नाम छोटे-छोटे परे भेंजे हैं। उन्हें तुमने 
पढ़ लिया होगा। दोनोंके साथ बैठकर अच्छी तरह बात कर लेना और उसके बाद 
जिस डॉक्टरसे परामर्श किया हो उसकी बातका अक्षरशः पालन करना। ऐसा करके 
तुम बेफिक्र हो सकोगे और यहाँ मैं भी बेफिक्र हो सकूगा। जीवन-मरण हमारे 
हाथमें नहीं है। डाक्टरोंके हाथमें भी नहीं है। लेकिन प्रयत्त करना तो हमारे हाथमें 
है। हमें जो ठीक रूगे उतना कर लछेनेपर निदिचिन्त रह सकते हैं। 

« - « * चला गया, इसे ईइवरकी कृपा ही भानें। तुमने उसकी छूट्टी मंजूर 
कर ली थी। इसके बाद भी तुमने अनायास ही उसे थोड़े समयके लिए रोक लिया 
था। कौन जाने ऐसा उसकी परीक्षाके लिए हुआ हो। आश्रमके इतिहासमें ऐसी 
घटनाएँ होती रही हैं।' पाप अपने आप फूट पड़ा है। 

खुराकके बारेमें बहुत विस्तारसे लिखनेकी इच्छा तो है किन्तु ऐसा कर नहीं 
सकता। संक्षेपर्में ही लिखकर काम चलाना होगा। रोज बाजरेकी रोटी दें, यह 
ठीक नहीं है। एक दिन बाजरेकी, एक दित ज्वारकी और एक दिन गेहूँकी दें। ऐसा 
करनेसे तीनों अन्नोंका छाभ मिल सकेगा। सारा अनाज तौलकर लेता चाहिए। और 
रोटियाँ बराबर-बराबर वजनकी होनी चाहिए। वजन कितना होना चाहिए यह तो तुम्हें 
अनुभवसे मालूम हो सकेगा। ऐसा करनेसे सबको मात्राका अन्दाज हो जायेगा । यहाँ 
छोटी-से-छोटी' रोटी ६ औंसकी होती है। सुबहकी राबका पूरा-पुरा फायदा उठना 
हो तो उसके सिवा और कुछ नहीं खाना चाहिए और राबमें भी आठा तौलकर 
डालना चाहिए। पानी भी नापकर डाला हो तो फौरन मालूम हो जायेगा कि किसने 
एक बार कितना आटा लिया। उतनेसे सन्‍्तोष न हो और इच्छा हो तो और ले 
लें, किन्तु अपने लिए जितनी मात्रा तय की हो, उससे ज्यादा न लें। किसी दिन 
भूख न हो तो इससे कम ले सकते हैं। बहुत भूख लगनेपर भी निर्धारित मात्रासे 
ज्यादा न लें। इससे तनिक भी नुकसान होनेकी सम्भावना नहीं है। 

यदि अनाज अच्छी तरह साफ किया हो तो आटेको छाने विना पूरा इस्तेमाल 
करना चाहिए। डाक्टर तलूवरूकरका घी-दूध बढ़ानेका सुझाव मुझे अच्छा छगा है । 
चटनीका सुझाव तनिक भी अच्छा नहीं छूगा। चटनी आदि लेनेवालोंको भी कब्ज 
रहता है। उसका प्रयोग करना हो तो कर सकते हो। जिल्हें वरावर कब्जकी 
शिकायत रहती हो उनके लिए चटनी बनाओ ओर वे उसे खाकर देखें। उनपर उसका 


१. यहाँ नाम नहीं दिया जा रहा है। 
१०६ 


पत्र : तारणदास गांधीको १०७ 


अच्छा ही असर पड़े और तुम सब आजमा कर देखना चाहो तो ऐसा कर सकते 
हो। इस चटनीमें छाल मिर्चके बदले काली मिर्च डालना। इस सम्बन्धर्में डॉ० 
तलूवककरको जो लिख रहा हूँ सो देखना। चटनीके बारेमें मुझे तो अच्छा अनुभव 
नहीं है। मैं विल्ायत जानेसे पहले छाछू व काली मिर्च काफी खाता था, ऐसा कह 
सकता हूँ। उस समय स्वादके सिवा और किसी बातका खयाल नहीं था। विलायतमें 
लाल मिर्चका जो अके मिलता है वह महीने-भर खाया होगा। उसका ततीजा भी भोगना 
पड़ा। बादमें एकाधथ महीनेके अन्दर मेरा जीवनक्रम ही बदल गया और मसाले 
आदि जो छूटे सो छूट ही गये। उसके बाद सैकड़ों प्रयोग किये हैं। किन्तु जब कभी 
औषधिके रूपमें मसालेकी जरूरत पड़ी तब उससे फायदा हुआ हो, ऐसा मुझे याद 
नहीं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि कब्ज बदहजमीकी ही निशानी है। जो खुराक 
हजम हो सकती है उससे कब्ज नहीं होता। खुराक कैसी भी क्‍यों न हो हजम होने 
पर उसका कुछ-त-कुछ अवशेष बाकी रहना ही चाहिए। और जब खुराक हजम 
होती है तो अंतड़ियाँ वह अवश्येष फेंक देती हैं। इस सबके बाद भी मेरा कोई आग्रह 
नहीं है। मसाले शारीरिक ब्रह्मचयंके लिए घातक हैं, यह बात प्रसिद्ध है। इस दृष्टिसे 
भी हम उन्हें खुराकमें स्थान देनेसे पहले सौ बार विचार करें। हम मसाले सिर्फ 
ओऔषधिके रूपमें एक विशेष अवधिके लिए अवश्य दे सकते हैं, और जहाँतक उनका 
उपयोग औषधिके रूपमें ही किया जाये वहाँतक हो सकता है कि वे ब्रह्मचर्य-पालनमें 
घातक भी न हों। जैसे कि किसीकों ठण्ड रूग रही हो और उसे निरी ब्रान्डी दें 
तो उसकी ठण्ड दूर हो जायेगी पर उस ब्रान्डीसे आदमी नशेमें चूर नहीं होगा 
क्योंकि शराबकी सारी शक्ति ठण्ड दूर करनेमें छग गई होगी। अब चटनीके बारेमें 
काफी लिख दिया है। डाक्टर तलवलकरने मूंगफली देतेका जो सुझाव दिया है वह 
मानने छायक नहीं है। मूँगफलीके बारेमें जितने प्रयोग मैंने किये हैँ उतने शायद ही 
किसीने किये हों। आश्रमर्में भी उसका अच्छी तरह प्रयोग किया गया है। कुछ 
मिलाकर उसका परिणाम खराब ही निकला है। इस प्रयोगमें तुमने दाल एकदम 
छोड़ दी लगती है। यदि इसका परिणाम अच्छा निकला हो तो ठीक ही है। 
परिणाम जाननेके लिए सबका वजन लेना चाहिए और तबीयत कैसी रहती है यह भी 
उनसे मारूम कर लेना चाहिए। और यह सब तुम सँभालपाओंगे या नहीं, यह तुम्हीं 
जानो। यदि इस प्रयोगमें तुम्हें आश्रमवासियोंका पुरा-पुरा सहयोग न मिले तो तुम्हें 
इस प्रयोगके जंजाछसे छुटकारा पा लेना चाहिए। यदि सबसे सहयोग मिले तो 
शायद इसे भार नहीं मानोगें। 

रामजीकी उलझन सुलझा सको तो अच्छा हो। 

बाकी सब-कुछ अब सोमवारकी डाकमें। सभी आश्रमवासियोंकों इतना तो 
समझ ही लेना चाहिए कि तीन बार जो खानेको मिलता है उसके अतिरिक्त किसीको 
बीचमें कुछ भी खाना या चवाना नहीं चाहिए। यदि कोई बीचमें कुछ भी खाये या 
चवाये, भले ही वह इमलीका एक दुकड़ा हो अथवा जो सब्जी उग रही है उसको 
ही तोड़कर खाया हो, तो वह भी अस्तेयका भंग और  प्रयोगमें विष्चकारी होगा। 


१०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१ दिसम्बर, १९३२ 
डॉ० तलूवलकरका पत्र पढ़ लेना, तुम्हें ठीक छगे तभी देना। 
इसके सांथ प्राइमसके सम्बन्धर्में जो कागज है, वह सबको पढ़ाना। क्‍या केशुकी 
तबीयत अच्छी नहीं रहती? 


बापू - 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से । सी० डब्ल्यू० ८२७१ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी । 


१३६. पत्र : मीराबहनको 
दुबारा नहीं पढ़ा गया है 
१ दिसम्बर, १९३२ 


चि० मीरा, 

आज फिर गुरुवारकों सुबहके चार बजेसे पहले लिख रहा हूँ। तुम्हारा पत्र 
लिखनेमें मुझे जल्दी न करनी पड़े, इसलिए महादेव आरामसे बैठे हैं। कोई मुझे बता 
न देता, तो मैं तुम्हें ४० सालकी हरग्रिज नहीं मानता। आशा है तुम जब एक 
सालकी वच्ची थीं, तबसे अब कम-से-कम ४० गुनी ज्ञानवान होगी, और अगर हर 
क्षण हमारे ज्ञानकी वृद्धि हो, तो वह वृद्धि असीम न सही, बेहिसाव तो हो ही 
जायेगी। भगवान करे तुम्हारी ज्ञान-वृद्धि असीम हो ! 

तुम्हारे स्वास्थ्यके लिए मैंने अपना हालमें ही अजित ज्ञान तुम्हें बता दिया है। 
अब यह तुम सोच लो कि तुम्हारे लिए क्‍या अच्छा है। अपने भोजनमें कुछ सलाद, 
लेट्स, पक्के टमाटर या किसी हरी सब्जीके कोमल पत्ते और जोड़ छो। आँतोंके लिए 
यह निस्सन्देह अच्छा रहता है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, यह सबसे ज्यादा 
तुम ही जान सकती हो। 

वेरियर' रगभग एक महीने पहले वापस आ गया था। वह किसीसे नहीं मिलता, 
अपने-आपको उसने पूरी तरह अच्छे काममें लगा दिया है और मेरा खयाल है कि 
वह ठीक है। शामराव* वीमार है और उसे अस्पताल जाना पड़ा है। 

तिलकम * आश्रममें है। वह पूरी तरह सशक्त नहीं है। मैंने उससे कहा है 
कि वह जब चाहे अस्पृह्यता-कार्य हाथमें ले सकता है। उसकी इच्छा ईसाई बछूतोंके 
बीच काम करनेकी है। 


१. वेरियर एल्विंन । 
२. शामराव हीवछे, वेरिपर एल्विनक्रे निकट मित्र । 
३. एक आश्रमवासी। 


पत्र : भीराबहनको १०९ 


तुम्हारा कार्यक्रम बहुत व्यस्त छूगता है। अपने लिए तुमने जितना आराम रखा 
है, तुम्हें उससे अधिक रखना चाहिए। मेरे विचारसे तुम्हें अपने साथ कठोरता नहीं 
बरतनी चाहिए।. बराबर थकावटके बजांय, ताजगी महसूस होनी चाहिए। क्‍या तुम 
काफी नींद लेती हो? तुम्हें मन ही मन घुटते नहीं रहना चाहिए। हु 

अपने बारेमें मुझे एक असाधारण परिणामकी सूचना देनी है। मैं १०३ से एक- 
दम १०६ पौंडपर पहुँच गया हूँ। मावा बराबर ले रहा हूँ। छेकित शक्तिमें उतनी 
वृद्धि या कोहनियोंकी पीड़ामें उतनी कमी नहीं हुई है। न कातनेसे भी अभीतक 
कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए सम्भव है वजन बढ़ जाना विशुद्ध वरदान न हो। 
इस अचानक परिवर्तंनको मैं ध्यानसे देख रहा हूँ। 

मेरी सारी पढ़ाई रुक गई है। पत्र-व्यवहार और मुलाकातोंके सिवाय कुछ नहीं 
होता। वा, वेलाबहन ' और बार को साथ लेकर दक्षिण चली गईं है।' उमिला 
देवी को भी वहाँ भेज दिया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू अपने धर्मके बारेमें 
जितना आजकल सोच रहे हैं, उतना पहले कभी नहीं सोचते थे। 

अब मुझे बस करना चाहिए । सुबहके ५॥। बज चुके हैं। मुझे अब ' पुस्तकालय 
जाना चाहिए और फिर सैरके लिए। 

हम सबकी ओरसे प्यार। 


बापू 
[ पुनरच : | 
आशा है, तुम्हें बौद्ध-घर्मपर पुस्तक मिल गई होगी। 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२५२) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० 
९७१८ से भी। 


« लक्ष्मीदात आसरकी पत्नी। 

« काका साहब काछेलकरका पुत्र बालक्ृष्ण। 

» वा और दूसरे लोग हरिजन-कापके लिए दक्षिण भारत गये थे! 
» सी० भार० दासकी बहन। 


० आए छा ०७ 


१३८. पत्र: बेचरदास जें० दोशीको 


१ दिसम्बर, १९३२ 
भाई बेचरदास; 
तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। पूँजाभाईके विषयमें जो लिख चुका हूँ उससे 
ज्यादा लिखनेकी स्थितिमें नहीं हूँ । जो लिखा है वह तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसका 
उपयोग कर लेना तुम्हारी भेजी हुईं पुस्तकें मिल्ली थीं। सन्मति प्रकरण ” पुस्तक नहीं 
मिली। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा होगा। मेरा हाथ तो वैसा ही है। 
बापूके आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३४३)से। 


१३९. पतन्न: दयासजी मारवाड़ीको 


१ दिसम्बर, १९३२ 
भाई शामजी, 
तुम्हारे पत्र और तुम्हें प्राप्त उतके उत्तरोंकी नकलें मिल गईं हैं। मिलनेपर 
अन्तिम पत्रके जवाबकी नकल्‍ू भी भेज देना। 
बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५२०७) से। 


१४०. पन्नः नारणदास गांधीकों 


२ दिसम्बर, १९३२ 
चि० नारणदास, 
भाऊको ज्वर आनेका तो एक ही कारण हो सकता है कि उसने बहुत जल्दी 
अन्न लेता शुरू कर दिया। यदि मेरा अनुमान सही हो तो भाऊको महीना भर अनाज 
न खानेके नतियमका सख्तीसे . प्राहुन करता चाहिए। वह सब्जी, फू और इृथ ही 
ले। सब्जीमें हरी सब्जी ले, कंद नहीं। शौच ठीक होने छगे, तभी अन्न शुरू करे। 
सात दिनके उपवासके बाद यदि उसका पारणा ठीकसे किया जाये तो ज्वर कदापि 
नहीं आता। 


१. देखिए खण्ड ५१, “ चिरंजीव पूजाभाई?, पृष्ठ २९९-३०१। 
१११ 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मदनकी पुस्तक जाने कहाँ रख दी गई थी; मिल ही नहीं रही थी। आज 
मिली है। इसलिए रजिस्टरी करके भेज रहा हूँ। भाऊ उसका अधिकांश अच्छी तरह 
पढ़ ले। किन्तु मुख्यतः उपवास छोड़नेकी रीतिके बारेमें जो-कुछ १४९ और १७३ 
पन्नोंपर है उसे पढ़ ले। पुस्तक पढ़नेमें बहुत आसान है, इसलिए वह जल्दी ही 
पूरी की जा सकती है। ठुम तो उसे पढ़ ही छोगें। जिस व्यक्तिनें जंजीवारसे पुस्तक 
भेजी है, उसने पेंसिकसे जिल्दके ऊपर जो लिखा है, वह उसका विश्वास और प्रेम 
जाननेके विचारसे पढ़ने लायक है। 

कुसुम और राधा ठीक होंगी। पुरातनकी खबर तो अब वादमें मिलेगी। जमना 
को एकाएक दमा कैसे हो गया? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८२७२ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


१४१. पन्न : रुक्सिणीदेवी बजाजको 
२ दिसम्बर, १९३२ 


चि० रुक्मिणी, 

अब तेरा पत्र नियमपूर्वक आने छूगा है। देखना आगे अब तू लिखनेमें आलूस्य 
नहीं करेगी और भूछेगी भी नहीं। वहाँ तू बीमार है और आश्रममें राधा। हमें तो 
बीमारीमें प्रसन्नचित्त रहना है। ईश्वर जैसे रखे वैसे सन्तुष्ट रहना सीखना है। हमसे 
जहाँतक बन पड़े वहाँतक संयमपूर्वक रहें और चिन्ता न करें। जबतक ज्वर है 
परिश्रम नहीं करना है- नियमका पाकूत करवना। क्या घरमें हवा और रोशनी ठीक 
है? अब छगनलाल जोशी मुझे सहायता देनेके छिए आयेगा। . - .' ठीक है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० ९१४७)से। 


2. पहाँ एक शब्द सम्भवत: लजेल-अधिकारियेनि कांट दिया था। 


१४२. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको 


२ दिसम्बर, १९३२ 

चि० हेमग्रभा, 

आजकल मैंने तुमको नहिं लिखा है क्योंकि सतीशबाबु यहाँ है और सब हाल 
तुमको मिलता रहता है। तुमारे हाल मुझे मिलते रहते हैं। बस्तीयोंके बारेमें मैंने 
सतीक्षबाबुकों सब कह दिया है। तुम्हारा काम * मुझे बहोत प्रिय लगता है। 

आश्रमके बारेमें तुमने अच्छा प्रश्न उठाया है। उत्तर सीधा है। जब हम 
आश्रमको संयमी स्त्रीपुरुषोंके मार्फत हि चलाना चाहते हैं तो जो संयमका पारूम 
करना चाहते हैँ उनको हि दाखलू करें। वे नियमोंको समझ कर आवेंगे और पालन 
करनेके लिये। दूसरे जो केवल आजीविकाके कारण आते हैं उन पर सब नियमोंका 
बोज नहिं डालर सकते हैं। ऐसे तो नौकर जैसे बने। उनको हम नौकर जैसे न रखे। 
हमारे साथी समजे और जहाँ तक सच्चाईसे अपना काम करते रहे तब तक रहे। 
मुसीबत यहाँ है जो नियम पालनके लिये आते हैं वह भी ढीले हो जाते हैं। ऐसे 
मौके पर विवेक दृष्टिकी आवश्यकता रहती है। ईश्वरके नामसे ईश्वरकी शक्तिसे हम 
जो हो सकता है वह करें। 

ये समज में आया? यदि नह तो मुझे दुबारा पूछो। 

ज्यादा लिखनेका समय नहिं है। 


बापुरके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १६९३) से। 


१४३. पत्र : रहाना तेयबजीको 


२ दिसम्बर, १९३२ 

प्यारी बेटी रहाना, 

बहुत दिनोंके बाद तुम्हारा खत देखकर बहुत खुशी हुई। अब्बाजानने मुझे 
खबर दी थी कि तुम अहमदाबाद गई थी। खुशी और रंज हम दोनोंके छिए एक 
ही चीज होनी चाहिए। मानों बीमारी भी खुदाकी तरफसे एक नियामत है। मैंने 
डाक्टर आलूमको' लिखा कि मुझे उर्दूमों खत लिखनेवाली तीन हैं। एक जोहरा, 
दूसरी देगण आलम और तीसरी रैहाना। उनमें से पहली दोनों कापर प्लेट-सी उर्दू 

१. हेमप्रभादेवी हरिजनेंके बीच कार्य कर रही थीं। 

२. देखिए पृष्ठ ७७-८। 


११३ 
प१२- ८ 


११४ सम्पूर्ण ग्रांघी वाइमय 


लिखती हैं लेकिन रैहाना क्योंकि कवि है इसलिए खूबसूरत हरफमें ही लिखती है। 
में देखता हूँ कि इस वक्‍त तुमने भी कापर प्लेट भेजे हैं। 

अब मेरी कवि बेटी मिट गई क्या? क्‍या कवि भी होना और कापर प्लेट 
लिखना तो रवीच्धनाथ ही बन सकते हैँ? क्या अब रैहाना भी ऐसा ही करेगी ? 
खुदा तुमको शान्ति देवे। 


बापूकी बहुत दुआ 
बीबी रैहाना 
मार्फत डी० डी० नानावती, महोदय, आई० सी० एस० 
पूना 
उर्दूकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६६५) से। 


१४४. भेंट : दलित वर्गोके नेताओंकों* 


[२ दिसम्बर, १९३२|* 


श्री गांधीने उनका हादिक स्वागत किया। उन छोगोंने श्री गांधीकों बताया 
कि सन्दिर-प्रवेशका आन्दोलन बड़ी धीमी गतिसे चल रहा है, और अहमदाबादमें अब 
तक केवल दो ही मन्दिर उनके लिए खोले जा सके हैं। श्री गांधीने स्वीकार किया 
कि वे यह बात जानते हैं और सलाह दी कि उन छोगोंको यह देखना चाहिए 
कि स्थानीय अस्पृश्यता-विरोधी संघ इस मसासमलेसमें क्या कर सकता है। श्री गांधीने 
यह भी कहा कि जो भी हो में मन्दिर-प्रवेशको अस्पृश्यता-निवारणके लिए अनिवार्य 
सानता हूँ, और इसलिए इसी उद्देह्यके लिए प्रयत्नशील हूँ। 
अन्तमें भेंटकर्ताओंने श्री गांधीसे हिन्दी पत्रिका विजय 'के लिए, जो उन्होंने 
तभी निकालनी शुरू की थी, दलित वर्गोके उत्थानपर छेख देनेकी प्रार्थना की। श्री 
गांधीने बताया कि उस पत्निकाकी प्रति उन्हें मिल रही है और उसके लिए लेख 
देनेंका वायदा किया। 
भेंटकर्ताओंमें से एकने भेंटके दौरान ही श्री गांधीका एक रेखाचित्र बनाया और 
श्री गांधोसे उसपर हस्ताक्षर करनेको कहा। श्री गांधीने चैसा करनेंसे यह कहकर 
इनकार कर दिया कि यह जेलके नियमोंके विरुद्ध है। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ६-१२-१९३२ 


१. कीकाभाई, दूधाभाई, छावजीभाई तथा तीन अन्य व्यक्ति। 
२. “ देनन्दिनी, १९३२” में इस तारीखकी प्रविष्टिसे। 


१४५. तार: साधवन नायरको' 


[३ दिसम्बर, १९३२]* 
आपका तार मिला । ईदवर करे सत्य प्रकट हो। 
गांधी 
[अंग्रेजीसे 
हिन्दू, ७-१२-१९३२ 


१४६. पत्र: ई० ई० डॉयलको 


३ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय कृर्नेल डॉयल, 


आज सुबह रूगभग ७-१५ पर मेजर मेहताने मुझे निम्नलिखित सन्देश दिया: 

श्री गांधीजी यदि चाहें तो उन्हें अपना मेला साफ करनेका काम करने 

दिया जा सकता है। लेकिन उन्हें सुच्ित कर देना चाहिए कि सरकार कैदी 
अप्पासाहब पटवर्घनकी तरफ्से उन्तकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर सकतीो। 

मुझे ऊूगता है कि सरकारने स्थितिको सही रूपमें नहीं समझा है। मुझे अपना 

मैठा साफ करनेकी इजाजत देना कोई महत्वकी वात नहीं है। अप्पासाहब पटवर्धनके 

लिए राहत ही मुख्य और केन्द्रीय सवारू है। जैसा कि आपको पत्र में लिखा था, 

मेरा उपवास आज सुवह शुरू हो गया है और तवत्तक चलेगा जवतक कि अप्पा- 

साहव पटवर्बन और उनके साथियोंको राहत नहीं दे दी जायेगी। यह वात समझ 

लेनी चाहिए कि उन्होंने अपना मैला साफ करनेकी इजाजत नहीं माँगी है, बल्कि 

जो वरावर सफाईका काम करते हैं उनमें शामिल होनेकी इजाजत माँगी है, और 

ऐसा उन्होंने एक पवित्र सिद्धान्तको लेकर किया है। सरकारको यह भी मालूम होना 

चाहिए कि केवरू भंग्रियोंको ही यह काम नहीं दिया जाता है, वल्कि अन्य लोग 

भी, जो नीची जातिके बताये जाते हैं, इस कामको करनेके लिए मजबूर किये जाते 

हैं, यद्यपि जेलके वाहर उन्होंने यह काम कभी नहीं किया है। अप्पासाहब पटवर्घधन 


१. उनके तारके जवावमें जिसमें यह उतना थी कि युस्वायुरमें एक सम्मेलनंके साथ जिसका उद्घाटन 
ओीमती कर्तूरबा गांपीने किया, आन्दोलन शुरू कर दिया गया हैं, भौर गांघीडी का आशीर्वाद माँगा 
गया था। 

२. “ देनन्दिनी, १९५३२” में इस तारीखकी प्रविधि्ति। 

३. देखिए पृष्ठ १००-१ | 


११५ 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जैसे सुधारक, जो १९३० में रत्नगिरिसें सविनय अवज्ञा करनेवाले कैदी थे, गैर-भंगी 
कंदियोंका यह कष्ट बर्दाइत नहीं कर सके कि उन्हें उनकी इच्छाके विरुद्ध यह काम 
करनेको मजबूर किया जा रहा था, और उन्होंने अधिकारियोंसे निवेदन किया कि 
उन्हें व उनके साथियोंको ऐसे कैदियोंकी जगह काम करनेकी इजाजत दी जाये। मेरी 
रायमें यह एक प्रशंसनीय सुझाव था, जिसे अधिकारियोंकों यदि सधन्यवाद नहीं तो 
खुशी-खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए था। यह सरकारको मदद देनेके लिए स्वेच्छासे 
रुखा गया सुझाव था। इसी बीच दिल्लीका समझौता ' हो गया। वही सुझाव इस 
बार फिर दोहराया गया और इन कैदियोंको वह काम करनेकी इजाजत दे दी गई। 
लगता है कि अचानक उस कामके निषेधके हुक्म भेज दिये गये हैं। इसीलिए अप्पा- 
साहब पटवर्घेनने खुराक कम कर दी है। मुझे जैसे ही इस दुःखद बातका पता छगा, 
मैंने राहतके लिए कोशिश की। 

सेरी विनम्र और सहायतापूर्ण मध्यस्थताको ठुकराकर, रूगता है, सरकारने 
वह नीति ही बदल दी है जो वह मेरे सम्बन्ध्मं १९२२-२३ से ही अपनाती रही है। 
१९२२ में अपने पहले कारावासमें एक कैदीकी हैसियतसे जब मैंने भूख-हड़ताल कर 
रहे दो कैदियोंकी तरफसे बीचमें पड़ना चाहा, तो पहले तो उसपर रोष प्रकट किया 
गया, पर फिर पुनविचार करनेपर सरकारने मेरी बात स्वीकार कर छी'। पुलिसके 
तत्कालीन इंस्पेक्टर-जनरलने, जिन्हें कि महामहिम सर जॉर्ज लॉयडने मेरे साथ बात- 
चीत करनेके लिए नियुक्त किया था, और इस जेलके सुपरिटेंडेंटने उस मध्यस्थताके 
सुखद परिणामके लिए मुझे धन्यवाद दिया था। मेरे विनम्र प्रयत्नके परिणाम-स्वरूप 
दो मूल्यवान जीवन बच गये थे और सरकारने एक हछाभप्रद परिपत्र जारी किया 
था। १९३० में उसी तरहकी परिस्थितियोंमें नये सुपारिटेंडेंटने, जो अभी बताये गये 
१९२२-२३ के इस मामलेके बारेसें बहुत कम या झायद कुछ भी नहीं जानते थे, मेरे 
सुझावको न्तापसन्द किया, लेकिन बादमें उसे आपने स्वयं स्वीकार किया और उसका 
परिणाम फिर सुखद रहा। तबसे यह रिवाज ही वन गया कि मुझे साथी कौदियोंसे 
मिलनेकी इजाजत इसी सुनिश्चित उद्देश्यसे दे दी जाती है कि में उनके और प्रशासनके 
बीच भध्यस्थका कार्यकर सकू। वह रिवाज अबतक चलता रहा है और मैं समझता 
हूँ उसका परिणाम कभी बुरा नहीं रहा है। मुझे आशा है कि सम्बद्ध अधिकारी इस 
बातको प्रमाणित करेंगे कि हर बार जब भी मैं बीचमें पड़ा, मैंने वह काम मदद 
करनेके ढँगसे ही किया। इसलिए सरकारका बिना किसी प्रकट कारणके इस नीतिकों 
उलट देना, और वह भी तब जब कि मैं बहुत ही अनिच्छासे उपवास करनेको 
बाध्य हुआ हूँ, मेरे लिए समझ पाना कठिन है। जबतक मेरे मित्रोंको राहत नहीं 
दे दी जाती और मध्यस्थताका मानवीय अधिकार, जिसे सरकार अवतक स्वीकार 
करती रही है, मुझे फिससे वापस नहीं मिल्‍कू जाता, तबतक मुझे उपवास खेंदपुर्वक 
जारी रखना होगा। ; 


१. १९३१ का गांधी-इविंन समझौता; देखिए खण्ड ४७। 
२. देखिए खण्ड २३, एृष्ठ १८१-४। 


पत्र : जी० एन० कानिटकरको ११७ 


एक बात और मैं कहना चाहूँगा। अस्पृद्यताके सम्बन्धमें में अनेक मित्रोंसे, 
जो मुझसे मिलने आते हैं, रोज गम्भीर बातचीतकर रहा हूँ। अभी इस वक्‍त मुझपर 
दवाव सामान्यसे ज्यादा है, क्योंकि अस्पृश्यता-विरोधी संघके सदस्य पूनामें हैं। सुरा- 
काती उस शारीरिक दुरबलताकों जरूर देखेंगे जो आज ही मुझे दबा सकती है और 
वे उसका कारण भी पूछेंगे ही। मैं सचाईको उनसे छिपा नहीं सकूंगा। फिर भी 
मेरी कतई इच्छा नहीं है कि वे सरकार और मेरे बीचकी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाके 
बारेमें कुछ जानें, क्योंकि में आशा कर रहा हूँ कि सरकार भेरी माँगका नितान्त 
ओऔचित्य स्वीकार कर छेगी। 


हृदयसे आपका, 
[ अंग्रेजीसे 


होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ३१/१०८-पोल, १९३२, पृ० ४०-४२; 
सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। - 


१४७, पन्न: जी० एन० कामिठकरकों' 


३ दिसम्बर, १९३२ 


आप लिखते हैं कि हरिजनोंको मन्दिरोंमें इसलिए जाने देना चाहिए कि 

शास्त्रोंका उल्लंघन तो सभीने किया है। यह अनैतिक विचार है। यदि हमने ९९ . 
मामछोंमें शास्त्रोंका उल्लंघन किया है तो यह इस बातका कारण नहीं है कि सौदें 
मामलेमें भी उनका उल्लंघत किया जाये। यह सुधार नहीं हुआ, बल्कि बिगाड़ हुआ। 
मेरा मुहा तो यह है कि हरिजनोंको मन्दिरोंमें जानेसे रोकना अन्याय है और धर्म- 
विरुद्ध है। धर्मकी प्रगतिके लिए यह एक धार्मिक आन्दोलन है। 

| अंग्रेजीसे ] 

भहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३ ०२ 


१. यह कानिटकरके जिस पतन्नके जवाबमें था वह इस प्रकार था: “ शास्रियोंने वहुधा शास्त्रोंका 
उल्लंघन किया है। फिर इस मामकेमें ही उन्हें शास्त्रोंके क्चनोंपर वर्यों अदना चाहिए?” 


१४८. पत्र : सणिबहन पढेलको'" 


३ दिसम्बर, १९३२ 
हमने धर्मके बारेमें जो-कुछ सीखा है, उसकी कसौटी तो ऐसे ही' समय होती 
है। पढ़ा और सोचा हुआ किसी काम न आये, तो जान लेना चाहिए कि हम कुछ 
भी नहीं सीख पाये। वकीछ-डाक्टर खूब पढ़ें और पाण्डित्य बघारें, मगर एक भी 
मामला हाथमें न ले सकें, तो वे कहने-भरके ही वकीलू-डाक्टर हैं। इसी तरह 
यदि कोई बड़े धर्म-धुरूधर हों, मगर उनका धर्म सिर्फ पुस्तकोंमें और दिमागमें ही 
चक्कर काटता रहे, तो वे कहनेके ही धर्म-पण्डित हैं।. 
[गृजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० ३०२ 


१४९. भेंट: फ्री प्रेस के प्रतिनिधिको 


[३ दिसम्बर, १९३२] 

मैने यह कभी नहीं कहा कि में अपनी सारी शक्ति सेवा [हरिजन-उद्धार| पर 
केन्द्रित नहीं करूँगा। परत्तु मैं अपनेको कोई और काम न करनेके छिए पहलेसे 
प्रतिबद्ध नहीं कर सकता। परिस्थितियाँ मुझे ऐसे काम करनेंके लिए बाध्य कर सकती 
हैं जिन्हें न करना मेरे लिए पाप होगा। 

इस प्रइनके उत्तरमें कि अस्पृश्यता-निवारण प्रचार, जिसे वे अब जेलके अन्दरसे 
कर रहे हैं, उन्हें बाहरसे क्यों नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा: 

में अब अपनी सारी शक्ति हरिजनोंपर केन्द्रित करनेके सिवा और कुछ नहीं 
कर रहा हूँ। न 

प्र० : आप चूँकि उपबासकों बहुत महत्त्व देते हैं, इसलिए क्या आप औरोंको 
भी इन्हों तरीकोंसे आन्दोलन चलानेंकी सलाह देंगे? 

उ० : उपवास एक बहुत ही विशिष्ट तरीका है और कोई भी, जबतक उसे 
वैसा करनेका निश्चित आह्वान न मिले, उपवास नहीं कर सकता। इसलिए नकलके 
लिए कोई उपवास नहीं होता चाहिए, और मैं यह कहनेकी घृष्टता करूँग्रा कि यदि 
कोई अस्पृश्यताके सिलसिलेमें सहानुभूतिमें उपवास करना चाहता है, तो उसे मु 


१. महादेव देसाईने “ मणि?” का उल्छेख एक वचनमें किया है जिससे अनुमान दे कि यह पत्र 
मणिबहन पंटेलके नाम छिखा गया था; उस समय उनकी आयु उस तरद्द उल्ठेख करने छापक थी। 
२. “ दैनन्दिनी, १९३२ ” में इस तारीखकी प्रविष्टिसे। 


१६१८ 


वक्तव्य : उपवासपर अस्पृश्यता-निवारण संघके समक्ष ११९ 


सूचित करता चाहिए और वैसा करनेसे पहले मेरी स्वीकृति लेनी चाहिए। परल्तु 
में यह कह सकता हूँ कि अकेले गुरुवायुरके प्रइनपर केलप्पन और मेरे सिवा और 
किसीको उपवास नहीं करता चाहिए। लेकिन हर कोई और सैकड़ों तरीकोंसे, जो 
सबके लिए खुले है चूंकि सेवाके तरीके बहुत तरहके हैँ, इस आत्दोलनकों जारी रख 
सकता है और रखना चाहिए। 

प्र०; अपने-आपको हरिजनोंके लिए सर्मापत कर देनेसे क्या आपका जीवन 
अब उन्हींका नहों हो गया है? 

उ०: यह कहना कि मेरा जीवन हरिजनोंका है केवल अर्धसत्य है। पूर्ण सत्य यह 
है कि मेरा जीवन ईइवरका है और इसलिए वह हरिजनोंका है और इस दृष्टिसे 
पूरी सृष्ठिका है। ईश्वर ही मुझे जीवित रख सकता है या इस दुनियासे उठा 
सकता है। 

यह पूछनेपर कि जब वे अस्पृश्यताकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्‍या उन्हें अन्य 
प्रशनोंपर उपवास करके अपनी शक्ति बरबाद करनो चाहिए, महात्माजीने कहा: 

यह भी उसी दिशामें है। इसलिए शक्तिको वरबाद करनेका कोई प्रदन 
नहीं है। 

प्र० : इस आन्दोलतको छेड़े' अब एक साल होनेवारा है। हमारा अगला कदम 
क्या होना चाहिए? नये वर्षके लिए क्‍या आप कोई सन्देश देंगे? 

उ०: मुझे जो अनुमति मिली हुई है यह प्रइन उसके क्षेत्रसे बाहरका है।' 

[ अंग्रेजीसे 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ७-१२-१९३२ 


१५०. वक्‍तव्य : उपवासपर अस्पुश्यता-निवारण संघके समक्ष 


४ दिसस्बर, १९३२ 


उपवासके मूल कारणके बारेमें और सरकार व भेरे बीच जो घटनाएँ घटीं, 
उनके बारेमें मुझे जो कहना हो वह कहनेकी इजाजत यद्यपि इन्स्पेक्टर-जनरलने मुझे 
दे दी है, फिर भी उनकी दी हुई इस छूटका पूरा फायदा उठानेकी मेरी इच्छा नहीं 
है। जो-कुछ हुआ है उसका सार ही आपको सुना दूँगा, ताकि आपकी बेचैनी मिटे 
और मेरी स्थितिके बारेमें गलतफहमी पैदा न हो। 

आप यह जानकर खुश होंगे कि कल मैंने जो उपवास शुरू किया था, वह 
अभी यहाँ आनेसे पहले ही छोड़ा है। मेरी स्थिति असाधारण है। हार्लँकि मैंने अपना 


१. संकेत सविनय अवज्ञा आान्दोलनके दोवारा शुरू किये जानेसे है। देखिए खण्ड ४३। 
२. देखिए परिशिष्ट २ सी। 
३- संघके सदस्य गांधीजीसे एक बजे मिकवे। वे विस्तरमें छेटे थे और धीमी आावाणमें बोल रहे थे। 


१२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हृदय कड़ा कर लिया है, तो भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मेरे हृदयपर बहुत ही 
तीव्र असर होता है। महत्वके मामलोंके वारेमें मेरे मनमें तारतम्य नहीं है; और 
जितनी शक्ति मुझमें बड़े कामके लिए प्राण दे देनेंकी है, उतनी ही शक्ति साथीके 
जीवनके लिए भी प्राण दे देनेकी है। 

तो इस' मामलेमें मेरे सामने संवारू यह था कि में अपने एक प्रिय साथीको 
मरने देकर लापरवाहीसे जीऊँ, या उसकी जिन्दगी बचानेंकी कोशिक्षमें अपनी जान 
जोखिममें डाले ? अप्पासाहब पटवर्धन, जो रत्नगिरि जेंल्में कंदी हैं, मेरे प्रिय साथी 
हैं। में जानता हूँ कि अप्पासाहव शुद्ध कुन्दन हैं, सौ फीसदी सत्यनिष्ठ हैं। जेलके 
नियमोंसे गृुजरकर मेरे पास खबर आईं कि अप्पासाहबकों हरिजनोंकी जो सेवा 
करनी थी, वह उन्हें नहीं करने दी गई, इसलिए उन्होंने कम-से-कर्म -- शरीरमें 
प्राण टिके रहें उतनी ही --खुराक लेनी शुरू की है। मैने सरकारको, यथासम्भव 
अधिक-से-अधिक सौम्य भाषामें लिखा' कि अगर अप्पासाहबको राहत न दी गई, 
तो जो वेदना और यंत्रणा वे भोग रहे हैं वही मुझे भी भोगनी पड़ेगी। मैंने कहा 
कि मुझे उपवास करना पड़ेगा। मैं अगर उन्हें छोड़ सकता हूँ, तो हरिजनोंकों भी 
छोड़ सकता हूँ। और जो आदमी अपने साथियोंको छोड़ देता है, उसका अधिक 
मूल्य नहीं है। मुझे थोड़े समयका नोटिस देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता 
नहीं था। 

यद्यपि मैं जानता हूँ कि अप्पासाहब वज्न हृदयवाले आदमी हैं, फिर भी अति 
अल्पाहार करनेवालेको जो वेदना भोगनी पड़ती है उसकी मुझे कल्पना थी। इसलिए 
मेरे पास थोड़े समयका नोटिस देनेके सिवाय कोई उपाय न था। मुझे यह कहते 
हुए आनन्द होता है कि ऐसे हालात पैदा हो गये कि मैं अपना उपवास तोड़ सका, 
फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकरणका अन्त हो गया है। जेलोंके इन्स्पैक्टर- 
जनरल, जो यहाँ थे, सरकारके साथ सलाह-मशविरा कर रहे हैं और बुधवारको 
सुबह या उससे पहले सरकारका निर्णय मिल जानेकी आशा रखते हैं। इस निर्णयके 
आनेतक मैंने अपना उपवास स्थग्रित कर दिया है। मगर आशा है कि मुझे वह 
दुवारा नहीं करना पड़ेगा। जहाँतक मेरे शारीरिक स्वास्थ्यका सम्बन्ध है, मैं कहूंगा 
कि मेरी जैसी सँभाल यहाँ रखी जाती है, उससे अच्छी कहीं नहीं रखी जा सकती । 
और कोई यह न समझे कि सरकारको मेरी जिन्दगीकी जरा भी परवाह नहीं है, 
या वह मुझे जेलमें मरा देखना चाहती है। मुझे छोड़ता ही हो, तो सरकार 
ईमानदारीसे मुझे मेरी उम्रके लिहाजसे पूरी तन्दुसस्तीके साथ छूटा हुआ देखना 
चाहती है। प्रस्तुत मामलेमें मैंने बहुत छोटी-सी माँग की थी, परच्तु सरकारको 
शायद ऐसा लगा कि वह बहुत ज्यादा थी। मगर मेरा खयाल है कि अब वह इस 
नाजुक स्थितिको समझ जायेगी और माँगी हुईं राहत दे देगी। * उपवासके सम्बन्ध 
दूसरी बातें भी हैं, परन्तु उनमें पड़ना मुझे पसन्द नहीं है। सरकारके और मेरे 


२. देखिए “पत्र; ईैं० ई० डॉयछकों ”, २०-११-१९३२। 
२. इससे - भागेका अंश महादेव -देसाईका है। 


वक्तव्य : उपवासपर अस्पृश्यता-निवारण संघके समक्ष १२१ 


बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह सरकार छाप दे तो बहुत ही अच्छा हो। मगर 
यह बात मैं उसीपर छोड़ता हूँ। 

मुझे आशा है कि मैंने आपसे जो कहा उससे आपको विश्वास हो जायेगा कि 
मैंने मू्लता, उतावली या नासमझीसे कदम नहीं उठाया। आप मुझे जानते हैं 
इसलिए ऐसा मौका फिर आ जाये, तो आप चाहेंगे कि में इसी तरहका आचरण 
करूँ। अपने मामलेमें मैं कहँगा कि ऐसे प्रसंगपर मुझसे जो-कुछ हो सके, वह सब 
अगर मैं न करूँ, तो मेरी नजरमें अपनी सारी कीमत गिर जायेगी और मैं अपनेको 
पामर प्राणी मानूगा। मेरे-जैसे आदमीके लिए, जिसे हिसा नहीं करनी है और जिसने 
मन, वचन और कमंसे अहिंसक रहनेकी प्रतिज्ञा की हुई है, आखिरी सहारा आत्म- 
बलिदानका ही' है। मेरे-जैसे अल्प मनुष्यको ईइ्वरने जो बुद्धि दी है उसके अनुसार 
जब कड़ा प्रसंग आये, तब उसके लिए प्राणोंकी बाजी लगा देना ही मेरा बड़े-से- 
बड़ा शस्त्र है। इस तरह मेरा जीवन उपवासके अनेक प्रसंगोंपर आधारित है। यह 
प्राथंताका सबसे उत्कट रूप है। दुनियाके सामने तो यह हाल ही में आया है, 
परल्तु मेरे पास तो यह बहुत वर्षोसे है। यह विचारहीन कर्म नहीं है। इसमें 
किसीपर बलात्कार नहीं है। यह व्यक्तियोंपर और सरकारपर दबाव जरूर डालता 
है; परन्तु वह आत्मत्यागके स्वाभाविक और नैतिक परिणामसे अधिक और कुछ 
नहीं है। यह सोई हुईं आत्माकों झंझोड़कर जगाता है और प्रेमी हृदयोंकों कार्येमें 
प्रवृत्त करता है। जिन्हें मनुष्य, समाजकी स्थिति और वातावरणमें मौछिक परिवर्तन 
कराना हो, उनका काम समाजमें क्षोभ पैदा किये बिता नहीं चलता। ऐसा करनेंके 
दो ही रास्ते हैं- हिंसा और अहिंसा । हिंसाका दबाव शरीरकों छगता है, और उससे 
करने और भोगनेवाले दोनोंका पतन होता है। परन्तु उपवास द्वारा खुद कष्ट उठाकर 
डाले गये अहिसक दबावका असर बिलकुलछ दूसरी तरहका होता है। जिसके खिलाफ 
वह किया जाता है, उसके शरीरकों तो वह छूता ही नहीं, परन्तु उसकी नैतिक 
शक्तिको स्पर्श करके उसे सबल बनाता है। 

मेरा खयाल है कि अभी इतना काफी होगा। कौन जाने मुझे कितने उपवास 
करने होंगे और घुल-घुलकर मरना होगा। परन्तु ऐसा हो तो मैं चाहता हूँ कि 
आप मेरे कामके लिए गवित हों और यह न मानें कि यह जड़ मनुष्यका काये था। 
मेरे जीवनपर बहुत-कुछ बुद्धिका राज्य चलता है, और जब बुद्धि बेकार साबित 
होती है, तब उसपर बुद्धिसे बड़ी शव्तिका - श्रद्धाका शासन चलता है। 

[ अंग्रेजीसे ] हे 
ठाइस्स ऑफ इंडिया, ५-१२-१९३२। महादेवभाईनों डायरी, भाग-२, पृ० ४७०-१ 


१५१. तार: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाकों 


॒ ४ दिसम्बर, १९३२ 
ब्रजकृष्ण 

द्वारा मोहर 

दिल्ली 


उपवास तोड़ दिया है। चिन्ताका कोई कारण नहीं है। वक्तव्य ' 
देखिए । 


बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-नकछू (जी० एन० २३९५) से। 


१५२, पत्र: ई० ई० डॉयरूकों 


४ दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय कर्नल डॉयल, 

में यह पत्र मौन धारण करवेंके बाद लिख रहा हूँ। 

मैंने स्थितिको जैसा समझा है वैसा लिख देना बेहतर है। 

उपवास बुधवारकी सुबह तकके लिए मुल्तबी है, ताकि सरकारको अन्तिम 
निर्णयपर पहुँचनेंका समय मिल जाये। 

यदि सरकार अप्पासाहब पटवर्घत और उनके साथियोंको उन लोगोंके साथ जो 
बराबर सफाईका काम करते हैं, सैठा साफ करनेकी इजाजत दे देगी, तो उपवास 
फिरसे शुरू नहीं किया जायेगा। यदि यह इजाजत उसी वार्डमें इस तरहकी सेवा 
करनेतक सीमित हो जिसमें कि वे हैं, तो भी काफी समझी जायेगी। 

स्वयंसेवकोंकों ऐसी इजाजत देनेका बड़ा सवालू भी जितनी जल्दी हो सके हल 
करना है। 

आज उपवास भंग कर मैं साथी कैदियोंकी ओरसे मध्यस्थताका मानवीय अधि- 
कार छोड़ नहीं रहा हँ। सरकारने मेरी मददकों बीचमें दखल देना कहा है। मै 
ऐसा नहीं मानता । मेरी पहलेकी मध्यस्थता सदा सहायक रही है, जैसा कि, में 
समझता हूँ, मेजर जोन्स, मार्टिन, भण्डारी और शायद आप भी प्रमाणित कर सकते 
हैँ । 

१. देखिए पिछला शीर्षका 

२. देखिए “पत्र : ६० ई० डॉयलको ”, पृष्ठ ११७-७। 


१२२ 


पत्र : ई० ई० डॉयलको १२३ 


में इसके साथ एक पत्र अप्यासाहब पटवर्घनकों भेजनेके लिए रख रहा हूँ। 
में यह जाननेको बहुत उत्सुक हूँ कि वे कंसे हैं। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 


होम डिपामेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ३१/१०८-पोल, पृ० २१, १९३२; 
सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैटट्स, होम डिपार्टमेंट, स्पेशल 
ब्रांच, फाइल नं० ८०० (४०) (६), पृ० १५१ भी 


१५३. पन्न : ई० ई० डॉयलको 


४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय कर्नेल डॉयल, 
आपकी टिप्पणी ' के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । 
सुबहकी बातचीतमें मेने यह जरूर कहा था कि तथाकथित छोटी जातिके 
कैदियोंकों काममें छगानेकी मौजूदा रीति एकाएक नहीं बदली जा सकती और इसी- 
लिए यह और भी जरूरी है कि सच्चे स्वयंसेवक जब भी सफाईके कामके लिए अपनेको 
स्वत: अपित करें, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये। मैं यह भी मानता हूँ कि जबतक 
ऊँच-नीचका भेद नहीं मिट जाता, तबतक यह प्रयोग केवल खूब सतकंतासे ही किया 
जा सकता है। 
जब मैं उपवास पर वक्तव्य * दे चुका, तो संघने अस्पृश्यतापर विचार-विमर्श 
से मुझे मुक्त कर दिया। 
अप्पासाहबको पत्र भेज देनेके छिए धन्यवाद । 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजीसे] 
होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकलछ, फाइल नं. ३१/१०८-पोछ, पृ० २३, १९३२; 
सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, होम डिपार्टमेंट, स्पेशल 
ब्रांच, फाइल नं. ८०० (४०) (६), पृ० १२५ भी 


२, देखिए परिशिष्ट ३ 
२, देखिए पृष्ठ ११९-२१ | 


१५४. पन्न : समणिलाल गांधीकों-. 


४ दिसम्बर, १९३२ 
चि० मणिलाल, 
प्रागजीका पतन्न साथमें है। मेरे छोटे-से उपवाससे घवरायें तो नहीं होंगे। मेरे 


उपवास तो अब रोजकी बात हो गये हैं, इसलिए घवरानेका कोई कारण ही नहीं 
है। जानेकी बात पक्‍की रखी होगी। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ४८०२) से । 
१०७५, तार: सीराबहनको 
५ दिसम्बर, १९३२ 
मीराबाई, 
केदी, आर्थर रोड जेल 
बस्बई 


ईइवर ही हमारा एकमात्र सहारा है। उपवास झनिवारकों शुरू हुआ, 
कल टूट गया । सुबह दूध लिया। कुछ भी चित्ता न करना ! 
सस्नेह, 
वापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२५४) से; सौजत्य : मीरावहन। जी० एन० 
९७२० से भी। 


१२४ 


१०६. तार: नारणदास गांधीको 


५ दिसम्बर, १९३२ 
नारणदास 
सत्प्राग्रह आश्रम 
साबरमती 


ठीक हूँ । कल केवल फू लिये । आज दूध | महावीरको और रकम 
मत देना । 


बापू 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एम० एस० यू०/१)से ।सी० डब्ल्यू० ८२७५ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


१०७, पतन्न : नारणदास गांधीको 


ह [४]/५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० नारणदास, 

मेरी मुख्य डाक शुक्रवार तक नहीं मिली, यह आइचर्यकी बात है। पता 
लरूगाऊंगा। 

लगता है, छाराओंसे' होनेवाली परेशानी बढ़ती जा रही है। तुम्हें कोई उपाय 
खोजना चाहिए। क्‍या मावरूंकर कुछ नहीं सुझाते ? कलेक्टरकों लिखा जा सकता 
है, “हम किसीको सजा दिलानेके लिए कदम नहीं उठा सकते, किन्तु जिनका धन्धा 
चोरी करना है, उन्हें आश्रमके पास बसा देनेकी नीति कहाँतक योग्य कही जा 
सकती है, इसपर विचार करनेकी प्रार्थता है।” इस आशयका पत्र मावलंकरसे मिल- 
कर लिखा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। 

केशुके ज्वरका तुरूत उपाय केरना। 

राधा और कुसुमके विषयमें मुझे थोड़ा भय रूग रहा है। यदि हम किसी 
एक डॉक्टरका इलाज करा रहे हों, और दूसरेको बुछाना आवश्यक जान पड़े, तो यह 
पहले डॉक्टरकी मारफत ही किया जाये। इसमें केवक विवेक नहीं है, यह आवश्यक 
भी है। ऐसा करनेसे नये डॉक्टरको पुराने डाक्टरके अनुभवका छाभ मिल जाता 
है। यदि तलवलकरकों बिलकुल ही न छोड़ दिया हो, तो वह डॉ० हरिछालसे मिल 
जाये, ऐसा कहना। 


१, भध्य गुजरातकी एक जरायम-पेशा जाति। 
श्र५ 


१२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
महावीरको लिख दो कि वापूने अव और पैसा भेजनेकी मनाही कर दी है। 


सोमवार, सुबह [५ दिसम्बर, १९३२] 


मेरा छोटा-सा उपवास आया भी, गया भी। डेढ़ ही दिनोंमें काफी कमजोर 

हो गया। काम भी बहुत किया। किन्तु सम्भव है, शक्ति जल्दी आ जाये। कोई 

इसकी चिन्ता न करे। मेरा उपवास रोजकी बात हो गई है, इसीलिए इसमें चिन्ताकी 
कोई बात नहीं बची । 

बापू 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से । सी० डब्ल्यू० ८२७३ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांघी॥ 


१५८. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको 


५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० प्रेमा, | 

यह पत्र प्रार्थनाके बाद लिख रहा हूँ। रूम्बे पत्रकी तुझे आशा नहीं रखनी 
चाहिए। परन्तु तुझे तो लरूम्बे पत्र लिखने ही चाहिए। उनमें से मुझे बहुत कुछ मिल 
जाता है। वह सब मुझे चाहिए। 

तारादेवी का क्या हाल है? क्या पंजाब जानेका विचार कर रही हैं? 

अमीना जो कहे सो सुनना। सच तो यह है कि जो भी कोई अपनी बात 
कहे उसे सुनना चाहिए। जिम्मेदार आदमीको ऐसा करना ही पड़ता है। इस प्रकार 
शान्तिपूर्वक सुननेसे भी बहुत कुछ बातें निबट जाती हैं। 

किसनका समाचार मिलता रहता था, पर अब उसका तबादला हो जानेसे नहीं 
मिलता । परन्तु वह मजेमें होगी। सुशीछाका पत्र साथमें है, उसे भेज देना। 

छारा छोगोंमें तू, लक्ष्मीवहन * वगैरह क्‍यों नहीं जाती? यह सच है कि तुम्हें 
किसीको समय नहीं रहता। परन्तु थोड़े समयके लिए कोई काम छोड़कर भी जा 
सकती हो। वे लोग कितने हैं। दिन-भर क्‍या करते हैं? 

उपवासके बारेमें नारणदासके पत्र में लिखा है। 

धुरनधरका पत्र अब मुझे मिलना चाहिए। कृष्ण नायरका मेरे पास कोई पत्र 
नहीं आया। ब्रजकृष्णको लिखकर पूछना। 

| बापू 


गूजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०३१३) से। सी० डव्ल्यू० ६७५२ से 
भी; सौजन्य : प्रेमानहन कंटक। 
१. प्यारेलाल नैपरकी माँ। 


२. पण्डित खरेकी पत्नी। 
३. देखिए पिछला शीपक। 


१५९. पत्र: मीौराबहनको 


५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० मीरा, 
जो छोटा-सा . उपवास शनिवारकों शुरू होकर रविवारकों दोपहर एक बजे 
खत्म हो गया, उसका तुमपर कोई असर नहीं होना चाहिए। वह महान कार्यकर्ता 
अप्पासाहबके कारण था। तुम्हें उनकी याद है? कर मैंने केवह फल लिये और 
आज प्रातः दूध । 
सस्नेह, 
बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२५३) से; सौजत्य: मीराबहन। जी० एन० 
९७१९ से भी। 


१६०. पत्र: भाऊ पानसेको 


५ दिसम्बर, १९३२ 

चि० भाऊ, 

नारणदासने खबर दी है कि ज्वर उतर गया है। अब दुबारा न हो इसका 
ध्यान रखना। दूध, सब्जी और फल लेना। फलोंमें काली मुनक्का भिगोकर खाना। 
अंजीर भी अच्छी चीज है। सूखी अंजीर खूब चबाकर खाना। तीन रतलके करीब 
दध पी सको तो अच्छा है। जितना हजम हो उतना लेना। चौलाईका साग या मेथी 
अथवा लौकी और कदुदू अच्छे हैं। 

खुराकमें थोड़े सन्तरे या मोसम्वी छेना। खर्च चाहे हो। 


बापू 


[ पुनइच : | 
भेरा हाथ अच्छा होगा तो जरूर बुलाऊंगा। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६७४६) से | सी० डब्ल्यू० ४४८९ से भी; 
सौजन्य : भाऊ पानसे। 


१२७ 


१६१. पंत्र : चम्पाबहन र० सेहताको 
५ दिसम्बर, १९१२ 


चि० चम्पा, 

तेरा पत्र मिला। नारणदास ट्रस्टी नहीं बनेगा। तू थोड़ा धीरज रखना। तुझे 
बताये बिना कुछ नहीं होगा। अभी वाड़ लगानेका काम मत कराना। उसमें खर्च 
बहुत हो जायेगा। सम्पत्तिका हिसाब हो जानेपर मालूम पड़ सकेगा। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ८७५५) से। 


१६२. पन्न : गृलाब ए० शाहको 
५ दिसम्बर, १९१२ 


चि० गुराब, 
सुबह मिलनेवाली राब तू छेता है या नहीं ? तुझे अच्छी छूगती है? ज्वार 
कहाँ पीसी जाती है? 
बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकलः (जी० एन० १७३३)से | 


१६३. पतन्न : सन्‌ गांधीकों 
५ दिसस्वर, १९३२ 
मनुड़ी, | 
तेरा पत्र मिला। मैंने तुझे विछायती कपड़ेके वारेमें उलाहना देनेके लिए नहीं 
लिखा था। तू अपना स्वास्थ्य ठीक रख और स्वस्थ रह। तुझे रोना नहीं है। मुझे 
नियमपूुर्वेक पत्र लिखना । ; 
बापुके आशार्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०/२) से । 
१२८ 


१६४. पन्न : सथुरादास पु० आसरको 


५ दिसम्बर, १९३२ 

चि० मथुरादस, 

यदि बुनकर होशियार और ईमानदार न हो तो बहुत मदद नहीं मिलती। 
जितना बारीक सूत हो, यान्त्रिक जाँचकी उपयोगिता उतनी ही कम समझो। किन्तु 
बुनकर उसके दोष हमें बता सकता है; हम तदनुसार उसमें सुधार करते जायें। 

रामजी का काम कठिन है। उसे जीतनेमें ही हमारा प्रायद्चित्त है। हमने उन 
लोगोंका इतना उत्पीड़न किया है कि स्वतनन्‍्त्र होनेपर वे हमारा दुगुना करें तो भी 
हम उसे धैयेपूवंक सहन करें। उसे सहते हुए मनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी 
तरहकी जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए। हमें काम लेना है, यह भाव हो तो वह 
लारूच है। बापुूकी इच्छा है इस कारण सहन करना तो जबर्देस्ती हुईं। सहन करते 
समम मनमें क्रोध नहीं दया होनी चाहिए। 

किन्तु यदि रामजीके साथ किसी तरह न निभे तो उससे काम लेना छोड़ दें। 
जो-कुछ करें सो संकोचवश या दुखी होकर न करें। 


बापू 
गृजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ३७५९) से । 


१६५. पत्र: नारणदास गांधीको 


५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० नारणदास, ; 
तुम्हारे तीन और चार तारीखके दो पत्र एकसाथ मिले हैं। तुम्हारे पत्रका 
अथे यह लगाता हूँ कि कुसुम तो जैसा डॉ० तलवलकर कहेंगे वेसा ही करेगी, पर 
राधा वैसा नहीं करेगी। यदि इलाज कराना हो तो रूगकर कराये। प्रत्याशित लाभ 
तभी हो सकेगा। कुरैशी रूखनऊ जा रहा है सो ठीक ही है। तुमने हसमुखरायका 
पत्र न भेजकर अच्छा ही किया। पार्वतीको कुछ समझा सको तो अब भी समझाकर 
रोकना । ॥॒ | 
रतिलालके विषयमें जो प्रयोग तुम कर रहे हो मैं उसे करनेकी हिम्मत नहीं 
कर सकता। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें भी वह नहीं करना है। इसका यह 
अर्थ मवर॒य हो सकता है कि तुममें प्रेमकी मात्रा मुझसे ज्यादा है। और इसमें 
आइचर्यकी कोई बात नहीं है। शिक्षककी खरी कसौटी अपने शिष्यको अपनेसे ज्यादा 


१२९ 
५२-९६ 


१३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बड़ा बनानेमें है। इस तरह शिक्षकके पास जो-कुछ भी हो सो सभी उसे शिष्यकों दे 
डालना चाहिए । किन्तु यदि शिष्यको वह सब प्राप्त करनेमें बहुत कष्ट उठाना पड़े तो 
उसकी विद्या अथवा कला सीमित रहेगी। किन्तु शिष्यमें पर्याप्त स्वाभाविक योग्यता 
हो तो शिक्षककी दी हुई शिक्षा उसमें बहुत विकसित हो उठती है। इसलिए मैंने 
जो लिखा है वह कोरी प्रशंसा नहीं है। वह मेरी हादिक इच्छाकों ही व्यक्त करता 
है। यह मेरा पुराना स्वभाव है। जो-कुछ मुझे आता है यदि मैं किसीको वह 
सिखाने बैठता हूँ तो मनमें यही इच्छा होती है कि वह मुझसे प्राप्त शिक्षणकी 
शोभा और भी बढ़ाये। कुछ छोटी-छोटी बातोंमें ऐसा हुआ भी है। 

लगता है प्रेमा अपने-आपको धोखा दे रही है। अपनी शक्तिसे बढ़कर काम 
करके बीमार पड़ जाती है। पिछले पत्रमें छिखा था कि कमरमें अब दर्द बिलकुल 
नहीं है और उसे विश्वास है कि अब फिर नहीं होगा। उसे उचित इलाज तुरन्त 
करा लेना चाहिए। गलेका ऑपरेशन करवाना ही जरूरी हो तो फौरन करवा 
डालो । 

भाई छगनलाल हैदराबादमें है। वहाँसे उसे दो-तीन दिनमें मेरे पास पहुँच 
जाना चाहिए। 

“फ्लावर्स ऑफ सेंट फ्रांसिस” मुझे नहीं मिली। तुम्हारे पास हो तो भी मुझे 
भेजनेकी जरूरत नहीं है। दूसरी प्रति मिक्त गई है। 


बापू 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू/१) से। सी० डब्ल्यू० ८२७४ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 
१६६. पतन्न : आश्रमके बच्चोंको 


५ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय बालकों और बालिकाओ, 
भेरे उपवाससे तुम्हें प्रसन्न होना है, घवराना नहीं है। बिना सोचे, विना किसी 
कारणके बोलें ही नहीं, तो गप्पें मार ही कैसे सकते हैं? इसका यह अर्थ हुआ कि 
खाते हुए या काम करते हुए कामकी दृष्टिसे ही बोलें, वह भी धीरेसे। बहुत ऊँचे 
स्वरमें बात करना नासमझी है। सबको तकलीपर पूरा अधिकार कर लेना चाहिए। 
यह सब जान छो कि भाऊकी कला बहुत उपयोगी है। 
बापू 


गूजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से । 


१६७. पत्र: राधा गांधीकों 


५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० राधिका, 
तुझे क्या लिखूँ? अपनेको ईश्वरकी शरणमें डालूकर रहो। 
बापू 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६९०) से; सौजन्य : राधावहन चौधरी। 


१६८. पत्र : सुलोचना ए० शाहकों 


५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० सुलोचना, 
तेरा काम ठीक चलता दिखता है। मनको पवित्र बनानेके लिए सेवा-कार्यमें 
मन रूगा और रामनाम जपती रह। 
बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १७४८) से। 


१६९. पत्र : बबलभाई मेहताको 


५ दिसम्बर, १९३२ 
जि० बबल, 


तुमने मुझे खबर भेजकर ठीक किया। मैंने नावासाहबसे इस मामलेमें हस्तक्षेप 
करनेका अनुरोध किया है। मुझे पत्र लिखते रहना। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकलर (एस० एन० ९४४५) से। 


१३१ 


१७०. पतन्न : अमतुस्सहामको 


५ दिसम्बर, १९३२ 
प्यारी बेटी अमतुलसलाम, 
जितना खुदा करने दे उससे खुश रहो। दूसरे ठंडीसे तड़फड़ें [तड़पें] और 
हम गर्म कपड़ा पहनें वह अच्छा नहीं जंचता। लेकिन हमको जरूरी कपड़ा पहननेका 
हक है, अगर है तो'। दूसरोंके लिए पैदा करनेकी कोशिश करें। देनेवाला तो खुदा 
है। सब बातकी फिकर छोड़ो। 


बापूकी दुआ 
उर्दकी फोटो-तकल (जी० एन० २६६) से। 


१७१. पत्र: रेहाना तेयबजीको 


५ दिसम्बर, १९३२ 


ध्यारी बेटी रैहाना, 

तुम्हारा कार्ड मिल । पूना आ गईं सो तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी सेहत 
दुरस्त हो जानी चाहिए। दिल चाहे तब आ सकती है। जजकी छड़की आना चाहे 
तो आबे। जिन दिन आना है, मुझे पता दे दो। एक वजेके नजदीक आना। इतवार 
छोड़ देना। अब्बाजानका खत मुझे मिला था। तुम्हारा अगला ख़त मिकछा था। मैंने 
जवाब भी भेजा था।' 

दायाँ हाथ दुखता है इस कारण बायेंसे लिखता हूँ इसीलिए उर्दूके अक्षर बहुत 
खराब लिखे गये हैं। जल्दी आना।'* 


बापूके आशीर्वाद 
उर्दूकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६६४) से। 


१. बहन अमतुस्सलाम वाढज गांवके दरिजित बच्चोंकी सेवा करती थीं। उनके पास कपढ़े नहीं में, 
इसलिए खुद गरम कपड़े पहनकर उनकी सेवा करना खुभता था। इसी बारेमें बापूने लिखा है । 

२. देखिए पृष्ठ ११३-४। 

३. ये दो पंक्तियाँ युजरातीमें हें । 


श्३२ 


१७२. भेंद : पत्र-प्रतिनिधियोंको 
५ दिसम्बर, १९३२ 


मेरा भविष्य ईर्वरके हाथमें है। 

मुझे जब वार्डमें ले जाया गया, तब गांधीजी चारपाईपर आराम कर रहे 
थे। एक मुझाकाती महिला, जो मुझसे १० सिलठ पहले जेलमें घुसी थी, गांधोजीके 
पास बैठी थी और एकतरफा बातचीत कर रही थी, क्योंकि गरांधीजीका मौन-दिवस 
अभी समाप्त नहीं हुआ था। महात्माजीके सचिव श्री महादेव देसाई पत्र-व्यवहार 
देखनेमें व्यस्त थे। ठीक दो बजे महात्माजीने अपना सौन तोड़ा। 

महात्माजीन गुरुवायुरमें हो रहे मतसंग्रहतरा उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें 
खुशी है कि यह काम विलकुल ठीक हंगसे किया जा रहा है। मत-पत्रके पीछे चिर्देश 
छपे हें ओर हर गृहस्यथकों पूरी स्थिति साफ समज्ञाई जानी है।' 

कानूनी कठिनाइयों ' का उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा कि उन कठिनाइयोंका 
अध्ययन करना उनका काम नहीं है। कानून जाननेवाले मित्रोंसे निर्देश हेनेको वे तैयार 
हैं। महात्माजीने इस वातपर जोर दिया कि हर कठिताईका सामता करना ही होगा। 
“हिन्दू ' में प्रकाशित डॉ० सुब्वारायनके विधेयक ' से वे सन्तुष्ठ थे। उनसे पूछा गया कि 
क्या वे यह देखते हुए कि उस विज्ञामें प्रयत्त किये जा रहे हैं, अपना उपवास अब 
मुल्तवी करेंगे। यांधीजी ने कहा कि यदि मतसंग्रह उनके हकमें रहा, और कानूनी 
कठिनाइयाँ दर करनेका प्रयत्व २ जनवरीसे पूर्व होने लगता है तो उपयास सुल्तवी 
करना लाजमी होगा। लेकिन यदि डॉ० सुब्बारायतकों विधेयक पेश करनेकी अनुमति: 
'त् मिली, तो २ जतबरीको उपवास शुरू हो जायेगा। 

. समाचारपन्नोंसें दिये गये इस सुझावपर कि गुरुवायुरके सिलसिलेसें माँधीजी को 

उपवास करनेसे रोकनेका सबसे ज्यादा निश्चित तरीका मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध सत 
देना है, महात्माजीने कहा: 


१. “ ठाइम्स ऑफ इंडिया”, ७-१२-१९३२ में रिपोर्ट थी: “ लूगसग ३०० स्वथंसेवक बाकाथदा 
लोगकि घर जाकर तीन तरहके भॉँकढ़े इकट्टे कर रहे हैँ: (१) नगरपाल्किके ऐसे मतदाता जो मन्दिर- 
प्रवेशके पश्षमें हैं, (२) ऐसे सब पुरुष जो उसके पक्षमें या विरुद्ध. हैं, और (३) ऐसी सब स्त्रियाँ जो 
उसके पक्षमें या विरुद्ध हैँ।” 

२. मद्रास प्रेजीडेंसीके घामिक भनुष्ठानोंको शासित करनेवाढे अधिनियमसे उत्पन्त | 

३. जो मद्गास विधान-परिषदमें रखा गया-था। इसका उद्देश्य “ स्थानीय मन्दिरोंमें हरिजनेकि भ्वेशके 
बारेमें जो परम्परा हो उसे वहुमत द्वारा बदलनेका अधिकार वहाँके छिन्दू नागरिंकोंको देना” था। 


१३३ 


१३४ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


ऐसे छलसे में उपवाससे नहीं वच सकता। तब मुझे अपने-आपपर आमरण 
अनदानसे भी कहीं ज्यादा कठोर अग्नि-परीक्षा थोपनी होगी। 


गांधीजी मुझे जो जवाब दे रहे थे, उन्हें उनके इदं-गिर्द बैठे छोग सुन रहे थे। 
उनमें से एकने कहा कि आमरण अनशनसे ज्यादा कठोर कुछ हो ही नहीं सकता। 
गांधीजीने इसपर कहा: 

| नहीं, अवतक मैंने उपवासकी वात सदा्तं रखी है। उससे ज्यादा कठोर 
निरवय तीस दिनका उपवास होगा। 

इसके बाद गांधीजोने दिल्लीके २१ दिनके उपवासके निर्वयकों समझाया, जो 
एकता चाहे होती था न होती, होना ही था। 

यदि मैंने तीस दिनका उपवास शुरू कर दिया तो चाहे मन्दिर हरिजनोंके लिए 
खोला जाये या न खोला जायें, में उपवास पूरा करूँगा । 


दक्षिण भारतके कुछ पण्डितोंके इस सुझावपर कि सनातनी लोगों व सुधारकोंमें 
यह समझौता हो जाना चाहिए कि यदि हरिजन शुद्धि-संस्कार करा लें तो. उन्हें मन्दिरोंमें 
जानें दिया जा सकता है, गांधीजीनें कहा: 

मैं ऐसे सुझावके पक्षमें नहीं .हूँ। सवर्ण हिन्दुओंको ही अछूतोंके प्रति किये गये 
घोर अन्यायके लिए अपना शुद्धि-संस्कार करना है। 

महात्माजी हरिजनोंपर कोई विशेष शर्ते लगानेको सहमत नहीं हुए, जैसे कि, 
उदाहरणके लिए, हरिजन जबतक साफा न बाँघे, उसे मन्दिरमें प्रवेश न करने दिया 
जाये। 'सन्दिर जानेवाले सभी हिन्दुओंसे मरे पशुका साँस न खानेंकी अपेक्षा कौ 
जाती है। 

डॉ० अम्बेंडकरने पूनाके पास हुई एक घटनाकी ओर ग़ांधोजी का ध्यान खींचा 
था। वहाँ हरिजनोंने मरे हुए पशुका माँस खाना छोड़ देनेका नि३्चय किया था। 
वे मरे हुए जानवरोंको उठानेसे होनेवाला लाभ त्यागनेको तैयार थे। सवर्ण हिन्दुओंको 
हरिजनोंका मृत जानवर न हठानेका निश्चय अच्छा नहों छगा। उन्होंने हरिजनोंको 
भरे हुए पशुका साँस खानेको यह कहकर वाध्य किया कि यह उनका धर्म है। संवर्ण 
हिन्दू ही वास्तवमें उन्हें उकसानेवाले लोग हैं, और, जैसा कि कालूनमें है, डउकसानेवाला 
दण्डसे बरी नहीं होता। इसलिए सवर्ण हिन्दुओंको दण्ड मिलना चाहिए। उनको ही 
अपना शुद्धि-संस्कार करवाना है। न्‍ 

यह पूछे जानेपर कि क्‍या जेंलमें कैदियों का किसी विशज्ेष प्रकारके कामकी भाँग 
करना जेलके अनुझासनकों भंग करना है, गांधीजी ने कहा: 

सविनय अवज्ञा करनेवाले किसी भी कैदीको यह छूट नहीं है कि वह किसी 
अन्य कामके वदलेमें किसी विद्येप कामकी माँग करे। यदि कैदी ऐसे माँग करने लगें 
तो जेंलका सारा अनुशासन ही भंग हो जायेगा। 


भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंकों १३५ 


महात्मा गांधीने बात जारी रखते हुए कहा कि श्री पटवर्धनते किसी अन्य कामके 
बदलेमें कोई विद्येष काम नहीं माँगा है। उन्होंने तो यह कहा है कि उन्हें भंगीके या 
मेला साफ करनेके कामसे अलूग न रखा जाये। जो काम उन्हें दिया गया है वह 
वे करेंगे और सैला साफ करनेका काम भी करेंगे। उन्होंने उसी श्रेणीमें रहता चाहा 
जिसमें तथाकथित नीची जातिके छोग हैँं। केवल भंगी ही यह कास नहीं करते। 
सभी नीची जातिके लोग यह काम कर रहे हैं। हर जेलमें भंगी नहीं हैँं। जेल अधि- 
कारी इस गनन्‍्दे कामको नीची जातिके लोगोंसे ही लेते हँ। यदि वे ऐसा न करें तो 
सवर्ण हिन्दू उम्र आत्दोलन कर दें कि सरकार उनका धर्म नष्ट कर रही है और 
उन्हें नीची जातिका काम करनेको कह रही है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कोई 
आन्दोलन हो। इसलिए ऐसा नियम रहा है कि ऊँची जातिके हिन्दू सफाईसे बरी 
रखें जायें। श्री पटवर्घेनके लिए इस नियमका हाभ उठाना सम्भव नहीं था, इसलिए 
उन्होंने आग्रह किया क्ति उन्हें यह काम करनेकी अनुमति दी जाये। सरकार उनके 
सासलेपर विचार कर रही है। गांधीजीने कहा कि सरकारसे ऐसी माँग करना 
जेलका कोई नियम भंग करना नहीं है। यह जेंलके नियमोंका पालन थे करना भी 
नहीं है। 

गांधीजीन कहा कि भविष्य परमेदवरके हाथमें है, सरकारके हाथमें नहीं है। 
पिछले शनिवारके उपवासके सम्बन्ध उन्होंने कहा कि उन्होंने देवी आवाज सुनी 
थी और इसलिए उसीके अनुसार काम किया। 

महात्माजीने बात जारी रखते हुए कहा कि यह सच है कि वे अब चौबासों 
घंटे अस्पृदयता-कार्यमें लगे रहते हें। सोते-सोते भी उसीके विषयस सोचते रहते हैं। 

यह पूछे जानेपर कि क्‍या जेलसे बाहर आनेपर भी वे इतना समय इस 
समस्यापर लगायेंगे, गाँधीजीने अपनी आँखोंमें चमक लाते हुए कहा: 

निशचय ही, मैं इसकी उपेक्षा नहीं करूँगा। 

हसी समय जेलका डॉक्टर आ गया और उसने महात्मा गांधीकी परीक्षा को। 
डाक्टरने बताया कि गांधीजीको “टेनिस एल्बो” (टेनिस खेलनेसे कोहनीमें होनेवाली 
तकलीफ) है। एक मुलाकातीने कहा, “ गांधीजीने कभी टेनिस नहीं खेला है।” इस 
पर महात्माजीने मजाक करते हुए कहा: 

हाँ, यह सच है। मैं इसे “तकली एल्बो” कहता हूँ। 

श्री ठबकरने गरांधीजीको याद दिलाया कि तीन बजलेवाले हें और समाचारपत्रोंके 
प्रतिनिधि ही सारा समय ले रहे हैं। महात्माजीने उनसे मजाक करते हुए कहा: 

श्री ठककरकों अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना चाहिए। 

श्री बिड़ला (अस्पृश्यता-निवारक संघके अध्यक्ष )ने कहा कि उन्हें समाचारपतन्नोंके 
प्रतिनिधियोंस कोई शिकायत नहीं है। 


१३१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हे गांधीजीने देशमें चल रहे अस्पृश्यता-निवारण कार्यकी प्रगतिपर सनन्‍्तोष व्यक्त 
केया। 
गांधीजीने धो णा की कि वे सशत् रिहाई नहीं स्वीकार करेंगे। यह पूछे 
जानेपर कि क्‍या आप गुरुवायुर जानेके लिए १५ दिनकी पेरोल स्वीकार करेंगे, 
महात्माजीने कहा: 
पैरोल भी सबछार्त रिहाई है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ६-१२-१९३२ 


१७३. अस्पृध्यता-निवारण-दिवसका कार्यक्रम' 


६ दिसम्बर, १९३२ 
अस्पृश्यता-निवारक संघके कार्यके लिए हर कहीं घर-घर जाकर चन्दा इकट्ठा 
करना । 
कुछ सवर्ण हिन्दू हरिजनोंके घरोंमें सफाई करके और इसी तरहके अन्य तरीकोंसे 
उनकी सेवा करके औरोंके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। 
हरिजन और सवर्ण हिन्दू बच्चोंके खेल-कूद और जलल्‍ूपान जैसे सम्मिलित 
कार्यक्रोंका आयोजन होना चाहिए। 
हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओंके जुलूस और की्तैन-मण्डल संगठित किये जाने 
चाहिए और दोनोंको एक जगह, विशेषकर सवर्ण हिन्दुओंके इलाकोंमें, एकत्रित 
करनेकी आम कोशिश होनी चाहिए। 
हर कही सार्वजनिक सभाएँ होनी चाहिए, जिनमें अस्पृश्यताके सभी रूपों और 
उसकी सभी किस्मोंकी बुराइयाँ साफ-साफ समझानी चाहिए और यह प्रार्थना की 
जानी चाहिए कि वे शीघ्र और पूरी तरह मिट जायें। 
इन सभाओंमें इस उद्देश्यके लिए निरन्तर प्रचार-कार्य करनेंके अस्ताव और सभी 
हिन्दू मन्दिरों, विशेषकर गुरुवायुरको हरिजनोंके लिए खोलनेके पक्षमें विशेष अस्ताव 
भी पास किये जाने चाहिए। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइस्स, ७-१२-१९३२ 


१. यह १८ दिसम्गरकों मनाया जाना था। 


१७४. तार: अप्पासाहब पटवर्धनको 


६ दिसम्बर, १९३२ 
अप्पासाहब पटवर्धन 
कैदी, रत्नग्रिरि जेल 
रत्नगिरि 


कुछ ऐसा पता चला है कि सरकारने आपको मलरू-सफाईका काम करने 
नहीं दिया, इसलिए आपने कम भोजन छेता शुरू कर दिया है। यह 
सुनकर मैंने शनिवारको उपवास शुरू किया और रविवारकों जबतक 
सरकार इसपर विचार करे तबतक के लिए उसे मुल्तवी कर दिंया । 
सरकार आपके विचारकी सराहना करती है, पर वह इसे अखिल 
भारतीय प्रन्‍त्त मानती है और इसलिए आपके और अन्य साथियोंके 
मामलेमें तुरुत कोई निरवय नहीं ले सकती। अतः उसका सुझाव यह 
है कि जबतक इसपर अखिल भारतीय आधारपर विचार हो तबतक 
आपको आंशिक उपवास स्थगित रखना चाहिए और पूरा भोजन कछेते 
रहना चाहिए। अपना यह अधिकार आप सुरक्षित रखें कि यदि निर्णय 
प्रतूल हो तो आप आंशिक उपवास फिर शुरू कर सकते हैं। 
आपकी स्थितिको यदि मैं ठीक-ठीक समझ पाया हूँ तो सरकारका 
सुझाव मुझे बिलकुल मुतासिब छगता है। यदि आपको यह ठीक हढछगें 
तो कृपया फिरसे पूरा भोजन लेने छूगिये और मुझे तारसे उसकी 
तथा अपने स्वास्थ्ययी सूचना दीजिए । 


गांधी 
[अंग्रेजीसे 


बम्बई सरकार, होम डिपार्टमेंट, आई० जी० पी० फाईल नं० १० 


१. अप्यासाहब पटवरधनका उत्तर इस प्रकार था: “ आपका कृपापुणे तार मिला। कारवाही स्थगित 
करना स्वीकार दे। पत्र भेज रद्दा हूँ। स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है।”? 


१३७ 


१७५. तार: केलप्पनको 


[६ दिसम्बर, १९३२]' 


यहाँ. आनेकी तब तक चिन्ता न करो जबतक कि उद्देश्यके छिए ही 
जरूरी न हो। आनेके लिए स्वास्थ्योो कतई जोखिममें न डालो । 


बापू 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्द, १२-१२:१९३२ 


१७६. पत्र : रामदास के० गांधोकों 


६ दिसम्वर, १९३२ 


क्या 'रामगीता'  समझमें आई ? उसमें मुख्य तत्व है: भक्ति और उसका फछ। 
शुद्ध भक्तिसे अनासक्ति .और ज्ञान पैदा होते ही हैं। न हों तो वह बकवास है, 
भक्ति नहीं। ज्ञानका अर्थ है सारासारका विवेक। जिस अक्षरज्ञानके परिणामस्वरूप 
यह विवेक-शक्ति न आये वह ज्ञान नहीं, कोरा पांडित्य है। तू देखेगा कि इस तरह 
समझनेसे और “रामगीता ' के गले उतर जानेके वाद चिन्ता और अधीरता चली 
जाती है। 

यह पत्र सुबहकी प्रार्थनाके वाद लिख रहा हू। लिखना था उपवासके विषयमें। 
शुरू हो गया “रामगीता ' के विवेचनसे। उपवास तो बहुत पुराना हो गया। डेढ़ ही 
दिनका था, इसलिए कुछ मालूम नहीं हुआ। कमजोरी तुरन्त आई ओर तुरन्त ही 
चली भी गईं। उपवासके दित और रविवारकों भी काम खूब किया था। काफी 
दूध लेना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरे उपवासोंकी फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। 
इतना समझ लेना चाहिए कि उपवास मैं नहीं करता। वे भगवानकी प्रेरणासे होते 
हैं, इसलिए वही करता है, यह कह सकते हैं। उपवास हो जाये तो उसका शोक नहीं 
करना चाहिए, बल्कि हर्ष होना चाहिए कि मैं इस तरह धर्मपालन करता हूँ। इसीके 
साथ यह भी याद रखना चाहिए कि मेरी होड़में कोई उपवास न करे। मुझसे सम्बन्ध 
रखनेवाले तो मुझे पूछकर ही करें, तो ठीक होगा। ऐसे अवसरोंकी कल्पना की जा 
सकती है, जब मुझसे पूछनेका समय ही न हो, या अन्त्जेरणा स्पष्ट हो। मुमुक्षु 
जीवोंकी परम्परा यह है कि जिसे अपनेसे अधिक अनुभवी व्यक्ति मानते हो जवतक 


१. “ देनन्दिनी, १९३२ ” में इस तारीखकी प्रविश्टि। 
२. यांथीजीने विशेष रूपसे रामदासके लिए कुछ इलोक लिख भेजे ये। देखिए खण्ड ५१, १४३९२-५।॥ 


१३८ 


पत्र : ई० ई० डॉयलको १२९ 


वह पासमें हो, तबतक उससे पूछकर नया कदम उठाया जाये। अन्तर्नाद सभीकों 
सुनाई नहीं देता। अल्तर्नादका आभास मात्र ही हो सकता है और सच पूछा जाये 
तो वह में 'का ही नाद होता है। 'मैं'का अर्थ है शैतान, रावण, अछिमान, और 
देत्य। हमारे भीतर राम बोल रहा है या रावण, इसका पता आसानीसे नहीं रूग 
सकता । रावण अक्सर साघुके वेशमें ही आता है और उस समय राम-जैसा रूगता 
है। इसलिए जो अधिक अनुभवी हो उससे पूछा जाये। यह तो जरा-सा लिखते-लिखते 
बहुत लिखा गया। सबको पढ़वा देना। 

[ गुजरातीसे | 

सहादेवभाईनी डायरी, भाग २, ३०७ 


१७७. पत्र : ई० ई० डॉयलको 
६ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय कर्नल डॉयल, 

श्रीयुत एस० बी० मेढ दक्षिण आफ़्रिकाके दिनोंसे मेरे पुराने साथी हैं। वह 
१४ तारीखको वम्बईके वन्दरगाहसे रवाना हो रहे हैं और उससे पहले मुझसे मिलनेके 
लिए व्याकुल हैं। वर्तमाव आदेशोंमें उनका नाम नहीं आता। उनसे मुलाकात करनेसे 
पहले सरकारसे अनुज्ञा लेना आवश्यक है। वे दक्षिण आफ्रिकासे सिर्फ दो-तीन महीने 
पहले ही यहाँ आये हैं और यहाँकी राजनैतिक परिस्थितिसे उनका कतई सम्बन्ध 
नहीं है। उनके पत्रका, जो में इसके साथ जोड़ रहा हूँ, सारभूत वाक्य यह है कि 
“विदा होनेसे पहले आपसे आशज्ञीर्वाद प्राप्त करनेके लिए मैं व्याकुल हूँ, ईश्वर जाने 
कि मैं पुन: आपसे कव मिल सकूंगा ? / यदि सम्भव हो तो मैं इस पत्रका स्वीकारा- 
त्मक उत्तर देना चाहेँंगा और वह तभी सम्भव है यदि आप टेलीफोन या तार द्वारा 
अनुज्ञा प्राप्त कर सकें। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 


वम्बई सरकार, होम डिपार्टमेंट, आई० जी० पी० फाइल नं० ९ 


१७८. पत्र हृदयनाथ कुंजरूकों 


६ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय हरिजी, 
आपका नोट मिला। आपके पत्रको ध्यानमें रखते हुए मैंने वह अंश फिर पढ़ा, 
पर “सीमित ” .शब्दको रखनेसे पहले वाक्‍्यमें कोई असंगति आती है, ऐसा मुझे नहीं 
लगता। फिर भी यदि आप ऐसा सोचते हैँ कि इस परिवर्तनसे हमारा उद्देश्य ज्यादा 
अच्छी तरह पूरा होगा, तो जो परिवर्तन आपने सुझाया है मुझे उसपर आपत्ति नहीं 
है। लेकिन मैंने कुछ अन्य परिवर्तन किये हैं जिन्हें आप कृपया देख छें, और मैंने 
बह शर्त्त भी जोड़ दी है जिसे में जल्दीमें छोड़ गया था। आप देखेंगे कि वह शर्त्त 
बहुत ही जरूरी है। मैं मूल मसौदा संशोधनों सहित, आपको छौटा रहा हूँ और 
पत्रके साथ उसकी एक नकल भेज रहा हूँ जिसमें सारे संशोधन कर दिये गये हैं। 
केवल “तक ही अपनी गतिविधियाँ सीमित रखेगा” या “के छिए काम करेगा” 
अंश वँसे ही छोड़ दिये गये हैँ ताकि आप उनमें से एकको चुन लें। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
संलग्त 
अस्पृश्यताका अर्थ है किसी व्यक्तिके स्पर्श, निकट आने या दर्शनसे किसी अन्य 
का अपवित्र हो जाना। परन्तु लोगरोंको अस्पृश्योंकी श्रेणीमें रखनेका चलन विभिन्न 
प्रान्तोंमं इस परिभाषाके सदा अनुरूप नहीं होता है। इसलिए और चलनकी 
विविधताको ध्यानमें रखते हुए, हरिजत सेवक संघने यह फैसला किया है .कि इन 
वर्गोंको वही दर्जा दिलानेके लिए जो अन्य हिन्दुओंको प्राप्त है, अत्य निर्योग्यताओंमें 
से वह फिलहाल निम्नलिखितको मिटाने तक ही अपनी गतिविधियाँ सीमित रखेगा 
या के लिए ही काम करेगा: सावेजनिक मन्दिरों, कुंओं, मार्गों, विद्यालयों, उद्यानों, 
भऔौषधालयों, अस्पतालों, इमशान-भूमियों आदिके उपयोगका निषेध । 
परन्तु यह मात लिया गया है कि अस्पृश्यता-निवारणमें अन्तर्जातीय भोज, जिस 
अर्थमें आज वह लिया जाता है, या अन्तर्जातीय विवाह शामिल नहीं होगा। 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एुव० १८६६२) से! 


१४० 


१७९. पन्न : के० माधवन नायरको 
६ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय माघवन्, 
आपका पत्र सिला। आपको क्षमा साँगनेकी जरूरत नहीं है। आप जिस तनावमें 
से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए केवल एक ही व्यक्ति पत्र लिखे और वह भी मुझे 
आवश्यक सूचता देनेके छिए। उमिलादेवी तो पत्र लिखती ही हैं और उउ्हें प्राय: 
रोज ही कुछ-न-कुछ लिखे विना सन्तोष नहीं होता। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८६६१) से। 


१८०. पत्र: अ० भा० व० स्व० संघके भहासन्‍्त्री' को 
६ दिसस्वर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी सनातनी मित्र यदि आते 
हैं तो मुझे उनसे मिलकर प्रसन्नता ही होगी। और यदि वे मुझे मेरी गलतीका 
विश्वास दिला दें, तो मैं खुशीसे अपने कदम पीछे हठा छूँगा। 
परिवत्तेन-विरोधी झ्ास्त्रियों और परिवत्तेन-पक्षी शास्त्रियोंकी यदि एक सभा 
बुलाई जा सके, तो मुझे प्रसन्नता होगी। वह निश्चय ही शिक्षाप्रद होगी और कुछ 
हृदतक उपयोगी रहेगी। बन्दी होनेके कारण मैं तो ऐसी सभा की व्यवस्था कर नहीं 
सकता। में बन्दी न होता तो भी, एक सामान्य जन होनेसे, मुझे इस तरहकी सभा 
वुलानेके लिए आगे बढ़नेमें बड़ी झिमक होती। परल्तु मैं आपसे कहूँगा कि आप 
अपने सुझाव वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके आचाय॑े श्रुवको भेज दें शायद आप और 
वे मिलकर जिस तरहकी सभा आप सोच रहे हैं, बुछा सके। 
जहाँतक जोर-जवर्दस्तीके आक्षेपका सवाल है, में आपको केवल यही आइवासन 
दे सकता हूँ कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो व्यक्ति मेरे विचारोंसे विपरीत दृढ़ 


१२. दीरालाल ढी० नानावटो। 
२. समा ७ दिसपम्बस्को हुईं यी; देखिए परिशिष्ट ४। 


१४१ 


रंडर सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


विचार रखता है, उसपर मेरा उपवास किस तरह जोर-जवर्दस्ती कर संकता हैं, 
यह बात मेरी समझमें नहीं आती। 


हृदयसे आपका, 
महामत्त्री 
अखिल्‍ेर भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ 
रामबाग, बम्बई 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८६५९) से। 
१८१. पन्न : यू० गोपाल मेननको 
६ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय गोपाल मेनन, 

आपका पत्र मिल्ा। आप जब इतने थके हों कि तुरन्त सोनेको तबीयत कर 
रही हो, तब मुझे बैठकर पत्र लिखें--यह मैं नहीं चाहता। तनाव और कामके 
बोझके इन दिनोंमें मुझे पत्र लिखनेसे आपकी नींद कहीं कीमती है। लिखना जब 
बेहद जरूरी हो जाये, तब बेशक आपको नींदका त्याग करना होगा, पर उस हालतमें 
आपको अपने शब्द कंजूसीसे इस्तेमार करने चाहिए। यदि आप एक वाक्यसे काम 
चला सकते हैँ, तो दो मत लिखिये, और सि्फें पोस्टकार्ड ही भेजिये। अत्यावश्यक 
स्थितिर्मों आप तार भी दे सकते हैं। दूसरे शब्दोंमें, आपके सामने जो कार्य है उसके 
लिए कृपया अपनी शक्ति बचाइये। यदि केवल एक व्यक्ति मुझे रोजमर्राके कामकी 
आवश्यक सूचना देता रहे, तो वह सर्वेथा सन्‍्तोषजनक होगा। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १८६६३) से। 


१८२. पत्र : यू० सुब्बारावकों 


६ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र सिला। मैं आपको सलाह दूँगा कि आप आन्ध्र देशके अस्पृश्यता 
बो्डसे वात करें। मेरे लिए अलग-अलग मामलछोंको लेना कठित होगा और केन्द्रीय 
बोडेके लिए भी उनकी जाँच करता उतना ही कठिन होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्रीयुत यू० सुब्बाराव, व्यवस्थापक 
श्री हरिजन आश्रम, पोन्नमण्ड 
पूर्वी गोदावरी 


अंग्रेज,की फाटा-नकछ (जा० एत० ६७०२) स। सा० डब्ल्यू० ४४४८ से भी; 
सौजत्य : यू० सुब्बाराव | 


१८३. पन्न : एक गुजराती विद्यार्थोको 


६ दिसम्बर, १९३२ 


मेरा उपवास जान या अनजानमें भी दबाव या हठ न मान लिया जाये, इसी 
दृष्ट्सि तो मन्दिरकके आसपास रहनेवालोंके मत लिये जा रहे हैं। अगर बहुमत 
सुधारके पक्षमें हो, तो सुधार होना ही चाहिए। यह धर्म है। अल्पमतवालोंके साथ 
इसमें कहीं भी अन्याय नहीं होता। वे चाहें तो उनके लिए अरूूग समय तय किया 
जा सकता है या वे अपना मन्दिर अरूग बना लें। चार भाई इकट्ठे रहते हों ओर 
उनमें से तीत भाई यदि अपना घसें बदरछकर संयुक्त जायदादके मालिक बन जायें 
व चौथेकों उसका हिस्सा दे दें, तो चौथेके साथ न्याय ही हुआ माना जायेगा। यहाँ 
अल्पमत अधिक-से-अधिक यही माँग कर सकता है कि उत्हें नया मन्दिर बनाने 
लायक रुपया दे दिया जाये। लेकिन अगर उनको 'पूजाके लिए अरूग समय दे 
दिया जाये, तो उनका रुपया मसाँगनेका भी हक नहीं रह जाता। यह विचारधारा 
तुम्हारे मामलेमें लागू करनेपर अभिप्नाय यह होता है: पितामहको अपना धर्मेपारून 
करनेकी छूट होनी चाहिए और तुम्हें अपना धमें पालन करनेकी। और अगर इसी 
कारण तुम्हें वे घरसे निकाल दें, तो तुम्हें वह बहिष्कार चुपचाप सह लेना चाहिए। 
१४२ 


श्ड४ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


शुद्धिके विना पत्नी तुम्हारे साथ रहनेंसे इनकार करे, तो उसके वहिष्कारको भी तुम्हें 
सहन कर छेता चाहिए। तुम्हें उसके साथ उसकी इच्छाके विरुद्ध नहीं रहना चाहिए। 
पतिको पत्नीके साथ जबवर्दस्ती करनेका कोई हक नहीं है। मगर यह सम्भव है कि 
पत्नी ऐसा कहे: “ तुम शुद्धि न करो तो मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे 
साथ रहूँगी।” ऐसा कहे तो इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यताकी' अपेक्षा तुम्हारा 
साथ उसे अधिक प्रिय है, यानी अस्पृश्यताके मुकाबलेमें उसने तुम्हारे साथ रहनेको 
धर्म माना है। यह चुनाव हमें लगभग रोज असंख्य बातोंमें करता पड़ता है। मगर 
चूँकि यह स्वाभाविक रूपमें होता है, इसलिए हमें इसका ज्ञान नहीं होता। इतनेमें 
तुम्हारे प्रशनोंका उत्तर आ जाता है। समझमें न आया हो तो फिर पूछ छेना। दूसरे 
सवाल पूछने हों, तों जरूर पूछना। 

[ गुजरातीसे | 

महादेवभाईनी डायरी, साग-२, पृष्ठ ३०८ 


१८४, एक पत्र 


६ दिसम्बर, १९३२ 


दोषी मनुष्य अपने साथ अन्याय किये जानेकी बात लिखे, यह पदचात्तापका 
लक्षण नहीं है। आजतक दुनियामें जिसने भी पर्चात्ताप किया है, उसने अपनेकों 
मिली हुई सजाको सजा माना ही नहीं) बल्कि यह माना है कि उसे कम ही सजा 
मिली है। तुमने तो अपनी तुलना . . . के साथ की है और उसके मुकाबछेम तुम 
अपनेको कम अपराधी समझते मालूम होते हो। . . . के अपराधकी भूे कुछ 
ख़बर नहीं। तुम्हें तो इतना भी भान नहीं कि तुम्हारे चरित्रपर पहले से ही दाग 
था और तुमसे आश्रममें भी कितनी ही वार भूलें हुईं हैं। भूलोंकी मुझे चिन्ता नहीं, 
हम सब भूलें करते हैं। मुझे दुःख तो यह है कि भूछोंका तुम्हें शुद्ध पदचात्ताप नहीं 
है। और जबतक यह नहीं होता, तबतक तुम्हारा आश्रममें वापस जानेका विचार 
करना भी मुझे तो अनुचित लगता है। मुझे भय है कि शुद्ध पदचात्ताप तुम्हारे 
स्वभावके विरुद्ध ही मालूम होता है। फिर भी तुम नारणदासपर अच्छा असर डाछ 
सको और वह तुम्हें स्वीकार कर छे, तो मैं वीचमें नहीं आऊंँगा । 


दुःखी बापुके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईवी डायरी, भाग-२ पूृ० ३०९-१० 


१ व २. साधन-सन्नमें नाम छोढ़ दिये गये हैं। 


१८५. पन्न: सणिबहन पटेलको 


६ दिसम्वर, १९३२ 

चि० मणि, 

डाह्याभाईका बुखार रविवारको विलकुल उतर जाना चाहिए था, मगर उतरा 
नहीं। सामान्य तो होता है, परन्तु ९९-१०० तक बढ़ जाता है। इसलिए श्ञायद 
अभी इस हफ्ते और चले। डाक्टरोंको अब कोई चिन्ता नहीं रही। वे तो शक्तिके 
लिए सेनेटोजन देने रूगे हैं। और डेढ़ सेर दूध भी देते हैं, जो अच्छी तरह पच 
जाता है। अम्बालाल,  ठक्‍कर, वा वर्गरह इन एक-दो दिलोंमें डाह्माभाईको देख 
आये हैं। सव कहते हैं कि डाह्माभाई आनन्दमें हैं। किसीको नहीं लगता कि चार 
सप्ताहसे टाइफाइडके बीमार हैँ। तु जरा भी चिन्ता न कर। 

मेरा उपवास तो अब पुराना हो गया। टाइम्स से सब जान लिया होगा। 
ऐसे उपवास तो मेरे जीवनमें होते ही रहेंगे। इसलिए इसे स्वाभाविक समझकर 
कार्यपरायण रहना। तेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


वापूके आशीर्वाद 


[ युजरातीसे | 
बापुना पत्रो-४: सणिबहन पढेलने, पु० ९५-६ 


१८६. पतन्र: सी० नारायण मेननकों” 


[७ दिसम्बर, १९३२से पूर्व] 
प्रिय मित्र, 
मुझे यह लगता हैं कि यदि जमोरिनके नाम पत्र भेजा जाये, जिसपर अस्पृश्यता- 
निवारणमें विश्वास रखनेवाले सभी छात्रोंके हस्ताक्षर हों, तो यह एक आइचर्यजनक 
चीज होगी जो हिन्दू जगतकों यह दिखायेगी कि उभरती हुईं पीढ़ी इस कलंककों 
मिटाने पर तुली हुई है। और यदि भारत-भरके हिन्दू छात्र हिन्दू विश्वविद्यालयके इस 
उदाहरणका अनुकरण करें तो यह एक बड़ी बात होगी । 
हृदयसे आपका, 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-१२-१९३२ 
१, सेठ अम्वालाकू साराभाई। 
२, खबर बापा। 


३. बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यके प्राध्यापक। 
४. समाचारपत्रमें इसपर तिथि-पंवित इस प्रकार थी: “ बनारस, ७ दिसम्बर ?। 


श्डप 
५१३२-१० 


१८७. भेंट: श्रीपाद शंकरको"* 


[७ दिसम्बर, १९३२ से पूर्व ]* 
यह पूछनेपर कि यदि हरिजनोंको “ध्वज स्तम्भ” तक जाने दिया जाये तो 
क्या वे सन्तुष्ट हो जायेंगे, सहात्माजीने साफ-साफ कहा कि भगवानके घरसें बीचका 
पड़ाव कोई नहीं होता। घोरे-धीरे मन्दिर-प्रवेश जैसी चोज कोई नहीं होनी है। 
प्रवेश मुक्त और बिना शर्त होता चाहिए। हरिजनोंको सार्वजनिक पूजामें समानताको 
वही स्थिति मिलनी चाहिए जो अन्य सवर्ण हिन्दुओंको प्राप्त है। 
जब उनसे यह पूछा गया कि क्‍या वे शुद्धता और गोमांस-त्याग जैसी कोई 
प्राथमिक कसौटी रखना स्वीकार करेंगे, तो सहात्माजीनें कहा कि यद्यपि वे हरिजनोंको 
शुद्धत और सभी दृष्टियोंसे उन्तके उत्थानका सदा प्रतिपादन करते आये हैं, पर 
सब्दिरोंसें हरिजनोंके प्रवेशके लिए किसी भी शर्तको स्वीकार न करना उनके लिए एक 
सम्सानका प्रश्न बन गया है। कुछ सवर्ण हिन्दुओंको भी; जिन्हें सन्दिरोंमें प्रवेशका 
अधिकार है, शुद्धताका यदि अधिक नहीं तो उतनो ही जरूरत है। 
हरिजनोंकी आज जो स्थिति है वह उस रूज्जाजनक व्यवहारके अनुपातमें ही है 
जो सवर्ण हिन्दुओं द्वारा पिछली कई पीढ़ियोंसे हरिजनोंके साथ किया जा रहा है। 
वस्तुतः बे बुराइयाँ जिनकी शुद्धि आवश्यक है, उस तरहके व्यवहारका ही परिणाम 
हैं। सवर्ण हिन्छुओंकी स्थिति इस सामलेसें बिछकुल वेसी ही है जैसोकि व्यापारिक 
लेव-देनमें कर्जदारको होती है। जिस आदसीने कर्ज हे रखा है वह यवि उसका एक 
भाग लछोटाता है, तो केवल अपना कत्तंव्य पुरा करता है; जो-कुछ उसे देना है 
उसमें से आधा छॉटाते हुए उसे अपनेको उदार नहीं मान लेता चाहिए। 
यह पूछनेपर कि सन्दिर-प्रवेशके प्रइनपर क्या वे सहानुभूतिमें किये जानेवाले 
उपवासोंकी अनुसति देंगे, महात्माजीने इसपर जोर दिया कि गुरुवायुर मन्दिरके 
प्रवेशनो लेकर उपवासका जो प्रइन है, उसमें सुत्रधार श्री केलप्पन हें। यदि उपवास 
हुआ तो वे इस बातका पूरे जोरसे विरोध करेंगे कि कोई और उनकी सहानुभूतिमें 
उपवास करे या उस प्रइनपर सत्याग्रह करे। परन्तु अस्पृश्यता-निवारण आल्दोलन “ 
ओर सन्दविर-प्रवेशके लिए न्यायोचित्र देदाव्यापी प्रचारकों मनाही नहीं है। 
[अंग्रेजीसे | 
बॉस्बे ऋिकरलू, ८-१२-१९३२ 
१. मद्गासके, जिन्होंने दक्षिण सारतमें मन्दिस्पवेशकी समत्याओपर महात्मा गांवीसे मेंद की थी। 
२. समाचारपत्रमें इसपर तिथि-पंक्ति इस प्रकार थी: “ बम्बई, बुधवार, ७ दिसम्बर, १९३२”। 


३. यह मन्दिरके प्रांगणमें देव-प्रतिमाके सम्मुख स्थापित होता है और छोग देवताकी पूजा करनेसे 
पहले इसे प्रणाम करते हैं। 


१४६ 


१८८. तार: नारणदास गांधीकों 


७ दिसम्बर, १९३२ 
नारणदास 
सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
कान्तिको राजकोट जाकर स्वास्थ्य-छाभ्न करता चाहिए । प्रेमाको ऑप- 
रेशन करा लेना चाहिए ।* 
बापू 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८२७६ से भी; 
सौजत्य : नारणदास गांधी | 


१८९. तार: क० सा० मुंशीको 


७ दिसम्बर, १९३२ 
कन्हैयालाल मुंशी 
कैदी 
सेन्ट्रल जेल बीजापुर 
अभी-अभी आपका तार मिला | वाहर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 
मैं नहीं चाहता कि आप अपने विद्वासके विरुद्ध कोई कदम उठायें । 
नाटक पढ़ूँगा और अपना सुचिन्तित मत आपको लिखकर भेजूँगा । 

गांधी 
मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७५१९ )से; सौजन्य : क० मा० मुन्शी 


१. देखिए पृष्ठ १३० सी । 
२. आशय “ अह्यचर्याअम ” नामक नाठकसे हैं जिसका उल्लेख “ पत्र : क० मा० मुंशीको”, 
७ दिसाबर, १९३२ में है। 


१४७ 


१९०. पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायको 
७ दिसम्वर, १९३२ 


प्रिय डॉक्टर विधान, 

मैंने वंगालके अस्पृश्यता-निवारक बोड्डके सम्वन्धमें श्री घनद्यामदास विडला 
और सतीश बावूसे देरतक वात की है। मेरे पास बंगालसे कई पत्र भी आयें हैं, 
जिनमें बोडेके गठनके सम्वन्धमें शिकायत की गईं है। बोर्डके गठनसे पहले घनद्याम- 
दासने मुझे बताया था कि वे इसके लिए आपसे कहेंगे, और मैंने वातपर पूरी तरह 
विचार किये बगैर उनके सुझावका अनुमोदत कर दिया था। पर अब देखता हूँ कि 
बंगालकों यह विचार, खासकर जहाँतक सतीश्वावू और डॉक्टर सुरेशका सवाल है, 
रुचा नहीं है। उन लछोगोंकी धारणा है कि कोई वोर्ड दलवन्दीसे मुक्त नहीं रह सकता। 
नहीं जानता कि उनकी यह आशंका कहाँतक ठीक है, पर में इतना अवश्य जानता 
हैं कि अस्पृर्यता-निवारण कार्यमें किसी भी प्रकारकी दलवन्दीको प्रश्रय नहीं मिलना 
चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी संस्था बने, सुधारकी इच्छा रखनेवाले 
व्यक्तियोंकों उसके साथ हृदयसे और स्वतन्त्रतापुर्वके सहयोग करना चाहिए। इसलिए 
मेरा यह सुझाव है कि आप विभिन्न दलों और वर्गोका प्रतिनिधित्व करनेवाले कार्य- 
कर्त्ताओंकी एक बैठक बुलायें, अपनी सेवाएँ उनके अर्पण करें, और वे जिसे भी 
सभापति चुनें या जैसा भी बोर्ड बनायें उन्हें हृदयसे सहायता प्रदान करें। मैं जानता 
हूँ कि इसके लिए आत्मत्यागकी आवश्यकता है। यदि मैं आपको अच्छी तरह जाने 
सका हूँ, तो मेँ यह भी जानता हूँ कि ऐसा करता आपके लिए असम्भव नहीं है। 
पर यदि आप समझें कि इन शिकायतोंमें कोई तथ्य नहीं है और आप सारी 
कठिनाइयोंको दर करनेमें और सभी दलोंको. साथ छेनेमें समर्थ होंगे, तो मुझे कुछ 
नहीं कहना है। मैंने जो सुझाव पेश किया है वह यह समझकर ही किया है कि इस 
समय वोर्ड जैसा कुछ गठित हुआ है उसके साथ सारे दल्लोंके लिए सहयोग करता 
सम्भव नहीं है। मैंने सारी वात आपके सामने रख दी है, अब आप देश-हितके लिए 
जैसा ठीक समझें, करें,। * 

श्री खेतानने वासस्तीदेवीके सम्बन्धर्में मुझे आपका सन्देश दिया। मैंने उनसे 
कह दिया है कि यह वे स्वयं तय करें कि क्या करना उत्तम होगा, पर मैं यही 
चाहूँगा कि वे अस्पृश्यता-निवारण कार्यमें छगनके साथ जुट जायें। वे कोई सार्वजनिक 
पद ग्रहण करें, में यह आवंश्यक नहीं समझता । जब मैं देशवन्धु-स्मारक कोषके लिए 
धन इकट्ठा करनेके सिलसिलेमें वहाँ उनके पास था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 


१. डॉ० रायके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ५; “पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायक्रो”, १५-१२-१९३२ भी । 
१४८ 


पत्र : जमनारकाल बजाजको १४९ 


वे किसी संस्थाका संचालन करना नहीं चाहती हैं; वे तो समय और इच्छा होने 
पर बस कार्य करना चाहती हैं। 
कृपया डा० आलम के सम्बन्धर्में समाचार दीजिये। 


हृदयसे आपका, 


डॉ० विधान राय 
वेलिग्टन स्ट्रीट, कलकत्ता 


अंग्रेजेकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७९०७) से; सौजन्य : घ० दा० बिड़ला। 
एस० एन० १८६६७ और इन द शैडो ऑफ द महात्मा, पृ० ७६-७से भी। 


१९१. पत्र: जमनालाल बजाजको 
७ दिसम्बर, १९३२ 


चि० जमनालाल, 

अपनी तबीयतका समाचार आज ही भेज देना। तुमसे मिलनेकी व्यवस्था कर 
रहा हूँ। अप्पाकी माँग सम्बन्धी समस्या फिलहाल तो सुलझ गई है। उन्होंने अर्ध 
उपवास और पूर्ण उपवॉस मुल्तवी कर दिया है। प्रइन पूरी तरह हल हो जायेगा। 
मैंने फिर दो रतल वजन बढ़ा लिया है। “ आश्रमवासी प्रत्यें” ढूंढकर भेज दूँगा। 
और कुछ चाहिए तो मेगा लेना। कमलनयनकों सीलोन भेजना बिलकुल जरूरी 
है।' कमलनयनने लिखा है कि अब तो जानकीदेवी भी सहमत हैं। वहाँकी जलवायु 
उसे माफिक आयेगी ही, अंग्रेजीका शौक पूरा होगा। इस समय भारतके वातावरणमें 
वह शान्तिसे नहीं रह सकता, सीलोनमें रह सकेगा। यह घरका-बर और बाहरका- 
बाहर दोनों ही है। जब जी में आये तभी वापस आ सकता है। अंग्रेजीका अध्ययन 
अच्छी तरह कर सकेगा। मुझे तो यह प्रयोग कई दृष्टियोंसे बहुत पसन्द आया है। 
अपना विचार लिखों; उसके बाद उसे भेजनेका प्रबन्ध करूँ। एक-दो जगह लिखना 
पड़ेगा । रे 

घनश्यामदास करू चला गया। तुमसे मुलाकात तो हो ही नहीं सकती थी। 
देवदास अभी यहीं है। राजेन्द्रवाबूका स्वास्थ्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। 


बापूके आशीर्वाद 
गुंजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९०६) से। 


१. वे कल्कत्तामें डॉ० विधानचन्द्र रायके इलाजमें ये। 
२. देखिए “ वक्तव्य : उपवासपर अस्पृश्यता-निवारक संघके समक्ष ”, ४-१२-१९३२। 
३० देखिए “ पत्र ५ जानकीदेदी बजाजको.?, पृ० ४० भी | 


१९२. भेंट: छात्रोंको 


पूना 
७ दिसम्बर १९३२ 
तुम उनसे कैसे लड़ सकते हो? * जब तुम अपना कोई काम कराना चाहते हो 
तो आम तौरपर क्‍या करते हो? तुम चीखते-चिल्लाते हो। है न? 
छात्र: (हँसते हुए) “हाँ” 
गांधीजी : तो चीखों-चिल्लाओ और रोओ। (हँसी) 
एक छात्र कहने लगा कि उनके पिता चूंकि सरकारी चौकर हैं, इसलिए 
अस्पृव्यता-निवारण आन्दोलनर्मं शामिल होते उन्हें डर लूगता है। 
गांधीजी : पर यह राजनैतिक कार्य तो है नहीं। सरकारी नौकर बहुत-से काम 
कर, सकते हैं। वे चन्दा दे सकते हैं, अछुतोंको अपने घरोंमें कामपर रख सकते हैं। 
हरिजन बालकों और बालिकाओंका पालन-पोषण कर सकते हैं। उसमें कोई राजनीति 
नहीं है। 
हम स्कूलोंमें उनकी किस तरह सेवा कर सकते है? 
गांधीजी : स्कूलोंमें तुम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ तुम शिक्षाके लिए जाते हो। 
तुम्हारे छोटे-छोटे मस्तिष्कोंको वहाँ इस सवकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। केकित 
स्कूलके समयके बाद तुम कर सकते हो। 
केसे ? 
गांधीजी : हरिजन जहाँ रहते हैं, वहाँ उनसे मिलो-जुलो ! उनके साथ खेलो और 
इसका ध्यान रखो कि उनके घर साफ रहें। झाड़ लेकर सफाई करो और उन्हें 
साफ रहना सिखाओ। अपने खुदके जीवनसे उन्हें यह दिखा दो कि तुम अस्पृश्यताको 
नहीं मानते हो और उनसे प्रेम करते हो। उनके साथ अपने सगे भाइयोंका-सा 
बरताव करो। तुम अभी बहुत छोटे हो। ज्यों-ज्यों दिन बीतेंगे, ठीक काम करने का 
ढेंग तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह आता जायेगा। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-१२-१९३२ 


१. साधन-घत्वमें बताया गया दे: “. . . हाई स्कूलके किशोर छात्रोंने . » « गांधीजी को ताधा कि 
वे दरिजनोंकी सेवा करना चाहते हैं। छेकिन उनके पिता उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। गांधीजीने इंसते 
हुए उनते कद्दा, तो उनसे लड़िए , ..। अंत्मे छात्रोंने गांधीजी को धन्यवाद दिया और कठे सूतकी मालाएँ 
मेंग्कर वहाँसे विदा हुए। ?? 


१५० 


१९३. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको 


[७] दिसम्बर, १९३२ 


सरकारने इस प्रन्‍नको अखिल भारतीय महत्वका माना है। जेलू-प्रशासनके 
दृष्टिकोणसे, उसके लिए अप्पासाहब पटवधेनकी प्रार्थनापर कोई निर्णय हेनेमें 
कठिनाई थी। परन्तु वह पूरे प्रन्‍नपर विचार करने और अपना निर्णय यथासम्भव 
जल्दी-से-जल्दी घोषित कर देनेको राजी हो गई। इन परिस्थितियोंमें, सरकारकी 
कठिनाइयाँ मैंने खुद स्वीकार कीं और मुझे अप्पासाहब पटवधेनकों तार' से यह सलाह 
देनेकी अनुमति मिल गई कि सरकारके निर्णय लेनेतक वे आंशिक उपवास स्थगित 
रखें। उनकी ओरसे आज सुबह मुझे निम्तलिखित तार मिला है: 

आपका छुपापूर्ण तार मिला। कारेवाई स्थग्रित करना स्वीकार है। पत्र 

भेज रहा हूँ। स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। 

परिणाम यह निकला कि अप्पासाहब आजसे पूरा भोजन छेने छगे हैं, और 
मेरा उपवास, स्वाभाविक रूपसे, फिर स्थगित हो जाता है। अस्पृश्यता-विरोधी कार्य- 
कर्त्ताकी हैसियतसे, मेरे दृष्टिकोणसे, मामछा बिलकुल सीधा है। अप्पासाहब पटवर्धन 
और उनके साथी कार्यकर्त्ताओं जैसे तथाकथित सवर्ण हिन्दुओंको, जो विशुद्ध मानवता- 
वादी उद्देश्य और सेवाकी भावनासे स्वेच्छासे मल-सफाईका कार्य करना चाहते हैं, 
वह काम करने देता चाहिए। इस समय चलन यह छरूगता है कि इस सेवाकों तथा- 
कथित नीची जातके बन्दियोंतक ही सीमित रखी जाता है, चाहे उन्होंने बाहर मल- 
सफाईका काम कभी न किया हो और चाहे वे भंगी जातके भी न हों। और यह 
काम, चाहे वे इसे करना चाहें या न चाहें, उन्हें करना पड़ता है। 

जो लोग अपने अन्तःकरणके अनुसार कार्य करनेके कारण आज जेल्में हैं, वे 
अपनेको श्रेष्ठ माननेका झूठा दावा नहीं कर सकते। उधर, जो चलन कितने ही 
सालोंसे भारत-भरकी जेलोंमें प्रचलित है उसमें अचानक उलठ-पलंट करनेमें स्पष्ट 
रूपसे प्रशासकीय कठिनाइयाँ हैं। इसलिए जबतक भारत सरकार और स्थानीय सरकार 
इस पूरे प्रइनकी जाँच करें, तबतकके लिए खुद उपवास स्थगित करनेमें मुझे कोई 
झिझक नहीं है। अप्पासाहब इस विषयके विश्ेषज्ञ हैं और इसलिए इस बारेमें मुझसे 
बहुत ज्यादा जानते हैं। सरकारकी कठिताइयोंको उन्होंने समझा और आंशिक उपवास 
स्थगित कर दिया, मुझे इसकी खुशी है। हमें यह आशा करनी चाहिए कि सरकार 
शीघ्र ही सत्तोषजनक निदचयपर पहुँच जायेगी, जिससे इस समय कारावास भोगने 


१. बॉम्चे क्रॉचिकुठ, ८-१९-१९३२ के अनुसार। 
+२, देखिए पृष्ठ १३७॥ 


१५१ 


१५२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


वाले सुवारक, विभिन्न जेलोंके निर्वाब प्रशासनकों किसी भी तरह क्षति पहुँचाये बिना, 
मल-सफाई सेवा कर सकेंगे। 

[ अंग्रेजीसे 

हिन्दू, <-१२-१९३२ 


१९४. पन्न : भीराबहनको 


७/८ दिसम्बर, १९३२ 

चि० मीरा, | 

तुम्हारा साप्ताहिक पत्र मिला। आज्ञा है, उपवास सम्बन्धी मेरा तारा और 
पोस्टकार्ड * तुम्हें मिल गये होंगे। 

ऊपरवाल्ता भाग कल रात लिखा था। अब सुबहके पाँच बजे हैं। श्रार्थना 
हो गई है और पानीके साथ शहद गौर फिर नारंग्रियाँ ले ली हैं। एक दिनमें नहीं 
वल्कि चार दिनमें जो ६ पौंड वजन खोया था, उसमें से २ पौंड फिर प्राप्त कर 
लिया है। इससे जाहिर होता है कि कुछ पौंड वजन मैं जितनी जल्दी खो देता हूँ 
उतती ही जल्दी प्राप्त भी कर छेता हूँ। दूसरे शब्दोंमें, मैं फालतू अन्न-जलूका ही 
भार लिये फिरता हूँ। उपवास केवल ४४ घंटे रहा। इससे कोई स्थायी हानि नहीं 
हो सकती। तुम्हारा यह कहना ठीक है कि पिछले उपवासमें पृट्ठोंमें जो दुर्वेछृता 
आईं, वह अभी दूर नहीं हो सकी है। 

लेकिन उपवास तो भेरा सामान्य जीवनक्रम वन गया है। यह आध्यात्मिक 
औषधि है, जो समय-समयपर ऐसे रोगोंपर प्रयुक्त की जाती है जो इसी विद्येप 
चिकित्सासे ठीक होते हैं। कोई अचानक यह क्षमता नहीं पा सकता। मैंने प्राप्त 
की है, तो बड़े रुम्बे प्रशिक्षणके बाद प्राप्त की है। 

साथियोंको जब कभी मेरे उपवासकी खबर मिले, तो उन्हें उद्ठिस्न या जरा 
भी अश्ञास्त नहीं होना चाहिए। उन्हें मेरी शुद्धत और समझदारीपर भरोसा हो, 
तो उल्टी और खुशी मनानी चाहिए। क्योंकि, उपवास तव हम सबके लिए और 
तमाम दुनियाके लिए अच्छा होना ही चाहिए, जैसा कि हरेक आव्यात्मिक प्रयत्न 
होता है। उससे हम सवको और अधिक हृदय-मंथन और आत्मणथुद्धिके लिए ओ्रोत्साहन 
मिलना चाहिए। 

मुझे खुशी है कि तुम्हें सामान्य जनोंका फिर कुछ साथ मिल गया है। ३ आ 

नमक छोड़नेका प्रयोग मैं अभी शुरू करना नहीं चाहता हूँ। अपनी कोह 
देख रहा हूँ। अभी कोई कष्ट नहीं है। कताई स्थगित रखना एक हानि है। पर, 
फिलहाल मुझे इसे सह लेना चाहिए। 


१ व्‌ ३. देक्षिए पृष्ठ १२४ औौर १२७। 


पत्र : तारणदास गांधीकों १५३ 


मणिलाल और उसकी पत्नी अगले सप्ताह दक्षिण आफ्रिका चले जायेंगे। उनका 
वहाँ मौजूद रहना जरूरी है। मेरे उपवास वरगरहके कारण उन्हें अपने कत्तंव्यसे नहीं 
हटना चाहिए। वे न तो घटनाक्रमको बदल सकते हैं और न मेरी कोई सहायता 
ही कर सकते हैं। उनका यहाँ दौड़े आना ठीक नहीं था। 

बा और उमिलादेवी दक्षिणमें अच्छा काम कर रही हैं। 

लेकिन, अब मुझे लिखता बन्द कर देना चाहिए। 

हम सबकी ओरसे प्यार। 


बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२५५) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० 
९७२१ से भी। 


१९५, पत्र: नारणदास गांधीको 


७/८ दिसम्बर, १९३२ 


चि० नारणदास, 

इसके साथ लीलाधरका पत्र भेज रहा हूँ। उसने प्रेमाके बारेमें लिखा है। 
बात क्‍या है? परशुराम भी सख्त शिकायत करता है। और मारनेके बारेमें तो सबकी 
शिकायत है ही। इस वक्‍त मेरे पास लिखनेकी फुरसत नहीं है इसलिए तुम्हें सिर्फ 
इतना लिखकर ही इसका फैसछा करता हूँ। और फिर अगर उसका ऑपरेशन होना 
है तो इस समय मैं उसे किसी तरह दुःखी नहीं करना चाहता। 

लीलाधरकी डायरी 'रजिस्टरीसे वापस भेज रहा हूँ . . -' करू मिली। उसका 
और . . .का' सम्बन्ध निविकार नहीं मान सकते। दोनोंका पतन नहीं हुआ, पर 
मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनोंके मन एक-दूसरेके प्रति विकारवश हैं। वे 
साथ नहीं रह सकते। . . .'* का रूम्वा पत्र है, दुःखपूर्ण है। उसने भी यह स्वीकार 
किया है कि साथ रहना सम्भव नहीं है। अब क्या हो सकता है यह देखूंगा। इसकी 
चिन्ता तुम्हें नहीं करनी; मुझे ही इसे देखना होगा। ईश्वर समस्याकों हल करेगा। 
समय मिलेगा तो और लिखूँगा। 


बापू 

८ दिसम्बर, १९३२ 

समय बचाकर भी छगनरालको पत्र तो लिख ही देता चाहिए, ऐसा सोचकर 

लिख डाला है। साथका पत्र पढ़कर उसे भेज देता ताकि फिर मुझे तुम्हें कुछ लिखने 


१. ९ व ३. नाम यहाँ छोड़ दिये गये हैं। 


१९७. पत्र: एस० ए० के० सुनब्रह्मण्यमकों' 


८ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिछा। मेरा यह पक्‍का विश्वास है कि जो लोग हिन्दू श्मशान- 
भूमिका उपयोग .हरिजनोंके शवोंके लिए नहीं करने देते हैं, वे धर्म-विरोधी कार्य कर 
रहे है। 


हृदयसे आपका, 
भो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २१-१-१९३३ 
१९८. पतन्न : पी० आर० लेलेकों 
८ दिसम्बर, १९३२ 


आपके पत्रके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी मूखंताके लिए मैं हजार बार 
खेद प्रकट करता हूँ। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। उन महिलाका जिक्र किये 
बिना मैं रह नहीं सका, क्योंकि उनके बारेमें मैं प्राय: सोचता हूँ।' कुछ दिनोंमें 
ही दो बार मुझसे स्मृतिकी दो मूर्खतापूर्ण भूलें हुई हैं। श्री पण्डचाके लेखके विषयमें 
आप जो कहते हैँ वह बिलकुल सच है। 

स्वामी श्रद्धानन्दजीकी पुण्यतिथिके बारेमें आपकी बातको मैं समझता हूँ। आपके 
. सुझावकी मैंने नये संगठनके कुछ सदस्योंसे चर्चा की थी। परन्तु उनका यह खयारू 
है, और में उनसे सहमत हूँ, कि इस संगठनके लिए अपने तत्वावधानमें यह पुण्य- 
तिथि मनाना गलत होगा। एक संगठन ऐसा मौजूद है जो श्रद्धानन्दजीके खुदके 
शानदार कामोंसे ही पैदा हुआ है। उसका कार्य-क्षेत्र अस्पृश्यता-निवारण संघके 


१. सलेम्के । 

२. गांघीजीने ओऔ छेछेकी दिवंगता पुत्रीकों उनकी पत्नी लिख दिया था। ( एस० एन० १८६७४ ) 

३. ओ छेलेने छिल्ला था: “ मुझे आपका ध्यान श्री पण्डयाके झेखक्री ओर आकर्षित करना है, 
वर्योंकि १९२८ से तथाकथित अस्पृरपोंकी संख्याकों घटानेके जो नाना प्रयत्न हो रहे हैं. यह उनका अतीक 
है। अस्पृइपोंके भस्तिवको नकारनेते पदि इस समत्यथाका समाधान हो जाता, तो इन प्रपत्तोंकी शायद 
कुछ सार्थकता होती। गभी तो पह नकारना केवल सवर्ण हिन्दुओंको उनके दायित्वसे मुबत करनेके लिए 
है।”” (एस० एन० १८६ण४ ) 


श्पप 


१५६ सम्पुर्ण यांवी वाहमय 


कार्यक्षेत्रस बहुत बड़ा है। यदि संघ पुण्यतिथिकों अपने तत्वावधानमें मनाता है तो 
इसकी गतिविधिके वारेमें गलतफहमी पैदा होनेका पूरा अन्देशा है। और यदि यह 
पुण्यतिथिके कार्यक्रमकों, उसे अपने उद्देश्यके अनुरूप रखनेके लिए, सीमित करे, तो वह 
भी गररूत होया। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६७१) से। 


१९९. पन्न: पी० एन० राजभोजको 


८ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय राजभोज, * 

इसी ३ तारीखके अपने पत्रमें आपने जो प्रइन रखे हैँ उनके मेरे उत्तर इस 
प्रकार हैं: 

१. मतसंग्रहके फलस्वरूप यदि यह पता चलता है कि जिस क्षेत्रका मतसंग्रह 
हुआ है उसके मन्दिर जानेवाले लछोगोंकी वहुसंख्या हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध 
है, वो उपवास निस्सन्देह स्थग्रित कर दिया जायेगा। वह अनिश्चित कालके लिए 
ही स्थगित होना है। और यदि वह फिर शुरू किया गया तो उसे फिर शुरू करने 
का फैसला वे परिस्थितियाँ करेंगी जिनपर मैं न तो कोई नियन्त्रण रख सकता हूं 
और न जिन्हें पहलेसे जान ही सकता हूँ।'* 


१. भारतीय दलित वर्ग सेवा संब, पूनाके अवैतनिक संगठनाविकारी और महा मस््री। 

२. “(क) मत-सँग्रहके बाद यदि यह पता चछा कि सबणे हिन्दू मन्दिस-प्रवेशके विद्द्ध हैं, तो 
कया आप उपवास करेंगे) आपने कहा था कि आप अपना उपवास स्थगित कर देंगे। उसे आप कवंतक 
स्थगित रखेंगे? 

(ख) युर्वायुर मन्दिर जब खुल जायेगा तो अन्य भन्दिरोपर सत्याग्रह किया जायेगा। वया आप 
उसे गपना सक्रिय समयन देंगे ? | 

(ग) जमोरिन एक वढ़े जर्मीदार और अमावशाली मादमी हैँ। क्या वे सवणे दिन्दुगकि एक बढ़ें 
भागझो अपने पक्षमें नहीं कर लेंगे? मत-संघहसे हमें जो मिलेगा वया वह सवणे हिन्दुमोकि मतकी समुचितति 
ओर वास्तविज्न अभिव्यक्ति होगी? 

(घ) वया भाप यह नहीं जानते कि बहुत-से सव्ण हिन्दू गोमांत खाते है? मेरे प्रश्नेक उत्तरमें 
आपने अपने पाँचवें वक्‍्तव्यमें हरिजनोंते यौमांत छोड़नेके लिए कहा था। कुछ छोग इसे मन्दिरोंमें अवेशकी 
एक शतते मानते हैं। उच्च हाल्तमें व्या गोमांस खानेवाे सवण हिन्दू मन्दिरोंमें प्रवेशके अधिकारी देंगे? 
आपको शायद यह मादुस ही होगा कि कितने ही अत्शव्य ऐसे हैं जो न तो गोमांस खाते हैँ भर न 
गन्‍्द्ा जीवरत विताते हैं। इस तरहके भत्तृश्योंको मन्दिरोंमें जानेसे क्यों रोका जाता है?” (एस० एन० 
१८६८३ )। ह 

३ देखिए परिशिष्ट ७ मी । 


पत्र : पी० एन० राजभोजको ह १५७ 


२. मेरे खयालसे गुरुवायुर मन्दिरके खुल जानेपर अन्य भन्दिरोंके लिए 
सत्याग्रहकी बात अभी असामयिक होगी। हमें सदा यह आशा करनी चाहिए कि 
गुरुवायुरके खुल जानेसे अन्य मन्दिरोंके खुलनेका रास्ता साफ हो जायेगा। 

३. में यह आशा करता हूँ कि जमोरिन छोगोंपर, पक्ष या विपक्षके लिए, 
अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। परन्तु यदि वे ऐसा करें भी, तो में लछोगोंसे यह अपेक्षा 
करता हूँ कि वे कम-से-कम ऐसे धामिक प्रइनपर जैसा कि इस समय उनके सामने 
है, स्वतन्त्रतासे विचार करेंगे। हर हालतमें, मैं अपनेको बहुसंख्याके मतसे वाध्य सम- 
झूंगा। मतसंग्रह केवल उपवासके प्रश्तका ही निर्णायक होगा, मन्दिरकों खोलनेके प्रइनका 
नहीं होगा। यदि परिणाम हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध रहता है, तो जनमतको 
शिक्षित करने और उसे मन्दिरको खोलनेके लिए तैयार करनेके तरीके और उपाय 
इँढने होंगे। मेरे मनमें यह चीज बिलकुल साफ है कि किसी भी मन्दिरकों जबरदस्ती 
खुलवाना नहीं-चाहिए। यह एक अद्योभन वात होगी कि एक ही मन्दिरका उपयोग 
करनेवाले घिरोथी वर्ग एक-दूसरेके दुश्मन बने रहें। 

४. मेरी यह पक्की राय है कि मन्दिरोंमें हरिजनोंके प्रवेशके लिए कोई ऐसी 
दर्त नहीं होनी चाहिए जो अन्य हिन्दू उपासकोंपर छायू न होती हो। अतः सभीके 
लिए एक नियम होना चाहिए। व्यक्तिगत रूपसे में यह जरूर महसूस करता हूँ 
कि गोमांस चूँकि हिन्दू-धर्ममें एक निषिद्ध आहार है, इसलिए जो हरिजन गोमांस 
खाते हैं उन्हें वह छोड़ देना चाहिए, मन्दिर चाहे हरिजनोंके लिए खोले जायें या 
न खोले जायें। यह शर्त उन्हें, विना किसीके कहे और मन्दिर-प्रवेश या अन्य किसी 
चीजका विचार किये विना ही, अपने-आपपर छगा लेनी चाहिए। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि हरिजन स्वेच्छासे अपनेमें जो भी सुधार करेंगे वह इस कलंकको मिटानेकी 
प्रक्रियकको और तेज करेगा। इससे सवर्ण हिन्दू सुधारकोंका काम अबसे बेहद आसान 
हो जायेगा और अस्पृश्यता-निवारणके विरोधियोंके तकंका सारा जोर जाता रहेगा। 
अतः: मैं आशा करता हूँ कि कोई भी हरिजन यह नहीं कहेगा कि पहले अस्पृश्यता 
मिठाओ, तभी हम गोमांस और वहुत-सी अन्य चीजोंका, जिनकी हमसे अपेक्षा की 
जाती है, त्याग करेंगे। इस तरहका रुख उतना ही बुरा होगा जितना कि उनके _ 
मन्दिर-प्रवेश और इसी तरहकी अन्य बातोंके लिए शर्तें रखनेवालोंका रुख है। 

हृदयसे आपका, 


श्रीयुत पी० एन० 'राजभोज 
२०७, घोरपडे पेठ, पूना-२ 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६७२) से। 


२००. पत्र: रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड्सको 


१ 
न [८] दिसम्बर, १९३२ 
तुम्हें नहीं [ मालूम ] कि तुम्हारा पत्र मिलनेपर हम सबको कितनी खुशी होती 
है। इसलिए १० नवम्बरका तुम्हारा पत्र पाकर हमें बड़ी खुशी हुई। यह तुम्हारा 
तीसरा पत्र है। मेरे साथियोंमें अब केवल सरदार और महादेव ही हैं। वा और 
प्यारेछालको, जैसा कि स्वाभाविक था, उपवास समाप्त होनेके तुरन्त बाद ही अव्यत्र 
भेज दिया ग्रया था। परन्तु रामदास और सुरेन्द्र कुछ महीने इसी जेलमें रहे और 
अब जमनाछालजी हैं, जिनकी उनके स्वास्थ्यके कारण यहाँ बदली की गई है। 
आशा है तुम हर तरहसे ठीक होगे। 
हम सबका प्यार। 
तुम्हारा 
बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-तक्ल (सी० डब्ल्यू० ४५४४) से; सौजन्य : स्वार्थमोर कालेज, 
फिलोडलफिया 


२०१. पत्र: क० मसा० मुंशीको 


८ दिसम्बर, १९१२ 
भाईश्री मुंशी, 
मेरा तार! मिल गया होगा। उससे तुम्हारा घाव कुछ भरा होगा। तुम्हारे 
दुःखी होनेसे मैं भी दुःखी हुआ। किन्तु साथ ही यह जानकर खुशी भी हुई कि .तुम्हें 
मुझसे इतना स्नेह है। दुःख-सुख स्वेहीकी वातोंसे ही होता है न? 
जो बात मैने तुम्हें लिखी” वही उस आलोचकको भी लिखी होगी, तुम्हारा यह 
भय मिथ्या था। उसे तो मैंने यह लूखा था कि यहाँ वैठकर मुझे कोई भी राय 


१. साधन-सूत्रमें यह किसी गश्ञात व्यक्ति द्वारा हाथले लिखा गया था, मूल भंक णेल्की मोहरसे 
छिप गया था। 

२५ रामायणर्मे रामके वानर-दूत। उन्हें रावणके पास यह समझानेके लिए भेजा गया कि वह सीताको 
लौटा दे। सन्‌ १९३० में नमक सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले गांधीजीने लोड इर्विनके नाम अन्तिम चेतावनी 
रेनॉोब्डसके दाथ भेजी थी। इसलिए नारणदास गांधीने उन्हें मंगदको उपाधि दी। देखिए खण्ड ४३, १४ २-६ 
और . . .भी। 

३- देखिए पृष्ठ १४७। 

४. देखिए पृष्ठ ६९। 


१५८ 


एक पत्र १५९ 


देवेका अधिकार ही नहीं है। मैंने पुछा था कि नाटक कौन खेलना चाहता है। 
इसका उस युवकने कोई उत्तर नहीं दिया है। मेरी ओरसे तुम सदाके लिए निरिचिन्त 
हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ सलाह किये बिना तुम्हारी रचनाओंकी टीका नहीं करूँगा । 
मुझे तुम दोनोंसे प्रेम है। मैंने तुमसे कह ही दिया है कि मुझे तुम दोनोंसे बहुत 
कुछ लेना है। वह तो तभी मिछ सकता है न जब मैं तुम्हारा मन मोह लूँ। समुद्र- 
किनारे सुबह-सुबहका वह दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता। 

जब समय मिलेगा तुम्हारा प्रहसन पूरा पढ़ डालूँगा। तुम्हारी दृष्टिसे पढ़ेगा 
और यदि कुछ लिखने छायक होगा तो लिखूँगा। तुमने जो छूट दी है उसका उपयोग 
नहीं करूगा। तुम भी उसकी बिक्री बन्द न करना। स्नेहके बलपर भी तुमसे ऐसा 
नहीं कराना है। यह सच है कि मैंने तुम्हारी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी है। तुम 
सुझाओगे तो पढ़नेका प्रयत्न करूँगा। 

जब प्रभु मिलनेका अवसर छायेंगे, तब कलाके सम्बन्ध तुमसे बात कहूँगा। 
[कलाके बारेमें] तुम्हारी राय पत्रसे थोड़ी-बहुत समझमें आई है। 

अस्पृश्यताके विषयमें. क्या लिखूँ? मेरा जीवन बहुरूपी होते हुए भी उसे एक- 
रूप देखनेकी कला सीखो। तुम समझो और साथियोंको भी समझाओ। मेरी सभी 
प्रवृत्तियोंका मूल एक ही है। 

तुम्हारे पत्रसे कुछ दिन पहले लीलावतीका' मजेदार पत्र आया था। उसका 
जवाब देना बाकी है। 

दायें हाथकी कोहनीमें ज्यादा दर्द है, इस कारण पत्र बायें हाथसे लिखा है। 
सबको हम छलोगोंका यथायोग्य । 


मोहनदासके वन्देमात्तरम्‌ 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५२०) से; सौजन्य : क० मा० मुंशी। 


२०२. एक पत्र 


८ दिसम्बर, १९३२ 
अगर इसमें दोष हो तो तुम उसे मेरा दोष मान सकते हो। क्‍योंकि तुम 
सबको मैंने एक महा प्रयोगमें डाला है। मेरा प्रयोग साँपके बिलमें हाथ डालने जैसा 
है। मुझे इसका कोई पश्चात्ताप' नहीं है। यह प्रयोग तो जारी ही रहेगा। इसका 
परिणाम शुभ ही होगा। इसके लिए बलिदानकी जरूरत पड़ेगी तो दूँगा। 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२ पृ० ३१३ 


२. क० भा० मुन्शीकों पत्नी। 


२०३. वक्तव्य : अस्पृब्यतापर-१० 


९ दिसम्बर, १९३२ 


अस्पृश्यता-निवारक संघका नाम अब हरिजन सेवक संघ हो जायेगा, क्योंकि 
श्री वी० आर० शिन्देने पहले जो संगठन बनाया था उसका नाम रूगभग यही था 
और मेरे खयालमें वह अधिक उपयुक्‍त भी है। संघकी वैठकमें उपस्थित मिन्रोंमें से 
एकने मुझे एक प्रश्तमाला दी थी। उन प्रश्नोंमें उन्होंने अपनी दलीलें भी पिरो दी 
थीं। संक्षेपकी खातिर, मैं उन सवालोंमें से एक सबसे महत्वका सवाल पत्रके रूपमें 
नीचे देता हूँ: 
संघ आपके सुझावपर और अस्पृश्यता-निवारणका कार्यक्रम पूरा करनेके 
लिए स्थापित हुआ है, इसलिए कार्यकर्ता आपसे निद्चिचत मार्गदर्शनकी अपेक्षा 
रखें, यह स्वाभाविक है। तो मुझे पहला सवाल यह सुझता है; कार्यकर्ताओंकों 
सुधारक बनकर हरिजनोंके उद्धारका काम करना है या अपने उद्धारका ? अपने 
उद्धारका काम करना हो, तो सवर्ण हिन्दुओंमें ही काम करनेपर अधिक-से- 
अधिक जोर देना चाहिए। यदि ऐसा हो तो यह काम किस ढंगसे किया 
जाये ? 
यह एक व्यापक प्रइन है और आशा है कि इसका जवाब देते हुए मैं इन 
मित्रके उठाये हुए मुख्य सुह्दोंकी चर्चा कर सकूँगा। मैंने बार-बार साफ इब्दोंमें कहा 
है कि सवर्ण हिन्दू दोषी हैं। उन्होंने उन छोगोंके प्रति जिन्हें अस्पुशय कहा जाता है, 
पाप किया है। हरिजनोंकी मौजूदा हालतके लिए सवर्ण हिन्दू जिम्मेदार हैं। इसलिए 
वे हरिजनोंकी पीठपर से अस्पृश्यताका बोझा उठा लें और अपने पापोंका प्रायरिचत्त 
करके आत्मशुद्धि कर लें, तो तुरन्त हम हरिजनोंमें पूर्ण परिवर्तन हुआ देखेंगे। वे 
जिन्दगी-भरकी आदतें एकाएक छोड़ देंगे --- ऐसा नहीं होगा, परन्तु आदतें छोड़नेके 
लिए वे सचेत प्रयत्न करेंगे और सवर्ण हिन्दुओंकी भारी संख्या उन्हें वे आदतें 
छोड़नेमें सर्वत्र सहायता देगी। 
यह ऐसी ही बात होगी जैसे एक कुटुम्बके उत्पीड़ित सदस्योंका उत्पीड़कोंके 
साथ पुनमिलन हो और वे उनका प्रेम और जोश अनुभव करें, और उत्पीड़क उन्हें 
इस तरह अपनायें जैसे वे कभी अरूग हुए ही न हों। यह स्थिति आनेमें कुछ समय 
लगेगा, इसका मुझे दुःखद भान है। परन्तु हममें से यदि कुछ छोग समझकर सही 
रवैया अख्तियार न करेंगे, तो यह स्थिति कभी नहीं आयेगी। उदार विचारके कार्य- 
कर्त्ताओंको भी मैंने अकसर यह कहते सुना है कि हरिजन अपनी कुटेवें छोड़ें, शिक्षा 
पायें और स्वच्छ जीवन बिताने लगें, तभी अस्पृश्यता मिटनी चाहिए। ऐसा कहनेवाले 
यह बिलकुल भूछ जाते हैं कि हरिजन जवतक “भअस्पृइ्य ” रहेंगे, तबतक वे ये वार्ते 


१६० 


वक्‍तव्य : अस्पृश्यतापर -- १० १६१ 


करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। वे यह भी भूल जाते हैं.कि जो हरिजन साफ 
रहन-सहन रखते हैं, उतका भी संवर्ण हिन्दू समान भावसे स्वागत नहीं करते, और 
उनमें से अच्छे-से-अच्छे आदमियोंतक्कों जीवनकी साधारण सुख-सुविधाओंसे और सबर्ण 
हिन्दुओंके .साथ रोजमर्राके संसगंसे अछूग रखा जाता है। वे अन्त्यज पैदा हुए इसीलिए 
उन्हें जीवन-मर दास माना जाता है और रहन-सहनके फेर-बदरक या और किसी 
कारणसे इस दासतामें कमी नहीं हो सकती। इसलिए हरिजनोंके लिए अच्छा रहन- 
सहन रखनेकी प्रेरणा देनेवाल्ा कारण ही नहीं रह जाता; कहाँसे रहे ? उनके मनमें 
इस विचारन गहरी जड़ें जमा की हैं कि कम-से-कम अपने वर्तेमान जीवनमें उन्हें 
अपने उद्धारकी आशा नहीं रखनी चाहिए। 

इसलिए इस बुराईको दूर करने और उनमें मनुष्योचित स्वाभिमान उत्पन्न 
करनेका एक यही रास्ता है कि सवर्ण हिन्दू पहले उन्हें बिना क्षत्ते अपनायें । उसके 
वाद ही उनकी हालतमें बड़े पैमानेपर तब्दीली हो सकती है। इसलिए सवर्ण हिन्दुओं 
को इस दिशामें शिक्षित करने और उनका मत तैयार करनेके प्रचण्ड आन्दोलनकों 
कार्यक्रममें सबसे पहला और प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। यह काम जधिक-से-अधिक 
तेजीसे घर-घर पहुँचकर और देशमें इस विषयके साहित्यकी बाढ़ लाकर किया जा 
सकता है। 

मेरी रायमें अस्पृश्यता असृत्यकी तरह ही स्वयंसिद्ध पाप है। इस क्रथनकों 
शास्त्रोंके समर्थनकी जरूरत नहीं हैं। फिर भी विद्वानोंका एक ऐसा वर्ग मौजूद है 
जो जन्मजात अस्पृश्यताको उचित ठहरानेके लिए ज्ञास्त्रोंकी मदद लेता है। इसलिए 
कार्यकर्ता सुधार-पक्षके साहित्यसे ूस रहें, यह अच्छा ही है। शास्त्रज्ञ लोगोंका ऐसा 
वर्ग बढ़ता जा रहा है जो आगम्रह्यूवंक यह राय रखता है कि आज जो अस्पृश्यता 
मानी और वरती जाती है, उसके लिए शास्त्रोंमें कोई आधार नहीं है। 

यह अ्रचार-कार्य केवल ऐसे कार्यकर्ताओंकों सौंपता चाहिए जो चरित्रवान हों 
जो अपमानसे सहज ही तिहूमिला न उठें और जिनमें विरोधी दलीलें सुननेका धीरज 
ओर उनका जवाब देनेकी चतुराई हो। धामिक सुधारके आन्दोलनमें. किसी भी किस्मकी 
जवरदस्तीकी जरा भी गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार खुद जनमतका पता छगाते हुए 
अगर यह जान पड़े कि हिन्दुओंक़े बड़े भागको अस्पृश्यतामें कोई पाप मालूम नहीं 
होता या वह अन्यया भी उसे दूर करने और हरिजनोंका दर्जा ऊँचा करनेके विरुद्ध 
है, तो सुधारकोंको अपना भाग्य स्वीकार करना होगा। तब उन्हें बहुमतके खिलाफ 
चिढ़े बिना, खुद कष्ट उठाकर यह दिखा देना होगा कि उनकी वात सच है और 
बहुमतकी गलत। ऐसा करनेका उत्तम उपाय यह है कि वे हरिजनोंके साथ एकता 
साथें और जो हक और सुविवाएँ आज हरिजनोंकों प्राप्त नहीं हैं, उन्हें खुद भी 
स्वेच्छासे छोड़ दें। ' 

स्त्री-पुरुषोंके ऐसे बड़े समुदायके त्यागसे हरिजनोंमें आशाका संचार होगा, खुद 
अपनी नजरमें उनकी कीमत बढ़ेगी और उन्हें आत्म-सुधारके प्रयत्नके लिए प्रोत्साहन 
मिलेगा।' सवर्णोमें सससे कारगर काम यह हो सकता है कि प्रत्येक परिवारको कम-से- 


५२-११ 


१६२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कम एक हरिजनको कुदुम्बीकी तरह या घरके नौकरकी तरह रखनेको रोजी करना 
चाहिए। सम्पन्न परिवारोंमें कम-से-क्रम एक अतिथिको भोजन कराये विना भोजन न 
कंरनेकी प्राचीन हिन्दू प्रथा है। आजकल इस प्रथाका पालन कम और उल्लंघन अधिक 
होता है। इसे पंच आह्िक यज्ञोंमें एक माना गया है। एक हरिजनकों भोजनमें साथ 
रखनेसे ज्यादा. अच्छा ढंग इस यज्ञके करनेका मैं नहीं सोच सकता। 

इसे सहभोज माननेकी भूल नहीं करनी चाहिए। मेरे खयारूसे सहभोजका अर्थ 
ऐसे .छोगोंके साथ वैठकर खाना है जो आपके भोजनको छू सकें और जिनके भोजनको 
भाप छू सकें। लेकिन एक-दूसरेका स्पर्श किये बिना एक छतके नीचे साथ बैठकर 
खाना सहभोज नहीं है। , 

हरिजनोंकी अस्पृश्यता दूर हो जाये, तो .दूसरे वर्णोको जिस ढ़ंगसे खिलाया 
जाता है उसी ढंगसे उन्हें भी कुटुम्बरमें खिलानेमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता। 
ऐसे वेशुमार सामाजि समारोह और उत्सव हैँ, जिनमें सवर्ण हरिजनोंको कभी नहीं ' 
बुलाते। घरके ढोर और दूसरे पशु उनके सुख-दु:खमें भाग ले सकते हैं,, परन्तु 'हरिजन 
नहीं के सकंते। और यदि लेते भी हैं तो ऐसे मौकोंपर जब उन्हें इस वातका 
तीखा एहसास करा दिया जाता है: कि वे सवर्णो-जैसे मानव प्राणी हैं .ही नहीं 

सवर्ण हिन्दू अपना पाप धोयें, इसके लिए उनमें जिस प्रकारके प्रचार और 
क़्राम हो सकते हैं और होने चाहिए, उसके मैंने थोड़े-से ही दृष्टान्त बताये हैं। परल्तु 
जैसे कुटुम्बसे निकाले .हुएको जब वापस बुलाया जाता है तो उसकी: खास. खातिर 
और चिन्ता रखी जाती है, वैसे ही जब सवर्णोंगें सचमुच अपने पापक्रा; भान जाग्रत 
होगा तब वे हरिजनोंमें खुद काम क़रेंगे। तव वे हरिजनोंके पास शिक्षक या दाताके 
रूपमें नहीं .जायेंगे, वल्कि इस ढंगसे जायेंगे जैसे ऋणी ऋण चुकानेके लिए अपने 
ऋणदाताके पास जाता है। और उसी नम्र भावसे वे हरिजनोंकों और उनके 
बच्चोंको : शिक्षा देंगे और दूसरी तरहसे .भी उनकी भरसक मदद करेंगे। 

ऐसा कहा गया है कि अगर यह, रचनात्मक कार्यक्रम 'हाथमें के छिया. गया, 
तो यह इतना खर्चीछा और छम्वाः सावित होगा कि इससे कोई . तात्कालिक छाभ 
'नहीं होगा। अगर यह मुद्ठी-मर सुधारकों द्वारा पूरा किया जाना हो, तो यह एक 
अलग: ही , कार्यक्रम होगा। परन्तु अगर इसे आत्मशुद्धिके कार्यक्रमका .एक अंगर'वना 
दिया जाये, तो यह दूसरा ही रूप धारण कर छेता है। जैसे पेड़की कीमत उसके 
फलसे' होती है, वैसे ही सवर्णोके हृदय-परिवर्ततका मूल्य उसके परिणामोंसे छूगाना 
पड़ेगा। इसलिए दिन-भरमें .पाँच हरिजनोंकों छुआ या एक हरिजनको खिलाया, इतना 
कहना उनके: लिए 'काफी नहीं है। अपने नव-जाग्रत हरिजन-पश्रेमके कारण उन्हें इन 
-उपेक्षित मानव-प्राणियोंकी. यथाशक्ति सहायता करनेके लिए अधीर हो जाना चाहिए। 

आखिर तो खुद हरिजनोंको ही हिन्दू-वर्मकी नई जागृतिका असर महसूस करना 
'है। जबतंक सवर्ण लोग ज़ीवनके हर क्षेत्रमें और हर प्रवृत्तिमें हरिजनोंके संसर्गमें नहीं 
आयेंगे, तततक :वे इस असरको महसूस नहीं करेंगे। अगर यह प्रवृत्ति सर्वव्यापी हो 
'जाग्रे, तों यह रचनात्मक कार्यक्रम .खर्चीछा नहीं साबित होगा। स्थानीय स्वयंसेवक 


वक्तव्य : अस्पृश्यतापर - १० १६३ 


अपने-अपने मुहल्लोंमें, काम . करेंगे और उन्हें मेहनतानेकी :कोई जरूरत: नहीं होगी। 
और अगर यह जामृति सर्वब्याप्री न-हो, तो कार्यकर्त्ताओंका: रचनात्मक कार्यक्रम 
चलानेका फर्ज दुगृता हो जाता है। 

इसलिए घीमा हो या तेज, खर्चीला हो या सस्ता, पर यह निस्सन्देह, संघकी 
प्रवृत्तेियोंका एक अंग होना चाहिए। शायद. तमाम हरिजन बालकों; या डॉक्टरी 
सहायताकी जरूरतवाले तमाम बीमार. हरिजनोंतक नहीं पहुँचा जा सके, परत्तु इस 
दिल्लामें जो-कुछ भी किया जायेगा वह महत्वपूर्ण होगा, और आगे जो. अधिक काम 
होनेवाला है, उसकी पेशगी-जैसा होगा। 

कितना घन' दानमें मिलता है, इसीसे. यह अन्दाज छंगेगा कि सवर्ण हिन्दुओंने 
युगधर्म कितना पहचाना है। इस कार्यक्रममें भन्दिर-प्रवेशका स्थान. सबसे महत्त्वपूर्ण 
है, क्योंकि जब असंझ्य सार्वजनिक मन्दिर -हरिजनोंके लिए खुल जायेंगे, तो उन्हें 
तत्काल अपने लिए नवयुगका उदय होता छगेगा। वे यह भूल: जायेंगे कि वे .कभी 
समाजसे बहिष्कृत थे। मन्दिरोंमें परस्पर संसरगंसे ही उनकी दृष्टि और जीवनमें .परि- 
वर्तत हो जायेगा। वे अपनी बुरी आदतें छोड़ देंगे। मगर कुछ पत्रढेखक , कहते. हैं: 


आजकल सन्दविरोंका क्‍या सहत्व है? वे अनाचारके . अड्डे -हें और वहाँ 
सब तरहके काम होते हें। 


मेरे पास एक कतरन है,, जिसमें एक बहनका खत है। एक प्रसिद्ध मन्दिरमें 
जो-कुछ हो रहा है, उसका उसमें भद्दा चित्र है। इन प्रसिद्ध तीर्थोमें से कुछकके खिलाफ 
जो आशक्षेप किये गये हैं वे कहाँतक सही हैं, मुझे नहीं मालूम। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि मन्दिर जब बने थे, तब. जैसे थे वैसे अब नहीं हैं। मन्दिरोंका- सुधार एक 
स्व॒तन्त्र विषय है। मन्दिरोंका अधःपतन हरिजनोंको उनमें प्रवेश न करने देनेका उचित 
कारण नहीं माना जा सकता। मेँ इतना जानता हूँ. कि मन्दिरोंमें जांतेवाले गरीब 
लोगोंके बहुत बड़े समुदायको उनमें होनेवाल़े भ्रष्टाचारंका स्पर्श नहीं होतां। प्रसिद्ध 
मन्दिरोंके बारेमें चाहे कोई भी वात सच हो, पर वह गाँवोंके मन्दिरोंके बारेमें 
हरगिज सच नहीं है। गाँवके मन्दिर ग्रामवासियोंके लिए आश्रय-स्थान थे और अब ' 
भी हैं। हिन्दू ग्रामवासियोंकी जीवन-व्यवस्था मन्दिरोंके बिना चले, ऐसी कल्पना करना 
मुश्किल है। हिन्दू कुटुम्वर्में जन्म हो,-मरण हो प्रा विवाह हो, मन्दिरोंका उसमें खास 
महत्त्व रहता है। इसलिए मन्दिर कसा भी हो, उसमें हरिजनोंको प्रवेश मिलना ही 
चाहिए। परन्तु एक और भाई कहते हैं 


हरिजन कुछ नियम -- जैसे” कि सफाई -- पालन करें; हो, ऐसा आग्रह 
' यदि आप॑ नहीं रंखेंगे, तो' सन्दिरोंकी आज जो गिरी“गिरी हांंलत हो रही है, 
उसे आप और भी धवका पहुँचायेंगे। 
मुझे ऐसी किसी विपत्तिका डर नहीं है। मैंने तो. कहा है कि दूसरे हरएक 


हिन्दू उपासकपर जो छागू न हो, .ऐसी. कोई भी खास शर्त्त हरिजनोंके प्रवेशके लिए 
नहीं रखी जानी चाहिए। 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


डॉ० भगवानदासके इस सुझावका मैं हृदयसे समर्थन करता हूँ कि नासमझीसे 
मनुष्यको जन्मके कारण अस्पृश्य माननेंके बजाय, बाह्य आचारके कारण अस्पर्य मानना 
चाहिए।' भीतरी स्वच्छताका तो नियन्त्रण नहीं हो सकता, परन्तु बाहरी आचरणका 
नियन्त्र० हो सकता है। इसलिए जिनकी आदतें गन्दी हों, जो नहाये-धोये यथा साफ- 
सुथरे न हों और जो शराब पिये हुए हों, उन्हें स्वच्छ होनेतक अस्पृश्य मानना 
चाहिए, जैसे दुनियामें हर कहीं सम्य समाजमें मनुष्यकों जबतक वह किसी भी कारणसे 
अस्वच्छ हालतमें है, अस्पृश्य माना जाता है। परन्तु सफाई वगैरहका हौआ बनाकर 
सवर्ण हिन्दुओंकों हरिजनोंका चढ़ा हुआ कर्ज चुकानेमें देर नहीं करनी चाहिए। 
इसलिए पहली सीढ़ी यह है कि वे जैसे हैं, वैसे ही उन्हें अपनाया जाये। 
सिर्फ साधारण नियमोंकी ही--जो इस प्रसंगके लिए खास तौरपर तैयार न किये 
गये हों बल्कि सुधारसे पहले प्रचलित हों --- मर्यादा रखी जायें। हरिजनोंकी स्वतन्त्रता 
ईमानदारीके साथ घोषित कर दी जाये और अच्छी तरह स्थापित हो जाये, तो 
बादमें अवश्य नये नियम बनाये जा सकते हैं। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉस्‍्बे निकल, १०-१२-१९३२ 


२०४. तार: यू० गोपाल मेननको 


९ दिसम्बर, १९३२ 


सुना है कि मत सभी हिन्दुओंका लिया ग्रया है, चाहे वे मन्दिर जाते 
है या नहीं। यदि ऐसा है तो मतसंग्रहका कतई कोई मूल्य नहीं होगा। 
कृपया तारसे सूचना दें कि वस्तुतः क्या किया जा 'रहा है। यदि पूरी 
सावधानी नहीं बरती गई है, तो अबतक प्राप्त मत मेरे खयालसे रह 
कर देने चाहिए। 

गांधीजी 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८६७६) से। 


१. देखिए “पत्र: भगवानदासको”, १४-१२-१९३९ भी । 
२. हिन्दू', १९-१९-१९३२ के अनुसार, एक व्यक्ष्तिने गांधीजी को पत्र लिखकर यद्द भाशंका व्यक्त 
की थी कि शुरु्वायुरपर मतसंग्रह ठीक ढँगसे नहीं हो रहा दे। देखिए अगले दो शीषक । 
गोपाल मेननका तार उपलब्ध नहीं है। परन्तु गांधीजी को भेजा गया राजगोपालाचारीका १० 
दिसम्बर, १९३२ का तार उपलब्ध है, जो इस प्रकार है: “ केवल मन्दिर जानेवाले सवर्णोके दी मत 
गिने जाएें, इसकी पूरी-पूरी सावधानी बरतो गई दै। इसके साथ समाचारपत्रोंको जो वक्तव्य दिया गया 
है, वह देख लीजिए।”” (एस० एन० १८६८३ ) 


२०५. पत्र : यू० गोपाल मेननको 
९ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय गोपाल मेनन, 
आपका पत्र मिला। मेरा खयाल है कि आपके पास अवर्णोंकी भी राय है। 
मैं यह वात पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि जो राय स्थानीय परिस्थितिके ज्ञान 
पर आधारित हो, उद्तीपर अमल होता चाहिए। मुझे खुशी है कि हालात वहाँ ठीक 
होते जा रहे हैं। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफित्म (एस० एन० १८६७५) से। 


२०६. टी० एस० कल्याणरास अंय्यरको लिखे पन्नका अंश' 


९ दिसम्बर, १९३२ 


मेरा आशय निश्चय ही उन लोगोंसे रहा है जो वस्तुत: मन्दिर जाते हैं, क्योंकि 
जिनका मन्दिरकी पूजामें विश्वास है, उन्हींकी रायकों महत्त्व दिया जाना चाहिए। 
जिनकी मन्दिर जानेमें विछकुरू रुचि .नहीं है, उन्हें मेरे खयालसे पक्ष या 
विपक्षमें राय देनेका कोई अधिकार नहीं है। 
[ अंग्रेजीसे 
हिन्दू, १९-१२-१९३२ 


१. कल्याणराम अब्यस्ते, जो त़िचुर नगरपालिकाके भूतपूवे अध्यक्ष थे, १६ दिसम्बरके सपने उत्तरमें 
छित्ा था: “९ तारीखके पत्रका उत्तर देनेकी आपने कृपा की, इसके लिए घन्पवाद। जापको लिखे 
अपने पत्रमें मैंने यद स्पष्ट कहा था : “ मुझे भापसे यह प्रार्थना करनी है कि यह स्पष्ट करें कि सबण 
हिन्दुओंकी (चाहे वे वस्तुत: मन्दिर जाते हों या नहीं) बहुसंत्याकी राय आपको मान्य होगी यथा वस्तुतः 
मन्दिर जानेवालोंकी वहुतंस्थाकी राय”, और मेरे पत्रका अन्तिम अंश इस प्रकार था: “ यदि मापको 
यह विश्वास हो जाता है कि गुरुवायुर मन्दिरमें पूजा करनेवाछे सवण हिन्दुओंकी बहुसंस्था ( पूजाका 
अधिकार रखनेवाके सवणे हिन्दुओंकी बहुसंख्या नहीं) हरिजरनोंकों प्रवैशका अधिकार मिल्नेपर भरन्दिर 
जाना छोड देगो, तो क्या आप तव भी उपवास करेंगे१” (एस० एन० १८७२३) 


१६५ 


२०७. पत्र : ए० -एस० अल्तेकरकों 


. ९ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय डॉ० अल्तेकर, 
आपके पत्र और साथमें भेजी गई पुस्तिकाके लिए धन्यवाद । इससे .पहले आपने 
जो नकलें भेजी थीं वे भी मिल गई- थीं। आपकी पुस्तिका बहुत हीं समयोचित्र हैं। 
आप कहते हैं कि मेरे इस विचारकों कि हिन्द्ृूवर्म अस्वृद्यताका समयेन नहीं 
करता, आम सनातनी हिन्दू स्वीकार नहीं करेगा। सवाल यह नहीं है कि वह स्वीकृत 
होता है या नहीं। सवार यह है कि अस्पृश्यता जिश्न रूपमें आज वरती जाती 
है, उसमें विदवासके लिए क्या कोई प्रमाण हैं। मैं इस वाततम्ने पूर्णतया भिन्न हूँ कि 
स्मृतियोंगें अस्पृश्यता है। और शायद वेदोंमे|ं भी है। पर उसका सम्बन्ध जन्मसे 
नहीं, वल्कि वाह्य आचारसे हैं। यदि आपको बुरा न छगे तो मैं चाहँगा कि आप 
इस ध्रइनपर जो दृष्टिकोण मैंने सुझाया है उससे. विचार करें। स्मृतियोंके अनुसार, 
अस्पृर्यताकी परिभाषा क्या है? किसी भी तरहके प्रायश्चित्तसे क्या वह अस्पृश्यता 
टूर नहीं हों सकृती ? और अस्पृद्य कौन-कौनसे काम नहीं कर सकते ? 
ह हृदयसे आपका, 
डॉ० ए० एस० अल्तेकर 
हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६७८) से। 


२०८. पत्र : आर० एल० विश्वासको 


प्रिय मित्र, 

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपकी भावनाओंको में अच्छी तरह समझ सकता 
हूँ, पर मैं आपसे थोड़ा धैर्य रखतेकी प्रार्यना करूँगा। यदि सवर्ण हिन्दू अस्पृश्यताके 
सम्बन्धमें कुछ करते हैं तो मैं यह वात पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि वह सेवाकी 
भावनासे होना चाहिए, संरक् कताकी भावनासे नहीं। मेरे दिमागमें बह चीज भी 
विलकुल साफ है कि उसमें दलित वर्गोंसे कोई राजनैतिक छाम उठानका विचार 
कतई नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो संघ वनाया गया है उसे राजनीतिसे विलकुछ 


८ श्र 
१. अस्पृश्पता-निवारक संघ, वादमें इसका नाम हरिजन सेवक सुँव रख दिया गधा; देखिए / ववतव : 
अस्पृरपतापर-१० ”, ९-११-१९३३ । 


१६६ 


पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको १६७ 


मुक्त रखा गया है। मैं ग्रह वात 'वास-वार -कह चुका हूँ कि अस्पृश्यता-निवारणका 
अर्थ सबर्ण हिन्दुओंके लिए प्रायर्चित्त होना चाहिए। इसलिए आपकी इस भावनामें 
मैं आपका पूर्णतया सहभागी हूँ कि आपको किसीके सहारे नहीं उठता चाहिए और 
अपनी मुक्तिके लिए खुद 'कोशिश करनी चांहिए। मैं चाहूँगा कि आप मुझसे सम्पर्क 
रखें और नये संघके कार्यक्रम या काममें यदि आपको कोई चीज अनुचित या अवांछ- 
नीय छगे. तो उसकी ओर मेरा ध्यान आकषित करें। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत आर० एल० विश्वास, बी० ए०, बी० एल० 
५९, वद्रीदास 'मन्दिर स्ट्रीट 
कलकत्ता | 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६७४) से। 
२०९. पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजको 
९ दिसम्वर, १९३२ 


प्रिय चार्ली, 


१२ नवम्बरका तुम्हारा पत्र आज ही मिला है। यदि यह पत्र हवाई डाकसे 
भेजा गया था तो यह २२ नवम्बरके आसपास मिल जाना चाहिए था। इसलिए 
लूगता यह है कि तुम्हारा पत्र मुझे दिये जानेसे पहले जाँचके पूरे चक्रमें से गुजरा है। 
मैं पूछताछ कहूँगा। अस्पृश्यता-सम्बन्धी कार्य मैं बन्दीके रूपयें जैसा कर सकता हूँ, 
स्वतन्त्र व्यक्तिके रूपमें उससे ज्यादा कारगर ढंगते कर सकता था--इस बारेमें 
कोई शंका भी हो सकती है, यह जानकर मुझे आश्चयं होता है। में तो सोचता हूँ 
कि यह वात स्वयं स्पष्ट है कि स्वतन्त्र व्यक्तिके रूपमें मैं ज्यादा कारगर ढंगसे काम 
कर सकता था। साथ ही, सरकारकी स्थितिको भी मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ। 
जवतक वह यह महसूस करती है कि सवितय अवज्ञाकों हर कीमतपर दबाना है 
और मुझे सवितय अवज्ञाका प्रचार करनेके लिए स्वतस्त्र छोड़ देनेसे उसकी योजता 
विफल हो जायेगी या रुक जायेगी, तबतक वह मुझे नजरवन्दीमें रखनेको बाध्य है। 
हाँ, यदि मैं उन्हें यह आश्वासन दे दूँ, चाहे यह जवानी ही क्‍यों तन हो, कि मैं 
सविनय अवज्ञाका प्रचार नहीं करूँगा, तो वात दूसरी है। परन्तु, जहाँतक मेरा 
सवारू है, अपने-आपको पूरी तरह अस्पृश्यता कार्यतक सीमित रखनेकी चाहे मेरी 
कितनी ही इच्छा क्यों न हो, वाहरकी परिस्थितियोंकी पुरी जानकारी विना, मैं अपने 
भावी कार्यके बारेमें कोई ववन नहीं दे सकता। सविनय अवज्ञा, आखिर, मौजूदा 
परिस्थितियोंमें मेरे लिए उतना ही आस्थाका प्रश्न है जितना कि अस्पृश्यता-निवारण। 
इसलिए मैं पहलेसे यह कभी नहीं कह सकता कि किसी अवसरपर क्‍या चीज पूरी 
तरह या अधिकतर मेरा ध्यान आकर्षित करेगी। सविनय प्रतिरोधी चूँकि अपने प्रति- 
रोधके बदलेमें सजाके लिए उद्यत रहता है, इसलिए उसे उसपर खीझ्षना नहीं चाहिए। 


१६८ , सम्पूर्ण गाँधी वाइमय- 


इसीलिए, उस हृदतक मुझे अपनी हालतपर सन्‍्तोप है। आशा है, इससे तुम्हें यह 
स्पष्ट हो गया होगा कि मेरा दृष्टिकोण क्‍या है। 

अप्पासाहवपटवर्चनके मामलेपर भेरे छोठे-से उपवासके बारेमें, आशा है, 
तुम्हें वहाँ कोई भयोत्यादक रिपोर्ट नहीं मिली होगी। उस घटनाका ब्यौरा देनेकी 
कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समाचारपत्रोंमे वह तुमने देख ही लिया होगा। मुझे 
बस इतना ही कहना है कि थोड़ी-सी कमजोरीको छोड़, उस' उपवासका और कोई 
कुप्रभाव नहीं पड़ा है। मुझे यह भी आशा है कि मन्दिरप्रवेशके प्रशत और प्रस्तावित 
उपवासको समझ्षनेमें और उसका मूल्यांकन करनेमें तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। 

आशा है, कामके दवावके बावजूद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा चल रहा होगा। 

डॉ० अन्सारी शानदार आदमी हैं। यदि वे वहाँ हैं तो उन्हें हमारा प्यार कहना 
और बताना कि उनके पूर्ण स्वास्थ्यके लिए हम ईश्वरसे सदा प्रार्थना करते रहते हैं। 

साम्म्रदायिक निर्णयके बारेमें तुम जो कहते हो यदि वह सच निकलता है, तो 
बह अन्धेरेमें आशाकी किरण है। 

हम सबका प्यार। 


मोहन 


अंग्रेजीकी' फोटो-नकल (जी० एन० ९७७) से। बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, होम 
डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल सं० ८०० (४०) (३), भाग ३, पृष्ठ ४२३ से भी। 


२१०. पन्न : जी० एम० जोशीको 
९ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 

प्रइत १, २ के सम्बन्धमें कहना यह है कि वे मेरे क्षेत्र और क्षमतासे वाहरके हैं । 

तीसरे प्रदनके सम्बन्धमें में अपने निजी अनुभवसे यह जानता हूँ कि अस्पृरयता 
भारतमें जिस रूपमें हमारी पीढ़ीके समयमें बरती जाती रही है, उससे हिन्दू समाजका 
विकास झुका है और उसके असरसे सारे भारतकी प्रगति रुकी है। 

प्रइन ४ फिर मेरे बूतेसे बाहरका है। 

प्रदव ५ के सम्बन्धमें में साफ मानता हूँ कि किसी व्यक्तिकी आत्माकी आवाज, 
पुरातन समाजके रिवाजोंकी तो बात छोड़िये, किसी भी चीजको बदलतनेके लिए पर्याप्त 
कारण नहीं है। 

ह हृदयसे आपका, 

श्रीयुत. जी० एम० जोशी, 
१७१-ए, बुधवार पेठ, पुत्रा 


अंग्रेजीकी माइक्ोफिल्म (एस० एन० १८६७७) से। 


२११. पत्र : डॉ० एम० एस० केलकरकों 


९ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय डॉक्टर आईसे, ' 
आपका पत्र मिछा। मन्दिरोंके सम्बन्धमें हममें परस्पर मतभेद है, इसपर सहमत 
होना चाहिए। लोगोंको मुझसे मिलनेकी खुली छूट केवल तभी है जब उन्हें सचमुच 
अस्पृशयता-सम्बन्धी मामछोंपर बातचीत करनी हो। अपने स्वास्थ्यके सम्बन्ध्में आपसे 
मिलनेके लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। यह बिलकुल गैर-जरूरी है। मेरी अच्छी 
देखभाल की जा रही है और में तेजीसे फिर सशक्त होता जा रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 

मो० क० गांधी 

श्रीयुत एम० एस० केलकर 

१७२, औंध मार्ग 

खड़की, पूना 

अंग्रेजीकी फोटो-नकर (जी० एन० ६६४३) से। 
२१२. पन्न: नारणदास गांधीकों 

९ दिसम्बर, १९३२ 


चि० नारणदास, 
पुरातनकों जाकर देख आये, यह अच्छा किया। कोई-न-कोई उसके पास जाता 
रहे, यह आवश्यक है। कुल. . . के बारेमें पत्र भेजा था, मिरू गया होगा। 
इसके साथ पुरातन, राघवन और कुसुमके पत्र भेज रहा हूँ। 


बापू 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से | सी० डब्ल्यू० ८२७८ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


१. डॉ० केल्कर वर्फते इलाज करते ये, श्सीलिए गांवीजी उन्हें भाईस (बफे) कहते थे। 
२, यहाँ नाम छोड़ दिया गया है। देखिए ““ पत्र: नारणदास गांवीकों ”, ७/८-१२-१९३२ भी। 


१६९ 


२१३. पन्न : सणिबहन पटेलको 


९ दिसम्बर, १९३२ 
चि० भणि, * 
यह मानकर. कि तुझे वम्बईसे नियमपूर्वेक खबरें पहुँचती रहती हैं, मैं रोज 
लिखनेकी चिन्ता नहीं करता। डाह्माभाईके स्वास्थ्यमें सुधार होता ही जा रहा है। 
अभी दिनमें दो-तीन घंटे थोड़ा बुखार रहता है। फिर भी शक्ति खूब आती जा 
रही है। आज. ही देवदास आया है। वह डाह्माभाईसे मिलकर आया है। वह कहता है 
कि डाह्माभाई धोड़े-जैसे छुगते हैं। डॉक्टर खुराक बढ़ाते .जा रहे हैं। अब दूध बगैरहके 
सिवा सागका झोलछ भी दिया जाता है। और खूब आनन्दमें हैं। आज बटराजनका 
पत्र आया है। उसमें भी ऐसे ही अच्छे समाचार हैं। इसलिए तुझे अब बिलकुल 
चिन्तामुक्त हो जाना है। तेरे लम्बे पत्रका उत्तर जरा अवकाश मिलनेपर लिखाऊँगा। 
बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | हु 
बापुता पत्नो-४: सणिबहन पढेलले, पृष्ठ ९६-७ 


२१४. पत्र ; ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको 


९ दिसम्बर, १९३२ 

चि० ब्रजक्ृष्ण, 
तुम्हारा तार मिल गया होगा। उसी वखत तुमको तारसे' उत्तर दिया था। 
अब तो मिला ही होगा। एक उपवास करना पड़ा और वह तो अब पुरानी वात 
हो गई। अदक्ति तो पहलेसे ही थोड़ी है ही। लेकिन फिरसे वह आइस्ता आइस्ता 
बढ़ती जायगी। उपवास मेरे जीवनका एक नित्य और अविभाज्य अंग हो गया है। 
उससे मुझे जो जानते हैं और जो निकटवर्ती है उनको गबराना नहीं चाहिये। यह 
विश्वास रखो कि इस शरीरसे जितनी सेवा लेनी है उतनी लिये बिना ईश्वर उसका 
नाश नहीं होने देया। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच: | 
कृष्ण नायर कहां है? 


पत्रकी फोटो-नकर (जी० एन० २३९६) से। 


१. देखिए पृष्ठ १२२। 
१७० 


२१५. तार: के० छ० दफ्तरीकों' 
[१० दिसम्बर, १९३२]* 


क्या आप अस्पृश्योंके मन्दिर-प्रवेशक्षा विरोध करनेवाले सनातनी झ्ञास्त्रियोंकी 
एक छोटी-सी सभामें भाग लेनेके लिए २३की सुबह पूना पहुँच सकते 
हैं? यदि आप पहुँच सकते हों तो में २३से पहले आपसे मिलना 
चाहूँगा। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १२-१२-१९३२ 


२१६. पन्न: के० रासुत्नी मेननको 
१० दिसस्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 


मुझे आपका पत्र और साथमें मेरे नाम गृरुवायुरकी ३०० स्त्रियोंके पत्रंकी नकरूू 
मिली। ऐसे सभी मामलछोंमें मूल पत्र पानेवालेके पास भेजना ही सही होता है। 

आपके पत्रके दूसरे पैरेके सिलसिलेमें, मुझे इस बातसे अचम्भा हुआ कि आपने 
छलपूर्ण तरीकेसे मतसंग्रह होनेके सम्बन्ध्में शिकायतोंका उल्लेख किया है। आपके 
वायदेके अनुसार, में आरोफके प्रमाणमें विवरणकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस बीच मैं 
आपको केवल यही आश्वासन दे सकता हूँ कि, किसी भी व्यक्तिपर किसी किस्मका 
दवाव डाले विना, खुले ढंगसे निष्पक्ष मतसंग्रह करनेकी पूरी सावधानी वबरती जा 
रही है। पूरी ईमानदारीसे मतसंग्रह हो सके, इसके लिए पूरी सावधानी बरती गई 
है। इसलिए यदि कोई ऐसी बेईमानी आपकी निगाहमें आई है तो मेरा सुझाव है 
कि उसे तत्काल संचालक श्रीयुत माधघवन नायरके ध्यानमें छाइये और साथ ही ऐसी 
हर अनियमितताके सम्बन्धर्में मुझे भी सूचित करते रहिए। 


१. नागपुरके प्रसिद्ध रंस्क्ृत विद्यान। 
२. “ देनन्दिनी, १९३२” में इस तारीखकी प्रविश्सि। 


१७१ 


१७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


महामहिम वाइसरायको लिखे आवेदन-पत्रकी एक प्रति मुझे मिली है। मैंने 
उसे ध्यानसे पढ़ा और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि बजाय दलीलके मैंने 
उसे भर्त्सेना और बेमतलूबकी बातोंसे ही भरा हुआ पाया। 
| हृदयसे आपका, 
श्रीयुतको कोजीपूरत रामुन्नी मेनन, बी० ए० 
४ रशामचन्द्रम “, पो० आ० गुरुवायुर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६८०) से। 


२१७. पत्र: यू० गोपाल मेननको 


१० दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय गोपाल मेनन, | 
श्री के० रामुन्नी मेननने संलग्न दस्तावेज” मेरे पास भेजी है। उन्होंने लिखा 
है कि मूल प्रति उनके पास है जो जरूरत पड़नेपर पेश की जा सकती है। आप 
कृपया इसके बारेमें मुझे सब-कुछ बताइये। मैं साथमें उनका पत्र तथा अपने उत्तरकी 
नकल्‍रू भी भेज रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत गोपाल मेनन 
चलपुरम, कालीकट 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६७९) से। 


२१८. पन्न : सदाशिव राव कर्नाडको 


१० दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय सदाशिव राव, ॥ 
आपका पत्र सिला। मुझे खुशी है कि आपने वहाँकी गतिविधिका सविस्तार 
विवरण ,दिया है। गुप्त प्रचारके बारेमें मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ कि 


१. गांधीनी को गुस्वायुर की ३०० महिलाओं -द्वारा लिखे हुए पत्रकी नकल; देखिए पिछछा शीर्षक । 

२. सद्दाक्षिव रावने अपने ५ दिसम्बरके पत्रमें गुल्वायुर मन्दिर-प्रवैश आन्दोलनकी गतिविधिषोंका 
सविस्तार विवरण देते हुए यद भी लिखा था: “ हमारे काममें सनातनी प्रतिनिधिषोंकी भुप्त थोजनामोंसे 
र्कावट पढ़ रही है।. . - वे कुछ चुने हुए छोगोंकी युप्त बैठकों कर रहे हैं। उनकी मंत्रणाओंमें पद 
निश्चय हुआ है कि इमारे लोगेकि प्रत्ति उन्हें जो नीति अपनानी है, वह पूणे भौर शुद्ध असब्योगकी 
नीति होगी . , -? (एस० एन० १८६५७ )। 


पत्र : चास पीकॉकको १७३ 


आपको उसकी उपेक्षा करती चाहिए। लेकिन पूरी तरहसे न्‍्याययुक्त और ईमानदार 
रहनेका अपना प्रयत्त आपको दुगुना कर देना चाहिए। यदि मतसंग्रह हमारे विरुद्ध 
जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे किसी भी कार्यकर्ताकी ओरसे कोई 
अनुचित दवाव नहीं डाला जाना चाहिए। विरोधी चाहे कुछ भी कहें या करें, उनके 
साथ पूरी तरह शिष्ट व्यवहार होना चाहिए। यदि आप सर्वेथा सच्चे रहें, तो देखेंगे 
कि जहर बेकार हो जाएगा। 

हृदयसे आपका, 
श्रीयुत सदाशिव राव कर्नाड 
द्वारा गोपाल मेनन 
एडवोकेट, चलूपुरम, कालीकट 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६८४) से। 


२१९. पत्र: चास पीकॉककों' 


१० दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
में इससे पहले आपको पत्र नहीं लिख सकता था। आपके सामने एक दिलचस्प 
प्रथनन है। मैं समझता हूँ कि जिन ईसाइयोंकी धर्मे-परिवर्तन करानेकी कोई इच्छा नहीं 
है, वे साधारण हिन्दू संस्थाओंके अधीन या साथ काम करके अस्पृद्यता-विरोधी आन्दो- 
लनकी ठोस मदद कर सकते हैं। जो रचनात्मक कार्य किया जाना है, उसका दायरा 
इतना विस्तृत है कि उसके लिए कार्येकर्त्ता कभी ज्यादा नहीं हो सकते। जहाँतक 
ईसाई अछूतोंका सम्बन्ध है, में कुछ नहीं कहना चाहता। ईसाई दोस्तोंसे जो पत्र 
मिल रहे हैं उनसे मैं देख रहा हूँ कि हिन्दू आन्दोलनने भारतीय ईसाइयोंकी आत्माको 
झकझोरा है और वे उनके बीच मौजूद अस्पृश्यताके दोषसे मुक्ति पानेंको अधीर हैं। 
मैं समझता हूँ कि मैंने आपके प्रशनका समुचित उत्तर दे दिया है। 


हृदयसे आपका, 
चास पीकॉक, सहोदय 
हेड मास्टर, बोर्ड मिडिरू स्कूल, सालूर, (विजगापट्टम) 


अंग्रेजीकी माइक्रीफिल्म (एस० एन० १८६८२) से। 


१. पीकॉंकने १७ नवाबरके अपने पर्में गांधीजी से हरिजिनेकि प्रति भारतीय ईसाश्यकि कत्तेब्य पूछते 
हुए लिखा था: “ में एक भारतीय ईसाई हूँ और एक बोडे स्कूलमें अध्यापक हूँ। रगनग २० साल्से 
मैं अध्यापकका काम कर रहा हूँ। में अपना फाल्‍तू समय उन आदि-आन्योंपर लगाना चाहता हूँ जो 
हजारोंकी संख्यामें इस शहरमें व पास-पड़ौसमें रहते हैं। में अपना ईसाई धर्म छोड़े बिना और उनका 
पर्म-परिवततन करनेकी इच्छा रखे बिना उनके लिए काम करना चाहूँगा।” (एस० एन० १८६३३) 


२२०. पन्न : आर० थवी० पटवर्धनको 


१० दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिल्ा। मैं साफ देख रहा हूँ कि आप मेरे लेखोंका अध्ययन नहीं 
करते रहे हैं। मैं अपने उसी वक्‍तव्यपर दृढ़ हूँ कि मन्दिर-प्रवेश आन्दोलनमें कोई 
दबाव नहीं है और, जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, कोई दवाव होगा भी नहीं । 

२. ऐसे किसी भी मन्दिरकों, चाहे वह किसी जाति विशेषका हो या सामान्य, 
जहाँ मन्दिरकी चारों तरफको बस्तीके सचमुच मन्दिर जानेवाले छोगोंकी बहुसंख्या 
अस्पृश्योंके प्रवेशक्षा विरोध करती है, छेड़ा नहीं जायेगा। 

३. कानूनका कोई उल्लंघन नहीं होगा। 

४, यदि प्रबन्धकर्ता मालिक हैँ, तो जबतक वे सहमत नहीं होंगे, चाहे मन्दिर 
जानेवाले अस्पृश्योंके प्रवेशके पक्षमें ही क्यों न हों, प्रवेशका कोई प्रयास नहीं किया 
जायेगा। 

५. एक सार्वजनिक मन्दिरके सम्वन्धमें, जहाँ प्रवन्धकर्ता न्‍्यासी हैं, उनसे मन्दिर 
जानेवालोंके बहुमतका आदर करनेकी अपेक्षा की जायेगी। 

६. अल्पसंख्यकोंपर कोई दवाव नहीं डाला जायेगा। मैंने पहले ही सुझाव 
दिया है कि उनके लिए, यदि वे राजी हों तो, उतकी संख्याके अनुसार दिनके कुछ 
घंटे ऐसे नियत कर दिये जायें जिनमें केवल वे ही पूजा करें। संक्षेपमें, ऐसा 
हर प्रयत्त किया जा रहा है कि किसीकी भी धार्मिक भावनाको ठेस न पहुँचे। 
दंकराचार्यके बारेमें मेरे वक्‍तव्यका आपने जो उल्लेख किया है, उसका अर्थ मैं नहीं 
जानता । 

मैं कहूँगा कि गुरुवायुर मतसंग्रहके प्रतिकूछ निर्णयके बारेमें मैंने जो-कुछ कहा 
है', उसे आप फिर पढ़ें। आपने मेरी स्थितिकों सवेधा गछत समझा है।' 

हृदयसे आपका, 


श्रीयुत आर० बी० पटवर्धन 
बुधवार पेठ, पूना सिटी 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६८१)से। 


१. देखिए पृष्ठ 35 मौर १८६। दि कर 

२. अपने १६-१२-१९३२ के जवावमें श्री पटवर्धन इस आरोपका खण्डन करते है कि उन्होंने योपीजी के 
किसी वकक्‍्तव्यकों गलत समझा है और कहते हैं: ” भापकी घोषित प्रतिशञा किसी भी तरह उचित सिद्ध 
नहीं की जा सकती।” (एस० एन० १८७२६ 2 - 


श्छ४ड 


२२१. पन्न : जमनालाल बजाजकों 


[११ दिसम्बर, १९३२ से पू्वे | 

चि० जमनालाल, 

तुम्हारे दोनों पत्र मिल गये। मेरी व्यस्तताकी कोई सीमा नहीं और कमछ- 
नयनके बारेमें मेरे विचार भिन्न होनेंसे लिखनेकी जल्दी नहीं थी; इसलिए मौका 
मिलते ही पत्र लिखनेका विचार किया था। आज लिखने ही वाला था कि तुम्हारा 
दूसरा पत्र आ गया। इस पत्रसे ऐसा लगता तो है कि तुम्हारी तबीयत गिरी है; 
परन्तु मुझे ऐसी आशंका नहीं होती। मवाद फिर से निकला, यह तो अच्छा ही 
हुआ। कृत्रिम उपायोंसे मवाद वन्द हो जाये, तो कुछ छाभ नहीं। पेटमें आँव पड़ 
गई लगती है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि कोई ऐसी चीज खानेमें आ 
गई हो। इधर एक-दो दिन रोटी ठीक नहीं पकी थी। तुम रोटीका टोस्ट वनाकर 
खाओ तो ज्ञायद ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे दाँत तो मजबूत हैं ही। रोटी खूब चबानी 
चाहिए, यह तो जानते ही होगे। यहाँसे टोस्ट वताकर भेज सकते हैं, क्योंकि डबल 
रोटी हमारे वार्डसे ही वहाँ जाती है और रोटी बनानेमें थोड़ा-बहुत मेरा हाथ है। 
अत: टोस्ट बनानेमें कोई कठिनाई नहीं आयेगी। यदि तीन दफा खाते हो तो टोस्ट 
ताजे भी वनाकर भेजे जा सकते हैं। 

व्यापार-सम्बन्धी भेंट-मुलाकातमें बहुत वक्‍त देते हो, यह भी इस समय न करना 
ही उचित है। डॉक्टर मोदीके कहे अनुसार पूर्ण विश्वामकी आवश्यकता है। वहुत 
बोलना भी अच्छा नहीं है। यहाँकी आवहवासे पूरा फायदा उठानेके लिए आराम 
करना और कम बोलना वहुत जरूरी है। 

तुम्हारे वारेमें कर्नल डॉयलने काफी समयतक बातचीत की है; परसों ही 
वातें' हुईं। उनकी सलाह यूरोप जानेकी ही थी; परन्तु मुझे तो इसकी कोई जरूरत 
मालम नहीं होती। इस' देशमें प्राप्प सहायतासे जो-कुछ हो सकता है, वह करके 
निर्श्चित रहना। परल्तु तुम्हारी इच्छा विछायत जानेकी हो तो मुझे जरूर सूचित 
करना। तुमसे वार-बार मिलनेकी जो माँग ' मैंने कर रखी है, उसका जवाब भी 
आजकलमें आना चाहिए। -. 

अब क़मलनयतके विषयमें। कमलनयनको दक्षिण आफ्रिका भेजनेके लिए खास 
इजाजत लेनी होगी। वहाँ उसके लिए अध्ययनका कोई साधन नहीं है। अंग्रेजी स्कूल 
या कॉलेजमें उसको स्थान नहीं मिलेगा। हिन्दुस्तानियोंके छिए एक कॉलेज खोला 
है, परन्तु हमारी दृष्टिसे उसमें कुछ भी नहीं है। खानगी अध्ययनकी सुविधा भी बहुत 
ही कम है। फीनिक्स तो जंगल है। वहाँ जानेसे उसको छापेखानेमें ही छंगा रहना 


१. साधन-सूत्रके अनुसार पत्र इसी तारीखको प्राप्त हुआ था। 
२, देखिए “ पत्र: बम्वई सरकारके सचिवकों ”, २९-११-१९३२। 


. ९७५ 


१७६ . सम्पूर्ण गांधी वाहुसय 


पड़ेगा। अतः किसी भी दृष्टिसे दक्षिण आफ्रिकाका विचार करने योग्य नहीं है। जब 
कि सीलछोनमें इससे उलटा है। वहाँ जितने भी स्कूल हैं, उनमें से किसीमें भी कमल- 
नयन जा सकता है। नुवारा एलियाकी आबहवा तो उत्तमोत्तम है। सृष्टि-सौंदर्य वहाँसे 
अच्छा शायद ही कहीं हो। वहाँ जान-पहचानवाले काफी मिल सकते हैं। बर्नाड 
आलोविहारी तो घरका ही आदमी है और बहुत विद्वान है, चरित्रवान है। मेरे साथ 
ही विलायतसे आया था और सीलोनके प्राचीन महाकुटुम्बोंमें से है। वहाँ अगर ठीक 
न छगे तो फिर उसे तुरन्त वापस भी बुलाया जा सकता है। समय-समयपर पत्र- 
व्यवहार भी होता रह सकता है। इसलिए मेरी दुष्टिसि कमलनयनकी अंग्रेजी पढ़नेकी 
अभिलाषा पूरी करनेके लिए हमारे सिद्धान्तोंक अनुकूल जगह सीलोन ही है। खुद 
कमलनयनकों भी अच्छी मालूम होती है। परन्तु तुमको .यदि वह ठीक न मालछूम 
दे तो अभी वह वर्धामें ही बना रह सकता है। यदि वर्धामें उसे सन्‍्तोष मिलता 
हो, तो कहनेकी कोई बात ही नहीं। सन्‍्तोष नहीं है, ऐसा उसकी बातसे और उसके 
पत्रसे मालूम हुआ, इसलिए यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। 

मणिलारूका बुधवारकों जाना मुल्तवी रहा। इसलिए अब जाना तो फिर २९ 
तारीखको ही हो सकता है। 

छगनलाल जोशी मेरी मददके लिए कल यहाँ आ पहुँचा है। इससे मेरा काम 
हल्का तो नहीं होगा, परन्तु जो हमेशा अधूरा रहा करता था, उसमें फर्क पड़ जायेगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन०' २९०७) से । 


२२२. पत्र: देवनायकांचाय व हीरालाल डी० नानावदीको 


११ दिसम्बर, १९३३ 
प्रिय मित्र, 
आपके ८ तारीख' के पत्रके लिए धन्यवाद। अपने पत्रके दुसरे पैरेमें आपने जो 
अर्थ तिकाला है वह ठीक है। इसलिए आप कृपया आचार्य श्रुवसे पत्र-व्यवह्ार करें 
और. प्रस्तावित विचार-विमर्शका प्रबन्ध करें' ऐसा मानता हूँ कि ऐसे संयुक्त 
विचार-विमशका उद्देशय भेरे दिल और दिमागपर असर डालना होगा। स्वाभाविक 
है कि मैं विचार-विमर्शकों खुले मनसे ओर आदरधूर्वक ध्यानसे सुनूँगा। यदि अपने 
पत्रके पैरा ४ में आपका अभिष्राय इससे कुछ अधिक है तो कृपया मुझे समझाये। 
आपके अन्तिम दो पैरोंमें जो झिड़की है उसका जवाब देनेकी जरूरत नहीं है। 


सर्वश्री देववायकाचार्य व हीराछाल डी० नानावटी 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६८८) से । हिन्दू, १९-१२-१९३२ से भी । 


२. देखिए परिशिष्ट ८।॥ 
२. इसके भागे जो लिखा है वह गांपीजी के स्वाक्षरोंमें है। 


२२३. पत्र : प्रज्ञानेहवर यतिको 


११ दिसम्बर, १९३२ 


आपके स्पष्ट पत्रके लिए धन्यवाद | मैं आपसे कहूँगा कि मेरे लिए बहुत चिन्ता 

न कीजिए। मैं चालीस वर्षसे अधिक समयसे लगातार सेवाकार्य कर रहा हूँ। इस 
असेंमें दूसरोंके लिए उपवास करनेके आप मुद्दिकलसे बारह प्रसंग बता सकेंगे। मेरी 
मान्यताके अनुसार, उपवास करनेकी योग्यता जब मुझमें आ गई, उसके बाद ही वह 
मेरे जीवनरमें आया है। कोई भी जल्दवाजीमें उपवास कर नहीं सकता। और मेरा 
दावा तो आप जानते ही है! में अपने-आप कार्य नहीं करता, अन्तर्यामीकी प्रेरणाके 
अनुसार ही करता हूँ। यह आवाज ईदवरकी होती है या शैतानकी, यह बताना हमेशा 
आसात नहीं होता है। फिर भी हर मामलेसें अन्तर्यामीकी प्रेरणाका दावा न्‍्यायोचित 
माना जा सकता है। मेरे और श्री मा्टेके बीच हुई बातचीत परसे, जैसी कि वह 
उन्होंने दी है, आपका अनुमान बहुत जल्दबाजीका है। इस मामलेकी सफाईके लिए 
शायद आपसमें मिलना बेहतर होगा। मैं . . . तारीखकों . . . बजे आपकी राह 
देखूँगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३१८ 


२२४. पतन्न : नानाभाई इ० मसदखू्वालाको 


११ दिसम्बर, १९३२ 


पहले तो अप्पासाहबके बारेमें। अछूतोंकी सेवा जहाँ वे हों वहीं करनी चाहिए, 
और जो अस्पृद्य नहीं हैं वे जबर्देस्ती अस्पुश्य बना दिये जायें, तो अस्पृश्योंके सेवक 
इसे देखते नहीं रह सकते। अप्पाकी इस .विषयमें तपर्चर्या कोई नई नहीं थी और 
प्रदनन यह नहीं था कि अमुक कामके बजाय मुझे अमुक काम दो, बल्कि प्रइन एक 
विशिष्ट धर्मेसे विमुख न रहनेका था। इसमें इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊँगा। मगर 
अप्पासाहब या अपने कंदमके उचित होनेके बारेमें मुझे एक क्षणके लिए भी शंका 
नहीं हुईं थी और यह कदम उठा लेनेके बाद भी कोई शंका नहीं है। 

अब मन्दिर-प्रवेशके बारेमें। ट्रस्टी अपनी मर्यादाके बाहर जाकर कुछ भी करें, 
तो वह गैर-कानूनी होगा ही। यह आन्दोलन ट्रस्टियोंस एक भी गैर-कानूनी कदम 


१. प्रशानिश्वर यत्तिने लिखा था: “ ख़ेदका विषय है कि माप किसी भी मुद्देपर समझौता नहीं 
करते और फिर भी उपवासकी धमकी देते रहते दें। यापसे व्यवहार कोई कैंसे करे?” 


१७७ 
५१५२-१२ 


२२५. पत्र: आश्रमके बालक-बालिकाओंको 


११ दिसम्बर, १९३२ 
बालको और बालिकाओ, 


इतना याद रखना कि खुराक सम्बन्धी परिवर्तेनका सुझाव ' मैंने अधिक स्वास्थ्य, 
संयम और शान्तिकी दृष्टिसे दिया है; जिसे ठीक न रंगे वह न करे। जिसे करने 
पर माफिक न आया हो वह भी छोड़ दे। यह परिवर्तन जबरदस्ती, रूज्जावश कोई 
न करे। खाते समय, यज्ञ करते समय मौन रहते हो व? 


बापू 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू/२)से। 


२२६. पत्र : गंगाबहन बी० झवेरीको 


१ दिसम्बर, १९३२ 
चि० गंगाबहन (झवेरी), 
तुम्हारे-जैसा नियमपूर्वेक पत्र लिखनेवाला लिखना छोड़ दे, यह ठीक नहीं। 
चाहे जितना काममें व्यस्त होऊ, तो भी मुझे तुम सबके पत्र चाहिए। तुम्हारा स्वास्थ्य 
अच्छा होता जा रहा होगा। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकलर (जी० एन० ३९५०)से। 


२२७. पत्र: नारणदास गांधीकों 


११ दिसम्बर, १९३२ 
वि० नारणदास, 
सीतलरासहायकों छिखा पत्र पढ़ लेना। लक्ष्मीका भी पढ़ लेना। 
छगनलाल आ गया है। उससे मालूम हुआ कि ज्वारकी कांजी कंदियोंको सब से 
ज्यादा प्रिय है। में और पूछताछ कर रहा हूँ। तुम्हें निरीक्षणसे जो अनुभव हुआ 
है सो लिखना। प्रयोग करनेवालोंसे बीच-बीचमें पूछते रहना। सबका वजन तो छेते 
ही होगे। 


२, देखिए ३६-७, ९३ औौर १०६-७॥ 
१७९ 


१८० सम्पूर्ण गांधी बाहुमय 


तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। फिलहाल आवश्यकतानुसार छिखते रहना। क्‍या 
गेहूँ, वाजरा, ज्वार विना छाने लेते हो? कहाँ पीसा जाता है? चार बार भोजन 
करनेवाले चाहेँ तो चार ही बार करें! जरूरी बात तो यह है कि फिर वीचमें कुछ 
न खायें। चाहे जब खा लेनेसे बहुत नुकसान होता है। अब घीकी तंगी नहीं रही 
होगी। क्‍या शंकरभाई दूध नहीं लेते ? बवासीरकी ज्यादा फिक्न म करें। 

रावजीभाईकी माँग उचित छरूगती है। डाहीबहन वलभद्रको के गई होगी । 

सोमणको लिखनेके लिए कहना। वह वजन बढ़ानेकी कोशिश करे। छेकिन 
बढ़ानेके चक्‍करमें बीमार न पड़ जाये। जमना क्‍यों बीमार पड़ गई? अब तो ठीक 
होगी । 

कुछ मिलाकर २५ पत्र हैं। सभी एकसाथ नत्थी कर दिये हैं। 


बापू 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०|१ से। सी० डव्ल्यू० ८२७९ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


२२८. पत्र : प्रेमाबहन कंदकको 
११ दिसम्बर, १९१२ 


चि० प्रेमा, 

तेरे गलेकी गिल्टियाँ कट गई होंगी; पूरे विवरणकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

पतली राब अधिक अनुकूल पड़े तो वही लछेना। मेरा कहना इतना ही है कि 
सवेरे राब ही लेनेसे दस्तकी दृष्टिसे छाभ हो सकता है। परन्तु मेरा किसी भी वातके 
लिए आग्रह नहीं है। उबाला हुआ साग लेनेकी आवश्यकता जान पड़े तो वह ले 
लेना। पानी भी धीरे-धीरे पीनेसे छाभ तो होता ही है। 

घुरूधरको पूनियाँ भेजी होंगी। इस मासके अन्‍्तमें तेरी और सुशीछाकी राह 
देखूँगा। किसनको पत्र छिखो तब मेरे आशीर्वाद छिख भेजना। 

लक्ष्मीका मन अच्छी तरह जान छेना। पद्माकों समझनेका प्रयत्त करना। 

क्या जानता आई है? उससे सब जान लेना। मुझे यह तौर-तरीका पसन्द 
नहीं आया। मैं उसे लिख रहा हूं। 

मेरे पत्र कितने ही छोटे क्‍यों व हों, तो भी तुझे तो पुराण भेजते ही रहना है। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३१४) से। सी० डव्ल्यू० ६७५३ से भी; 
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक। 


२२९. पत्र: पद्माको 


१९ दिसम्वर, १९३२ 


चि० पद्मा, 

अब तेरा मन शान्‍्त हो गया होगा।॥ सच्ची स्वतन्त्रता किसे कहते हैं, क्या 
यह बात समझ गई? समझ गई हो तो मुझे समझाता। तुझे फिर मिलना हो तो 
आ जाना। तेरी सनकी अज्ञान्ति भी वीमारीका कारण है, ऐसा मैं समझता हूँ। 
इसपर अच्छी तरह विचार करके मनको श्ञान्तर बना। मनकी गहराईमें कहीं शादीकी 
इच्छा हो तो मुझे लिखना। वहाँ अच्छी तरह आराम करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४२) से। सी० डब्ल्यू० ३४९४ से भी; 
सौजन्य : प्रभुदास गांधी । 


२३०. पन्न : रामचन्द्र ना० खरेकों 
११ दिसम्बर, १९३२ 


चि० रामचन्द्र, 


तुम्हारा पत्र मिला। उसमें मेरे सवालका जवाब नहीं था। अब तो तुम्हारा 
स्वास्थ्य ठीक हो गया होगा। 


बापू 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३०१)से; सौजन्य : लक्ष्मीवहन ना० खरे। 


१८१ 


२३१. पत्र: ज्ञान्ता हां० पटेलको 
११ दिसम्बर, १९३२ 
चि० शान्ता, 
मुझे तेरा तौर-तरीका पसन्द नहीं आता, क्योंकि वह समझमें नहीं आता । रूगता 
है कि तू अपनी मर्जीसे आती-जाती है। मंगला, पुष्पाको क्‍यों ले गई, यह भी समझमें 
नहीं आया। इन सबका शायद तेरे पास उचित कारण होगा। किन्तु उसे नारणदासको 
और मुझे बता देना तेरा धर्म है। मुझे ब्योरेवार पत्र छिख। मिलना हो तो आकर 
मिल जा। 
बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ४०६८) से । 


२३२. पत्र : सनातनियोंको 


. ११ दिसम्बर, १९३२ 
आप मेरा मत-परिवर्तन करनेका भरसक प्रयत्व कीजिए। किन्तु धार्मिक मामलोंमें 
वरिषदके निर्णयकों स्वीकार करनेके लिए मैं बाध्य नहीं हूँ।' 
[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३१९॥। 


२३३. पन्न : तुलसी मेहरकों 


११ दिसम्बर, १९३२ 

चि० तुलसी मेहर, 
तुमारे दो पत्र मिले। मुझे तुमारा हिंसाव चाहिये। श्रति वर्ष कितने चर्से बढ़े, 
कितना खर्चे हुआ, धुनकी कितनी हुई, कितना कपास घुना, कितना काता-बुना ई० 
सब जैसे कार्यालयोंमें हुआ करता है। तुमारा स्वास्थ्य अच्छा जानकर आनंद हुआ। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६५४२) से। 


१. कुछ पत्र-छेखकोंने अपने संयुवत पत्रमें लिखा था कि वे पण्डितोंकी एक परिंषद्र बुलायंगे, किन्तु 
वे जानना चाहते ये कि क्या गांधीजी उत्त परिषदका निंणेय स्वीकार करेंगे । 
२. इस विषवकी अधिक चौके लिए देखिए परिशिष्ट १९। 


१८३ 


२३४. पत्र : मूलचन्द अग्रवालकों 


११ दिसम्बर, १९३२ 
भाई मूलचंदजी, 
न माता साथ आवेगी न पत्नी। धर्म आवेगा, इसलिये जो धर्म कहे सो करो। 


परमेश्वर और] प्रकृति भिन्न नहिं है, इसलिये प्रकृति भी अनादि है। जो 
परमेश्वर नहिं है वह उपाधि है। 


बापू 
पत्रकी फोटो-नकर (जी० एन० ७७२) से। 


२३५. पन्न : असतुस्सदामकों 


११ दिसम्बर, १९३२ 
प्यारी बेटी अमतुलसलाम, हे 
तुम्हारा खत मिला । फिकर सब छोड़ो। सब खुदाके हाथमें छोड़ो। डॉ० शर्मा 
अगर आश्रममें आवें तो अच्छा है। हमारे यहाँ कुदरती इलाज ही होने चाहिए। 
लेकिन ऐसा शख्स हमको नहीं मिला जो आश्रमके कानूनका पाबन्द रहे। आजकरूू 
मेरे पाससे लम्बे खतकी उम्मीद न की जाये। 


बापूकी दुआ 
उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० २६७) से। 


२३६. पत्र : ठी० चिन्तेयाको 


१२ दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय मित्र, ; 

आपका ९ तारीखका पत्न' मिला। मैं नहीं समझता कि पत्र लिखकर मैं आपको 
यकीन दिला सकता हूँ। मेरे उपवास द्वारा, जो केवल आदि-द्वविड़ोंकी सेवाके उद्देश्यसे 
ही किया गया था, यदि जाने या अनजाने उनके प्रति कोई अन्याय हुआ है, तो 
बस्तुतः मुझे बहुत खेद होगा। यदि आप यह महसूस करते हैं कि आप हिन्दू-समाज 

१. डॉ० हीरालारू शर्मों, नितर्गोपचार-विशेषश्ञ । 

२, उद्धरणोंके लिए देखिए परिशिष्ट ९। 


१८३ 


श्८४ सम्पूर्ण गांवी वाहुमय 


के अंग हैं, तो मुझे यह मान लेना चाहिए था कि आप सवर्ण हिन्दुओं-सहित सभी 
हिन्दुओं द्वारा अछूत उम्मीदवारके चुने जानेका बुरा नहीं मानेंगे। 

मुझे ऐसा छगता है कि पराचेरीमें' रहे बिना भी मैं वह जानता हूँ जो आप 
मुझे बताना चाहते हैं। 

यदि जमींदार या व्यापारी अस्पृश्योंकी तरह असहाय वर्ग होते, यदि उनके 
लिए पृथक निर्वाचक-मण्डलोंकी योजना की जाती, तो निरचय ही मेरे मनमें उनके 
लिए भी उपवास करनेकी वात उठती, क्योंकि मुझे पक्‍क्रा यकीत है कि उनकी 
बेबसी तव वढ़ जाती। वैसे भी जब भी कभी जनताकी चुनी हुईं विधानसभा 
होगी तव यह पता चलेगा कि जिनके लिए विद्येष निर्वाचक-मण्डल हैं, वे उन्हें संरक्षण 
की पद्धति नहीं वरन्‌ दुर्वेखताकी पद्धति ही पायेंगे। ऊपर बताये गये कारणोंसे, मैं 
नामावल्‍छीको घटाकर दो व्यक्तियोंकी करनेको सहमत नहीं हो सकता, और किसी भी 
सूरतमें कोई एक व्यक्ति यरवदा समझौतेमें रहोवदलर नहीं कर सकता। मुझे इसमें 
जरा भी सनन्‍्देह नहीं है कि जैसे-जैसे समय बीतेगा, आपको स्वयं निश्चय हो जायेगा 
कि प्रधान मन्त्रीकी योजना तथा यरवदा योजनामें से यरवदावाली वेहतर है। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६९३) से । 


२३७. पत्र : उसिला देवीको 


१२ दिसम्बर, १९३२ 


मेरे उपवाससे तुम्हें चिन्तित नहीं होना चाहिए। यह संयमका एक अंग है। 
यह बड़े आध्यात्मिक प्रयत्नसे अजित विशेषाधिकार है। सत्य और अहिंसाके पुजारीके 
वस्त्र-भण्डारमें यह सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसलिए इसका प्रयोग बिरले ही 
अवसरोंपर किया जाता है। और हर कोई इस हथियारको काममें नहीं छा सकता। 
मुझमें इसके इस्तेमाल करनेकी योग्यता है, इससे तो तुम्हें आनन्द मिलना चाहिए। 
यह यह मानकर कहा जा रहा है कि मैं इसका उपयोग आध्यात्मिकताकी दृष्टिसि करता 
हुँ। यदि यह्‌ मेरी आत्मवंचना हो, तो भगवान मुझें और मुझपर श्रद्धा रखनेवाले 
तुम सबको बचायें। लेकिन मेरे वबारेमें इसकी आध्यात्मिकता यदि तुम मान ल्ेत्ती 
हो, तो दवाव डालनेवाले मेरे इस उपवाससे तुम्हें हादिक आनन्द अनुभव होता 
चाहिए और तुममें नया वर प्रकट होना चाहिए। मुझसे प्रेम रखनेवाले सभी लोग 
इससे आन्दोलित होने चाहिए, पर उस आन्दोलनसे उन्हें अपना फर्ज ज्यादा अच्छी 
तरह पूरा करनेका जोश आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैंने जो-कुछ छिखा है, 
वह सव आसानीसे तुम्हारी समझमें आ जायेगा और भविष्यमें मेरे उपवासकी 


३, जिस स्थानपर दलित वंगे रह्दते हैं। 


पत्र : क० मा० मुन्शीको १८५ 


बात सुनकर तुम कोई शिकायत नहीं करोगी। दूसरा उपवास कब भयेंगा, यह 
कौन जानता है! 

[अंग्रेजीसे | 

महादेवभाईली डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३२१ 


२३८. एक पत्र 


१२ दिसम्बर, १९३२ 


“ब्लीडिंग वूंड”' देखा। मुझे पसन्द नहीं आया। इतनी सम्मतियाँ मेंगवाकर 
और छापकर क्या अर्थ सरा? वैद्य लोग जैसा अपनी औषधिके लिए करते हैं, वैसा 
क्या हम ऐसी पुस्तकोंके लिए करें? यदि किसीकी प्रस्तावनाकी आवदश्कता थी, तो 
केवल चिन्तामणिजी की काफी थी। इतनी सारी सम्मतियाँ लेनेसे उनकी प्रस्तावनाका 
महत्त्व कम हुआ। इन सब वचनोंकों छापनेके लिए जो टाइप चुनें गये, उनमें कोई 
कला देखनेमें नहीं आती। प्रत्येक लेखके पीछे तारीख, स्थान इत्यादि नहीं दिया गया। 
और भी नत्रुटियाँ हैं। लेकिन इतनी काफी होनी चाहिए। मेरी टीकाका हेंतु तुमको 
हतोत्साह करनेका कभी नहीं है, भविष्यमें सावधान रहनेको वतानेका है। अपने कारये 
में हमको आत्मविश्वास होता चाहिए। और जिसको आत्मविश्वास है, वह प्रस्तावना 
न ढूंढे; और जिसको नहीं है, वह एक तरफसे लेकर सन्तुष्ट रहे। 

महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३२२ 


२३९. पतन्न : क० मसा० मुंशीको 


१२ दिसम्बर, १९३२ 


भाई मुंशी, 

हम सभीकी गिनती निकम्मोंमें की जानी चाहिए, किसीकी कोहनी दुखती है 
तो किसीका शरीर स्तायु-विकारसे पीड़ित है। इस तरह हम सब बीमारों-जैसे बचे 
रहते हैं। मेरी कोहनी तो जब ठीक होनी होगी तब होगी, किन्तु तुम्हें तो स्नायु- 
विकारसे पीछा छुड़ा ही लेता चाहिए। यदि न छूटे तो डॉ० गिल्डरकों अपनी उपाधि 
छोड़ देनी चाहिए। तुमने अगर पहली ही वार बायें हाथसे पत्र लिखा है तो यह 
बहुत अच्छा लिखा माना जायेंगा। 

जीजीमाँ वही हैं न जिन्हें मैने उस सार्वजनिक प्रार्थता-सभामें देखा था और 
जिनके साथ थोड़ा विनोद भी किया था? उनको छूकवा होनेसे मुझे कोई ज्यादा 


१, इस युवकने उदत शीषेकसे एक छेख-संग्रह प्रकाशित किया था। उसके लिए चार विशिष्ट च्यक्तियोंसे 
भूमिका, अस्तावना और उनका भाश्षीवोद प्राप्त किया था। 


१८६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


दुःख नहीं हुआ। वे मुझसे तो बड़ी होंगी ही। उन्हें लिखना “ अन्तिम निद्राके लिए 
कोई-न-कोई तो निमित्त चाहिए ही, तो फिर छूकवा था कोई और निमित्त उसके 
लिए बने, हम क्‍यों उसकी चिन्ता करें! इस तरह सौ वर्ष जीतेकी आशा होते हुए 
भी यदि मृत्यु-हूपी मित्रसे भेंट करनी ही पड़े तो हँसते हुए करनी चाहिए। जिस 
प्रार्थनामें आकर उन्होंने भाग लिया था हम रोज रातको वैसी ही प्राथेना करते हैं। 
उसका यही उद्देश्य है कि हमें हँसते हुए प्राण देनेकी कला आ जाये। उसके अन्तिम 
इलोकका ध्यान करना। 

तार के बाद मैंने पत्र' भी लिखा था। वह तुम्हें मिक्त गया होगा। उसमें 
तुम्हें तारसे भी ज्यादा स्पष्ट अभयदान दिया है। वह पत्र न मिले तो मुझे छिखता। 
उसकी जो बातें याद आ जायेंगी वे फिर लिखूँगा। मुझे पत्र छिखते रहना। 

लीलावतीको आज सुबह पत्र छिखा। उसके बाद तुम्हारा पत्र मिला । यह 
उत्तर रातको लिखवा रहा हूँ। 

तुम्हें आशीर्वाद दिया जा सकता हो वो 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५२१) से; सौजन्य: कन्हैयालाल मा० मुंशी। 


२४०. पत्र : कमलनयन बजाजको 


१२ दिसम्बर, १९३२ 


आत्माके विषयमें जो-कुछ कहा गया है, वह विशुद्ध आत्माके बारेमें है। जैसे 
कोई पानीके गुणोंका वर्णन करे, तो विशुद्ध पानीका ही किया जाता है। मैले पानीका 
वर्णन एक-सा हो ही नहीं सकता। पातीकों ज्ञान हो, तो पानीका हर खड्ढा तेरे-जैसा 
ही सवाल पूछे | उनमें से कोई शुद्ध पानीके गुण वर्णन करके अपने सब साथियोंसे शुद्ध 
बननेकी विनती करे। ठीक यही काम शुद्धात्माको जाननेवाले श्रीकृष्णने किया है। 
आत्माके गुणोंको जानकर उसके जैसे बननेकी कोशिश करनी चाहिएं। अगर कर 
पूछे कि आत्मा अशुद्ध कैसे हो जाती है, तो वह मैं नहीं जानता। वह जाननेंकी 
जरूरत भी नहीं। अशुद्धि है, शुद्धके गुण कैसे हैं और अशुद्धि कैसे मिट सकती 38 
इतना हम जानते हैँं। यह हमारे कामके लिए काफी होना चाहिए। तेरे प्रद 
जवाब न मिला हो, तो फिर पूछना। 


[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२ पृष्ठ रे२२-३ 


१. देखिए “तार: क० मा० मुँझीको ”, ७-१२-१९३३ 
२. देखिए “पत्र : क० मा० मुंशीको”, ८-१९-१९२२॥ 


२४१. पत्र : नारणदास गांधीकों 


१२ दिसम्बर, १९३२ 
चि० नारणदास, 
तुम्हारा १० तारीखका पत्र मिल गया है। राधाका मामला चौंका देनेवारा 
है। ज्वर १०३ तक रहता है, इसलिए वह बहुत दुर्बंल हो गई होगी। लगता है कि 
कुसुम तो कुछ ठीक हो रही है। साबरमतीमें जिप्त जेठालालका देहान्त हुआ उसके 
बारेमें कुछ और खबर मिली होगी; कितने दिनकौ सजा थी, क्‍या हुआ था, किस 
बातपर पकड़ा गया था, आदि मालूम हो तो मुझे लिखना। 
मीठूबहन, भणसाली और कान्तिका पत्र मिलल गया है। 


बापूके आशीर्वाद 


गृजरातीकी माइक्रोफिल्त (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८२८० से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


२४२. पत्र: बेगस मोहम्मद आलूमको 


(१२ दिसम्बर, १९३२]' 
प्यारी बहन, 

इस वक्‍त तुम्हारा खत बिलकुल अच्छा है। हिंदू बीवियाँ ज्यादातर बहोत 
खराब दस्तखत निकालती हैं छेकिन जितने खत मुस्लिम बहनोंके मिलते हैं अच्छे 
रहते हैं। इसलिए जब कोई ख़त अच्छा नहीं रहता है तो मुझे अच्छा नहीं छगरता। 
अच्छा हुआ कि मेरी मज़ाकने यह सब क्रिया। हम उम्मेद रखें कि डाक्टर साहव 

इस बारी विलकुर अच्छे हो जायेंगे। 
बापुकी दुआ . 
पत्रकी फोटो-तकल (जी० एन० २३) से। 


१. मूल पाठ्से जाहिर है कि यह पत्र वेगम आलहुमके शौहर डॉ० आल्मको लिखे २६ नवम्बर, 
१९३२ के पत्रके बाद लिखा गवा था। डॉ०-आल्मको २९ दिसम्बर, १९३९को लिखे पत्र तथा “ देनन्दिनी, 
१९३२ ” की इस तारीखकी प्रविष्टमें उनकी वीबीको लिखे एक पत्रका उल्लेख है जो शायद पही पत्र है। 


१८७ 


२४३. पत्र : चि० वि० वंेद्यको 


१३ दिस्सम्बर, १९३२ 

आपका इतना विस्तृत और ज्ञानवर्धक पत्र ' पाकर मुझे खुशी हुई। अच्छा 

होता यदि प्रधान मन्त्रीकों अपना पत्र भेजनेसे पहले आप अपनी स्थितिपर मुझसे 

बातचीत कर लेते । छेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है और यदि आप विना किसी 

असुविवाके समय निकाल सकते हैं, तो मैं आपसे मिलमा चाहेगा और इस विषय 
पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा, तबतक मैं अपनी शंकाएँ रख रहा हूँ: 

१. क्या आपके कहनेका अभिप्राय यह है कि किसी भी हाल्तमें हिन्दू जनमत 
द्वारा हिन्दू कानून या हिन्दू प्रथा बदली नहीं जा सकती? 

२. क्या आप यह कहते है कि स्मृतियाँ बदली नहीं जा सकतीं और उनमें 
कही गईं हर बातका एक श्रद्धालु हिन्दूको अक्षरश: पालन करना है? 

३. स्मृतियाँ जिस युगमें छिखी गईं क्‍या उस युगकी आवद्यकताओंकी पृतिके 
लिए नहीं लिखी गई थीं या प्रकट हुई थीं? 

४. क्या स्मृतियाँ विभिन्न कारमें नहीं लिखी गईं थीं? 

५. यदि आपका ऐसा विचार है कि किसी भी प्रकारकी कल्पनीय परिस्थितिमें 
कानून प्रचलित प्रथाकों बदल नहीं सकता, तो फिर आप उस कानूनी कठिनाईको 
कैसे हल करेंगे जो मद्रासमें बताई जाती है? वह कठिनाई यह है कि मौजूदा अदालतों 
द्वारा तय किये गये कानूनके अधीन, एक आदमीतक, चाहे जनमत हरिजनोंके मन्दिर- 
प्रवेशके पक्षमें ही क्यों न हो, कुछ मन्दिरोंमें उनके प्रवेशकों रोक सकता है। 

६- या, आपका ऐसा मत है कि मौजूदा मन्दिर अस्पृश्योंके लिए कभी नहीं 
खोले जा सकते ? 


१. ८ दिघम्बर, १९३२ का, जिसमें लिखा था: “, . , मैंने (१८ नवम्बर, १९३२ को ) 
तृतीय गोल्मेज-परिषदके भध्यक्ष श्री रेम्जे मैंकडॉनस्डको एक पत्र छिंखा है . , , मुझे ढर दे कि उत्तावंडे 
सुधारक मन्दिर-प्रवेश और वैसे ही अन्य सुधार कानूत द्वारा हिन्दुस्तानके उन वैचारे भूक सनातनिषोपर 
थोष देंगे जिनकी आवाज गोल्सेज-परिषद अथवा विधान समभाओंमें भी सुनो नहीं जाती। इसी कारण मैंने 
वह पत्र लिखा . , , श्सके वाद ठाइग्स ऑफ 'इंडियामें आपकी थह घोषणा अ्रक्राशित पर पदि 
आपको अधिकार हो तो आप दरिजिनोंको छुनेसे इनकार करना एक कानूनी अपराध बना देंगे। यह 
आखिरी तिनका था जिसने मेरी खामोशीकी कमर तोढ़ दी बार उसी क्षण मैंने इस विषमपर तृतीय 
गोल्मेज-परिषदके अध्यक्ष ओ रैम्ने मैकडॉनस्डक्ों एक पत्र लिखा और उनसे विनती की कि नये संविधानमें 
वे वैसा ही प्रबन्ध करें जो वर्तमान गवनेमेंट ऑफ इंडिया एब्टमें मौजूद है, और जिसके अनुसार कोई 
भी भावी विधान सभा धामिक तथा सामाजिक मामलोंमें सुधार छादनेवाले कानून नहीं बना सकेगी . « « 
मेरे विचार इस विषपमें अत्यन्त तीम्र हैं कि ऐसे मामलोंमें राज्यक्री विधान समामोंकों तटस्थ रहना चाहिए 
और इस उद्देश्कके लिए इस समय में जो-कुछ कर सकता या, उसे करना मैंने अपना कर्तव्य भाना। 

( एस० एन० १८६६९ ) । | 


१८८ 


पत्र: चि० वि० वैद्यको १८९ 


७. या, कानूनका आपका विरोध इस मान्यतापर आधारित है कि मिश्रित 
कानून हिन्दू-धर्ममें दखल होगा, हालाँकि यदि हिन्दु-मत लिया जाता तो ऐसे कानूनको 
जनताका कोई समर्थन मिलता ? 

८. इस बातपर आपको क्‍या आपत्ति है कि मात्र हिन्दू विधायक पहले हिन्दू- 
धर्मके सम्बन्धमें कानून पास करें और फिर, औपचारिकता पूरी करनेके लिए, पूरा 
सदन या दोनों सदन, जैसी भी स्थिति हो, उसे पास करें? 

९. वेदोंके अनुसार या, आप कहना चाहें तो, परम्परागत हिन्दू-धर्मके अनुसार 
अछूत कौन हैं? 

१०. क्या अस्पुश्यता जन्मसे सम्बद्ध है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है? 

११. क्या ऐसी अस्पृ्यता ऐसे अस्पृर्योंके किसी प्रायश्चित्त या शुद्धि-संस्कारसे 
भी दूर नहीं हो सकती ? 

१२. परस्पर खान-पान और विवाहका निषेध क्‍या वर्ण-घर्मका अनिवार्य अंग 
है? 

१३. यदि एक वर्णका आदमी दूसरे वर्णके आदमीके साथ खान-पान तथा विवाह- 
सम्बन्ध करनेसे वचता है, तो क्‍या उससे वर्णधर्मका पूर्णछूपेण पाछून हो जाता है? 

१४. क्या इस प्रकार परस्पर खान-पान या विवाह करनेवारा अपने वर्णसे 
च्युत हो जाता है? 

१५. क्या वृत्तिसे वर्णकी जाँच नहीं होती, और क्‍या जो व्यक्ति अपनी वृत्ति 
बदलकर. दूसरे वर्णकी वृत्ति अपना लेता है, जैसे कि ब्राह्मण किंसी और वर्णकी 

“वृत्ति अपना ले, तो वह दूसरे वर्णका हो जाता है, या उसे किसी भी वर्णमें होनेका 
अधिकार नहीं रहता ? 

अपने प्रइनोंकी इस लम्बी सूचीमें और प्रइन जोड़कर मैं आपका धीरज खत्म 
नहीं करूँगा और आपकी शक्तिपर बहुत बोझ नहीं डालूंगा। मैं यह भी नहीं चाहता 
कि आप, हमेशाकी तरह, तुरन्त जवाब देनेके लिए आधी राततक चिराग जलाकर 
बैठें। शायद आप एक या दो वाक्‍्योंमें पूरा उत्तर दे सकेंगे जो उन सभी मुद्दोंको 
जो मेरे ध्यानमें आये हैं, साफ कर देगा। जो भी हो मैं आपके जवाबकी प्रतीक्षा 
करूँगा, और उससे भी ज्यादा उत्सुकतासे आपके इस वचनकी प्रतीक्षा करूँगा कि 
आप मुझसे मिलनेके लिए यरवदा आनेका समय निकालेंगे। मेरा अनुमान है कि आप 
मुझसे उम्रमें बड़े हैं, लेकिन मुझे विद्वास है कि उम्रका आपके जोशपर असर नहीं 
पड़ता । 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत चि० वि० वैद्य, एम० ए०, एलण०एुल० बी० 
गिरगाव बैंक रोड, बम्बई नं० ४ 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६९५) से। 


२४४. पत्र: के० नागेदवर रावको 


म १३ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय नागेश्वर राव, 


आपका पत्र मिछा। आपके लिए मेरा सन्देश यह है कि मुझे आशा है कि 
आन्ध्र हिन्दू-धर्मपर से अस्पृश्यताका कलंक मिटानेमें सबसे आगे रहेगा। 

श्री सूर्यतारायण रावसे भेंट ' के सम्बन्धमें मैं नहीं समझता कि समाचारपत्रोंको 
भेजनेकों कुछ है। मैंने उन्हें जो समय दिया उसमें से लगभग तीन-चौथाई तो उनके 
गुरुसे पत्र-व्यवहारके पढ़नेमें ही बीत गया और फिर इस बातपर बातचीत होती रही 
कि हिन्दू-धर्मके बारेमें सब-कुछ जाननेके उतके पास क्या प्रमाण हैं और उनकी क्‍या 
योग्यताएँ हैं। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलानेंके लिए कि अस्पृश्यताका गीतामें प्रति- 
पादन किया गया है और उसका जनन्‍्मसे सम्बन्द्ध है, भगवदुगीताके कुछ इलोक उद्धृत 
किये। लेकिन उन्होंने मुझपर यह प्रभाव छोड़ा कि जनमत, समाजके सामान्य हितमें, 
अवणंके मन्दिर-प्रवेशपर से प्रतिबन्ध हटानेंकी माँग करता है, और जहाँतक अत्य 
निर्योग्यताओंका सम्बन्ध है वे निश्चय ही दूर की जानी चाहिए। छेकिन वे इस बात- 
पर जोर देते रहे कि मन्दिर-प्रवेशके सिलसिलेमें कोई बलप्रयोग नहीं किया जाना 
चाहिए, बल्कि सुलह-समझौतेके ढंगसे ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि जहां कहीं 
जनमत तैयार हो चुका हो, वहाँ मन्दिरोंके संरक्षक मन्दिरोंकों अस्पृब्योंके छिए खोलनेको 
राजी किये जा सकें। स्वाभाविक रूपसे, हमारे सहमत होनेका कोई सवाल ही नहीं 
था। लेकिन एक-दूसरेकी स्थिति समझनेका प्रयत्व किया गया और उन्होंने कहा कि 
चूँकि वे यह समझ गये हैं कि मैं वस्तुतः किस चीजके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, 
इसलिए वे दक्षिणमें सतातनियोंकों इकट्ठा करने और एक समझौता करानेका प्रयत्न 
करेंगे। इस समय, जब मैं यह पत्र लिखवा रहा हूँ, रामचन्द्र राव यहीं हैं और वे 
मेरी इस धारणाका आम तौरपर अनुमोदन करते हैं। यदि श्रीयुत सुमेनारायण रावते 
कोई ऐसी बात कही है जो इस वक्‍्तव्यसे मेल नहीं खाती, तो आपको इसे प्रकाशित 
करनेसे पूर्व उन्हें दिखा देना चाहिए, या यदि आप इस निष्कर्षपर पहुँचें कि मेरा 
बकतव्य हर हालतमें प्रकाशित होता चाहिए, तो भी यह पहले उनको दिखाये बिना 
प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। 

हृदयसे आपका, 

श्रीयुत के० नागेश्वर राव, 
४ आन्ध्र पत्रिका 
थाम्बू चेट्टी स्ट्रीट, जॉर्जंटाउन, मद्रास 

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६९८) से। 

१. ३ दिसम्बर, १९३२ को। देखिए “दैनन्दिनी, १९३९” में इस तारीखकी भ्रविष्टि। 


१९० 


२४५. पत्र : सदाशिव राब कर्नाडको 


१३ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय सदाशिव राव, 
मुझे खुशी है कि आप मुझे अपनी वहाँकी कार्यवाहियोंसे सूचित करते रहते हैं। 
वा के भी विरुद्ध रोष तो होना ही था। हमें यह सव स्वाभाविक मानकर प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करना चाहिए। यदि हम ऐसा करें, यानी कट्टर सनातनी छोगोंके रोषका 
मनमें भी वुरा न मानें बल्कि ऐसा समझें कि यदि हम उनकी जगह होते तो 
शायद हम भी वैसा ही करते, तो आप देखेंगे कि यह रोष प्रतिरोधके अभावमें 
बहुत ही कम समयमें खत्म हो जायेगा। क्रोध-भाजन क्रोधपर अक्रोध द्वारा विजय 
पा सकता है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसकी रोजमर्राके जीवनमें परीक्षा की 
जा सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक कठित काम है। पर कठिन हो 
या सहज, इस शुद्ध धामिक मामलेमें हमें आत्मसंयम नहीं छोड़ना चाहिए और किसी 
भी ढँगसे किसी भी रूपमें जवाबी वार नहीं करना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
'श्रीयुत सदाशिव राव कर्नाड 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८६९९) से। 


२४६. पत्र : रामतरण मुखर्जोको 


१३ दिसम्बर, १९३२ 


आपके पत्रके लिए धन्यवाद | सभीके पास शंकराचार्य जैसी नैसगिक क्षमता 
नहीं हो सकती। परमेश्वरने मुझे जो भी क्षमताएँ दी हैं उनका उपयोग मैं अपने 
ढेंगसे थोड़ा-बहुत कर रहा हूँ। जिस प्रकार शंकराचार्यजी जैसे धर्मप्रचारकोंने समय- 
समयपर अपने प्रकाण्ड ज्ञानको धर्मार्थ लगाया है, उसी प्रकार अन्य लछोगोंने प्रार्थना 
और उपवाससे धर्मंको आगे बढ़ाया है। 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६६०) से। 


१. देखिए परिशिष्ट १० है 
१९१ 


२४७. पत्र : एस० पी० पटवर्धनको 
१३ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय अप्पा, 
तुम्हारे दो पत्र मिले। ७ तारीखके अपने पत्रमें तुमने जो महत्त्वपूर्ण प्रइन उठाये 
हैं उनमें से बहुतोंकी में अभी चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। पर एक चीज ऐसी है 
जिससे मामछा उलझ गया है। इन्स्पेक्टर-जत्ररहूको यह पता नहीं था, और अभी 
तक भी सरकारी तौरपर उन्हें इसकी जानकारी नहीं हैं, कि आप सचमुच मैला 
साफ करनेका काम कर रहे थे। इसलिए पहलेके आदेश इस बहुत ही ठोस तथ्यको 
न जानते हुए पास किये गये थे। अब अचानक केवल तुम्हारे केसमें परिवर्तत करना 
बहुत ही कठिन है। जिस चीजके लिए तुम छड़ रहे थे, और लड़ रहे हो, वह तो 
आखिर सिद्धान्त है। और सिद्धान्तका प्रइनन अब भारत सरकारके सामने है। उसका 
फैसला मुझे आशा है निश्चय ही कुछ महीनोंमें नहीं, कुछ दिनोंमें ही हो जाना है। 
इसलिए, मेरा खयाल है कि फिलहाल तुम्हें जो प्रगति हुई है उससे सन्तुष्ट हो जाना 
चाहिए। मुझे भेजा गया तुम्हारा तार असंदिग्ध था, इसलिए मेरे खयालूसे तुम्हें 
उपयुक्त पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पूरे भोजनसे मेरा आशय वह भोजन नहीं है 
जो स्वस्थ बंदियोंको दिया जाता है। तुम्हारे लिए दस पौण्डकी क्षति एक बड़ी क्षति 
है। इसलिए मेरे खयालसे तुम्हें डॉक्टर द्वारा निर्धारित भोजन ही, यदि वह अन्यथा 
निषिद्ध न हो, लेना चाहिए। जहाँतक मैं समझता हूँ, जेलोंके इन्स्पेक्टर-जनरलने 
कृपा करके ये हिदायतें दी हैं कि तुम्हें वह भोजन मिलना चाहिए जिसकी तुम्हारे 
शरीरको जरूरत है। आशा है कि दूध लेनेमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी | 
दयसे तुम्हारा, 
नापू 
श्रीयुत अप्पासाहब पट्वधेन 
[अंग्रेजीसे | 
होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल फाइल सं० ३१/१०८-पोछ, १६९३२, पृ० ७१; 
सौजन्य : नैशनल आरकइव्ज ऑफ इंडिया। बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रेक्ट्स, होम डिपार्टमेंट, 
स्पेशल ब्रांच, फाइल सं० ८०० (४०) (६), पृ० २५३ भी 


३१. ७ और ८ दिसम्बरके 
१९२ 


२४८. पन्न : रासचन्द्र जे० सोमणको 
१३ दिसम्बर, १९३२ 


भाई सोमण, 

तुम्हारा पत्र कल रातको मेरे हाथ लगा। एक पत्न मिला है, ऐसा कुछ रुयाल 
था। इसलिए साप्ताहिक डाक भेजते हुए मनमें भ्रम रहा और तुमसे पत्रकी माँग 
की। जो पत्र चाहता था वह मिल गया है। 

तुम्हारा प्रशत सूक्ष्म है। सहनशीलतासे कायरता आ जाना सम्भव अवश्य है। 
ऐसा भय न होता तो धर्म-अधर्मके कठिन प्रश्न न खड़े होते। साधारण तौरपर 
कह सकते हैं कि जिस अपमानसे आत्माका गलछा घोटना पड़े उसे सहन नहीं करना 
चाहिए। अधिकतर ऐसा नहीं होता । यदि शारीरिक सुख-सुविधाका प्ररन न हो तो जिसे 
सहन करनेके लिए तैयार न हों, उसका विरोध शारीरिक असुविधा मोर लेकर भी 
करना ठीक है। इसमें हरएककों अपनी सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। फिर 
आत्मा और अहंताका अन्तर समझना बाकी रहता है। भअहंकारी बात-बातपर कुद्ध 
हो जायेगा। जिसने स्वार्थ त्याग दिया है उसके लिए इसे समझ पाना सम्भव है। 
इससे जितना सनन्‍्तोष प्राप्त कर सको, करना। मेरा वजन एक दिलमें ६ रतकू कम 
नहीं हुआ; चार दिनमें हुआ है। अप्पाका मामछा अभी नहीं समझाऊंगा। मेरे 
उपवासोंके बारेमें चिन्ता न करना, सीखना पड़ेगा। यदि उनका मूल कारण अध्यात्म 
सम्बन्धी हो तो खुश होना चाहिए। और मुझे विश्वास है, मेरे सम्बन्धमें ऐसा 
ही है। 


तुम्हारा वजन बढ़ रहा होगा। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०४९) से। सी० डलब्ल्यू० ९४ से भी: 
सौजन्य ; रामचन्द्र जे० सोमण | 


१९३ 
५२-१३ 


२४९. वक्‍तव्य ; अस्पृरयतापर - ११ 


१४ दिसम्बर, १९३२ 


आपने कहा है कि मतसंग्रह आपके विरुद्ध जाये, तो आपके बयान के 
अनुसार आप अनिश्चित कालके लिए अपना उपवास स्थग्रित कर देंगे। इससे 
मान लोजिए कि मतदाता गुरुवायुर मन्दिरमें हरिजनोंके प्रवेशके पक्षमें होते 
हुए भी आपके उपवासको रोकनेंके छिए ही आपके खिलाफ राय दें, तो आप 
बया करेंगे ? 


ऐसा सवाल मुझसे पूछा गया है। मैं यह आशा रखता हूँ कि मतदाता ऐसी 
किसी' चालाकीका आसरा नहीं लछेंगे। फिर भी मुझे माहूम हो जाये कि उन्होंने ऐसी 
चालाकी की है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ईमानदारीसे और अपनी मान्यताके अनुसार 
मत देनेके बजाय ऐसा प्रपंचः करके वे मेरी जिन्दगीको ज्यादा जोखिममें डालेंगे। 

अस्पृश्यता-निवारणके लिए अपनी जिन्दगीकी बाजी लगा देनेके बाद मैं आज्ञा 
रखता हूँ कि ऐसी किसी चालढाकीसे छाभ उठाकर मैं उसे बचानेकी कायरता नहीं 
दिखाऊँगा। मैंने उपवास स्थगित करनेकी जो बात कही है, वह यह ध्यानमें रखकर 
ही कही हैं कि मत ईमानदारीसे दिये जायेंगे। 

मुझे अगर विश्वास हो जाये कि गुरुवायुरके आसपास रहनेवालों और मन्दिर 
जानेवालोंमें से अधिकतर सचमुच ही हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध हैं और फिर 
भी मैं उपवास करनेंका आग्रह रखूँ, तो में अपना उद्देश्य पूरा करनेके लिए जवर्द॑स्तीके 
उपाय करनेका अपराधी ठहरूँगा। मुझे खयाल नहीं कि मैने अपनी जिन्दगीमें कभी 
ऐसी बात की हो। और जन्म-भर पाले गये नियमको में अब, जब मैं जीवनके अच्तके 
निकट आ पहुँचा हूँ, भंग करूँ, यह नहीं हो सकता। 

अपने इस सन्निकट उपवांसको दबावके लेशमात्र भी दोषसे मुक्त रखनेकों में 
बहुत ही उत्सुक हुँ। और मुझे शंका नहीं कि इस उपवासके अच्तमें सबको मालूम 
हो जायेगा कि यह किसी भी तरहके दोषसे मुक्त था। मेरे सोचे हुए उपवासका 
क्या असर होता है, यह मैं एक वैज्ञानिककी भाँति निरीक्षण कर रहा हूँ और इससे 
मुझमें आशा और आतलनन्दका संचार होता है। इसके कारण छोग विचारमें पड़ गये 
हैं। इससे किसी भी मनुष्यको अपनी अन्तरात्माके विरुद्ध काम करनेको मजबूर नहीं 
होना पड़ेगा। परन्तु जो लोग सुस्त हैं, उन्हें यह अपनी सुस्ती निकाल देने और 
तेजीसे काम करनेको बाध्य करेगा। यानी, जो छोग मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, उन्हें 
यह काममें ऊुगा रहा है। 


१, देखिए पृष्ठ १०८ । 
१५९ हर 


वक्तव्य: अस्पृश्यतापर - ११ १९५ 


ऐसी प्रवृत्तिसे मुझे अफत्तोस नहीं हो सकता। जो यह मानते हैं कि मैं हिन्दुओंको 
धर्मभ्रष्ट करनेकी कोशिश कर रहा हूँ, वे मुझे गुस्सेसे भरे पत्र लिखते हैं और 
कहते हैं कि जल्दी-जल्दी उपवास करके शीघ्र ही मर जाओ। मैं ऐसे पत्रोंकी कोई 
परवाह नहीं करता। में ऐसे पत्रोंका आदी हो गया हूँ। यहाँ उतका जिक्र इतना 
ही बतानेके लिए कर रहा हूँ कि जो छोग अस्पुश्यता-निवारणके विरुद्ध हैं, उनपर 
भेरे उपवासका कोई असर होनेकी सम्भावना नहीं है। मेरे उपवासके केवल विचारका 
तो उत्तपर इससे भी कमर असर हो, यह स्वाभाविक है। किन संयोगोंमें उपवासकी 
पद्धतिने मेरे जीवनमें किस तरह स्थान लिया है, इस बारेमें ज्यादा कहनेकी इच्छा 
होती है। मगर वह सब मैं भविष्यके लिए मुल्तवी करता हूँ। अभी तो इतना ही 
कहूँगा कि श्री केलप्पतको या मुझे अपनी अन्‍्तरात्माके दिये हुए आदेशके मार्गसे कोई 
विचलित नहीं कर सकेगा। 

मतसंग्रहके मामछेमें पूरी ईमानदारी रखनेकी भरसक कोशिश की गई है, फिर 
भी मतसंग्रहमें लगे आदमियोंपर जमोरिन दगाबाजीका आरोप छगते हैं, इससे मुझे 
दुःखके साथ आदइचर्य भो होता है। मैं जमोरिनको सज्जन समझता हूँ। वे जानते 
है कि श्री माधवन नायर, जो मतसंग्रह समितिके अध्यक्ष हैं, सारे केरलूमें आदरपात्र 
माने जानेवाछे प्रसिद्ध कानून-विशेषज्ञ हैं। श्री राजगोपाछाचारी मौकेपर सौजूद हैं और 
वे कार्यकर्ताओंको मदद दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वहाँ कोई ऐसा प्रमुख 
कार्यकर्ता है, जो जरा भी शंकास्पद व्यवहार होने देगा। 

इसलिए दगावाजीके बारेमें कोई बात जमोरिन या और किसी आदमीके 
सुननेंमें आये, तो उन्हें उसके निश्चित मामछे समितिके ध्यानमें छाने चाहिए। बिना 
किसी प्रमाणके किये गये अललटप्पू आक्षेपोंकी जाँच करना असम्भव है। यह साफ 
नैतिक और धामिक सवार है। इसमें राग-द्वेष या पक्षपातके लिए स्थान हो ही नहीं 
सकता। सनातनी और सुधारक दोनों सत्यको खोज निकालनेके लिए चाहें तो एक- 
दूसरेके साथ मिलकर कामकर सकते हूँ। मैंने समय-समयपर यह यकीन दिलाया है 
और फिर दिलाता हूँ कि स्थानीय लछोकमत मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें होनेके बारेमें मुझे 
यदि अपनी भूलछ जान पड़ेगी, तो में तुरन्त अपने कृदम वापस छे लूँगा। सत्यकी 
उपासनाके सिवाय मेरे लिये और कोई साध्य नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे 
बॉस्‍्जे ऋॉनिकल, १५-३२-१९३२ 


२५०. पन्न : ई० ई० डॉयलको 
१४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय कर्नेल डॉयल, 
क्या आप संलग्न पत्र अप्पासाहब पटवर्धनके! पास सिजवानेकी कृपा करेंगे? 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 


बम्बई सरकार, होम डिपार्टमेंट, आई० जी० पी० फाइल नं० १० 


२५१. पन्न : सुन्दरदासकों 
१४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय सित्र, 

आपका इसी ८ तारीखका पत्र मिला-।. आपकी विशेष स्थिति जाने बिना, 
आपका भावी कार्यक्रम निर्धारित करना मेरे छिए कठित है। इसलिए मेरा कहना 
यह है. कि आप स्थानीय कार्यकर्त्ताओंसे मिलें और उनके साथ सलाह-मशविरा 
करके कार्यक्रम निदिचत करें। पर, हर हालतमें, मुझे निम्नलिखित सूचना देनेकी 
क्रपा करें: | 

१. आपके जिलेमें वाल्मीक अछूतोंकी आबादी कितनी है? 

२. उसका धन्धा क्‍या है? 

३. वे वहाँ कबसे बसे हैं? 

४, वे किन-किन निर्योग्यताओंके शिकार हैँ? 

हृदयसे' आपका, 


श्रीयुत सुल्दरदास 
मनन्‍्त्री, वाल्मीक अछूते मण्डल 
कोहाट (उ० प० सी० श्रा०) 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७००) से। 


३. देखिए “ प्र॒त्र॒: एस० पी० परवर्धनकों ”, १३-१९-१९३+। 
१९६ 


२५७२. पत्र : भोतीलाल रायको" 


१४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मोती बावू, 


पहले आपका पत्र और अब आपका तार मिकछा। आझया है, मेरा तार आपको 
मिल गया होगा। आप जो पत्र छिखते हैँ या तार भेजते हैं, उन सबमें आपका 
उत्साह और बाशझावाद मुझे साफ दिखाई देता है। मुझसे मिलते और पण्डित पंचानन 
तकरत्नों को अपने साथ छानेका आपका फैसछा अच्छी चीज है। 
परन्तु. में चाहता हूँ कि आप अपने मूल भाधारके वारेमें विकूकुल निश्चित 
हो जायें। समस्या हिन्दू-धर्मको एक जीवन्त वर्मी वनानेकी है। इसलिए मूल सिद्धान्तों 
पर समझौतेकी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यदि अभी इसी समय उसके पुनरुज्जीवनको 
हम अपने दैहिक नेत्रोंसे न भी देख सकें, तो भी कोई वात नहीं है। पर अपने 
उतावलेपनमें हमें अस्पृश्यतासे, जिस रूपमें हम उससे आज परिचित हैं, समझौता नहीं 
करना चाहिए। एक प्रकारकी अस्पृश्यता तो विश्व-मरमें मिलती है, पर हमारी छड़ाई 
उस दानवतासे है जो हमें आज दिखाई देती है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गरांघी 
श्रीयुत मोतीलाल राय, 
प्रवत्तक संघ, चन्दरनगर 


अंग्रेजीकी फोटो-वकल (जी० एन० ११०४०) से । 


१. उनके ७ दिसम्बर, १९३२ के पन्रके उत्तरमें, जिप्तमें वंगालमें २७ दिसम्बरको हो रहे अस्पृश॒यता- 
निवारण सम्मेलनके लिए तारते एक सन्देश भेजनेकी माग की गई थी (एस० एन० १८६६६ )। 

२. सनातन विचारधाराके एक नेता। 

३. साथन-सत्रमें फेज” शब्द था जो भूल्से 'फेय? की. जयह ल्खि गया माद्धम होता है। 


१९७ 


२५३. पतन्न : यू० गोपाल सेननको 


१४ दिसम्वर, १९३२ 
प्रिय गोपाल मेनन, 
आपका पत्र मिला। सफाईकी शत्तके बारेमें आपने जो कहा, वह मैं समझा नहीं। 
मुझे जो फार्म भेजे गये थे, उनमें मेरा उसपर ध्यान गया था। पर मैंने उसकी वही 
व्याख्या की थी जो तुमने की है कि वह एक ऐसी झत्तें है जो विश्वमें सब कहीं 
लागू है। स्वाभाविक रूपसे हरिजन उन आम शजात्तोके अधीन आते हैं। 
गाँवके लोग टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। यह उनके 
लिए और हमारे लिए अच्छी शिक्षा है। कार्यकर्ताओंको न तो आत्मविदवास खोना 
चाहिए और न गाँववालोंके साथ उतावलापनर्रही दिखाना चाहिए। 
उमिला देवी गौर वा का स्वास्थ्य अच्छा है, यह मेरे लिए खुशीकी वात है। 
आपको यह पत्र छिखवानेके वाद मेरे सामने माघवन नैयरका पत्र आया। 
इसलिए यह पत्र उन्हें भी देता और इसे संयुक्त पत्र मानना। जितना कठोर श्रम 
आप कर रहे हैं, उसमें मैं आपसे होड़ तो नहीं कर सकता, पर मैंने अपने लिए काम 
निदिचित कर लिया है, और नित्य बढ़ते पत्र-व्यवहार तथा मुलाकातोंकी वढ़ती हुई 
संख्यासे पार पानेके लिए मुझे समयकी किफायत करनी है। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी साइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७०५) से। 


२५४. पत्र: भगवानदासको 
१४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय वावू भगवानदास,' 
आपका १० तारीखका वहुत ही मामिक पत्रों मिल्ला। पता नहीं किस सिलसिलेमें 

मैं देवीप्रसादबीसे यह कह गया कि आपको और परमार्थ वावूकों गुरुवायुर जाना 
चाहिए। आपके स्वास्थ्यकी स्थिति मैं जानता था। वह बातचीत अब मुझे याद 

१. वाराणसीके ढॉ० भगवानदास, दाशनिंक और संस्कृतके विद्ान। 

२, उन्होंने गांवीजी को लिखा था कि “अस्वस्थताके बावजूद” वे २० या ३१ तारीखको चछ देंगे 
और २२ को पूना पहुँच जायेंगे और २३ को शुवजी के साथ गांधीजी से मिलेंगे तथा उसके बाद उनके साथ 
ुस्वायुर चले जायेंगे ( एस० एन० १८६८५ )। 


१९८ 


पत्र : भगवानदासको १९९ 


नहीं आ रही। पर मैं किसीको दोष नहीं दे सकता, देवीप्रसादजी को तो कतई नहीं। 
किन्तु ईश्वरकों धन्यवाद देता चाहिए कि उस भूलकों सुधारनेका वक्‍त अभी गुजरा 
नहीं है। ' ;ल्‍ - 

भ्रुवजीके पत्रके उत्तरमें मैंने एक तार इस आशयका भेजा था कि आपका और 
परमार्थ बाबूका पूना आना या गुरुवायुर जाना आवश्यक नहीं है। यदि आपकी 
उपस्थिति आवश्यक होती तो में आपके स्वास्थ्यको क्षति पहुँचानेकी ' जोखिम उठाते 
भी झिझ्लकता नहीं। पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ध्रुवजी को मैं केवल इसलिए 
नहीं चाहता था कि वे संस्कृतके विद्वान हैं, बल्कि इसलिए भी चाहता था कि वे 
मालवीयजी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, और केरलूके मित्रोंसे में बहुत पहले यह कह 
चुका था कि वे मालवीयजी को तार दे दें कि वे केरछ आनेका कृष्ठ न करें। हम 
गुरुवायुरपर हल्ला बोलना नहीं चाहते हैं। यदि गुरुवायुरके आसपासके सवर्ण हिन्दू 
बहिष्कृतोंको उस मन्दिरमें जाने देनेंकों तैयार हैं, तो उनके प्रवेशको कोई रोक नहीं 
सकता। यदि वे तैयार नहीं हैँ, तो हमें उनके मत-परिवर्तंनकी प्रतीक्षा करनी होगी । 
में चाहता था कि कोई व्यक्ति, जिसे शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान हो, मलाबारके शास्त्रियोंसे 
आमने-सामने बात करे, और यदि वह व्यक्ति मारूवीयजी के प्राधिकारके साथ वहाँ 
जाये तो काफी है। पर अब शायद वह भी आवश्यक नहीं है। फिर भी मैं चाहता 
हैँ कि ध्रुवजी यहाँके सनातनियोंसे, कम-से-कम उनके सनन्‍्तोषके लिए ही, मिल लें। 
उनमें से कुछ मेरे पास हो गये हैं। मैंने उन्हें बताया था कि यद्यपि मेरा विश्वास 
गहरा है और पिछले ४५ वर्षोके आक्रमणका उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, फिर 
भी क्योंकि मैं एक भूल करनेवाला नश्वर प्राणी हूँ, इसलिए कोई भी सनातनी मित्र 
मुझे प्रभावित करनेकी कोशिश कर सकता है। और यदि मुझे पता चला कि मैंने 
अन्धकारको ही प्रकाश मान लिया था, तो ४५ वर्षके अपने विश्वासको छोड़ने और 
सत्यका साक्षी होनेमें मुझे कोई झिझक नहीं होगी। २३ तारीख [की परिषद |के 
प्रति, यदि सवातनी मित्रोंने उस प्रस्तावित प्रिषदमें भाग लिया तो, मेरी यही भावना 
होगी। इस सबके बाद भी यदि यरवदा आपको आकर्षित करे तो अवश्य आइये। 
और यदि आप' आएं तो तुरन्त चले जानेके लिए मत आना। आपके वास्ते कुछ 
दिनके लिए यहाँ काफीसे भी ज्यादा काम होगा। मालवीयजी को परेशान करनेकी 
बात सोची भी नहीं जा सकती। मुझे मारूम है कि उनके पास पहले ही बहुत 
काम है। 

आशा है, मेरा वह _वक्‍तव्याँ आपकी नजरसे छूुटा नहीं होगा जिसमें आपके इस 
सुझावका मैंने सम्पूर्ण हृदयसे समर्थन किया है कि जन्मको लेकर जो अस्पृश्यता है 
वह नहीं रहनी चाहिए। पर कुछ खास तरहके कामोंको लेकर अस्पृश्यता रहनी चाहिए, 
जैसी कि दुनिया-भरमें हमेशा रहती आई है, और इस तरहकी अस्पृश्यता उचित 
सफाईके बाद सदा दूर हो सकती है। 


१. देखिए पृष्ठ १६०-४। 


२०० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आपके .मामिक पत्रका अन्तिम पैरा! सबसे अधिक मार्मिक है। आपके प्रमाण 
पत्रकों यदि मैं स्वीकार कर लूँ तो मैं सत्यनिष्ठ नहीं रहूँगा, क्योंकि नीरबताकी वाणीको 
सुनने और अहंको शूल्य कर देनेका प्रयत्त तो आजीवन श्रयत्व रहा है। यह एक 
भीषण परन्तु उल्लासपूर्ण संघर्ष रहा है। अभी भी वह समाप्त नहीं हुआ है। अन्तिम 
परिणाम केवल ईइवर ही जानता है। मेरे हालके कार्योसे निस्सन्देह मेरे सबसे प्रिय 
मित्रोंतककों धक्का रूगा है। पर उन सबने मेरे प्रति सदभाव रखा है। में छाचार 
था, क्‍योंकि वे कार्य वस्तुतः मेरे नहीं थे। में तो उसके द्वारा शासित था जो हम 
सबका रचयिता है। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७०६) से। 


२५५. पन्न:ः कसलकुमार बनर्जीको 
१४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय' मित्र, 

तुम्हारा पत्र' मिलता। मेरे दिमागमें यह चीज बिलकुल साफ है कि उस लड़की 
को, चाहे वह शूद्र कहछाती हो या कुछ और, अपना वचन और हृदय दे देनेके बाद, 
और क्योंकि वह तुमेंसे गहरा लगाव रखती है, तुम उस पवित्र बचनसे छूट नहीं 
सकते, चाहे तुमपर कुछ भी क्‍यों न बीते। मैं यह माने छेता हूँ कि लड़की स्वयं 
निष्कलंक है और यही बात तुम्हारे विषयमें भी कही जा सकती है। दूसरे बब्दोंमें 
यह तुम दोनोंके पवित्र प्रेमका मामलछा है। दूसरी ओर, यदि तुम्हारी स्थितिमें जरा 
भी अनियमितता या दोष हो, तो तुम्हें अपने माता-पिताकी आज्ञा भाननी चाहिए। 
यदि छड़की और तुम सचमुच निष्कलंक हो और आदर्श गृहस्थ बनना चाहते हो, तो 


१. थह इस प्रकार था: “भारतीय णजनताकी भारी वहुसंख्याको तरह, मेरी भी आपके पवित्र हृदयके 
भदिशोंमें, उनके कारणोंकों कभी-कभी न समझ पाते हुए सी, बढ़ी आस्था है। वर्षोंकि एुक्क प्राथेना-मरा 
हृदय निश्चय दी सदा किसी भी मस्तिष्कते अधिक दूरतक और अधिक गहराइईतक देख सकता है। 
मुझे ऐसा लगता है कि इस घड़ी आपकी छोटी-से-छोटी श्च्छाओंका भी मुझे पाछत करना चाहिए और 
यह भरोसा रखना चाहिए कि आवश्यक स्वास्थ्य मुझे आपकी शुभकामनाओंसे आ्रष्त द्दो जयिगा । भुवजी 
और प्रेमनाथजी, निससन्देह, संस्कृतका उतना शान और शास्त्राथंकी उतनी क्षमता रखते हें जितदी कि 
आवश्यक दो सकती है और उनके साथ काम करना मेरे लिए आनन्ददाय्क और सौभाग्य दी होगा। 

२. दिनांक ६ दिसम्बर, १९३२ का; पत्र-लेखकने उसमें लिखा था कि ढुछ सी पहछे मैंने है 
शुद्द॒ लुड़कीको विवाहका वचन दे दिया था। परन्तु हम ब्राह्मण हैं, इसेलिए माता-पिता इस तरहके विंवों 
विरुद्ध है; इसलिए समझमें नहीं आता कि कया किया जाये। ( एप्त० एन० रेटबुंद३ । 


पत्र : मणिवहनको २०१ 


तुम्हारे माता-पिता जाति-भेदकों क्षमा कर देंगे और तुम दोनोंको अपना आशीर्वाद 
देंगे। 

तुम्हारा, 
श्रीयुत: कमलकुमार बनर्जी 
सेंप्ट्ल होटल 
कलकत्ता 


अंग्रेजीकी! माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७०७) से । 


२५६. पतन्न : एक बंगाली बारहूककों" 


१४ दिसस्बर, १९३२ 


मुझे स्पष्ट लगता है कि तुम्हें अपनी सब बात अपने माँ-बापसे दिलू खोल़कर 
कह देनी चाहिए। शर्म तो तुम जिन पापोंकों स्वीकार करते हो, उन्र पापोंके करनेमें 
थी। माँ-बापके सामने उनत्तका साफ इकरार करनेमें कोई शर्म नहीं है। साफ दिलसे 
ऐसा करोगे, तो तुम अपनेमें नई छक्तिका संचार देखोगे और ऐसा बल अनुभव 
करोगे जैसा तुममें पहले कभी नहीं था। 
[अंग्रेजीसे | 
महादेवभाईली डायरी, भाग-२, पृ० ३३५॥ 


२५७. पत्र: मणिबहनको 


१४ दिसस्बर, १९३२ 


जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसके मुँहमें स्वाभाविक भोजनसे रस तो पैदा होने 
ही चाहिए और उनकी पहचान है स्वाद। यह तो बड़े संयमीको भी अनुभव होता 
रहेगा और होते रहता चाहिए, परन्तु इस स्वादके प्रति राग नहीं होना चाहिए। 
किसी भी कारणसे अनुचित वस्तुका त्याग अच्छा छगें तव शरीरके छाभके साथ-साथ 
आत्माकों भी छाम होता है; क्योंकि उस पदार्थकी छालसा नहीं रहती है। पूरे या 
अधूरे उपवासका असर अलूंग-अछग प्रकृतियोंपर और एक ही प्रकृतिपर अरूग-अलूग 
समयमें अरूग-अछग होता है। उसमें शरीर और मन दोनों या दोनोंमेंस एक कारण 
होता है। ऐसे दृष्ठान्त तो अनेक अनुभवोंसे तु इकट्ठझे कर सकेगी। मुझे मौन 

१. बंगाली वालकके पत्रके जवावमें, जो इस प्रकार था: “ मैं एक पापकर्मो हूँ, किस तरह अपनेको 
पापसि झुबत करूँ? आपने अपने पाप पिताके सामने स्वीकार किये थे; वेसा ही करनेकी शक्ति में कैसे 


अपनेमें छाऊँ३ मेंते आपकी “आत्मकथा” पढ़ी है। में अपने पा्ोके-स्वीकारकी शक्ति केसे हासिल कर 
सकता हूं; ग्रे 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कठिन नहीं छगता। इतना ही नहीं, बल्कि हर हफ्ते रविवारकी एक बजनेकी राह 
देखता हूँ। बात यह है कि जिस चीजके लिए हमारा मन तैयार नहीं होता, उसे 
करनेमें मुदिकल होती है। जिस कामके लिए मन तैयार होता है या तैयार किया 
जा सकता है, वह सहज हो जाता है। मौबमें ही जिसका ध्यान लग जाता है, उसे 
आसपासकी गपशप नहीं सुनाई देती। किशोरछालभाईके लिए एकान्तमें झोपड़ी बनाई 
थी, तुझे याद होगा। वहाँ तो मौन और शान्ति ही हो सकती है। वहाँ दो-तीन 
दिन उन्हें गुजरनेवाली रेलग्राड़ियोंकी खड़खड़ाहट असह्य जान पड़ी। मैंने कानमें 
रूईके फोये रखनेकी सलाह दी थी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जब मैं उनके पास 
गया, तो उन्होंने मुझसे कहा : “आज मैंने न तो गाड़ियोंकी सीटी सुनी और न उनकी 
खड़खड़ाहट ही ।* ये दोनों क्रियाएँ तो होती ही थीं, मगर उन्होंने उनकी ओरसे ध्यान 
खींच लिया था, यानी मौन सध गया था। फोया-सम्बन्धी मेरे सुझावने उन्हें जाग्रत 
कर दिया, क्योंकि स्वेच्छासे एकान्त और मौन खोजनेवालेकों ऐसी कृत्रिम सहायता 
अरुचिकर ही होगी। जिसे मौन भा गया है, वह अन्तमें दिव्य संगीत सुनने लगता 
है और उसमें इतना अधिक मग्त हो जाता है कि आसपास जो आवाजें होती हैं, 
वे उसे सुनाई नहीं देतीं। 

हमारे बिल्ली-परिवारमें तीन व्यक्ति हैं। रोज खानेके समय दोनों बार बिना 
घंटी और बिना बुलाये हाजिर हो जाते हैं। जिस नियमसे ये तीनों साथी समयका 
पालन करते हैं उसी तरह हम सब करने हूगें, तो करोड़ों घंटे बच जायें और हमने 
सीखा तो है ही कि समय ही धन है। बात भी बिलकुल सच है; इसलिए जो समय 
बचाते है' वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाये हुएके बराबर है। इसलिए 
जिन्हें समयका मूल्य नहीं, वे दुनियाका कितना धन खो देते होंगे, इसका हिसाब 
कौन लगा सकता है? 

अस्पृश्यताके लिए काम करनेवालोंकी संख्या कृत्रिम ढँगसे बढ़े, यह मैं बिलकुल 
नहीं चाहता। जिनके लिए अपना कर्तव्य स्पष्ट है, वे अस्पुश्य-सेवाका काम प्रिय 
होनेपर भी अपना कत्तेव्य छोड़ें, यह मैं कभी चाहूँगा ही नहीं । 

[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० श३४-५॥ 


२५८. पन्न : शिवप्रसाद गुप्तको 
१४ दिसम्बर, १९१२ 
मन्दिर किसीकी निजी सम्पत्ति हो और उसे खुलवानेकी इच्छा की जाये, तो 
यह सही है कि वह जबदेस्ती ही है। 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पूृ० ३३८॥ 


२५०९. पन्नर; नारणदास गांधोको 


१४ दिसम्बर, १९३२ 
चि० नारणदास, 
साप्ताहिक डाक मिल गईं। आनन्दीके पत्रके आधारपर यह लिख रहा हूँ। 
तीव बार खानेका तियम बीमार और कमजोर छोगोंपर छागरू नहीं होता। 
बच्चोंपर भी नहीं होता। जो नियम सवपर छागू होता है वह यह है: 
खाना औषधिकी तरह खायें, उसी मात्रामें और उसी तरह समयपर। हो सकता 
है कि किसी-किसीको हर घंटे दो चम्मच खिलानेकी जरुरत हो; पर फिर उसे हर 
आधे घंटेके बाद न खिलायें। 
अर्थात्‌ चाहे जब बीचमें कुछ-न-क्रुछ खाते रहनेकी आदत खराब है, यह अस्वाद 
ब्रतका उल्लंघन है। इमलीका एक दुकड़ातक इस तरह न खाया जाये। किन्तु आनन्दी 
जैसी लड़कीको तीनसे ज्यादा बार खानेकी आवश्यकता हो सकती है। वह मनमाना 
न खाये; फिर भी स्वास्थ्यकी दृष्टिसि जितनी वार खाना ठीक हो उतनी बार खाये। 
बावछाकी आयुके बच्चे चार बार खायें। चार बारका खाना कोई तीन बारमें ही 
ढूंस लेनेका प्रयत्त न करे। तीन वारके भोजनके चार भागकर लेता ठीक है। चार 
भागोंकों तीत वारमें खा लेना खराब है। 
बुखारमें अन्न नहीं खाता चाहिए। यहाँ अन्नका अर्थ है गेहूँ, ज्वार, बाजरा, 
चावल, दालें, कन्द, अर्थात्‌ वे पदार्थ जिनमें स्टार्च और प्रोटीन है। पर भूख लगे, 
पाखाना ठीक आता हो तो थोड़ा-थोड़ा दूध पी सकते हैं। फलका रस तो हर हालतमें 
ले सकते हैं। किन्तु इच्छा न हो तो वह भी न लें। 
जिन्हें ज्वार-बाजरा हजम न होता हो वे ज्वार-बाजरा न खा्यें। जिनका शरीर- 
जीभ नहीं-भातकी माँग करता है, वे भात लें। कई बीमारोंके लिए चावल का पानी 
बहुत अच्छी खुराक साबित होता है। साधारण तौरपर चावल लेता अनावश्यक है; 
उससे कई वार नुकसान भी होता है। भात खानेवालोंका शरीर फूला हुआ होता 
है, उनका पेट वढ़ जाता है। विहार और मद्रासमें तो यह एक आम बात है। अब 
मेरा कहता ठीक तरहसे समझमें आ गया होगा। 
छाराओंके वारेमें क्या लिखूँ? हमारी तपरचर्या अधूरी है। हमें ईश्वरपर 
पूर्ण श्रद्धा नहीं है। हम उन्हें अपने ही भाई-बहन नहीं मानते । हम उनसे डरते हैं। 
इन आरोपोंका सबसे पहला पात्र तो मैं ही हूँ। मुझमें जो त्रुटियाँ है वे समीप रहने 
वाले इन छोगोंके रूपमें प्रकट हो गई हैं। उन्हें सहन करना। यह याद रखना कि 
कलेक्टरको दौैल्यपूर्ण पत्र लिखनेका सुझाव मैंने नहीं दिया है। यह मसविदा मैंने बहुत 
घ्यानसे तैयार किया था इसलिए भाई सावलंकरने कया कदम उठाया है यह जाननेकी 
२०३ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इच्छा जरूर है। तुम्हें तो समझमें आ गया था न? मुझे तो इसमें अपने घमेंकी 
भारी कसौटी दिखाई देती है। यहाँ बैंठे हुए मुझे तो अपना धर्म साफ दिखाई देता 
है। जिसमें हिम्मत हो, जिसे ईश्वरमें विश्वास हो वह-चाहे पुरुष, स्त्री, जवान या 
वृद्ध कोई भी क्‍यों ले हो- उनमें जाकर रहे, उनसे विनंती करे, मार खानी पड़े तो 
मार खाये और उन्हें समझाये और उनकी स्थिति समझ के। किन्तु यदि यह करनेकी 
शक्ति न हो तो विचार कर छेना चाहिए कि हम लड़क्र अपना वचाव करनेके 
लिए तैयार हैं या नहीं। यदि हैं तो उसमें सरकारकी मदद लेती है कि नहीं। नहीं 
लेनी है तो स्वयं हमें वेततपर किसीको नियुक्त करना है या नहीं, करना हो तो 
किस जातिके और किस वर्गके छोगोंको । और यदि नहीं नियुक्त करना है तो यथाशक्ति 
लड़नेमें हमारा छुटकारा है! या हम अपना जो धर्म नहीं छोड़ सकते, अपने भीतर 
उसके पालनकी शक्तिका अभाव महसूस करते हुए भी उस दविशामें जितना प्रयत्न 
कर सके उतना करके हमें सन्तुष्ट रहना है? इतना लिखना काफी है। कोई भी 
घबराये नहीं। मैंने तो सिर्फ विचार कर लेनेके लिए यह सव लिखा है। 

प्रेमाका ऑपरेशन हो गया होगा। 

बापू 

[पुनइचः | 

मावलंकरने क्या किया, लिखना। इस सस्वस्धमें क्या हो सकता है, इसपर 
विचार कर रहा हूँ। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०|१) से। सी० डब्ल्यू० ८२८१ भी से; 
सौजन्य : नारणदास भ्रांधी। 


२६०. पन्न ; नारायण सोरेद्वर खरेकों 


[१४ दिसम्बर, १९३२ | 
चि० पण्डितजी, 
तुम्हारा पत्र मिल्ला। सुवोध पत्रिका” मैं तो समझ गया हूँ। क्या तुम्हे कोई 
शंका है? यदि हो तो लिखना। उसका स्पष्टीकरण कर दूँगा। भजनावलछी ! के लिए 
समय निकालना बहुत कठिन है। * लत 
मैंने छारा लोगोंके सम्वन्ध्मं लिखा है। हममें इससे निवटनेकी शक्ति होनी 
चाहिए । 
बापू 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० २५६) से; सौजत्य : छक्ष्मीवहन ना० खरे। 
१. छारा छोगों के उल्ठेखसे; देखिए पिछछा शीष॑क। 


२. गांधीजी आश्रम भजनाथछीके नये संस्करणके लिए कुछ छुझाव देना चाहते ये। देखिए खण्ड 
४६९, पृष्ठ ७9॥ 


२६१. धर्मदेवको लिखे पतन्नका अंश" 


१४ दिसम्बर, १९३२ 


यद्यपि जातिके विषयों आपने जो लिखा है वह तथ्य है तथापि आज जो 
कार्य हो रहा है उसके साथ जाति-सुधारकों नहीं मिला सकते हैं। इस वार मैं 
अपने विचारोंकों व्यक्त करनेका अभी मेरे पास समय नहीं है। समय मिलनेपर 
में अवदय लिखूंगा। 


विदवज्योति, अक्तूबर, १९५९ 


२६२. भेंद: आये समाज, बम्बईके प्रतिनिधि-सण्डल * को 


१४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रतिनिधि भण्डलकी “ नमस्ते ” के उत्तरमें गांधीजीने उनका शुस्कुराते हुए स्वागत 
किया। डेढ़ घंदेतक वे उनके साथ अस्पृदयताके प्रइनपर शास्त्रीय दृष्टिकोणसे 
विचार-विमछें करते रहे। उन्होंने बताया कि इस दिद्या्में आर्य समाजकी गतिविधियोंसे 
वे परिच्तित हें और यह आशा प्रकट की कि आये समाज उन्हें और भी उत्साहके 
साथ जारी रखेगा। उन्होंने सलाह दी कि आय समाजकों भाषणों और साहित्य हारा 
प्रचार-क्ार्य करना चाहिए और जस्पृश्योंमें अपना रचनात्मक कार्य और अधिक उत्साह 
से चलाना चाहिए। 


१. “ रैमिन्सिंसेन ऑफ ग्रांवीजी ” में उब्लिख्वित। ध्मदेवने लिख्ला था कि जबतक जन्मके आधार 
पर लोगोंको ऊँच-नीच माना जायेगा मोर जाति-प्रयाको समाप्त करनेका प्रयास नहीं किया जायेगा, भछूत 
प्रधाके उन्मूलनके प्रचारसे कोई छाभ नहीं होगा। 

२. प्रतिनिधि-मण्डलमें थे: दिजिन्द्रनाथ, शिवदास चापसी, विजयशंकरजी, प्रभुभाई शर्मा, वस्लभदास 
आर० मेहता, जम्मूभाईंजी और ओऔयुत्ध शंकरराव। उन्होंने महात्माजी को समझाया कि अस्पृशयता-निवारण 
कार्यके विरुद्ध तथाकथित पनातनियों द्वारा शुरू किये गये प्रचारका प्रतिकार आवश्यक है। वेदों और 
हिन्दुओंके अन्य प्राचीन पघमरेगन्थोमें तथाकपित अस्पृश्यताका कोई उल्केख था विधान नहीं है। मनुस्तृतिं 
भौर अन्य स्पृतियोंमें चाण्डल भादिके निणेयके लिए जो क्ौर्ियों दी गई है, वे माजके तथाकथित 
“ अस्पृदयों ” पर किसी भी तरह लायू नहीं होतीं। भाये समाज महर्षि दयानन्द सरस्वतीके पदचिहोंपर 
चलता हुआ सभी मानव ग्राण्षिंकी समानताके सन्देशका प्रचार कर रहा है। महषि दयानन्दके ध्येयके 
अनुसार आधे समाज वहुत समवते अस्पृह॒यता-निवारणका कार्य करता भा रहा है और उस मद्दान उपवासके 
वाद तो वह उत्ते और भी उत्साहके साथ कर रहा है। प्रतिनिधि-मण्डलने वताथा कि वह शुख्वायुरके 
ध्येपमें सहायता देनेको तैयार है और गांधीजी को इस वातके लिए धन्यवाद दिया कि वे स्वामी दयानन्द 
सरस्वत्तीके कार्यों पूरा कर रहे दें। 


२०५ 


२०६ सम्पूर्ण ग्रांधी वाहुमय 


महात्माजी ने कहा कि कार्यकर्ताओंसे जो सूचना मिली है, उससे गुर्वायुरके 
सासलेकी सफलताका उन्हें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने बताया कि सेकड़ों स्वयंसेवक 
मलाबार पहुँच गये हैं और कार्य सत्तोषजनक ढंगसे चल रहा है। कुछ सनातनी 
शास्त्री भी उनका समर्थन कर रहे हैं। मतसंग्रहका काम भी ठीक तरह चल रहा 
है। कुछ लोगोंने उनके लेखोंमें से, सन्दर्भवा उल्लेख किये बिना, एक वाक्य इधरसे तो 
एक उधरसे उद्धृत कर उन्हें गलत ढंगसे पेश करते हुए जो दुष्ट प्रचार शुरू किया 
है, गांधीजी ने उसके प्रति अपनी उदासीनता दिखाई। 
प्रतिनिधि अपने साथ पुस्तकोंका एक बड़ा बंडछ लाये थे। गांधीजी ने उसमें से 
उनकी प्रार्थनापर तीन पुस्तकें छाँट लीं। जब उनसे ऋषि दयानन्दकी महान कृति, 
“सत्यार्थ प्रकाश/की भी एक श्रति रखनेको कहा गया, तो उन्होंने जवाब दिया उस 
पुस्तकको वे सदा अपने साथ रखते हैं।' 
[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, १७-१२-१९३२ 


२६३५. वक्‍तव्य ; अस्पृर्यतापर -- १२ 


१५ दिसम्बर, १९३२ 


भेरा खयाल था कि मन्दिर-प्रवेश आन्दोलनकी मर्यादाओंके बारेमें अपनी स्थिति 
मैंने बिलकुल स्पष्ठ कर दी है। परन्तु मैं देखता हूँ कि सनातनी मित्र एक कल्पित 
खतरेके वारेमें, जो उनके खयालसे इस' आतन्दोलनके कारण सनातन धर्मके सामने आ 
गया है, अभी भी उत्तेजित हैं। इसलिए जो-कुछ मैंने प्रकाशित वक्‍तव्यों और अपने 
पत्रोंमें कहा है, उसका सार नीचे दे रहा हूँ: 

१. उपवासका तरीका अभी इस समय केवल ग्रुरुवायुरतक ही सीमित है। 
सुधारकके दृष्टिकोणसे इस' उपवासके छिए ऐतिहासिक कारण हैं। इससे बचा नहीं जा 
सकता था। मैं जानता हूँ कि सुधारके विरोधी या मन्दिर-प्रवेशमें विशवासतक रखनेवाले 
तमाम लोग उन कारणोंको उसके औचित्यके रूपमें स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य 
तो उसके उल्लेखसे उपवासकी मात्र मर्यादाएँ बताना ही है। 

२. जो उपवास सोचा गया है, वह यदि मतसंग्रह सुधारकोंके विरुद्ध निकला 
तो शुरू नहीं किया जायेगा। यदि यह पता चढता है कि मौजूदा कानून सुधारकोंके 
विरूद्ध है और आवश्यक कानूनके लिए हर तरहकी कोशिश की जा रही है और 
एक अनुज्ञात्सक विधेयक पेश करनेके लिए वाइसरायंकी अनुमति मिल्त गई है, पर 
वह विधेयक धारा सभामें २ जनवरी, १९३३ तक पास नहीं हो सकता, तो उपवास 
स्थगित कर दिया जायेगा। 


१. इस- स्पोर्टके ता्वस्थमें भूल-छुपारके छिए देखिए “पत्र: मंत्री आयेत्तमाज, वम्बईकों”, 
१९-१२-१९३०२ | 


वक्तव्य: अस्पृश्यता पर--१२ २०७ 


३. मन्दिरोंके अपने उपासकोंकी बहुतसंख्याकी इच्छाओंके प्रतिकूल, जोर-जवदेस्ती 
के किसी भी' मन्दिर-प्रवेशसे मेरा कोई वास्ता नहीं होगा, और यह आन्दोछन केवल 
सार्वजनिक मन्दिरोंतक ही सीमित रहेगा। इसलिए, निजी मन्दविरोंका [हरिजनोंके 
लिए ] खुलना 'पूर्णतया उनके मालिकोंपर निर्भर करेगा, और 'जो प्रतिबन्ध सवर्ण 
हिन्दुओंपर छागू होते है वे स्वाभाविक रूपसे हरिजनोंपर लागू होंगे। 

इन मर्यादाओंसे, मेरे विचारमें, किसी भी विचारशील हिन्दूको सन्‍्तोष हो जाना 
चाहिए। पर मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी मौजूदा हिन्दू 
मन्दिरका, जो शर्तें अन्य हिन्दुओंके लिए है उन्हींपर, हरिजनोंके लिए खुलना सहन 
नहीं होगा। इस तरहके हठीले विरोधियोंके विरोध-शमनका मैं नये मन्दिर बनानेंके 
एक कार्यक्रमके सिवा, कोई और उपाय सोच नहीं सकता। और उसका अर्थ इस पहलेसे 
विभाजित समाजका और विभाजन होगा। परल्तु मुझे विश्वास है कि यदि सुधारक 
जो मर्यादाएँ मैंने बताई हैँ उनका निष्ठा और ईमानदारीसे पाढन करें, तो अयुक्ति- 
युक्‍त विरोध, समर्थत न मिलनेसे ही, नष्ठ हो जायेगा। जिन छोगोंने सनातन धर्मके 
नामपर अपना दखल जमा रखा है, उन्हें यह देखकर आदचर्य नहीं होना चाहिए 
और न ठेस ही रूगनी चाहिए कि विपक्षी भी सुधारके पक्षमें उन्हीं धर्मशास्त्रोंके 
प्रमाण दे रहे हैं जिनमें वे खुद अपनी आस्था प्रकट करते हैं। संस्कृत वाडमयमें 
तिष्णात ऐसे श्ास्त्रियोंकी संख्या बराबर बढ़ रही है जिनका यह विश्वास है कि 
“ अस्पृश्यों “को सार्वजनिक मन्दिरोंमें जाने देनेकी हिन्दूघर्ममें केवल आज्ञा ही नहीं 
है, बल्कि उन्हें उन मन्दिरोंमें अन्य हिन्दुओंके साथ पूजा करनेसे रोकना गलत भी है। 
इन पण्डितोंका यह भी विश्वास है कि जन्मसे सम्बन्धित और किसी भी प्रायश्चित्त 
या शुद्धिसि दूर न होनेवाली अस्पुश्यता जैसी चीज वस्तुतः कोई है ही नहीं। 
कर्मों और धन्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली अस्पृश्यतामें उनका विश्वास है, पर यह कोई 
हिन्दू-धर्मकी ही विशेषता नहीं है।यह सब धर्मोमें मिछ्ती है और स्वच्छताके ठोस 
सिद्धान्तोंपर आधारित है। 

मेरा यह भी विश्वास है कि प्रस्तावित कानूनको लेकर जो आतंक पैदा हो 
गया है वह अज्ञानपर आधारित है। जहाँतक मैं इस प्रस्तावकों समझा हूँ, यह 
केवछ इतना ही है: यदि किसी मन्दिरके उपासकोंकी दो-तिहाई बहुसंख्या, कानून 
द्वारा प्रकल्पित एक नियमित पद्धति द्वारा, अपनी इच्छा व्यक्त करे, तो वह मन्दिर 
उन्हीं शर्तोपर जो औरोंके लिए हैं हरिजनोंके लिए खोल दिया जाना चाहिए। भेरे 
विचारमें यह प्रस्ताव स्वयं अन्दरसे इतना युक्तियुकत है कि कोई भी विचारशीलू 
व्यक्ति इसके विरोधमें कुछ कह नहीं सकता। 

हर हालतमें, सुधारके विरोधियोंको यह समझ लेना चाहिए कि सुधारक ठीक- 
ठीक कया प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे खेदके साथ यह कहना पड़ता है कि अभी 
स्थिति यह है कि तथ्योंकी परवाह व करते हुए सुधारके विरुद्ध आन्दोलन चलाया 
जा रहा है, और उसे सत्यसे विपरीत वकक्‍तव्यों और निराधार वक्रोक्तियों और लांछनों 
हारा बल दिया जा रहा है। सुधार यदि अपने-आपमें स्वस्थ है, तो उसे इस तरहके 


२०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
तरीकोंसे कोई हानि नहीं हो सकती। . परन्तु यदि सुधारक या उनके विरोधी ऐसे 
शैकोंका े रोघी ऐसे 
तर सहारा छेते हैं जो अच्छे और न्यायोचित नहीं हैं, हिन्दू 
जआाधात अवश्य पहुँचेगा। 3७७७७ 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १६-१२-१९३२ 


२६४. तार: सी० एफ० एन्ड्रयूजको'" 
१५ दिसम्बर, १९३२ 
एन्ड्रयूज 
बुडब्रुक सेटिलमेंट 
बरमिंघम 
वहीं रहो। स्नेह । 
गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-वकर्ल (जी० एन० ९७८)से। 


२६५. पत्र: सीराबहनको 
१५ दिसम्बर, १९३२ 


चि० भीरा, 

तुम्हारा पत्र यथासमय पहुँच गया। इस समय लरूग़भग ४ बजकर २० मिनट 
हुए हैं और हमने प्रात:काछूकी प्रार्थना खत्म की है। हमारे मानव परिवारमें छगन- 
लाल जोशी चौथे सदस्य जुड़े हैं और अगर बिल्लियोंको जोड़ लें तो हमारी संख्या 
सात है। इतना ही है कि वे प्रार्थनामों नहीं आतीं। उनका सम्बन्ध साथ-साथ खाने 
तक ही सीमित है। * 

छगनलालके आ जानेसे काम जल्दी निपटानेमें सुविधा हो गई है, किन्तु मेरे 
परिश्रमके घंटोंमें कमी नहीं हुईं। इसकी आशा भी नहीं रखी गईं थी। जो बातें 
मुझीको करनी चाहिए, वे करनी ही पड़ती हैं। कम-से-कम २ जनवरीतक दबाव 
बना ही रहेगा। 

१, उनके ८ दिंसम्बरके तारके जवावमें जो इस प्रकार था: “मेरे पत्रोंकी अति चिन्ता कम कर 
दीजिए। अब सव चीज साफ दैं। यदि भारतमें मेरी मददकी जरूरत हो तो तार दीजिए। अन्यथा 
उन्दनमें रह रहा हूँ।” (बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्ेकट्स, होम डिपाट मेंड, स्पेशल श्रांचू, फाइल से० ८०० 
(४०) (३) भाग ३, एष्ठ ४३१ ) 


पत्र : मीरावहनको २०९ 


क्या कारण है कि हृदय वुद्धिका कहना नहीं मानता या साथ नहीं देता ? 
क्या श्रद्धाकी कमी है? यद्यपि मैं किसी अन्तिम निर्णयपर नहीं पहुँचा हूँ, फिर भी 
मेरा मत उसी दिल्ञामें जाता है। यद्यपि मेरी बुद्धि मुझे बताती है कि मुझमें प्रेम हो 
तो साँपको भगानेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह मेरी श्रद्धाका अभाव ही है जो 
मुझे उससे सम्बन्ध जोड़नेसे रोकता है। इस प्रकारके उदाहरण बहुत दिये जा सकते 
हैं। मैं चाहँगा कि तुम इस दिशामें खोज करो और हृदय और बुद्धिके जो भी संघर्ष 
तुम्हें याद हों उन सबके कारणका पता लगानेकी कोशिश करो। ऐसा करने से 
तुम्हारे छिए हृदयका बुद्धिके साथ सहयोग कराना सम्भव हो सकता है। अगर मेरा 
उपवास करना मेरे और हरेकके लिए अच्छा है, तो हृदय खुश होनेसे क्यों इनकार 
करे ? अगर मैं स्वस्थ हूँ तो हृदय अवश्य प्रसन्न होता है। कुछ हालतोंमें यह वेहतर 
है कि में स्वस्थ रहनेके वजाय उपवास करूँ। वृद्धि ऐसा कहती है, परन्तु हृदय 
बृद्धिके स्पष्ट प्रमाणको अस्वीकार करता है। क्या श्रद्धाकी कमीके कारण ऐसा करता 
है? या इसमें आत्मवंचना है और दरअसल बुद्धिने जैसे स्वास्थ्य-रक्षा की जरूरत 
महसूस कर ली है, वैसे उपवासकी आवश्यकता अनुभव नहीं की है? यहाँ मैंने निर्णय 
की कल्पना किये विना केवल तुम्हारे लिए समस्या वयान कर दी है। मैं निर्णय 
करना भी चाहूँगा तो उसके लिए मेरे पास काफी सामग्री नहीं हो सकती, कम-से- 
कम अभी तो मुझे यह विषय यहीं छोड़ देना पड़ेगा। 

मेरा वजन अब १०३ है। मैंने दूधकी मात्रा घटा दी है, रोटी छोड़ दी है 
ओर नारंगियोंकी संख्या ८से वढ़ाकर १६ कर दी है। खजूर भी फिलहाल छोड़ दिये 
हैं। दूध में एक पौंड ही ले रहा हूँ। जल्दी ही दूध की मात्रा बढ़ा देनेकी उम्मीद 
रखता हूँ। 

मैंने डॉ० गौड़की किताब, जो जानकारी उसमें हो उसके लिए, तुम्हारे पास 
भेजी है। ऐतिहासिक पुस्तककी दृष्टिसे जस्टिस अमीर अलीकी किताब शायद बेहतर 
होगी। हो सकता है कि में गलतीपर होऊँ। 

“ठाइमस्स ऑफ इंडियासे अपना वक्तव्य पूराका-पूरा प्रकाशित करनेकी अपील 
करना व्यर्थ है। में किसी ऐसेको ढूंढ़नेकी कोशिश करूँगा जो तुम्हें वक्‍तव्योंकी प्रतियाँ 
भेज दे। उनको शआप्त करनेपर कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि जिन अखवारोंको 
पढ़नेकी तुम्हें इजाजत है, उनमें यदि तुम देखो तो वे मिर सकते हैं। 

आशा है कि वा १६ तारीखकों अपना दौरा पुरा करके पूता आ जायेगी। 

अप्पा ” मद्रासके अस्ता नहीं हँ। अप्पा महाराष्ट्रके हैं। वे विद्वान व्यक्ति हैं। 
तुम आईं उससे पहले वे आश्रममें अध्यापक थे । वे बहुत ढुवछे हैं। उनके भाई श्रीयुत 
रावको तुमने जरूर देखा होगा। वे विक्री-विभागके जिम्मेदार थे। पूरी घटना बड़ी 
रोचक और मानवतापूर्ण थी। 


१, अस्पृरधतापर । 
२. आशय अप्पासताहव पट्वधेनसे है। 


५२-१४ 


२६० सम्पूर्ण गांवी वाह्रमय 


कं हम सब अच्छे हैं। डाह्माभाई दुवारा वीमार हो गये थे पर कोई उपद्वव 
नहीं हुजा। 
हम सबकी ओरसे प्यार। 


बापू 
[ पुनरच : | 
में सातवें और आठवेंके सिवाय पहले ९ वक्तव्य सेज रहा हैं।! इन दोको 
ढूँढ़ना पड़ेगा। . . - 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डवब्ल्यू० ९५११)से; सौजन्य : मीरावहन। 


२६६. पतन्न : डॉक्टर विधानचन्द्र रायको 


१५ दिसम्वर, १९३२ 
प्रिय डॉ० विधान, 
आपके पत्र से में तो अवसन्त रह यया। उसे पढ़नेके तुरन्त वाद ही मैने 
आपको तार" भेजा। में तो समझता था कि हम दोनों एक-दूसरेके इतने निकट 
हैं कि मेरे मत्रीपूर्ण पत्रके आप कभी गरूत मानी नहीं छगायेंगे। पर अब देखता हूँ 
कि मैंने भारी भूल कर डाली। मुझे आपको वह पत्र" नहीं लिखना चाहिए था। 
अतः मैंने उसे पूर्णतः और बगैर किसी झर्ते वापस ले लिया है। अब, जब कि वह 
पत्र वापस ले लिया है, आपको उनमें से कोई भी काम नहीं करना है जिनका आपने 
उल्लेख किया है। कृपया बोडंवाला काम वदस्तूर इस तरह जारी रखिए, मानों मैंने 
आपको कोई पत्र छिखा ही न हो। आपके दिलको जो चोट पहुँची है उसे आप 
उदारहदयताके साथ भूछ जायेंगे। पर आपको मैंने वह पत्र लिखा, इसके लिए मैं 
अपने-आपको आसातनीसे क्षमा नहीं कर सकूंगा। किसीने, याद नहीं किसने, कहा था 
कि मेरे पत्रके आप गरूत मानी छगायेंगे। पर मैंने मू्खंतावश कहा कि में कुछ भी 
लिखूँ, आप उसके गलत मानी कभी नहीं छगायेंगे। विनाशसे पूर्व ग्द और पतनसे 
पूर्व मिथ्या घमण्ड होता है। इतना सब कहनेके वाद, अब तो मैं नहीं समझता कि 
आप हमारे पत्र-व्यवहारकों प्रकाशित करना जरूरी समझेंगे। परन्तु यदि आप सावें- 
जनिक हितके छिए उसका प्रकाशन आवश्यक समझते हों तो जहाँतक श्रकाशित करना 
आवश्यक हो, आप अंवद्य प्रकाशित कर सकते हैं। 


१. ये “ पत्र: मीरावहलको ”, २२-१२-१९३२ के साथ भेजे गये थे। 
२. आगेका मंश जेल्के अधिकारियोंने काट दिया था। 

३- देखिए परिशिष्ट ५।॥ 

४. देखिए “ पत्र: घनवयामदास विंढ़लकों ?, १५/१६]-१२-१९३२ । 
०. देखिए एष्ठ १४८-९। 


पत्र : ए० रंगास्वामी अय्यंगारको २११ 


कृपया लिखिए, कमलछा और डॉ० आलमका स्वास्थ्य कैसा है,, और कमढछासे 
कहिए, मुझे पत्र लिखे। 
आपका, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७९०८)से; सौजत्य : घनश्यामदास बिड़का। 
एस० एन० १८७१५से भी। 


२६७. पत्र : ए० रंगास्वामी अय्यंगारकों 


१५ दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय रंगास्वामी, 

आपका पत्र मिला, जिसके साथ आपने वर्तमान आन्दोलनपर एक सेशनजजकी 
टिप्पणी भी भेजी है। मैंने उसे पढ़ा। मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि एक जज 
भी सुधारपर, जो पहले ही अधिक-से-अधिक संयम और अनेक मर्यादाओंके साथ किया 
जा रहा है, अपने मस्तिष्कका सन्तुलन खो सकता है। यह पत्र इस वातका एक 
और सबूत है कि सुधार काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। मन्दिर-प्रवेशके 
लिए तथा अस्पृश्यता जैसी अभी प्रचलित है उसके पूर्ण निवारणके लिए आन्दोलन, 
किसी-नत-किसी रूपमें, कई वर्षोसे चल रहा है, और मुझे खुशी है कि प्रस्तावित 
उपवासने उसमें जीवन डाल दिया है। 

आशा है, आपकी पत्नी अब पूरी तरह पुनः स्वस्थ हो गई होंगी। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्रीयुत ए० रंगास्वामी अय्यंगार 
“हिन्दू” ऑफिस 
माउंट रोड, मद्रास 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७१२)से। 


१. कमला नेहरू और डॉ० मोहम्मद जालम उस समय डॉ० विं० च० रापते इलान करवा रहे थे। 


२६८० पतन्न: जमनालाल बजाजको 
१५ दिसम्बर, १९३२ 


चि० जमनालाल, 

तुम्हारा पत्र मिछा। कमलनयनके बारेमें समझ गया हूँ। पूना में उसके लिए 
व्यवस्था नहीं हो सकती | उसके सम्बन्धरमें वकीलसे वात हुईं थी। इतने बड़े जवानकों 
वहाँ नहीं रखते और न वहाँ इसकी सुविधा ही है। जब मिलूँगा तब तुमसे इसके 
वारेमें वात करूँगा। तुम्हें फाउन्टेन पेनकी स्याहीकी जरूरत थी और हमारे पास स्वदेशी 
स्याही है। यह भाई कटेलीको मालूम था इसलिए उसमें से तुम्हारे छिए दवात-भर 
भेजी है। हमारे पास तो भण्डार भरा हुआ है। 

यहाँकी रोटीमें जो चीनी पड़ी होती है उसके स्वदेशी होनेकी सम्भावना है। 
क्योंकि पूनामें विदेशी चीनी बहुत कम आती है। किन्तु चीनी विल्ययती हो तो भी 
रोटीमें दोष नहीं मानता, क्योंकि वह चीनी खमीर बनानेके लिए डाली जाती है, 
अर्थात्‌ खमीरके साथ मिलानेपर उसमें एक नया पदार्थ पैदा हो जाता है। जैसे दो 
विशेष प्रकारकी गैस निश्चित प्रमाणमें मिलछानेसे पानी बन जाती है। इसलिए रोटी 
खानेवाला गेहूँ और चीनी दो ही पदार्थ खाता है ऐसा नहीं कह सकते। खीर बनानेंके 
लिए तीन चीजें इस्तेमाल होती हैँ-महुआ, चीनी और नमक। महुआ देशी होता है 
इसलिए भेरे विचारसे विदेशी ,चीनीका त्याग करनेवालेके लिए भी रोटी निर्दोष मानी 
जायेगी। इतना जान छेनेपर भी अन्तिम निर्णय तो तुम्हींको करना है। यहाँ जो 
चपाती बनती है वह तुम्हें माफिक आती हो तो फिर मैं रोटीका आग्रह नहीं करूँग्ा। 

तुमसे मिलनेके सम्बन्धमें अभी कोई जवाब नहीं मिला है। 

ऑपरेशनके लिए विकायत न जानेके बारेमें समझ गया हूँ। मुझे स्वयं तो 
डरनेकी कोई ऐसी वात छरूगती नहीं। हजारों व्यक्तियोंके कान बहते हैं और उन्हें 
कोई और तकलीफ नहीं होती। यह पूरा भाग दिमागके पास है इसलिए आत्यंत्रिक 
परिणाम निकछ सकता है, ऐसा सोचकर डॉक्टर खुद डर जाते हैं और बीमारको 
डराते है। इसलिए इस देशमें जो मदद मिल सकती हो उसीसे सन्तुष्ट रहनेमें मैं 
किसी पसोपेझ्षमें नहीं पड़ेंगा। और फिर अभी इसपर विचार करनेका सवाल ही नहीं 
उठता। शान्ति होनेपर इसका उपाय अपने-आप सूझ जायेगा। 

मेरी कोहनी जैसी थी वैसी ही है। 'वजन १०३ है। कु मिलाकर स्वास्थ्य 
अच्छा है। 


१. देखिए “पत्र: बम्बई सरकारके ग्रह-सचिवको,” २९-११-१९३२। 
२१२ 


पत्र : रकक्‍्मिणी बजाजको २१३ 


इसके साथ जानकीबहनका पत्र भेज रहा हूँ। इसमें कमलनयनके बारेमें जो 
लिखा है सो पढ़ता। मैंने उत्तरमें लिखा है कि कमलनयनके साथ मास्टर और 
रसोइया जाये यह तो मैं कभी स्वीकार नहीं करूगा। ऐसा करनेसे उसे वाहर 
जानेका फायदा नहीं होगा। साथमें यह भी लिखा है कि इस बारेमें तुमसे बातचीत 
कर रहा हूँ। 


ह बापूके आशीर्वाद 
गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९०८) से। _ ह 


२६९. ग० वा० सावलंकरको 


१५ दिसम्बर, १९३२ 
भाई मावलंकर, 
छाराओंके उपद्रवके' विषयमें मैंने नारणदासको आपसे सहाह लछेनेके लिए कहा 
था। लिखिए, आपने क्या सलाह दी। कुछ करनेके पहले यदि मुझे मालूम हो सके, 
तो अधिक अच्छा हो;. निश्चित किया हुआ उपाय हमारे लिए शोभनीय हो, यह 
आवश्यक है। यदि ऐसा कोई उपाय न निकले, तो यह दुःख हम सहन करेंगे। 
बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकू (जी० एन० १२२९) से। 


२७०. पत्र : रुक्ष्मिणीदेवी बजाजको 


१५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० रुक्मिणी, | 
तेरा पत्र मिल गया है। तबीयत सुधरती जा रही है और आत्मविश्वास आता 
जा रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात है। शरीर देवलालीमें जैसा था वैसा हो जाये 
तो कितना अच्छा हो। राधिका, कुसुमकी खबर तो मिलती ही रहती होगी। उनका 
स्वास्थ्य सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता । कुसुमका स्वास्थ्य तो कुछ ठिकाने आता 
लगता है। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-तकलर (जी० एन० ९१४८) से। 


१, देखिए “ पत्र : नारणदास गांधीकों ”, [४]/५-१२-१९३२। 


२७१. सन्देश : अस्पृश्यता-विरोधी दिवसके लिए" 


१६ दिसम्बर, १९३२ 


अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनसे जिस आशाका उदय हुआ है, उसका संचार 
अगले रविवारको हिल्दुस्तानके गाँव-गांवके हरिजन मुहल्लोंमें होगा, ऐसी मैं उम्मीद 
रखता हूँ। केन्द्रीय बोडंने यह दिन अस्पृश्यता-निवारण दिवसके तौरपर मनाना 
निश्चित किया है। उस दिन हरएक हिन्दू बालक अपने हरिजन भाई-बहनोंकी कुछ- 
न-कुछ सेवा तो कर ही सकता है। यह आत्म-शुद्धिका सामूहिक आन्दोलन है। 
सनातनी मित्रोंकी दलीलें मैं आदरपूर्वक, ध्यान देकर और खुला दिमाग रखकर सुनता 
रहा हूँ। हिन्दू-वर्मका जो अर्थ वे करते हैं, वह मुझसे स्वीकार करानेकी जबतक वे 
कोशिश करते रहेंगे, तवतक मैं उनकी बात सुनता रहेगा। पर मेरी यह मान्यता 
रोज दृढ़ होती जा रही है कि अस्पृश्यताका जो अथे किया जाता हैं और जिस 
ढेगसे आजकल उसपर अमल होता है, उसके लिए हिन्दू शास्त्रोंमें-उन्हें समग्र वृष्टिसे 
देखें तो और इसी तरह देखना भी चाहिए--कोई आवार नहीं है। अस्पृश्यताका 
आजकल जो अर्थ किया जाता है और जिस तरह उसपर अमल होता है, वह 
नीतिके किसी भी कानूनके बिलकुरू विरुद्ध है, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। 

इस कलंककों धो डाकूना सवर्ण हिन्दुओंके लिए आत्म-शुद्धिका आजके युगका 
सबसे बड़ा काम है। इसलिए मेँ आशा रखता हूँ कि केन्द्रीय-बोर्ड जो कार्यक्रम भ्रका- 
शित करेगा, उसपर पूरी तरह अमल होगा। 

में सनातनी मित्रोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे भी इस कार्यक्रमसे केवल इसलिए 
दूर न रहें कि वे मन्दिर-प्रवेशसे सहमत नहीं हो सकते। किसी भी मानव वन्धुकी 
सेवा करना किसी भी घर्मके आदेशके विरुद्ध हो ही नहीं सकता। फिर हरिजनोंकी, 
जो हिन्दू समाजके अंग माने जाते हैं, सेवा करना तो हिन्दू धर्मेके विरुद्ध हो ही 
कैसे सकता है? हरिजन सचमुच ही ईइ्वरकी सन्तान हैं, क्योंकि हमने उन्हें छोड़ 
दिया है। सनातनी कई तरहके प्रेमपूर्ण व्यवहारोंसे उनकी सेवा कर सकते हैं। 

एक भाईके, जिनका अवधूत स्वामीके रूपमें वर्णन किया गया है, उपवासकी बात 
मैंने अखबारमें पढ़ी है। यह्‌ सच वात है कि इन भाईने कुछ महीने पहले मुझे ऊुछ 
पत्र लिखे थे। मुझे ऐसे पत्र अकसर मिलते रहते हैँ। उन्हींकी तरह ये भी हम्बं, 
असम्बद्ध और अप्रासंगिक थे। इन पत्रोंकी मुझपर यह छाप पड़ी थी कि इनके 
लिखनेवालेका दिमाग ठिकाने नहीं है ! उन्होंने अपने पत्रोंमें छिखा था कि वे १९०९ में 
था उसके आसपास मुझसे मिले थे। मुझे उनके साथ इस तरहकी मुछाकातकी कुछ 
भी याद नहीं है और यही उन्हें लिखकर जतछा दिया। इस वातसे उन्होंने कभी 


१. १८ दिंसमबरकों मनाया जानेवाला। 
र्श्ड 


पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको २१५ 


इनकार भी नहीं किया। वर्षों पहले मुझसे मिलनेकी वात वे कहते हैं। अखवारोंमें 
जैसा कहा गया है, उस वक्‍त उनकी तरफसे कोई नोटिस मिलनेकी बात मुझे याद 
नहीं है। उपवासका जिक्र तो उस समय हो ही कैसे सकता था? 
अभी थोड़े दिन हुए किसीने मुझे तार दिया कि अवधूत स्वामी उपवास कर 
रहे हैं और जबतक मैं अस्पृश्यताके विरुद्ध अपना प्रचार छोड़ न दूँगा, तबतक वे 
अपना उपवास जारी रखेंगें। उस तारके भेजनेवालेकों मैंने तारसे बताया कि उन्हें 
स्वामीको उपवास छोड़ देनेके लिए समझाना चाहिए। ' 
जिस प्रवृत्तिको मैंने अपना जीवन्त धर्म माना है, उसे मुझसे छुड़वानेके लिए 
लाखों आदमी उपवास करें, तो भी में छोड़ नहीं सकता। हरएक आदमीको अपना 
जीवन्त धर्म ईइवरसे मिलता है और ईइवर ही उसे उससे विमुख्त कर सकता है। 
[अंग्रेजीसे | 
बॉस्‍्बे ऋतनिकल, १७-१२-१९३२ 


२७२. पन्न : घनवयामदास बिड़लाको 
१५/१६] दिसम्बर, १९३२ 


भाई घनव्यामदास, 

आज मैने तुम्हारे पास एक तार लीगके नामके सस्वन्धमें भेजा है। एक दूसरा 
तार कल बंगाल प्रान्तीय संस्थाके सम्बन्धर्में जायेगा। 

सबसे पहले नामकी बातको लो। राजाजी का पत्र ' साथ भेजता हूँ। में समझता 
हैँ कि उनके तकंके बाद कोई बात बाकी नहीं रह जाती है, इसलिए उनका सुझाव 
अपनाना तनिक भी सम्भव हो तो तुम नाममें तदनुसार परिवर्तेत कर छेना। मैं 
सेवाके भावमें इतना तत्मय हो गया था कि जिस अर्थकी ओर राजाजी ने मेरा ध्यान 
दिलाया है उसकी मैंने बाततक नहीं सोची थी। 

अब वंगाल प्रान्तीय संस्थाकी बात छलो। मेरा खयाल है कि मैंने भारी भूल 
की। मैंने डॉ० विधानके ऊपर अपने प्रभावका गरूत अन्दाजा लगाया। मैंने उन्हें 
पीड़ा पहुँचाई, इसका मुझे दुःख है। मैंने तुम्हें ऐसी भौंडी स्थितिमें डाल दिया, इसका 
भी मुझे दुःख है। वह अपनी पीड़ासे निस्तार पा जायेंगे, तुम भी अपनी भौंडी 
स्थितिपर काबू पा छोगे पर में अपनी मू्खेताकी वात आसानीसे नहीं भूल सकूँगा। 

मैंने डॉ० रायके पास निम्नरछिखित तार भेजा है: 


आपका हस्ताक्षर-शून्य पत्र आज मिला। पत्न-व्यवहार प्रकाशनके लिए 
नहीं है। आपको मैंने स्पष्टतः बता दिया है कि यदि आपको अपने ऊपर 


११, देखिए परिशिष्ट ११। 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


भरोसा हो तो आरम्भ किये हुए कार्यकों जारी रखिए। मैं अब समझता ह्ँ 

कि मैने हस्तक्षेपकी अनधिकार चेष्टा की। क्षमा कीजिए। वैसे मैंने यह सुझाव 

मित्रताके नाते दिया था। अपना पत्र वापस छेता हूँ।- गांधी 

और उनको जो पत्र मैं भेज रहा हूँ उसकी एक प्रति साथ भ्रेजता हूँ। कुछ 
अधिक कहना अनावश्यक समझता हूँ और आशां करता हूँ कि अब इस मामलछेको 
समाप्त समझा जायेगा और तुम्हें और अधिक परेशानी नहीं होगी। डाँ० विधानके 
उत्तर की नकल भी भेजता हूँ। 

तुम्हारा १२ दिसम्बरका पत्र भी मिला। ठक्कर बापाने तुम्हारे पास जो परिभाषा 
भेजी थी, मैंने उसमें और भी परिवर्तन कर दिया है। इस संशोधित परिभाषाकी 
नकल भेजता हूँ। ठक्कर वापाने तुम्हारे पास जो परिभाषा भेजी थी उसे मेरे पास 
पण्डित कुंजरूते भेजा था। मैंने उसमें परिवर्तत करके संज्योधित प्रति उनके पास 
भेज दी है।' देखता हूँ कि जब ठक्कर बापाने आपको लिखा उस समयतक उन्हें 
वह संशोधित प्रति नहीं मिली थी। > 

आज' डॉ० अम्बेडकरके लगभग सात मित्र और अनुयायी मेरे पास' आये। वे 
शिकायत कर रहे थे या बता रहे थे (उन्होंने कहा कि वे शिकायत करने नहीं 
आये हैं, सिर्फ बताना चाहते हैं) कि डॉ० अम्बेंडकरने स्टीमरपर ठककर वापाके 
नाम एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कई सुझाव पेश किये थे। पर बोड्डकी 
पूनावाली बैठकमोें उसका जिक्रतक नहीं किया गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं 
मालूम कि उसका जिक्र किया गया या नहीं, लेकिन बोडेने उसपर विचार अकश्य 
किया होगा, उसकी उपेक्षा नहीं की होगी। तुम अब कृपया उन्हें या मुझे लिख 
देना कि उस पत्रके सम्बन्धर्में क्या कार्रवाई की गई है। 

इन मित्रोंनें यह भी बताया कि हमारी संस्थाएँ हरिजनोंमें पड़ी हुई फूटको 
कायम रखती हैं और जहाँ कहीं सम्भव होता है राव बहादुर राजा के दलका पक्ष 
लेती हूँ। मैंने उन्हें आइवासन दिया कि बोर्डका यह इरादा कभी नहीं हो सकता, 
बोर्ड दलूबन्दियोंसे दुर रहेगा और बोर्ड और उसकी समस्त शाख्ाओंकी यही चेष्टा 
रहेगी कि दोनों दलोंका मन-मुटाव दुर हो जाये, क्योंकि राजनीतिक प्रदत हल हो 
जानेके बाद अब दो दलोंकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। 

मेरे पास श्री छगमत॒लाल जोशी आ गये हैं और एक अच्छा-सा स्टेतोग्राफर भी 
मिल गया है। पर इतनी सहायता प्राप्त होनेपर भी मुझे फुर्सत नहीं सिकछ रही 
है। वास्तवमें इस आवश्यक सहायताकी बदौलत ही मैं बढ़ते हुए कामको निबटानेर्म 
समर्थ हो रहा हूँ। मुलाकातोंमे काफी समय निकल जाता है, पर वे जछूरी हैं 
इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। ह 


१. देखिए “ पत्र : डॉक्टर विधानचन्द्र रायको ”, १५-२२-१९३२। 
२, देखिए परिशिष्ट ५। ह 

३- देखिए “पत्र: हृदयनाथ छुंजरूकों ”, ६-१९%-१९३२। 

४. विधान-परिषदमें “ अछुतों ” के सरकार द्वारा नामजद प्रतिनिधि! 


पत्र : घनर्थामदास विड़छाको २१७ 


आज्ञा है, तुम स्वस्थ होगे। तुम्हें नींदके लिए कुछ-त-कुछ अवश्य करना 
चाहिए। ओबधियाँ ठीक नहीं हैं, प्राकृतिक उपाय बरतने चाहिए और भोजन-सम्बन्धी 
प्रिवर्तत करना चाहिए। मैंने जिस ढंगसे वताया उस ढंगसे क्या तुम प्राणायाम कर 
रहे हो? कुछ आसानीसे किये जानेवाले आसनोंसे और गहरा सांस लेनेसे जैसा, कि 
प्राणायामका स्वास्थ्यपर असर होता है, पाचत-शक्तिको सहायता मिलती है और 
नींद भी आती है'। 
हृदयसे तुम्हारा, 
[१६ दिसम्बर, १९३२ | 
[पुत्‌इच : | पा 
उपरोक्त पत्र लिखानेके बाद मुझे डाँ० विधानका यह तार मिला है: 
तारके लिए धन्यवाद। सादर निवेदन है कि में नहीं समझा कि अपने- 
पर भरोसेसे आपका क्‍या अभिप्राय है। पत्रमें लिख ही चुका हूँ कि बंगालमें 
जैसा उत्साह है उसके फलस्वरूप कोई भी प्रधान और बोर्ड अस्पृइ्यता-निवारण- 
कार्य कर सकता है। यवि आपका अभिप्राय ऐसे छोगोंका सहयोग प्राप्त करनेंके 
भरोंसेसे हो जो सहयोग प्रदान करनेंके लिए तैयार न हों, तो उसे कोई प्राप्त 
नहीं कर सकता कितनी सफलता होती है, यह धन-संग्रह और उसके उचित 
उपयोगपर निर्भर है। कृपणा तार दीजिए कि यदि हस लोग काम करना 
जारी रखें तो मुझे और बोर्डको आपका समर्थन सिलेगा।--विधान राय। 
उसका मैंने निम्नलिखित उत्तर दिया है: 


तारके लिए धन्यवाद। भरोसेसे मेरा मतरूब आत्मविश्वाससे है। मेरी सामर्थ्य॑में 
जितनी सहायता देना है आप उसपर निर्भर रह सकते हैं।- गांधी 


अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७९०९) से; सौजन्य : घनव्यामदास विड़छा। 
एस० एन० १८७१५से भी । 


१. इस पत्रके उत्तरमें घनश॒पामदास विड़लाके पत्रके लिए देखिए परिशिष्ट १३। 


२७३. पतन्न : बम्बई सरकारके गृह-सचिवको 


१६ दिसम्बर, १९३२ 
सचिव, बम्बई सरकार 
होम डिपार्टमेंट 
प्रिय महोदय, 
जमनालाल बजाजसे उनके स्वास्थ्य तथा अस्पृश्यता-कार्य, दोनोंके सिलसिलेगें 
समय-सयमपर मिलते रहनेकी अनुमतिके लिए मैंने २९ तारीखको ' जो पत्र लिखा 
था, उसका जवाब पाकर उसका मेँ क्ृतज्ञ होऊँगा। 
ह आपका विद्वस्त, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रेक्ट्स : होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल नं० ८०० (४०) 
(२), भाग-१, पृ० ४१७ ह 


२७४. पत्र : हरिभाऊ पाठकको 


१६ दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय हरिभाऊ, 

आपका पत्र करू मिका। में आपको उत्तर नहीं भेज सका, क्‍योंकि श्रीयुत 
अगाशेने आपका पत्र सुझे इतनी देरसे दिया कि मैं उनके हाथों आपको उत्तर भेज 
ही नहीं सकता था। मैंने यह बात नोट कर छी है कि श्रीयुत देवधर श्रीयुत नठराजन 
के साथ रविवारकों आयेंगे। आप, श्रीयुत देवधर और अन्य मित्र यह फैसला कर 
सकते हैं कि डॉ० कुर्तकोटिको आमन्त्रित किया जाये या नहीं । में आपको सावधान करना 
चाहेंगा कि आप सुनी हुई खबरोंपर विश्वास न करें। उनके विचार आपको निश्चित 
रूपसे जानने चाहिए। न 

खके बारेमें मेरा खयार है कि प्रान्तीय बोर्डको अखिल भारतीय बोड 
लिखना चाहिए। जो अतिथि कुछ दिनोंमें आनेवाले हैँ उनके विषयमें सबसे अच्छा 
यह रहेगा कि आप उनके निवास आदिके बारेमें मुझसे मिल लें। 

अन्य निमन्त्रणोंके बारेमें, जिनमें श्री वैद्य भी आ जाते हैं, आप और श्रीयुत 
देवधर निर्णय करें। व्यक्तिगत रूपसे मैं श्रीयुत चि० वि० वैद्यके लिए बहुत ही 


१, साधन-सूत्रमें ““ ३० ” है; देखिए “ पत्र: वम्बई सरकारके ग्रह-सचिवकों”, २९-११-१९३९ 
२१८ 


पत्र : एस० नीलकण्ठ अय्यरको २१९ 


आदरका भाव रखता हूँ। पर, .साथ ही, सूची मेरी खातिर अत्यधिक लम्बी नहीं 
होनी चाहिए। 

उस दिन मेरे लिए आप जो कृत्रिम चाय या कॉफी लाये थे उसपर मैं नहीं 
समझता कि मैं कोई राय दे सकता हूँ। जबतक मुझे यह न पता चले कि उसमें 
: कितनी चीजें शामिल हैं, में उसे चख नहीं सकता। और यदि मैं च्खूँ नहीं तो कोई 
राय भी नहीं दे सकता। यदि निर्माता आपको उसमें शामिल चीजोंके नाम बता 
दें और यदि में उन्हें के सके, तो में उसे आजमा कर देखनेकों तैयार हो जाऊँगा। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत हरिभाऊ पाठक 
सदाशिव पेठ, पूना 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७२१) से। 


२७५, पत्र : एस० नीलकण्ठ अथ्यरको 


१६ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 


आपका पत्र ' मिला | मुझे खेद है कि दीवान वहादुर इस आन्दोलूनको सौदे- 
वाजीकी भावनासे देख रहे हैं। जो वात मैं अच्छी और सच मानता हूँ वह मुझे, 


१. दिनांक ११ दिसम्बर, १९३२ का, जिसमें लिखता था; “ . . . पिछले महीने मेने दीवान बहादुर 
टी० आर० रामचन्द्र अव्यरसे भेंट की थी और त्व इस आन्दोलनके प्रति उनका भाव मैंने काफी 
युक्तियुवत पाया था। आज प्रातः मैंने उनसे फिर भेंठ की और पूछा कि उन्होंने अपना विचार बधों 
बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस भामलेमें गांधीजी के हदी>े रुखने ही उन्हें भी हीरा बना दिया 
है। पहले जब श्री के० भाष्यम और मद्रासके अन्य नेता उनते मिके थे तो उन लोगोंने एक सुझाव 
रखा था, जिसे वे एक समझौता मानते थे। वह हरिजनोंको ध्चज-स्तम्भ तक, अर्थात्‌ मन्दिरके अन्दर 
किन्तु बाहरी परिक्रमातक जाने देनेका था। वे दरिजनोंकों एक-दो वार, जेसे एक्ादशीके दिलोंमें, भीतरी 
परिक्रमा जाने देनेको भी राजी थे। 

“अब गांधीनी की इस माँगको देखते हुए, जिसे वे बहुत दी इृठपूणे मानते हैं, कि उनके साथ 
बिलकुल उच्चतर जातियों-जेप्ता व्यवहार होना चाहिए, वे भी उतना ही हठीला रुख अपना रहे हैं, और 
सभी मठाधिपतियोंकी सहायतासे पुरातनपंथियोंको संगठित करनेको एक आन्दोलतका नेतृत्व कर रहे हैं। 

“ जिस चीज्से उनके मात्म-सम्मानक्रों गहरी ठेस लगी वह गांधीजी का यह वक्तव्य था कि 
हरिजन नहीं, सबणे हिन्दू ही अपराधी हैं और उन्हें ही प्रायश्चित्त करना है। इस बातसे वे बहुत ही 
उत्तेजित हो गये कि गांधीजी ने उन-जेंसे ध्मपरायण छोगोंकों अपने पिंछछे धर्मनिष्ठ आचरणके लिए वृद्धा- 
व्पामें प्रायश्चित्त करनेको कहा। उन्हें ऐसा लगा कि इस तरहका नादिरी छुवम जारी कर गांधीजी ने 
मपनी स्वाभाविक विनम्रता बिलकुल छोड़ दी है और वे गहंकारके भवतार बन गये हैं . . .” (एस० 
एत्र० १८६९० )। 


२२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


परिणामकी परवाह किये विना, अवश्य कहनी चाहिए और वैसा ही प्रत्येक जिम्मेदार 
हिन्दूको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि विनम्र मनुष्य अपने हादिक विचारोंको, 
जिन्हें वह सच मानता हो, व्यक्त करनेसे ही अविनम्र नहीं हो जाता। यह कहकर 
कि हिन्दू हरिजनोंके प्रति अपने व्यवह्ा रके कारण ईश्वर और मनुष्यके सम्मुख अपराधी 
हैं, मैने किसी व्यक्तितपर कोई निर्णय नहीं दिया है। ऐसे व्यक्तिको जो बहुत ही 
धर्मपरायण है अपनी जातिके अपराधके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ सकता है। सत्यको 
कहनेमें, और यह बात मेने १९१५समें कही थी और ठबसे इसे हजार मंचोंसे दोहरा 
चुका हूँ, मुझे कोई नादिरी हुक्म भी नजर नहीं आता। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एस० नील्‍रूकण्ठ अय्यर बी० ए०, एल० टी० 
मंत्री, कोचीन-त्रावणकोर अस्पृश्यता-निवारण बोर्ड 
त्रिचूर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७३०)से | 


२७६. पत्र : अ० भा० वर्णाश्रस स्वराज्य संघके महामन्‍्त्रीको 
१६ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 


१३ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपको शायद मालूम हो कि 
पंढरपुरके कुछ श्ञास्त्रियोंने मेरे साथ देरतक विचार-विमश किया। अच्तमें हम इस 
पर सहमत हो गयें कि इसी २३ तारीखको उनमें और जो शास्त्री मेरे विचारका 
आम तौरपर समर्थत करते हैं उनमें विचारूविमर्श होता चाहिए। इसलिए मेरा 
खयाल है कि २३ तारीखको विचार-विमर्श होगा और मेरा सुझाव यह है कि जित 
शास्त्रियोंके माम आपके मनमें हैं उन्हें भी उस विचार-विमशमें भाग छेता चाहिए। 
व्यक्तिगत रूपसे मैं ऐसा नहीं सोचता कि पहलेसे कुछ शर्तें निश्चित करनी जरूरी 
हैं। परन्तु यदि ऐसा जरूरी हो तो वे २३को निदिचतकी 42 सकती हैं, और यदि 
एक अध्यक्ष आवश्यक हो, तो वह २३ को उपस्थित शास्त्रियोंमें से नियुवत्त किया जा 
सकता है। आचार्य ध्रुव, हर हालतमें, २९की शामको पूना पहुँच जायेंगे, और विचार- 
विमर्श जवतक चलेगा तबतक उपलब्ध रहेंगे। इस प्रकारके विचार-विमशको सुनने 
में मेरा अपना उद्देश्य अपने मन और हृदयको उससे श्रभावित होने देना है। और 
जो रुख मैंने अभीतक अपनाया है, यदि इसमें मुझे किसी दोषका पता चला तो 
अपनी गरूती स्वीकार करने और अपने कदम पीछे हटानेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं 
होगी। इस विचार-विमशसे मेरे रुखमें चाहे कोई परिवर्तेन रस या न हो, परन्तु 
विभिन्न दृष्टिकोणोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले श्ास्त्रियोंके मैत्रीपूर्ण संछापसे लाभ ही होता 


' पन्न: मनमोहनदास पी० गांधीको २२१ 


है और कटुता मिटनी है। आपकी इस बातसे में बिककुल सहमत हूँ कि विचार- 
विमशमें भाग लछेनेवालोंकी संख्या प्रत्येक पक्षमें सातसे अधिक नहीं होनी चाहिए। 

२३ तारीखसे शुरू होनेवाला विचार-विमर्श प्रत्येक दिन हे घंटे चछकर २ या 
अधिक-से-अधिक ३ दिनसे आगे बढ़ सकेगा -इसकी मैं कतई कल्पना नहीं कर सकता। 
इसलिए फिलहाल तो अगली २ जनवरीकी बात सोचनेका अवसर है नहीं । 

हृदयसे आपका, 

सहामंत्री 
सनातन वर्णाश्रम स्वराज्य संघ 
बम्बई 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७२८)से। 


२७७. पत्र: संगलदास एम० पकवासाकों 


१६ दिसम्बर, १९३२ 
भाईश्री पकवासा, 


धीरूभाईने बताया है कि आपको अंत्रवुद्धिका ऑपरेशन करवाना पड़ा है। इस 
खबरसे हम सब चिन्तित हुए हैं। धीरूभाईका कहना है कि आप काफी कमजोर हो 
गये हैं। पूरा समाचार लिखें। ईहवर जल्दी शक्ति दे! 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गृूजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६७७) से; सौजन्य : मंगलदास एम० 
पकवासा । 


२७८. पत्र: सनसमोहनदास पी० गांधीको 


१६ दिसम्बर, १९३२ 
भाई मनमोहन, 


तुम्हारा पत्र और पुस्तकें मिल गई हैं। अभी तो हममें से किसीकों ऐसा कुछ 
पढ़नेके लिए समय मिलता नहीं है। 
मेरे स्वास्थ्यके विषयमें किसी तरहकी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १७) से। 


२७९. पत्र: क० मसा० भुंशीको 
१६ दिसम्बर, १९३२ 


भाईश्री मुंशी, 

धीरूमाईने कलर जो बताया उससे लगता है कि जितना मैंने सोचा था दर्द उससे 
कहीं ज्यादा है। डॉक्टर क्‍या कहते है? पूरी बात छिखवाना, स्वयं नहीं लिखना। 

क्या दर्द एक ही हाथमें है? पूरा समय रहता है? रिहा हो जानेके वाद कुछ 
अन्तर पड़ा है? 

जीजी माँ ठीक होंगी। उन्हें मेरा प्रणाम | 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डव्ल्यू० ७५२२) से; सौजन्य : कन्हैयालाल मा० मुंशी। 


२८०. पत्र: नारणदास गांधीकों 
१६ दिसम्बर, १९३२ 


चि० नारणदास, 

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला है। प्रेमाबहहनको ऑफपरेशनके बाद कष्ट नहीं हुआ 
होगा। ऑपरेशनके समय तो कष्टका भाव रहता ही नहीं। पर कई बार वादमें 
तकलीफ होती है। ऐसा उसके मामलेमें न हुआ हो तो अच्छा है। कल मैंने मावरंकरको 
छाराओंके विबयमें सीधे एक पत्र लिखा था; सिर्फ एक दिन वचानेके लिए। 

अभी लीलाधरके पिताका नाम पूछनेपर छगनकछालने बताया है कि हमारी 
वहियोंमें आश्रमके सदस्योंका पूरा नाम लिखनेका रिवाज नहीं है। साधारण तौर- 
पर जिस नामसे बूलाते है वही नाम लिखा जाता है। यदि यह बात रिवाज या 
अपवादके रूपमें भी सही है तो इसे तुरन्त सुधारना चाहिए। क्योंकि यदि नाम पूरा 
न लिखा हो तो किसी दिन बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी होनेंकी सम्भावना है । 
बहियोंमें जब पहली बार नाम लिखें तभी नाम, ठिकाना आदि सब-कुछ लिखें। 
किसी बालूकका भी नाम लिखें तब भी पूरा नाम, आदि लिखना चाहिए । आश्रमवास्ी 
जहाँ कहींसे _ आये हों वहाँका पता कोष्ठकर्में लिखा होना चाहिए। मैंने वहियाँ 
इसी तरह रखना सीखा है। और यदि पुरानी बहियाँ देखो तो उनमें यह सारी 


२२२ 


पत्र : नारणदास गांधीको श्र्रे 


सूचना लिखी होगी। इसलिए सब बहियाँ देख छो और जहाँ कहीं नाम अधूरा हो 
वहाँ उसे पूरा लिख डालो। 


बापू 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८२८२ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


२८१. पतन्न: नारणदास गांधीकों 


दानिवार सुबह, १७ दिसम्बर, १९३२ 


चि० नारणदास, 

तुम्हारी डाक मिल गई है, उसके साथ के पत्र भी मिल गये हैँ। नारायणप्पा 
से कल मिला था। उसने बताया है कि उसने तुम्हें पत्र लिखे हैं, पर उसे उनका 
जवाब नहीं मिला। इस विषयमें लिखना। वह बादमें आश्रम आंना चाहता है। मैंने 
कहा, यह तो नारणदासका काम है। वह सनन्‍्तुष्ट हो तभी जा सकते हो। अभी तो 
उसे छूटनेमें देरी है। 

तुमने उपवास करके ठीक ही किया। पित्तके लिए यही सबसे अच्छा उपाय 
है। ज्वार-बाजरा हठपू्वंक मत खाना। इन्हें कम मात्रामें तो लेना ही। हो सकता 
है कि ये कुछ लोगोंकों माफिक न आयें। प्रयोगके चक्‍्करमें तुम अपना स्वास्थ्य न 
बिगाड़ लेना। आजकंल तुम्हारी खुराक क्‍या है? 

कुसुमकी नौका मझधारमें है। तछवरूकर अच्छी तरह जाँच करता है न? मेरे 
पत्रके बारेमें कुछ कहा ? | 

शान्ताके बारेमें समझ गया हूँ। छारा लोग अभी तो शान्त छूगते हैं। गंगा- 
बहन आदि कहाँ हैं, क्या यह मालूम हुआ ? 


बापू 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से । सी० डब्ल्यू० ८२८३ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


२८२. पत्र: एस० के० दत्तको" 


१७ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय डॉ० दत्त, 
आपका पत्न पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। इसने मुझे वही चीज दी जो आप 
मेरी वर्तमान स्थितिमें मुझें समुचित रूपसे दे सकते थे। जिप्सियोंमें भारतीय शब्दोंके 
चलनका पता लगाकर, प्रेजीडेंट मसरिक और आपने एक बहुत ही मूल्यवान खोज 
की है। कितना अच्छा हो यदि कोई परिश्रमी और सुक्ष्मदर्शी विद्वान आपकी खोजकी 
अनुपरीक्षा करे और यह निश्चित कर दे कि जो थोडे-से समान शब्द आपने खोजे 
हैं वे मात्र एक संयोग हैं, या अर्वाचीन समान मूल या घनिष्ठ समागमके साक्ष्य हैं, 
या हो सकता है जिप्सी ऐसे सार्वभौमिक लोग हों जिनके लिए सारा विश्व ही अपना 
देश हो। वयोवृद्ध प्रेजीडेंटके बारेमें आपने जो सूचना दी है वह बहुत शिक्षाप्रद है। 
काश कि हम शक्ति और ओजमें उनका अनुकरण कर सकते ! 
महादेव मेरे साथ हैं, देवदास मुझसे प्राय: मिलता ही रहता है, और प्यारेाल 
एक तरहसे मुझसे केवल उपवासके दिलोंमें ही मिल पाया था। श्रीमती दत्त और 
अपने पुत्रको हम सबका स्नेह दीजिए। नये पदकी आपकी कठिनाइयोंकों में महसूस 
कर सकता हूँ। पर ईइवर आपको उनसे जूझनेकी शक्ति देगा। फिर भी यह सब 
जिस प्रइनकी भूमिका है वह मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ” आपके छात्र हरि- 
जनोंके लिए क्‍या कर रहे हैं? ” हे 
हृदयसे आपका, 
+श्रीयुत एस० के० दत्त 
प्रिसिपल, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज 
लाहौर 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७२३) से। 


१. उनके ९ दिसम्बर, १९३२ के पत्रके उत्तरमें, ज्सिमें लिखा था: “गत अगस्तमें मेरा पुत्र ओर 
में प्रेजीडेंट मसरिकके साथ दो दिन वितानेके लिए उनके यहाँ गये ये। प्रेजीडेंटने भापके बारेमें मुझसे 
बहुत बातें कीं। भापकों याद होगा, उन्होंने आपको प्रागमें अपने यहाँ ठहरनेके लिए निमन्त्रित किया 
था, परन्तु आप अन्तमें वह निमन्त्रण स्वीकार नहीं कर सके थे। वे अद्भुत व्यक्ति हें-- ८५ साहके 
हैं और अतिदिन घुड़सवारी करते हैं। और वह भी इदकी तरह नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्षों मल्ल्की 
तरद। उनके साथ जब मैं स्लोवाकियाके. एक छोटे-से गाँवमें हरा हुआ था तो सुझे एक ऐसा अनुभव 
हुआ जो सुझे आपको अवश्य बताना है।. - “वह जिप्तियोंकी एक बस्ती थी।. . « सबसे विचित्र 
अनुभव उन लोगोंको बातचीत सुनकर हुआ। उसमें बीतियों शब्द ऐसे ये जो में समझ सकता था-- छंगभग 
शुद्ध हिन्दी शब्द, जैसे कि वहनके लिए बेहन, जलके छिए पानी, अग्निके लिए भाग, इत्यादि । प्रेजीडेंट 
भवन लोगनेपर उस शाम उन्होंने और मैंने जिप्सी भाषामें लिखों बाइबिलकी कहानियां थोड़े घ्यानते 
पढ़ीं और उनमें प्रयुक्त हिन्दी शब्दोंकों मैं पहचान गया . « «।“ 


२२४ 


२८३: पत्र : दुनौचन्दकों' 


१७ दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय छाला दुनीचन्द, 

अपने स्वभावके अनुसार आपने इस ज्वलन्त प्रशवपर मुझे पत्र लछिखकर अच्छा 
किया । 

मेरे खयारूसे आपका अन्त-प्रेरणाके साक्ष्को अस्वीकार करना बिलकुछ ठीक 
है। उस वक्‍तव्यसे मेरा सामना होता ही था, क्योंकि मैं उसे सच मानता हूँ! परल्तु 
जनताका यह केवलू अधिकार ही नहीं बल्कि कत्त॑व्य है कि वह इस प्रशतकी जाँच 
शान्त चित्तसे और सहज बुद्धिके दृष्टिकोणसे करे। इसीलिए जो कदम मैंने उठाये 
है और जो सोचे हैं, उनका औचित्य तकंसे सिद्ध करनेकी मैंने खुद कोशिश की है। 
उनके ओचित्यमें जो तर्क अपने वक्तव्योंमें मैं सार्वजनिक रूपसे दे चुका हूँ उसे मैं 
दोहराऊँ, यह तो आप चाहेंगे नहीं। फिर भी एक सवाल ऐसा है जिसकी मैने सावे- 
जनिक' रुपसे चर्चा नहीं की है। आपका यह कहना बिलकुल ठीक है कि मेरा शरीर 
मेरा अपना नहीं है, वल्कि राष्ट्रका है। परन्तु आप यह तो मानेंगे कि वह ईदवरका 
भी है, या यूँ कहना चाहिए कि वह ईरवरका है इसीलिए राष्ट्रका है। इस बारेमें 
मुझे यह कहना है कि ईह्वर इस शरीरसे काम ले रहा है। यदि वह इसे बड़ी या 
छोटी किसी सेवाके लिए प्रयुक्त करना चाहता है, तो वह इसे सारी दुनियाके खिलाफ 
हो जानेपर भी सही-सछामत रखेगा। और यदि ईश्वर इसे वापस लेनेका निरुचय 
कर छेता है, तो सारी दुनिया भी इसकी रक्षा नहीं कर सकेगी । इसलिए हमें उसीकी 
सेवामें प्रस्तुत रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वह जो भी करेगा 
वह हमारे भलेके लिए होगा। 


'हृदयसे आपका, 
श्रीयुत लाला दुनीचन्द, बी० ए० 
क्पा निवास 
अस्बाला शहर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७३५) से। 


१, उनके ११ दिसम्बर, १९३२ के पत्रके उत्तरमें, जिसमें उन्होंने गांधीजी से प्राथना की थी कि वे 
२ जनवरी, १९३३ से उपवास न करें। (एस० एन० १८६८९ ) 


र्र५ 
पर-१५ 


२८४. पन्न : एन० सुन्नह्मण्य अय्यरको'* 


७ दिसम्बर, 

प्रिय मित्र, 00230 

आपका पत्र मिला। क्या आपको एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्तिकी यह्‌ 
उक्ति याद नहीं है कि जो वातें आप घंटे-भरमें कह नहीं सकते और वुद्धिग्राह्म 
ढंगसे समझा नहीं सकते, वे कहने या समझाने छायक होती ही नहीं हैं ? परन्तु 
सैंने आपको पूरा एक घंटा देनेका वादा किया था। यदि आपको इससे सन्तोष हो 
तो आप वह अभी भी ले सकते हैं। 

आपके प्रश्नोंके मेरे उत्तर इस प्रकार हैं: 

१. हिन्दू-मन्दिर वह है जो हिन्दुओं द्वारा बनवाया गया है और इसलिए वन- 
वाया गया है कि हिन्दू उसमें हिन्दू-धर्मकी अपेक्षाओंके अनुरूप पूजा करें। | 

२. हिन्दू-धर्ममें भारतीय जातिप्रथा-जैसी कोई चीज नहीं -है, पर उसमें वर्णा- 
श्रम है। और वर्ण प्रचलित जातिसे बिलकुल भिन्न है। 

३. जो प्रथा नैतिक बोधके प्रतिकूल नहीं है वह न्यायाल्‍रूयों द्वारा मान्य होनी 
चाहिए | 

४. जो किसी प्रथाकों कानूनन छागू करना चाहते हैं उन्हें यह दिखाना होगा 
कि वह काफी समयसे प्रचलित है और नैतिक बोधके विरुद्ध नहीं है। परतन्तु यदि 
किसी ऐसी प्रथाको जो पहलेसे मान्य है, चुनौती दी जाती है, तो फिर जिम्मेदारी 
बदल जाती है। 

५. आत्मसम्मान रखनेवाला कोई भी न्यायारूय आन्दोलनोंसे आतंकित होकर 
निर्णय नहीं देगा, बल्कि सर्वमान्य नियमों हारा ही शासित होगा। 

६. इस प्रइनका उत्तर संख्या १ में दे दिया गया है। 

७. जहाँ धम्मशास्त्रोंमें मतभेद हो, वहाँ चलनका साक्ष्य एक निर्णायक तत्त्व 
होगा । 

८. वैध ढंगसे अजित निजी सम्पत्तिकी रक्षा होनी चाहिए। 

९. सामुदायिक सम्पत्तिकी भी, यदि सामुदायिक स्वामित्व सार्वजनिक कल्याणके 
विरुद्ध नहीं है तो रक्षा होनी चाहिए। 

१०. निजी मन्दिरकी निजी सम्पत्तिकी तरह ही रक्षा होनी चाहिए। 

११. मुझे किसी ऐसे आदमीकी जानकारी नहीं है जिसने मन्दिरोंकों जन्त करनेके 
लिए आन्दोलन किया हो। 


२. नावणकोरके वरिष्ठ दीवान पेशकार। 
२, दिनांक १० दिसाबर, १९३२ का (एस० एन० १८६८७)। 


र२९ 


पत्र : एन० सुब्नह्मण्य अय्यरको २२७ 


१२. जेंसा कि मुझे वताया गया है, सीधी आत्महत्या वत्तेमान कानूनके अन्तर्गत 
एक अपराध है। 

१३. यदि गांथीनें वाइसरायके दरवाजेपर घरना दिया होता और ब्रिटिश 
सरकारके इस देशसे न हटनेपर एक दितके भी उपवासकी धमकी दी होती, तो 
सरकारको उसे गिरफ्तार करने और जबतक उसका दिमाग ठिकाने न आ जाये तव- 
तक जेलमें रखनेका न्‍्यायोचित अधिकार होता। 

१४. प्रस्तावित उपवास किसीकों भी मन्दिर-प्रवेशके प्रशनको निर्भमीकतासे और 
युक्तियुक्त ढंगसे सुरुझानेसे रोकता नहीं है। और यह विरोधियोंको उनके उद्देश्यसे 
रोकता हो, इसका भी मुझे कोई छक्षण दिखाई नहीं देता। मेरे खयारूसे उनका इस 
संकल्पित उपवासकी उपेक्षा करना विरूकुल ठीक है। 

१५. मुझे खेदके साथ कहता पड़ता है कि यह प्रइना वास्तविक परिस्थितिके 
अज्ञानसे भरा है और मेरी सीमाओंसे वाहर है। 

आपके प्रति सम्मानका भाव होनेके कारण यद्यपि मैंने आपके प्रदनोंके उत्तर 
दे दिये हैं, पर मुझे यह कहना पड़ता है कि इनमें से वहुत-से प्रश्न केवल विवादके 
लिए हैं और मौजूदा परिस्थितिपर उनमें कतई ध्यान नहीं दिया गया है। और 
कुछ प्रइन मात्र कल्पतापर आधारित हैं। मुझे यह जानकर वहुत खेद हुआ कि 
विह्वज्जनोंने एक 'विपत्तिपूर्ण परिस्थितिकी कल्पना कर ली है और वे उस कल्पित 
विपत्तिसे ही क्षुब्ध हो उठे हैं। 

हृदयसे आपका, 


श्रीयुत एन० सुत्रह्मण्य अय्यर, एम० ए०, 
मार्फत रेजिडेंट मेडिकल ऑफीसर 
गवनेंसेंट अस्पताल, रायापेठ, मद्रास 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७३१) से। 


१. प्रश्ष यह था: “१७, यह आन्दोलन ऐसे दौरमें शुरू किया गया है जब भारत भर रहा है 
गौर पर्मका हास हो रहा है, जब मन्दिरोंमें आस्था वरावर क्षीण होती जा रही है और जो लोग इस 
आन्दोलनके आयोजक ओर संचालक हैं उनमें तो वह विछूकुल ही नहीं है। उनका यद कायो उतना घार्मिक 
उदारताका कदम नहीं है जितना कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए सरकारके खिलाफ एक राजनेतिक रटप्ट 
है। तो वया यद आन्दोलन देशमें फूटकों बढ़ाने और दंगे और ख़तपाततक करानेके लिए और हम 
सबके समान लक्ष्य स्व॒राज्यकी सम्मावनाको अनिश्चित काल्के लिए स्थगित कर देनेके लिए नहीं खड़ा 
किया गया है? इसके विरुद्ध सनातनी विरोध अभी वसत॒ संगठित ही हो रहा हैँ भौर वह इस सीमा 
तक वढ़ना है जिसकी सरकार या इस आन्दोलनके जनकोंकों कल्पना भी नहीं होगी!” " 


२८५. पन्न ; एस० - एस० अनन्त राचको 


प्रिय मित्र (७ दिलस्वर, १९३२ 
बापका पत्र मिल्‍छा । इस आश्यसे कि जो रुख़ “आपने अपनाया है और जिद्ते 
आप सनातनी मतका श्रतिनिधि कहते हैं, उसके छचरपतके प्रति आपको आाँखें खुल 
जायें, उस पत्रपर मैं कुछ खुछकर विचार करना चाहता हूँ औौर इसके कल आपसे 
क्षमा चाहता हूँ। 
लेकिन ऐसा करनेसे पहले आपसे मैं यह पूछना चाहूँगा कि आपके पत्रका कागज 
इतना विचित्र क्यों है? पत्र लरिखनेंके कागजपर, जभिननन्‍्दन-पत्रकी तरह चारों बोर 
वेल- छपवानेसे सतातव घर्मका यौरव तो वढ़ नहीं सकता, उसपर अन्य आक्ृतियोंते 
घिरा एजेण्टका चित्र रहनेसे तो उसकी सम्भावना जौर भी कम हो जाती है। विज्ञा- 
पक कभी-कभी पत्र छिखनेके अपने कागजपर सजावट करवाते हैं, पर जिस तरहके 
कागजका जाप प्रयोग कर रहे हैं, उस तरहकी सर्वंथा कलाहीन चीज तो मैने कभी . 
देखी नहीं। एक वामिक एजेन्सी द्वारा सजावटका, और वह भी विलकुल कलाहीद 
सजावढका, प्रयोग कितना बसंगत है, इसकी जोर बापका घ्यान आकृपित करनेसे 
मैंने अपनेंको दो वार रोका।” परन्तु मैं सनातन धर्मका एक विनम्न प्रतिनिधि हें, 
या होनेकी कोशिश कर रहा हूँ-- यद्यपि मेरा यह दावा अस्वीकार किया जा सकता 
है। इसलिए जब भी उस घर्मके नामपर कोई बज्योभवीय चीज की जाती है तो 
मुझे हादिक दुःख होता है। यह तो हुईं भूमिका। 
अजव अपने पत्रकी विषयवस्तुको छीजिए। आप क्योंकि यह स्वीकार करते हैँ 
कि अस्पृश्यता जीवमात्रकी अभिन्नताकी दिव्य वास्तविकताके सर्वेधा विपरीत है, इसलिए 
जापकी समझमसें यह वात आसानीसे जा जानी चाहिए कि उस अभिन्‍नताकी अनुभूतिका 
एकमात्र उपाय भेदभावकों वधासम्भव कम-से-कम करना है, और जहाँ वह है वहाँ 
वह एक बुराई मानी जानी चाहिए, जो पहला मौका मिलते ही समाप्त कर देनी 
चाहिए। जिस तरहकी अस्पृरयता हममें आजकर प्रचलित है, उसे समाप्त करवा 
उतना कठिन या असम्भव नहीं है। जाप कहते हैं कि जत्पृश्यताका आधार “ दारीरिक, 
नैतिक और मानसिक पवित्रता” हैं, कौर बापने यह वात इस तरह कही है मानो 
यह एक स्वयंसिद्ध प्रस्थापता हो। जापके इस कथनकों, जो दैभिक अनुभवत्ते विलकुछ 
मेल नहीं खाता, समझना मेरे लिए वहुत ही कठिन है। अस्पृश्यताके स्थायित्वका 
दावा करना, जैसा कि जाहिर है जाप करते हैं, अभिन्नताक्षी जनुभूतिको बनिर्चित 
कालके लिए स्थग्रित करना हैं--वैसे आप यदि यह मानते हों कि वह बनुसूति 


९ 














२. दिनांक १४ दिलम्वर, १९३२का (सी० डब्स्यू० ६५८६१ )। 
२. देखिए “पत्र: एम० एम० अनन्त रावको ”, २४-११-१९३२॥ 


र८ 


पत्र : एम० एम० अनन्त रावकों २२९ 


मानव जातिको बाहरी स्रोतोंसे मिलनी है तो बात दूसरी है। पर यह बात किसीके 
मुँहसे कभी नहीं सुनी। इसके विपरीत इसपर सब पूर्णतया सहमत हैं कि अभिन्नताकी 
वह अनुभूति सतत प्रयत्वसे ही प्राप्त हो सकती- है। दूसरे शब्दोंमें, वह केवल तभी 
प्राप्त हो सकती है जब हम भेदभावोंकों दिन-प्रतिदिन अधिक तेजीसे मिटायें, और 
शुरूआत उन भेदभावोंसे करें जो हमारे अपने पैदा किये हुए हैं और जिनका कोई 
नैतिक ओऔचित्य नहीं है। 

अन्य धर्मोमें प्रचलित व्यवहारोंको भी हम भुला नहीं सकते। यदि सभी जीवोंमें 
अभिन्नता है, तो सभी धम्मोंमें भी अभिन्नता है। अतः अपने व्यवहारकी अन्य घर्मोके 
व्यवहारसे जाँच करना यदि नितान्त आवश्यक नहीं तो शिक्षाप्रद तो है ही। और 
वैसा करनेपर हम देखते है कि जिस तरहकी अस्पृश्यतासे हमारा आज परिचय है 
उसका किसी भी अन्य धर्ममें अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमें यह सिद्ध करना है 
कि अन्य धर्म अस्पृश्यताका प्रयोग न करनेके कारण दोषपूर्ण हैं, और समान लक्ष्यकी 
प्राप्ति लिए यह इतनी आवश्यक है कि जो धर्म इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं 
उन्हें, वे चाहें या न चाहें, इसका प्रयोग करना होगा! पर इस तरहका दावा करते 
मैंते किसीको कभी नहीं सुना। 

लोग सनातनी होनेका दावा कर रहे हैं वे रोषकी एक आवेशपूर्ण स्थितिमें 

पहुँच गये हैँ, मानो मैं हिन्दू-धर्ममें जो-कुछ भी अच्छा है, उस सबको भंग करने जा 
रहा हूं। इस तरह वे यह समझनेके कि मैं किस चीजके लिए प्रयत्तशील हूँ और 
यह जाननेके कि वे किस चीजपर हमला कर रहे है, अयोग्य हो गये हैं। मैं बेखटके 
यह कह सकता हूँ कि सनातनियोंके पाससे मुझे जो ढेर-सारे पत्र मिल रहे हैं उनमें से 
किन्‍्हीं भी दो पत्रोंमें अस्पृशयताकी परिभाषापर सहमति नहीं है। वे या तो मुझे 
कोसते हैं या ऐसे तर्क देते हैं जिनका विषयसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सब सनातन 
धर्मके लिए शुभ नहीं हो सकता। उनका यह पत्र-व्यवहार मुझे हिन्दू-धर्मके पतनका 
एक दुःखद लक्षण लगता है। 

मेरा निवेदन यह है कि जो-कुछ मैंने छिखा है आप उसपर गम्भीरतासे 
विचार करें, और यदि आपको मेरे तकंमें कोई बल दिखाई दे तो इस पूरे प्रश्नका 
शान्त चित्तसे अनुशीलन करें। और यदि आप मेरी तरह यह महसूस करें कि 
अस्पृश्यता एक बुराई है, तो सचाईकी साहसके साथ घोषणा करें और इस बुराईके 
खिलाफ लड़ें। 

आपने चार शंंकराचार्योका उल्लेख किया है।' उन्हें मैं भका किसलिए कष्ट 
दूं। अपनी स्थितिकी सचाईके बारेमें मेरे मनमें कोई सन्देह नहीं है। दोपहरकी धृपकी 


१. उन्होंने गांधीजी को लिखा था: “अस्पृर॒पताके विषयम्में माप सच्चा सनातनी मत जाननेको उत्सुक 
हैं ।. अपनी इस इच्छाके साथ पूरा न्याव करनेके लिए आपको (१) परम पुनीत श्री शंकराचा्थ स्वामों, 
कामकोटिपीठ्मको, जो इस समय मद्गासमें विराजते हैं, (२) परम पुनीत जीर, भी मद्दोविलामठम्‌, 
श्रीरंगयकों, (३) परम पुवीत श्री शंकराचायं स्वामी, शारदापीव्म, श्रंगेरीको, (४) परम पुनीत भरी 
सत्यश्ञानतीय स्वामी उत्तराड्मिठ्सको,. जो इस समय बनार॒समें विराजते हैं, तार देकर यह आथना करनी 


२३० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तरह वह मेरे सामने स्पष्ट है। यदि वे यह सोचते हूँ कि में अन्धकारमें हूँ, तो मुझे 
प्रकाश दिखाना उनका काम है) 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्रीयुत एम० एम० अनन्तराब, 
एजेन्ट, सनातन घर्म एजेन्सी, 
४० ईश्वर्दास लाला स्ट्रीट, ट्रिप्लीकेन, मद्रास 


अंग्रेजीकी तकल (सी० डब्ल्यू० ९५६५) से; सौजन्य : मैसूर सरकार। एस० एन० 
१८७३६ से भी। 


२८६. पन्न : एन० एस० वरदाचारीकों 


[१७ दिसम्बर, १९३२] 


आपका पत्र मिला। तथाकथित आश्ञीवादके लिए और चाहे कोई भी जिम्मेदार 
हो, मैं नहीं हूँ । मुझे सूचना देनेवाले आप ही प्रथम है कि कुम्भकोणमर्में कोई स्वदेशी 
प्रदर्शनी रगाई गई है। जेल-जीवनकी सीमाओंमें अस्पृश्यताको छोड़कर और किसी 
भी विषयपर सन्देश नहीं भेजता हूँ और न ही भेज सकता हूँ। इसलिए आप इस 
पत्रका जैसा भी चाहें उपयोग कर लें। ; 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २९-१२-१९३२ 


२८७. पत्र: जमनाबहन गांधीको 
१७ विसम्बर, १९३२ 


चि० जमना, 

इस बार दमेने फिर तेरी अच्छी खबर ली जान पड़ती है। क्या इसका यह 
अर्थ नहीं है कि तुझे बाहर रहकर [ही] जितनी बने उतनी सेवा करनी हैं। तेरी 
इच्छा हो तो इस समय वर्धामें जाकर रह। वहाँ बैठे-बैठे भी बहुत सेवा हो सकती 
है। वहाँ आश्रममें कितनी वालिकाओंका पालन-पोषण किया जा रहा है। तुल्ने 


चाहिए कि आप जो परिषद्‌ आयोजित करना चाहते हैं, उसके लिंए वे अपने सर्वेश्रे्ठ पण्डित भवोनीत् 
करके भेजें ! इसके विना आपका वास्तविक उद्देश्य पूणेतवा सिद्ध, नहीं दो सकता।” 

१. “दैनन्दिनी, १९३२” में इस तारीखकी प्रविश्टिते। यह “महा, २१ दिलाबर” तिर्थि कै 
अन्तगत प्रकाशित हुमा था। 


पत्र : डाह्याभाई पदेलको २३१ 


आश्रमका रंग रूगा हो तो इन वालिकाओंकी देखभाल कर। फिर अभी तो पुरुषोत्तम 
वहाँ है। वालक्ृष्ण तो है ही। कष्णाका भी आतना-जाना होता रहता है। क्या 
कभी वीजापुरमें भी रहनेका प्रयत्न किया है? सुख-दुःख सभीमें आश्रममें ही पड़े 
रहतेका निश्चय किया हो तो अछरूग वात है। लेकित दूसरे किसी स्थानमें स्वास्थ्यकी 
संभाल हो सकती हो और सेवावृत्तिकी कंगन छगी हो तो जहाँ शरीर अच्छा रहता 
हो वहीं जाकर रहना तेरा स्पष्ट कर्तव्य है। जिसमें सेवावृत्ति है वह जहाँ कहीं: 
जायेगा समा जायेगा, यह अनुभवसिद्ध वात है। 


बापू 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६५) से; सौजन्य : नारणदास गांधी। 


२८८. पत्र : डाह्माभाई पटेलको 


१७ दिसम्बर, १९१२ 

चि० डाह्याभाई, 

तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, परन्तु तुम हिम्मत नहीं हार सकते। रोगका 
टूर होना रोगीपर निर्भर रहता है, यह जानते होगें। रोगी कभी निराश न हो और 
अधीर भी न हो। जवतक दुःख भोगना हो तवतक भोगे; परन्तु उसके साथ जूझता 
रहे। सभी दवाओं और सारी खुराकोंसे रामनाममें अधिक शक्ति है, यह अनुभव न 
किया हो तो कर देखना। इसकी शक्ति विद्युत-आक्तिसे अधिक है। यह तुम्हें शान्ति 
और उत्साह देगा। छूगता है, तुम्हें पत्त छिखनेका लोभ रहता है। यह लोभ छोड़ना 
चाहिए। इस समय तुम्हारा कत्तेव्य पुरी तरह आराम करना है। विनोदमें एक-दो 
वाक्य मित्रोंको या हमारे-जैसे वुजुगोंको लिखाये जा सकते हैं, परन्तु दफ्तरका काम 
करतेका विचार नहीं किया जा सकता। इतना मान लेना। ईइवर तुम्हारा कल्याण 
करेगा। 

यह पत्र मैंने वायें हाथसे लिखा है। 


बापूके आशीवांद 


[गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो-४: सणिवहेन पटेलने, पृु० १५२-३ 


२८९. पतन्न : प्रेमाबहन कंटकको 
१७ दिसस्वर, १९३२ 


चि० प्रेमा, 

तेरा सुन्दर पत्र मिल गया। अस्पतालसे जबर्देस्ती आईं होगी तो इसे मैं दोष 
मानूँगा। अस्पतारमें पड़े-पड़े भी सेवा हो सकती है, यह तो मालूम है न? कम 
बोलना। अभी दूध और फलोंपर ही रहना। बीमार आदमी चावल नहीं खा सकता, 
यह कहाँका नियम है? जल्दबाजी करके बीमार न पड़ना। 


बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३१५) से। सी० डब्ल्यू० ६७५४ से भी; 
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक। 


२९०. पत्र: सुशीलाबहन गांधीको 


१७ दिसम्बर, १९३२ 

चि० सुशीला, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा अपने स्वास्थ्य या ऐसे किसी कारणसे यहाँ रुक 
जाना तो मैं समझ सकता हूँ। नहीं तो हमारा कत्तेंव्य स्पष्ट है कि जैसे जहाँ राम 
वहीं सीता, इसी तरह पति-पत्नी भी साथ ही रहें। भोगके लिए नहीं, बल्कि सेवाके 
लिए। इसलिए तुम्हारा मणिलालके साथ जाना ही ठीक है। 

उपवास आदि मेरे जीवनका स्वाभाविक अंग बन गये हैं। उसके लिए तुम्हारा 
रुकना बिलकुल आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि ऐसे किसी अवसरपर सेवाके 
लिए एकका उपस्थित होता आवश्यक हो और एक रुक जाये तो वह बात समझी 
जा सकती है; पर ऐसी तो कोई परिस्थिति है ही नहीं। किसी भी दृष्टिसे विचार 
करें, तुम्हारा मणिलालके साथ जाना ही ठीक छगता है। इसलिए निर्चिन्त होकर 
दक्षिण आफ्रिका जानेका निर्णय कर डालछो। ; न 

ताराके हमलेकी राह देखूँगा। उसे किसी प्रमाणकी आवश्यकता हो तो यहाँसे 
भेजूँ। बादमें वह हार भी जाये तो कोई हानि नहीं। यह विजयका प्रथम पद्म माना 
जायेगा। और जीत जायेगी तो इसमें आइचर्यकी कोई बात नहीं होगी। बच्चे बड़ोंको 
हरा भी दें तो भी जीत बड़ोंकी ही होती है। 


२३१ 


पत्र : परशुराम मेहरोत्राको २३३ 
सीताके फोड़े दूर नहीं होते, क्या इसका अर्य यह न हुआ कि माताके रूपमें 
तुम उतनी होशियार नहीं हो ? 
बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८०३) से। 


२९१. पत्र: कीरचन्द कोठारीको 


१७ दिसम्बर, १९३२ 


साधारण तौरपर कह सकता हूँ कि जहाँ दंगा होनेकी सम्भावना हो और राज्यसे 
भी सदद न मिले वहाँ सभा या जुलस आदि न निकालें। घीरे-घीरे छोकमत तैयार 
करें। सेवा-कार्य तो करते ही रहना है। ऐसा करनेके लिए कई लोगोंको हरिजनोंके 
पास जाकर रहना भी पड़ेगा। 


[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० ३४५॥ 


२९२. पत्र : प्यारेलाल नेयरकों 


१७ दिसम्बर, १९३२ 
तुमने पत्र न लिखनेका व्रत लिया. लगता है। या तो जैसे भगवान रखे वैसे 
रहना है या प्यारेलाल रखे वैसे। शरीर अच्छा हो और मुझे कुछ लिखनेकों ही न 
हो, तो मुझे सन्तोष है। 
[ गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० रे४५-६। 


२९३. पत्र : परशुराम मेहरोन्नाको 


१७ दिसम्बर, १९३२ 
चजहन' दुवारू गाय है। उसके दोषोंका पार नहीं, पर गुण दोषोंसे भी 
ज्यादा हैं। तुठसीदासका पाठ याद रखकर गुणोंको ग्रहण करना और दोषोंका त्याग 
करना। हम सब दोपोंसे भरे हैं, यह जानकर साथीके दोष सह हें। 
[गृजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० रे४६। 


१. साधन-सत्रमें नाम नहीं दिया गया है। 


२९४. पत्र : आश्रमके बालक-बालिकाओंको 


. १७ दिसम्बर, १९३२ 


इन दिलों लूम्बे पत्र लिखनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। तकछीकी नई रीति परणु- 
रामजीको आती है। भाऊ-जितनी गति तो नहीं, पर शायद इस रीतिसे वे चलाना 
सिखा सकेंगे। 

नारणबासका कहना है कि खादी-कार्ये, बढ़ईका काम, खेती, चर्मालय, और 
दुः्धालंयका काम जिसने नहीं सीखा, उसने कुछ सीखा ही नहीं। यह बिलकुल ठीक 
है। मालूम होता है कि अभीतक तुम आश्रमकी एक खास वात नहीं समझ पाये 
हो। वह यह है: खेती, बढ़ईगिरी वगैरह भी शिक्षा है और उससे भी बुद्धिका और 
साथ ही दूसरी कितनी ही इच्द्रियोंका विकास होता है। अगर ये धन्धे शिक्षाके अंगके 
रूपमें सिखाये जायें, तो उसकी कीमत अक्षरज्ञानसे ज्यादा है। यह बात मैं आश्रमको 
भेजे हुए किसी पत्रमें' बता चुका हूँ। यदि याद न हो या वह पत्र तुम्हारे हाथमें 
तुर्त न आये तो पूछ छेना। मैं फिर लिखूँगा। क्योंकि यह बात सबके समझने 
लायक है। इसे लिखनेका मतलब यह नहीं है कि मैं अक्षरज्ञानका दर्जा ग्रिरा देना 
चाहता हूँ। अक्षरज्ञानका मूल्य मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मुझसे अधिक अच्छा 
उसका उपयोग करनेवाले बहुत आदमी एकाएक नजर नहीं आयेंगे। मेरा हेतु धन्धोंकी 
शिक्षाकों अक्षरज्ञानकी बराबरीमें रख देना है। इतनी बात जो समझ छेंगे, वे धन्धोंकी 
शिक्षाका त्याग करके अक्षरज्ञान सीखनेका लोभ कभी नहीं करेंगे। ऐसे छोगोंका अक्षर 
ज्ञान ज्यादा चमक उठेगा। इतना ही नहीं, वल्कि जनताकों भी उससे अधिक छा 
होगा। यह बात अच्छी तरह समझ गये होगे तो ठुम सब ढोर चरानेकों तैयार रहोगे। 


गुजरातीकी माइकफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


५५ देखिए ख़्ण्ड ण०, पू० श८३-४ ॥| 
२३४ 


२९५. पतन्न: कुसुम गांधीकों 
१७ दिसम्बर, १९३२ 
हरएक वीमारके जीनेकी कुंजी, जहाँतक सम्भव है वहाँतक, उसके अपने हाथमें 
होती है। वह निराश होकर वैठ जाये, तो किसी भी डॉक्टरकी दवा काम नहीं आती, 
जौर वह हिम्मत न हारे तो कोई भी फंकी अमूल्य दवा बन जाती है। इसलिए 
तीन नियम याद रखना। एक, हिम्मत हारना ही नहीं। दूसरा, जिसके हाथमें नव्ज 
दे दी हो, वह जैसा कहे वैसा करना। और तीसरा, कैसा भी दुःख हो तो भी राम- 
नाम रटठना और प्रफुल्छित रहता, रोना नहीं। 
[ युजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० ३४६-७॥। 


२९६. पत्र: सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको 


१८ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय सतीश बाबू, 
आपका कोई पत्र नहीं आया। बोडके पुनर्गठनकी अपनी कोशिशमें मैं बुरी 
तरह नाकामयाव हुआ हूँ। मैंने डॉ० रायसे क्षमा-याचना की है और अपना पत्र ' 
वापस ले लिया है। आपको भूछ जाना चाहिए कि मैंने कभी कोशिश की थी। 
चीजोंको अपने ही ढेंगसे चलना चाहिए। आपको जैसा भी सवसे ज्यादा उचित छगे 
उसी तरह काम कीजिएगा। 
आप दोनोंको प्यार । 
बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १६१९) से। 


१. देखिए “पत्र छों ० विं० च० रापको, १५-१२-१९३२। 
र३५ 


२९७. पत्र: जसनाबहन गांधीको 
१८ दिसम्बर, १९३२ 
चि० जमना, 
बची हुई डाकके साथ आया हुआ तुम्हारा पत्र पढ़ा। मेरी तो यही सलाह है 
कि किसी दूसरी जगह जाकर रहो।'* 
बापू 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६६) से; सौजन्य : नारणदास गांधी। 


२९८. पत्र : छोट्भाई त्रिवेदीको 


१८ दिसम्बर, १९३२ 
चि० छोटूभाई, 
तुमने ठीक कामकी जिम्मेदारी छी है। प्रयत्न करते-करते काम सीख जाओगे। 
मुझसे विशेष सलाहकी आशा न करना। 
बापू 


गृजरातीकी फोटो-नकलरू (जी० एन० १०४७१) से। 


२९९, पन्न : कोतवालको 


१८ दिसम्बर, १९३२ 

भाई कोतवाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें जो शंका हुई है वह स्वाभाविक है। है 
यदि घर्मंसंकट उपस्थित ही न होते तो धर्म-पालून तलवारकी धारपर चलने 
जैसा न कहा जाता। साधारण तौरपर जिसे त्याज्य मानते हैं, वही थोड़े फेरफारसे 
कत्तव्य हो सकता है। यह रसायनशास्त्रके मिश्रणों-जैसा है। अप्पाने अपने अधिकारके 
आधारपर माँग नहीं की थी, न उसकी माँग किसी स्वार्थकी दृष्टिसे की गईं थी। 
उसने तो यह माँग अपने धर्म-पालनके रहिए की थी। जो परिस्थिति सामने है वैसी 
परिस्थिति उत्पन्न होनेपर वह उपवास कर सकता है, यह राय मैंने हम सब जब 


२. देखिए “ पत्र: जमनावहन गांवोको””, १७-१२-१९३२। 
२३६ 


पत्र : कोतवाकको २३७ 


छूटे हुए थे तब व्यक्त की थी.] इसलिए अप्पाका साथ देना मेरा कत्तेव्य हो जाता 
है, इस विषयमें मुझे -कोई सन्देह नहीं है। मैंने जो-कुछ कहा है वह बुद्धिसि समझा जा 
सकता है, इसलिए मेरी बातपर श्रद्धावशा विश्वास करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
इसे बुद्धि स्वीकार तन करे तो जहाँतक उपवास-धर्मको समझ सके हो, उसीपर दृढ़ 
रहना। सोच-विचारके चक्‍करमें न पड़ना। मैंने जो समझाया है वह्‌ स्पष्ट न हुआ 
हो तो फिर पूछ छेना। न पूछो तो भी चलेगा। मेरे सामने जो परिस्थिति खड़ी हुई 
वह असाधारण थी। असाधारण चीजोंके बारेमें ज्यादा विचार करना भी निषिद्ध है। 

केलप्पनको उपवास छोड़नेके लिए भी मैंने ही कहा था, इसलिए यदि जब उसके 
उपवास करनेका अवसर आ जाये तो मुझे उसका साथ देता ही चाहिए। मुझे अपना 
स्पष्ट धर्म यही लगता है। इससे सम्बन्धित कई प्रदन हैं। उन सबको समझानेका 
समय नहीं है। इस विषयसें जो-कुछ लिखा है वह सब ध्यानपूर्वक पढ़ लछोगे तो कुछ 
पुछनेके लिए नहीं रहेगा। 

दो तारीखकों उपवास करूँगा ही ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। अभी कई 
उल्सनें हैं। यह तारीख आज तय नहीं की है;. यह तो जब केलूप्पननें उपवास 
मुल्तवी किया था तभी तय की थी।' इस आतन्दोलनमें किसीका अधिकार छीन छेनेकी 
बात नहीं है। जिनके अधिकार छीन लिये गये हैं उन्हें उनके अधिकार लौटा देनेकी 
बात है। मुझे रूगता है कि इसमें तुम्हारे सभी प्रइनोंके उत्तर आ जाते हैं। 

तीस दिनकी अवधिके विषयमें जो तुमने समाचारपत्रोंमें पढ़ा है, वह निराधार 
है। ऐसा करनेका तनिक भी इरादा नहीं है। इस समय मेरे साथ बात करनेवाले इतनी 
ज्यादा गलतफहमी फैला रहे हैं कि उसका कोई अन्त ही नहीं। इसलिए मेरे विषयमें 
जो-कुछ कहा जाये उसे कोई न माने। जो-कुछ मैं कहूँ उसीपर विश्वास करें। 

दो तारीख मुकरेर करनेके लिए जमोरिनसे पूछनेंकी जरूरत नहीं थी। जमोरिन 
ने ही तार देकर चाहा था कि केलप्पनका उपवास मुल्तवी करा दूँ। मुझे जो तारीख 
सबसे ज्यादा ठीक लगी वही मैंने रखी। ह 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३६०६)से। 


१२, देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ १६०-१। 


३००. पतन्न : ससेंदाबहन राणाको 
१८ दिसम्बर, १९३२ 


चि० नर्मदा, 
तेरा पत्र मिला। तेरी तबीयत ठीक रहती है, यह बहुत अच्छी बात है। जो- 
कुछ काम करना हो उसे ठीक ढंगसे कर। सोचना भी ढंगसे। 


बापू 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७७० )से; सौजत्य : रामनारायण एन० पाठक । 


३०१. पन्न: नारणदास गांधीको 
१८ दिसम्बर, १९३२ 


चि० नारणदास, 

आखिरकार तुम भी बीमार पड़ गये ? इसी तरह चलता है। अनुकूल होनेपर 
ही तुम्हें और दूसरे लछोगोंको नया प्रयोग करके देखना है। अभी तो ज्यादा दूध 
और फल ही छेना। सब्जी भी के सकते हो। भातकी आवश्यकता दिखाई दे तो 
निस्संकोच ले लेना। भात छोड़ देनेका सुझाव तो मैंने सिर्फे शरीरकी दृष्टिसे दिया 
है। जिसे स्वास्थ्यकी दृष्टिसि उसकी आवश्यकता लगें उसे कोई मनाही नहीं है। 
भात लेनेमें कोई शर्म न करे। अगर परिणाम अच्छा न दिखाई दे तो पूरा प्रयोग 
छोड़ सकते हो। 

मैंने जमनाके लिए जो सुझाव दिया था उसीपर दृढ़ हूँ।' 

बापू 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८२८४ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी । 


२. देखिए “ पत्र: जमनाबहन गांधीको ”?, १७-१२-१९३९ भौर १८-११-१९३२। 
'र३८ | 


३०२. पत्र: प्रेमाबहन कंटककों 


१८ दिसम्बर, १९३२ 

चि० प्रेमा, 

बीचमें तुझे पत्र लिखे तो हैं। यह साप्ताहिक पत्रका उत्तर है। 

छगनलालको तेरा पत्र न पढ़ने देनेकी तेरी निधाज्ञाका मैंने पान किया हैं। मगर 
निषेधाज्ञा तो मुझे पढ़ानी ही पड़ी। मैं ऐसा मानता हूँ कि न पढ़नेके बारेमें तूने 
जो लिखा उसे वे न जानें, यह तो तू भी नहीं चाहती होगी। इसलिए उतना 
पढ़ाकर बाकी भाग न पढ़नेके लिए कहा। लेकिन तेरी आज्ञा मुझे अच्छी नहीं छगी। 
आश्रमका एक व्यक्ति आश्रमंके ही दूसरे व्यक्तिसे कोई बात कैसे छिपा सकता है? 
छोटी बालिका ऐसी इच्छा रखे, बड़ी उम्रके नासमझ लोग ऐसा चाहें, यह भी 
समझमें आ सकता है। लेकिन तेरे पास छिपानेको क्या हो सकता है? दूसरे छोग 
तेरा पत्र पढ़ें, इससे उसकी पवित्रता कम नहीं होती परन्तु. बढ़ती है। तेरे विचार 
दुनिया जाने इसमें तुझे संकोच होना ही नहीं चाहिए। हमें छिपे विचार करनेका 
अधिकार नहीं है। ऐसी आदत डालनेसे हमारे विचारोंपर स्वभावतः अंकुश छूग 
जाता है। मनुष्यमात्र ईश्वरके प्रतिनिधि हैं। ईश्वर तो हमारे सब विचार जानता 
ही है। लेकिन उसे हम प्रत्यक्ष नहीं देखते, इसलिए हम निश्चित रूपसे नहीं कह 
सकते कि वह हमारे विचार जानता है। लेकिन अगर मनुष्यको उसके प्रतिनिधि 
के रूपमें हम पहचानें, तो हमारे विचार वह जाने, इसमें हमें संकोच नहीं होना 
चाहिए। और प्रतिनिधि प्रत्यक्ष है इसलिए हम अपने विचारोंपर सहज ही नियन्त्रण 
रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तू ज्ञानपुर्वेक अपती निषेधाज्ञा वापस छे छे। मुझे 
आशा थी कि दायें हाथसे लिख सकूँगा। लेकिन देखता हूँ कि मुझे इस हाथका 
उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए जितना सोचा है उतना जायद नहीं लिख 
सकूंगा। रमाबहनके लिए जो मनमें आये वह तू लिख सकती है, उसमें कोई अड़चन 
नहीं है। तू जो भी लिखेगी वह हेषभावसे नहीं लछिखेगी, इतना तो वह जानती ही 
है। अब तू जो चाहे सो लिखना। जो लिखेगी उसपर मैं अमल करूँगा। 

मालूम होता है कि तू अस्पतालसे जल्दबाजी करके आई है। डॉक्टरकी हिंदा- 
यतोंका तू पूरी तरह पाछून करती हो तो कोई दिक्कत नहीं होती चाहिए। ऑपरेशन 
का सोचा हुआ फल निकले तब तो बहुत ही अच्छा हो। 

« » «का किस्सा दुःखद है। . . -का' पक्ष जाने बिना उसका दोष निकालछूने 
के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। . . -' स्वच्छ हृदयका है, निर्देयी नहीं है। वह अपना 
घर्में समझता है। मेरे पास ज्यादा समय होता तो ज्यादा समझाता। तुझसे जितनी 


१, २ व ३, नाम छोड़ दिये गये हैं। 
२२९ 


२४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
हो सके उतनी तू . . -की' सेवा करना। . . .* अगर अकेली पड़ गई है तो इसमें 
उसका दोष कम नहीं है। परल्तु इस' दोषके कारण उसकी सेवामें कमी नहीं होनी 
चाहिए। . . «में गुण भी बहुत हैं। गे 

इन्दु तो बेखबर है ही। वह भोका और खिलाड़ी है। मैंने उसके पिताको 
लिखा है कि उसे अपने पास ही रखें। * 

टूघ और फल तो औषधि समझकर अभी छेती रहेना। काँजी वगेरह अभी 
मत लेना। चावरूकी इच्छा हो तो खा सकती है। डॉक्टरको दिखाती रहना। 

सुशीकाका पत्र इसके साथ है। 

बापू 


गुजरातीकी फोटो-तकर (जी० एन० १०३१६) से। सी० डब्ल्यू० ६७५५ से भी; 
सौजन्य ; प्रेमावहन कंटक | 


३०३. पन्न : गुलाब ए० शझाहको 
१८ दिसम्बर, १९३२ 


चि० गुलाब, 
तेरा पत्र मिला। कागजकी बाई ओर हमेशा थोड़ा हाशिया छोड़ देता चाहिए। 
यह तू इस पत्रमें देख सकती है। 
बापू 


गूजरातीकी' फोटो-नकल (जी० एन० १७३४) से। 


३०४. पत्र: शारदाबहन चि० जाहको 
१८ दिसम्बर, १९३२ 
चि० बबुू उर्फ शारदा, 
तूने मेरा बहिष्कार किया है क्‍या? हर हफ्ते सुन्दर-सा पत्र लिखनेवाली तू 
मौन कैसे हो गई है? यदि तू मुझपर दयाके कारण पत्र न लिखती हो तो मुझे 
दया नहीं चाहिए। मुझे तो तेरे सुन्दर पत्र चाहिए। मैं न छिखूंँ तो भी। 
बापू 


मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९५९) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला। 


२, २ व ३. नाम छोड़ दिये गये हैं। 
४. सुशीला, भेमाबदन कंटककी संहेली। 


३०५. पत्र : अ० भा० अश्रद्धानन्द स्मारक द्गस्टके मन्त्रीको 


[१९ दिसम्बर, १९३२से पूर्व | 


स्वामी श्रद्धानत्द से बड़ा हरिजनोंका हितैबी और उनसे सच्ची सहानुभूति 
रखनेवाला आज हमें मिलना मुहिकल है। स्वामी श्रद्धानन्दकी स्मृति हरिजनोंकी हर 
सम्भव सेवा करके ही उपयुक्त ढंगसे मनाई जा सकती है, और जो साधन-सम्पन्न हैं, 
कम-से-कम उन्हें श्रद्धानन्द-स्मारक कोषमें चन्दा देना चाहिए। 


[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २०-१२-१९३२ 
8०६- पत्र: नीरद रंजन गृहाको 
१९ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 


में आपके हरूम्बे किन्तु निर्देशात्मक, सुयुक्तियुक्त और सहानुभूतिपूर्ण पत्रके लिए 
धन्यवाद देता हूँ। मैंने शुर्से आखिरतक उसे सुना। ठीक ही है कि आप अपनी 
दलीलके जवावकी अपेक्षा नहीं करते। फिर भी मैं यह कहूँगा कि आपकी दी हुई 
दलील मेरे लिए नई नहीं थी; और यद्यपि आपने अपने पत्रमें जो-कुछ कहा है उस 
सबसे मैं सहमत हूँ, पर मैंने जो तरीका अस्तियार किया है उसकी बराबर हिमायत 
कर सकता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत नीरद रंजन गुहा 
पी० २१५-ए, रूसा रोड (साउथ) पो० आ० टोलीगंज 
कलकत्ता 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७४४) से। 


१. यह “ नई दिल्‍ली, १९ दिसावर” की तारीखके अन्तगत प्रकाशित हुआ था। 
२. २३ दिसम्बर, १९२४को इनकी हत्या कर दी गईं थी। 


२४१ 
५२-१६ 


पत्र : आर० बी० तलेगाँवकरको २४३ 


४. किसी आन्दोलनको सफल वनानेके लिए हम बहुत-से तरीके अपना सकते 
हैँ। परन्तु कुछ तरीके ऐसे है जिन्हें अपनाना हमारी क्षमताके बाहर होता है। मेरी 
रिहाई एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाना मेरी क्षमताके बाहर है। 

५. यह चाहना कि सवर्ण हिन्दू अस्पृश्योंके साथ अस्पृश्यता मिटाएँ, इससे पहले 
खुद अस्पृश्योंके बीच अस्पृश्यता मिठनी चाहिए, रेतकी रस्सीको ऐंठने-जैसा ही प्रयास 
है, जिसकी विफलता पहलेसे निश्चित है। जब सवर्ण हिन्दू अस्पृश्यताको सचमुच मिटा 
देंगे, तो दूसरी अस्पृश्यता प्राय: बिना प्रयास ही चूर-चूर हो जायेगी। 

६. मेरे विचारमें इस बातको दृष्टिमें रखते हुए कि जो संघ अब बना है उसे 
प्रायश्चित्त करना है अथवा हरिजनोंके प्रति एक दायित्व पूरा करना है, उसमें 
पश्चात्तापी या देनदार ही होने चाहिए। परन्तु उसके साथ एक समिति लछेनदारों 
अर्थात्‌ हरिजनोंकी भी होनी चाहिए जिससे कि उनकी इच्छाओंका समय-समयपर 
पता चलता रहे। 

७. सवर्ण हिन्दू जबतक ऐसा करनेको तैयार न हों, कोई भी कानून अस्पृश्यता 
को मिटा नहीं सक्रेगा। कानून उनकी केवल तभी सहायता कर सकता है जब वे 
उसकी सहायता चाहें। पर वह उन्हें कभी भी बाध्य नहीं कर सकता। 

८. हिन्दू-धर्ंमें, और प्रत्येक धमममें ही, धामिक मनुष्यका हर कार्य उसके धर्म 
द्वारा शासित होता है। जो मनुष्य कुछ कार्योमें तो अपने नैतिक और आध्यात्मिक 
बोध द्वारा निर्देशित हो और कुछमें न हो, वह धाभिक नहीं हो सकता। जब किसी 
व्यक्तिमें धर्म-भाव होता है, तो वह उसकी पूरी सत्ताकों व्याप्त कर छेता है। 

९. तीनों कथन एक-दूसरेसे असंगत नहीं हैँ, बल्कि एक ही सचाईका प्रति- 
निधित्व करते हैं। गुरुवायुरके बिना केलप्पन उपवास न करते, केलप्पनके बिना मुझे 
गुरुवायुरके लिए उपवास करनेकी प्रेरणा न मिलती। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत आर० बी० तलेगाँवकर 
१०३४, रविवार पेठ, पूना शहर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७२२)से। 


१. यहाँ भाशय विभिन्न अवसरोंपर कहे गये गांधोजी के इन कथनोंसे है कि थे उपवास गुरुवायुर 
मन्दिरकी खातिर करनेवाले हैं; श्री केल्प्पनकी खातिर करनेवाले हैं; ओर ईंश्वर्की इच्छाके कारण करनेवाले 
है जो उन्हें उपवासक्ी असग्नि-परीक्षामें से ग्रुजस्नेक्ों प्रेरित कर रदी है। (एस० एन० १८७२२)। 


३०८. पत्र; मंत्री, आयंसमाज, बम्बईको 


१९ दिसम्बर, १९३२ 


आप भाईयोंकी मुठाकातकी जो रिपोर्ट ' प्रकाशित हुईं है, उसे देखकर मुझे दुःख 
हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश “मैं अपने साथ लिये नहीं फिरता। मैंने यह कहा था कि 
आश्रममें एकसे अधिक प्रतियाँ हैं-- पुस्तकें मैंने नहीं माँगी थीं, महादेवने माँगी थीं। 
आपने मसन्दिर-प्रवेशके काममें मदद देनेको कहा, तब मैंने आपको इसमें दखल 
न देनेको कहा था। आपने मेरी सलाह भी मान छो, फिर भी रियोर्टका कुछ ऐसा 
अथ निकलता है कि भौजूदा आन्दोलनमें मैंने आपका हस्तक्षेप चाहा है। ऐसे अर्थंसे 
कामको हानि पहुँचती है। इसलिए सत्यकी खातिर और कामकी खातिर मैं इसमें 
तुरतत सुधार करनेकी जरूरत समझता हूँ। मैं चाहता हूँ जाप फौरम सुधार करें। 
झूठी रिपोर्ट्स किसी भी कामकी मदद नहीं मिलती, घमंकी तो हानि ही होती है। 
इसलिए सुधार करनेमें हर तरहसे छाभ ही समझें। 
[गुजरातीसे | 
महादेवभाईती डायरी, भाग-२, पूृ० शेपड-५ । 


३०९. एक पत्र 
१९ दिसम्बर, १९३२ 


मैंने खुद अंडे लेनेसे इनकार किया यह वात सच है। फिर भी मैं यह मानता 
हूँ कि मछलीका तेल निषिद्ध है, दब उससे कम निषिद्ध है और उससे भी कम निषिद्ध 
निर्दोष (वाँझ) अंडे हैं। मगर मछलीके तेलकी लोगोंको आदत पड़ गई है और 
अंडोंकी आदत व होनेके कारण निर्दोष अंडे भी त्याज्य माने जाते हैं। 

“कुर्ता माँगे उसे कोट भी दे दो।” इस वाक्यमें कुर्ता माँगनेकी योग्यता 
अध्याहार है। इसी वाक्यका दूसरा अर्थ है कि हमसे कोई कुछ भी जबरदस्ती 
छीननेको आये, तब ऐसे आदमीका विरोध करना यदि धर्म न हो, तो वह जितना 
छीनना चाहे, उससे ज्यादा छिन जाने देना ही सरल मागें है। इस सबके पीछे जो 
स्वर्ण नियम छिपा है, वह है अपरिग्रहका। अपरिय्रहकी पूर्णतातक तो कोई पहुंच 
नहीं सकता। मगर यह नियम समझमें भा गया हो तो इसका पाऊछुत यथादक्ति 
उत्तरीत्त? अधिक करना चाहिए । 

[गृजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पू० ३६०-१ । 


१. १४ दिसस्वर, १९३२ को; देखिए एष्ठ ३०४॥ 
२. सेंढ मेस्यू, ५-४० ! 


र्डव 


३१०. पतन्न : नारणदास गांधीकों 
१९ दिसम्बर, १९१२ 


लचि० नारणदास, 

तुम्हारा पत्र मिला। भाई मावलंकरने जो पत्र लिखा है उसकी नकल देखनेके 
बाद ही कह सकता हूँ कि तुम्हें पत्र छिखना है या नहीं। इसलिए उसकी नकल 
प्राप्त करके मुझे भेज दो। जमेन बहनसे' कहना कि उसे पत्र लिखनेकी इच्छा 
हो तो अवश्य लिखे। मिलनेकी अनुमति तो शायद नहीं मिलेगी। बिल्लीकी कहानी 
परशुरामने सिर्फ विनोदमें नहीं, बल्कि अमल करवानेके लिए भी कही हो तो हँसी आतेके 
साथ थोड़ा दुःख भी होगा। 

तुम्हारी तबीयत बिलकुल ठीक होगी। तब भी खुराकका ध्यान रखता। 


बापू 


[पुनदच : | 

इसके साथ भाई उमेदरामका पत्र मेज रहा हूँ। वह एक बार अकेले आश्रममें 
आकर रहा था। मुझे छगता है कि जब मैंने उसके साथ यहाँ बात की भी तो तुमसे 
इस बातका संकेत कर दिया था कि वह अपने बच्चोंके साथ आश्रममें रहतेके लिए 
आ सकता है। अब मेरे पास उसका पत्र आया है। उसे आश्रममें रखो। वह आश्रमके 
नियम जानता है और उसने उनका पालन करनेकी बात भी की थी। मुझे सबसे 
ठीक यही लूगता है कि वह वहाँ आकर रहे और तब एक-दूसरेका अनुभव हो 
जानेके बाद निर्णय किया जाये। लेकिन इसके बारेमें तुम्हीं ज्यादा जान सकते हो। 
इसलिए जो ठीक रूगे वह करना। ऐसा न सोचना कि उसे रखनेकी मेरी इच्छा 
है, इसलिए तुम बँघ जाते हो। भाई उमेदरामको भी ऐसा ही लिख रहा हूँ। 


बापू 


गृजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एस० यू०/|१) से । सी० डब्ल्यू० ८२८५ से भी; 
सौजत्य : नारणदास गांधी। 


१, भागेरेट स्पीगल। 
र्‌४५ 


३११. पत्र: गोपीकृष्ण विजयवर्गोय्को 
१९ दिसम्बर, १९३२ 


भाई गोपीकृष्ण, 

आपका पन्न मिला। यदि हम हैं तो ईइ्वर है, क्योंकि जीवमात्रका समूह ईश्वर 
है, जैसे किरणोंका समूह सूर्य है। इस ईइवरपर श्रद्धा होनेके लिए आत्मश्रद्धा होनी 
चाहिए और वह श्रद्धा अनासक्तिपूर्वक सेवा करनेसे आती है। श्रद्धा रखनेंका दूसरा 
तरीका यह है कि सारा जगत श्रद्धा रखता है तो हम भी रखें। 

स्वाधीन भारतके लक्ष्यका खयारूतक मैं तो नहीं करता हूँ। स्वाधीनताके साथ 
ही लक्ष्यका पता चल जायेगा। और तो मेरे लेखोंसे देख लेना। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 


[पत्रकी प्रतिलिपिसे ] 
मध्यप्रदेश और गांधी, पृ० १३७। महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३५५ भी। 


३१२. पत्र : कृष्णन नायरको 
१९ दिसम्बर, १९३२ 


मेरी कोई नई बातसे न घबरानेकी आवश्यता है और जबतक नई बात हजम 
न हो जाये; तबतक न उसका अमल करनेकी आशा है। अंग्रेजी शन्द ह5श्ाए|4णा 
(एसिमिलेशन) का अनुवाद 'हजम करना किया है। हमेशा बगैर हजम किये हम 
जब किसी बातपर अमल करते हैँ, तब या तो फंस जाते हैं, या फिर दुखित होते 
है। जो चीज बुद्धिगम्य है उसको श्रद्धासे माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा 
करना मानसिक आलस्य की निशानी है। 


सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३६१। 


२४६ 


३१३. पत्र : सोहनलाल शर्माको 
१९ दिसम्बर, १९३२ 
भाई सोहनलाल, 
तुमारा पत्र मिला। शांति से जो कुछ हो सके किया करो।' मुझे लिखा करो। 
मोहनदास गांधो 
भाई सोहनलाल शर्मा 
सभापति, हिंदु सभा, पुष्कर, अजमेर 


पत्रकी फोटो-तकल (जी० एन० २८२८) से। 


३१४. पत्र : कृष्णचन्द्रको 
१९ दिसम्बर, १९३२ 
भाई कृष्णचन्द्र, 


तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला है। रजिष्टर्ड खत भी मिल गया था। उसमें नई 
बात कोई न थी। और मेरे पास बिलकुल समय नहीं रहेता है इसलिये मैने उत्तर 
नहीं दिया। अब तक जितने उत्तर मैंने दिये हैं उनमें से और प्रइन ध्यान से पढ़ने से 
हल हो सकते हैं। 


मोहनदास गांधोके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२६६) से । 


३१५. पत्र : सी० वाई० चिन्तामणिको 


१९ दिसम्बर, १९३२ 


मैं अपने मित्रोंका न्याय करने नहीं वैठता। मैं केवल अपना अभिप्नाय उन्हें बताता 
हूँ। वह उन्हें जँचे तो अपनी गलतियाँ दुरुस्त करनेकी मैं उन्हें छूट देता हूँ। वम्बई 
में आपने जो-कुछ किया, उससे आपकी विवेकवुद्धिकों कोई ठेस न लगी हो तो मुझे 
कुछ कहना नहीं है। किन्तु मुझे आपसे एक वचन चाहिए। आप प्रकट रूपसे मेरा 


१. उस समय सोहनलाल शर्मा हरिजनोंके लिए मन्दिर-प्रवेशका हक सुलूम करानेके काममें लगे थे । 
२४७ 


२४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


विरोध न भी करें तब भी मुझे निजी तौरपर चेतावनी दे दिया करें। हो सकता 
है कि उस चेतावनीका कोई तत्काल परिणाम न दिखाई दे। छेकिन मैं बहुत संवेदन- 
शील व्यक्ति हूँ। इस तरहकी चेतावनियोंने मेरी हमेशा मदद की है। 

| गुजरातीसे | 

सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृ० ३६०। 


३१६. पत्र; आर० द्ांकरनारायण अय्यरको" 


[२० दिसम्बर, १९३२ से पूर्व |" 
आपका पत्र मिला । आपका तार मैंने काछीकट भेज दिया। उससे ज्यादा कुछ 
और में नहीं कर सकता था। अवर्णोका मत सर्वथा अनावश्यक है। अवर्ण क्या चाहते 
हैं इसके जवाबमें यह आाद्धान नहीं है, बल्कि यह आह्वान आत्मशुद्धिके लछिए, तपस्या 
और बहुत दिलोंके पुराने कर्जको चुकानेके लिए है। और जब व्यक्ति अपना कर्ज 
चुकाता है तो उसपर इस बातसे असर नहीं पड़ता कि ऋणदाता भुगतान माँगता 
है या नहीं। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २१-१२-१९३२ 


३१७. तार: अ० भा० वर्णाश्रम स्व॒राज्य संघके मन्‍्त्रीको 


२० दिसम्बर, १९३२ 
मन्त्री 
वर्णाश्रम स्व॒राज्य संघ 
रामबाग 
बम्बईं 


आपका पत्र मिला ।' खेद है कि २३ के अछावा दूसरा दिन रखा नहीं 
जा सकता, क्योंकि अन्य शास्त्रियोंकी २३कों ही आसमन्त्रित किया ग्रया 
है। आपकी ओरसे आतेवाले श्ास्त्रियोंसे में खुशीसे और दिन मिल 
लूंगा और जो-कुछ वे कहेंगे सादर सुनूंगा | परल्तु मैं चाहूँगा कि यदि 
सम्भव हो तो वे २३की परिषदमें साग कलें। आपके पत्रमे जो और 


१, गुरुवायुर मतर्ंमह-सम्बन्धी उनके पत्रके जवाबमें। 
२० तिथि-पंवित “कोपम्बहर, २० दिसम्बर” के अन्तरत प्रकाशित। 
३. १९ दिसम्बर, १९३२ का; देखिए परिशिष्ट १५।॥ 


पत्र: जी० एम० जोजीको २४९ 


बातें हैं उनपर मतभेद है। परन्तु यदि आप अपने श्रतिनिधियोंको 
विचार-विमर्शके लिए भेज दें, तो शरेको या उससे पहले वह खूब 
अच्छी तरह दूर किया जा सकता है। 
गाँधी 
अंग्रेजीकी माइकोफिल्म (एस० एन० १८७५४) से। 


३१८. पन्न: रामगोपाल शास्न्नीको 


२० विसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपका पूना आनेकी तकलीफ उठाना सर्वथा 
अनावश्यक है, और हर हालतमें एक आर्यसमाजीकी व्याख्या सनातनी शास्त्री 
अस्वीकार करेंगे। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत रामगोपाल शास्त्री 
सचिव, पंजाब दलित सेवा मिशन, लाहौर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७५५)से। 


३१९. पत्र: जी० एम० जोशीको 


२० दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
मुझे इसका विश्वास नहीं कि २३ तारीखकी सभा वास्तवमें नहीं होनेवाली है। 
परन्तु यदि वह होने जा रही है तो मेरे लिए वह एक बहुत पवित्र धामिक प्रसंग 
होगा और उसमें सिवाय उन्र पण्डितोंके जो उसमें भाग लेनेवाके हैं और कोई नहीं 
होना चाहिए। इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा करें। 
श्रीयुत जी० एम० जोशी 
१७१-ए, बुधवार, पूना सिटी 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७५८) से। 


३२०- पत्र : वक्‍कायिल अच्युतत नायरकों 
२० दिसस्वर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 
गुरुवायुरके मामलेमें वादपत्रकी एक नकछ भेजनेके छिए आपको धन्यवाद देता 
हैँ। क्या फैसछा आपके पास नहीं है, और क्या आप मुझे मन्दिरका और जअधिक 
विस्तृत इतिहास तथा उसका व्योरेवार नक्शा नहीं भेज सकते ? 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत वक्‍क्रायिक अच्युतन नायर 
गुरुवायुर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७५९) से । 


३२१. पन्न : के० रामभद्र रावको 
२० दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, * 
आपका पत्र मिला। आपने जिनका विवरण दिया है ऐसे नितान्त निजी मामलोंमें 


अपने कर्त्तव्यका निर्णय आपको खुद ही करना चाहिए। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत के० रामभद्र राव 
पोंडरी हाउस, इन्नेंसपेटा, राजमुन्द्री 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७५७) से। 


२५० 


३२२. पत्र: जी० एच० पटवर्धनकों' 


२० दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र 


आपके पत्रके लिए वन्यवाद। कुछ ऐसे लोग हैं जो जान-वूझकर मेरे बारेमें 
गलरूतवयानी करते हैँ। जान-वूजझ्ञकर दिये गये ऐसे गरूत वयानोंकों में कैसे निबटाऊं 
सिवाय इसके कि इस वातपर विश्वास रखे कि मुझमें जो सचाई है वह वक्‍त आनेपर 
स्वयं प्रकट हो जायेगी ? मैंने वार-वार कहा है कि गुरुवायुर मन्दिर मेरी मर्जीसे नहीं 
चुना गया था। यह मुझ्लनपर थोप दिया गया। यदि इसी तरह डाकोरजी मुझपर 
थोप दिया गया होता तो भी मैंने प्रसन्नतासे अनशनकी घोषणा कर दी होती। 
कुम्हारके हाथमें मिट्रीकी जो स्थिति होती है वही स्थिति ईदवरके हाथोंमें मेरी है। 
और यदि मुझे वैसा करना पड़ता तो लोग देखते कि मैं मलावारके छोगोंसे जितना 
संधर्ष कर रहा हूँ उससे ज्यादा शक्तिसे मैं गुजरातियोंसे जूझता। मैं मछावारके छोगों 
पर कुछ नहीं फेंक सकता क्योंकि वे मुझसे काफी दूरीपर हैं, लेकिन गुजराती वहुत 
नजदीक हूँ। परन्तु जैसी कि कहावत है, "हम सचमृच सोये हुए व्यक्तिको उसके 
कानोंमें एक वार घवीमी-सी आवाज करके जगा सकते हैं, परन्तु जो केवल सोनेका 
बहाना कर रहा है ऐसे व्यक्तिको हजार वार आवाज लगाकर भी नहीं जगा सकते। 


हृदयसे आपका, 


£् 


श्रीयुत जी० एच० पटवर्वन 
घुलिया 


हर । 
98 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७५६) से । 


३. यह उनके १४ दिसम्बर, १६३२ के पत्रके उत्तरमें भेजा गया था, जिसमें लिखा था: “ आपके 
यह घोषणा करनेपर कि यदि गशुल्वायुरका मन्दिर इरिजिनोंके लिए १ जनवरी, १९३३ तक नहीं खोला 
गया तो भाप आमरण अनशन शुरू कर देंगे, एक मराठी समाचारप्रने अपने स्तम्भोंमें कयाक्ष किया 
है कवि आपने दूरस्थ सुत्वायुर मन्दिरको इसलिए चुना कर्योकि आप यह” जानते ये कि यदि आप इस 
वरदेश्यंक्र लिए डाकोरजीक मन्दिरको चुनते तो शुबराती समाजके छोग, जो राजनीतिमें आपके पत्रके अनुयायी 
हैं, आपपर वुरी तरह माक्षेप करते। सम्मकतः यही कारण है कि आपने युख्वायुरका मन्दिर खुना। मेरा 
न्दिदन है कि यदि आप इस -मुद्देको स्ष्ट कर दें तो इससे बारेमें जो इस तरहकी चर्चा दो रही है, 
उत्तका खण्डन करनेमें बड़ी सद्ायता मिलेगी (एस० एन० १८७०३ )। 


२५१ 


३२३. पतन्न : आर० ची० पवट्वर्धनको' 


२० दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपके पत्रके लिए धत्यवाद। उसके एक भागके उत्तरमें मैं केवल यही कह 
सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे हस्ताक्षरयुकत पत्र आये हैं जिनमें मुझसे दो तारीखको 
अभीसे मान लेने और इस तरह अपना पाथिव जीवन समाप्त कर देनेके लिए कहा 
गया है। इन पत्नोंकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। मैं तो केवल तथ्य बता रहा हूँ। 
आपके पत्रके शेष भागके वारेमें मैं आपको केवल यही आइवासन दे सकता हूँ 
कि हर कदम जो मैं उठाता हूं और हर शब्द जो मैं कहता हूँ, उसके पीछे बहुत 
अधिक प्रार्थतापूर्ण चित्तत होता है। सनातनी मित्रोंसे मेरा यह कहना है कि वे मुझे 
विचार और कार्यकी वही स्वतन्त्रता दें जिसकी कि वे अपने लिए माँग कर रहे हैं। 
इस तरहकी पारस्परिक सहनशीरूताके विना कोई भी सुधार सम्भव नहीं है। 
में आपको यह भी वता दूँ कि किसी व्यावहारिक समझौतेपर पहुँचनेके लिए 
अपनी ओरतसे में भरसक कोशिश कर रहा हूँ। परन्तु मुझे खेदके साथ यह स्वीकार 
करना पड़ता है कि मैं इसमें अभीतक असफल :रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७६० )से। 


३२४. पन्न : घनवयामदास बिड़लाकों 
२० दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय घनव्यामदास, हि 
आपका इसी महीनेकी १४ तारीखका' पत्र मिला। मुन्ने आशा हैं कि मैंने 

कहीं कोई 
अपनी घृष्टताके लिए काफी प्रायश्चित्त कर छिया है और कहीं कोई जख्म वाकी 


, भार० वी० पटवर्धनने १६ दिसम्बर, १९३२ के अपने पत्रमें गांपीजी के १६ नवम्वरके वन्तत्य 
पर आपात करते हुए उसे मन्दिर-प्रवेश और-उपवासका विरोध करनेवाले सतातनिययकि विस्द्ध पक हम 
ही कर और आपत्तिजनक आरोप बताया था। उन्होंने यह भी ल्खि था: “. - «पर्दि जमोरिन मोर 
टस्टी आपकी उपवासकी घमकीके आगे झुक जाते हैं, तों आपके विचारसे बया उसका कारण पच्चा 
हृदप-परिवतेन होगा, उनके वास्तविक विश्वासोंका दमन नहीं छ्ोगा 8. « « इस म्रकारका दमन है आप 
सबसे निद्षष्ट रूप है; वह शस्तबल्से किये गये भत्याचारसे भी अधिक विन्दनीय है” (पएछ० ए 
१८७२६ )। 

२. देखिए परिशिष्ठ १६ ॥ 


२५२ 


पत्र : एम० आई० डेविडको २५३ 


नहीं रहा है।' यदि आप समझते हैं कि मेरे लिए कुछ और करना बाकी है तो 
कृपया मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है कि मैं गछतीकों दोहराऊँगा नहीं। 


हृदयसे आपका, 


बापू 
श्रीयुत घनश्यामदास विड़का 
अल्वूकर्क रोड, नई दिल्‍ली 


अंग्रेजीकी फोटो-तक्ल (एस० एन० १८७६२) से। सी० डब्ल्यू० ७९१० से भी; 
सौजत्य : घनश्यामदास विड़लछा | 


३२५. पत्र; एस० आई० डेविडकों' 


२० दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय श्री डेविड, 

आपके पतन्चके लिए और उससे भी ज्यादा जिस घैयंसे आप योजना चछा रहे 
हैं उसके लिए मैं “आपको धन्यवाद देता हूँ। चूँकि आपने स्वेच्छासे मुझे अँगुली 
पकड़ाई है इसलिए यदि मैं पहुँचा पकड़ानेके लिए कहूँ तो आप हैरान न हों। आप 
कृपया सारी योजना जैसे आपको ठीक छगे तैयार करें और उसमें अपने नवीनतम 
सुझाव शामिल कर छें। उसके वाद श्रीयुत मथुरादास और जयसुखलढाल मेहतासे 
उसपर विचार-विनिमय कर लें, और यदि वे उसका अनुमोदन कर दें तो उसे मेरे 
पास भेज दें। में उसपर समाचारपत्रोंके लिए एक वक्तव्य दूँगा, परन्तु मैं उसके 
जनकके रूपमें आपके नामका उपयोग जरूर करूँगा। आखिरकार श्रीयुत विड़लाके 

मुख्से यह वात पहले ही निकल चुकी है। 
इससे पहले कि आप मेरे पास योजना भेजें, मैं चाहँगा कि आप कुछ प्रचार 
करें और जितनी ज्यादा छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर सक्रें कर छें। मैं जानता हूँ कि 
इसका मतलव होगा आपके समय और शक्तिपर काफी वोझ; परन्तु आप स्वेच्छासे 
काम करनेवाले कार्यकर्ता हैं। स्वेच्छापूर्वक काम करनेवाले कार्यकर्ता अनुभवसे जानते 
हैं कि मैं उनसे कितना कठोर काम ले सकता हूँ। तथ्य यह है कि जैसे-जैसे मेरी 
शारीरिक क्षमता क्षीण होती जा रही है, में रोजमर्सके कामको कठिनाईसे निवटा 
पा रहा हूँ। इसलिए जब कभी कोई व्यक्ति मुझे किसी अच्छी चीजका सुझाव देता 


१२. देखिं: “पत्र:ढॉ० वि० चं० रायको”, ७-१२-११३२ और १५-१२-१९३२६ “ पत्र; 
घनश्थामदास विदलको ”, १७/१६]-१२-१९३२ भी। 

२. यह उनके १७ दिसम्बर, १९३२ के पत्र (एस० एन० १८७१८)के उत्तरमें लिखा गपा था 
ज्मिमें उन्होंने चुने हुए हरिजनोंके लिए उच्चत्तर शिक्षाके बारेमें अपनी योजनामें कुछ-एक अत्तिरिवत्त मुद्दे 
जोड़े थे। इस थोजनाके सम्बन्धमें उन्होंने गांधीजी को २ दितम्बर, १९३२ को पत्र ल्खिा था। 


रपु४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


है तो मैं सीधा उसे ही उसे विछूकुल तैयार करके पेश करनेके लिए कहता हूँ, जिससे 
कि मुझे उसमें अपने हस्ताक्षर करनेके सिवाय और कुछ न करना पड़े। 


हृदयसे आपका, 
एम० आई० डेविड महोदय 
४ क्वीन्स रोड 
फोर्ट, बम्बई 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७४८) से। 


३२६- पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
२० दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय चार्ली, 

तुम्हारा पत्र,, जो लिखनेके कई दिन वाद डाकमसें डाला गया था, मिला और 
तुम्हारे दो प्यारे तार भी मिले। मैं सोचता था कि अस्पृश्यता-निवारण आन्दोहूनकी 
वादकी घटनाएँ, जिनमें सम्भावित उपवास भी झामिल है, पता नहीं तुमने पूरी तरह 
समझी भी हैं या नहीं। तुम्हारे तारोंसे पता चरूता है कि तुमने उन्हें पुरी तरह 
समझा है, और मुझे इसकी वहुत खुशी है। क्योंकि जहाँ ब्रिटिश निर्णयसे सम्बन्धित 
उपवासकी वहुततोंने सराहना की थी, वहाँ अगी २ जनवरीसे होनेवाले संकल्पित 
उपवासको वहुतोंने गलत समझा है और मुझे डर था कि तुम शायद उसे विल्कुछ 
ही समझ न सको, जबकि मुझे उसकी जरूरत उस समयसे भी अधिक स्पष्ट छूगती 
है जब मैंने ब्रिटिश निर्णयके वबारेसें उपवास किया था। ब्रिटिश निर्णय एक राजनीतिक 
प्रदन था, यद्यपि मेरे लिए उसका बहुत अधिक धामिक भहत्त्व था। वर्तेमान स्थितिमें, 
यह विशुद्ध धामिक प्रइन है। इसकी हिमायतमें मैंने वहुत-से स्पष्टीकरण दिये हैं। वे 
सब मिलकर भी जो-कुछ मैं इसके वारेमें महसूस करता हूँ, पर जिसे व्यक्त करनेको 
मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं, उससे बहुत कम बैठते हैं। निस्सन्देह, व्यक्तिगत रूपसे 
मेरे लिए, यह तकंसे वाहरकी चीज है, क्योंकि मुझे यह ईश्वरका स्पष्ट आदेश छगता 
है। मेरी स्थिति यह है कि अभी इस समय अपनी खुदकी इच्छासे मैं कुछ भी नहीं 
कर रहा हूँ। प्रतिक्षण वही मेरा मार्गदर्शन करता है। यह एक ऐसी चीज है जिसका 
किसीको विश्वास नहीं दिलाया जा सकता, और इस तरहके साक्ष्यको अस्वीकार करना 
उनके लिए बिलकुल उचित होगा। ऐसा इससे पहले भी हुआ है। जिसके लिए 
ईद्वरकी आवाज होनेंका दावा किया गया, वह झ्ैतानकी प्रेरणा सिद्ध हुई। भेरे 
मामलेमें वह क्‍या है, इसका निर्णय कुछ तो परिंणामोंसे होगा और कुछ मेरी 


१. यहाँ आशय सम्भवत्त: श्री एन्ड्यूजके १० नवम्बर, १९३२ के पत्रसे है, देखिए परिशिष्ट १७।, 


पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको श्प५ 


मृत्युके वाद होगा। हर हालतमें, पूरा निर्णण तो कभी भी ईश्वरके सिवा कोई और 
कर नहीं सकेगा। किसी कार्यकी अन्तिम कसौटी आखिर उसके पीछे रहनेवाला उद्देश्य 
ही होता है और उसे केवल ईश्वर ही जान सकता है, उस उद्देश्यको छेकर चललें 
वाला व्यक्तितक उसे नहीं जान सकता। 

पता नहीं, उपवास २ जनवरीको करना होगा या नहीं | वह कानूनी कठिनाई 
पर ही निर्भर होगा। 

तुम्हारी पुस्तक “ब्हाट आई ओ टु क्राइस्ट” जैसे ही मुझे मिली मैंने पढ़ 
डाली । वल्लभभाई और महादेव दोनोंने उसे सरसरी तौरपर देखा है। महादेवके 
पास उसे पूरा पढ़नेका समय नहीं है। शुरूके अध्याय वाकई बहुत अच्छे हैं। सभी 
अध्यायोंसे एक संघर्षशील आत्माकों बड़ी सहायता मिलती है। वे तुम्हें जिस तरह 
उद्घाटित करते हैं उस तरह तुम्हारी लिखी और कोई चीज नहीं कर सकती। छेकिन 
उसमें एक अध्याय ऐसा है जिसकी मैंने पढ़ते समय आलोचना की थी। मेरा खयाहू 
था कि उसके बारेमें मैंने तुम्हें लिखा है, पर जाहिर है मैंने वैसा किया नहीं है। 
उस अध्याय और विषयको याद करनेके लिए मुझे वह पुस्तक फिर देखनी होगी। 
विना किसी विशेष कष्टके मैं वैसा कर सकता हूँ; और यदि मुझे कुछ मिन्टकी 
फूर्सत मिली तो मैं उसे देखूँगा और तुम्हें अपनी आलोचना भेजूँगा। तुम्हारी पुस्तक 
पर गुरुदेवके विचारोंकी, जिनकी नकल भेजनेका तुमने वायदा किया है, मुझे प्रतीक्षा 
रहेगी । 

बमिंघमसे आये तुम्हारे तारके उत्तरमें मेरा तार, आशा है, तुम्हें मिल गया 
होगा | 

मेरा दिमाग इस बारेमें बिलकुल साफ है कि तुम्हारी उपस्थिति वहाँ बहुत 
ही उपयोगी है। मैं यदि उपवास करूँ तो तुम्हें चिन्तित नहीं होना है। कम-से-कम 
तुम्हें यह विश्वास करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि यदि मैं उपवास करूँगा तो 
वह ईश्वरकी इच्छा होगी, और यदि उसे इस शरीरसे और सेवा छेनी है तो बह 
मुझे सही-सलामत रखेगा। 

हम सवकी ओरसे प्यार और अभिननन्‍्दन | 


तुम्हारा, 
[ पुनरचः ] 

परिवारके दोनों अर्थोमें, उसके सभी अन्य सदस्योंकों मेरा प्यार। जिन्हें मेरा पत्र 
नहीं मिलता, उनसे कृपया कहना कि मुझे अपने सभी पत्रोंके उत्तर देनेका समय 
नहीं मिलता है। 


अंग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९९५) से। 


रोपाल मेनसको 


य० शोपा 


3. च 


हि 
कः 


३२७. पताि् 


हि 3 
अर5 ४३ ८३ है 


प्रिय 


9००. 
खध्ध इ५८4९7 


७/० पर की 2 (५: 
7 ॥ए० ॥/ 
८ 2 दि 6 २ ग 











)) दि 
० हो 
रत ४५] 
॥/४ ५ 
|9 0 | 
ड्हँ ॥! 
( ब्ण्का #. 
| ( हि 
४ (* 
93 
|] (८ 
न जी 
७ | १9 
79: 
।९॥ 
९? हे हें 
9 ० 
हि 
| कद 5 
नी 
पी 
* ५) ध्य्क 
ञे ॥॥०/ #टर 
ह ए ॥ 
+ध5, ० 6९ 
हि (ि 7 
र्धः ॒ ब्ड 
* ही ्‌ 
० [07 (५ 
# ॥९ /0 
> ग ट 
छा 
4८ पट 
। 220 
धर. ध 





(४५ 4॥७ 
पे 
5 
(2 
78८ 
बैए (४ 
3५ ॥7 
(| ः 
जल ६ 
गा हि 
0४ ॥£ 
॥॥० ६ 
(५ ध्ु 
॥७ १९ 
| 
हि 
_ ऐट 
न्द 
बी 
| 
॥४ 4[-५«% 
हक, 
तह ॥ए/ 
बी नी० 
0 48 
घी 
(ा 

(॒ ध्जक 
4७ | 
जप 
3 म्ब्आ 
फईि 
0 9 





(8 [६ "४ 
20 ! 


(पद १४ 


3 ह5 !भं 
(५ कक 


क्ष्डू 





40५ 
0' ब् 
भरा 


॥2 पेट 
( (८ 
ह॥ हू ४ बयु [च्यक 


0' 
[४ (मम 
४ 9 ४ 
“5800 
| [४ (५ 
9 (एफ 


अमर 0" कक 
८ ) पी ४४ 
ए' हि 
नि 
पी €ृ | जु 
हुए 
ए ्त 
ा 
ः न 
५ (20 
बुर है 
( (54 पै& 
(रह 


चचा 

न 
हांचा 
िर्चय हा 





३” 
75 ॥७ 
४ हा 

8 फ्रि कि 
५ 5 १ 
“9 82 
> &? [7 




















| ए।ए स्यि 
४ पा न 
पं 
( ! (५ (९, 9 
हि० 7] 
हम (2 हनन 
“वि 
0६ 
]४ 2 ९ 
(0 (७ 
४८ (० तुंउ 
७ जि 
॥2 | 
444 
पे |; 
॥्ठ + 
७९ ाः ५ 
ब॥/ मर ४ 
ग0' ॥/ /|9. 
 “+ 
ग ४ 
(४-४ 
पट (, धर 
पिप 
(८ 7 ॥॥० 
॥42 5 9 | 
पट पा 
श न्‍ ( गा 
पैर ।! 7 
॥ कि पट 
(पट मु ह 
(7 ॥7 (४ (97५ 
0" (+>4 
६8% हर 


धर एादः८ 


परेलको 


डाह्याभाई पटेल 


ड 


क 
हे 


३२८. पत्र 


शा 
हु ५5 
७ +. 
सर 
है हा 
जा * 
९ 5५ 
टिििेआ 
पैर 0' 
६; 
््र 
छा 
पु 
गैर वां 
9 ब७ 
॥० ,५ 
४ ॥|ए' 
(ए 
77 ९ 
2) 
(£॥ 
9" 
| कि 
रा प्र 
८ ॥५ 
एफ 
९ (2 हि 
छ 
पे हु 
। _ 9 
>> आ! 
9 8 फ़ँ 
छ 


प्‌दलच, 


सबिदहद पद 


बायुदा पत्नो-डे 


[ चुजर्तीतसे 
च 


इन-१२-२ है थे [ 


मन 
ब्ज्द् 


नर-र२-३ ६३६ 


ञ्ड 
हर 


जय अ िलस्सो) 
गछाड़ वअपपड 


च्द 
4० 


हर न 
ड़ ग्र्‌ जज हर । 


२. क्ाद< 
ह०८-००थ 
"देख 


प्द््ल्दीं 
| चट्ट 


द्द्ध 


च्प्ल्ज्ही पहीा 


रूइनी दस पी० 


,.- लूछनी 


ट। 


रद्द 


३२९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


[२१ दिसम्बर, १९३२]' 


यह पत्र  लिखवानेके बाद तुम्हारा ९ तारीखका अनमोरू पत्र मिला। तुम्हारे 
भाईके बारेमें मेरा हृदय तुम्हारे प्रति सहानुभूतिसे द्रवित है। किसी विक्षिप्त मस्तिष्क 
वाले व्यक्तिका भार अपने ऊपर होनेका अर्थ क्‍या है, मैं जानता हूँ। शायद तुम्हें 
मालूम है कि डॉ० मेहताका पुत्र रतिकाल, जो ठीक उसी तरहका है, मेरे आश्रममें 
है। परन्तु मुझे आशा है कि हाछात यहाँ दूरसे मुझे जितने छगते हैं उतने खराब 
नहीं होंगे। मेरी प्रार्थनाएँ तुम्हारे और उसके लिए हैं। तुम अमियोसे खबर पाकर 
हिन्दुस्तान दौड़े नहीं आये, इसकी मुझे खुशी है। मेरे दिमागमें यह चीज बिलकुछ साफ 
है कि अस्पृश्यताकी यह समस्या तुमसे अलग हम लोगोंको सुलझानी है। हमें पश्चात्ताप 
करना होगा। जहाँतक जमोरिनका सवाल है, वे अधिक-से-अधिक दयाके पात्र हैं। 
यदि तुम यहाँ होते तो भी में तुम्हारे उनके पास जानेंकी वात नहीं सोचता। उसे में 
अनुचित दबाव ही कहूँगा। केवल ईश्वर ही यदि चाहे तो उनपर प्रभाव डाल सकता 
है। इसलिए सब बातोंको सोचनेपर तुम्हारी यहाँ उपस्थिति आवश्यक नहीं है। 

यह उस पत्नके पुनइचके रूपमें जाना चाहिए था जो तुम्हें कक लिखवाया और 
भेजा गया है। 


तुम्हारा *, 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९९५) से। 


३३०. पत्र : यू० गोपाल मेननकों 


२१ दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय गोपाल मेनन, 
कल अपना पत्र लिखवा चुकनेके वाद, मेने श्रीयुत एम० के० आचार्यका 
तोटिस या घोषणापत्र पढ़ा जिसकी एक प्रति उन्होंने मुझे भेजी है। मैं आपको पुस्तिका 
और श्रीयुत आचायेका नोटिस दोनों भेज रहा हूँ। यदि नोटिस पुस्तिकाके आशयको 
सही तौरपर रखता है, तो यह्‌ चिन्ताकी बात है, और श्रीयुत आचार्यकी टीका- 
टिप्पणियाँ बिल्कुल न्यायोचित हैँ। पोन्नावी ताल्लुकेके लोगोंप्ते यह नहीं पूछा जा रहा 


२. इसी पत्रके अन्तिम अनुच्छेदसे। 

२. देखिए “ पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजकों ”, २०-१२-१९३२। 
३- यहाँ “बापू की ओरसे” महादेव देसाईने हस्ताक्षर किये थे। 
४. देखिए “ पत्र: यू० गोपाल मेननको “”, [२०])-१२-१९३२। 


२५७ 
५२-१७ 


२५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है कि वे मेरा जीवन बचायेंगे या मुझे मरने देंगे, वल्कि यह पूछा जा रहा है कि 
वे मन्दिरोंको हिन्दु-चर्मका अभिन्न अंग मानते हुए मन्दिरोंके द्वार हरिजनोंके लिए 
खुलवानेकों तैयार हैं या नहीं। अंग्रेजीके नोटिसके अनुसार, आपने विवादके विषयको 
घुँघधछा कर दिया है, और यही आरोप सनातनियोंने हमपर, विद्येषकर मुझपर लगाया 
है। जैसा कि आपको मालूम है, वे कहते हैँ कि संकल्पित उपवास लोगोंसे मन्दिर- 
प्रवेशकी अच्छाइयों या बुराइयोंका फैसछा करवानेके बजाय, उनके ध्यानको मन्दिर- 
प्रवेश [के प्रश्न] से हटा देगा और उनसे उनके मत, उन्तकी इच्छाके विरुद्ध, इस 
तरह दिलवायेगा जिससे कि मैं बच जाऊँ। भेरे उपवासका यदि इस तरहका परिणाम 
निकलता है तो वह एक दुःखद घटना होगी। इसलिए साथी कार्यकर्ताओंसे मैं यह 
अपेक्षा रखता हूँ कि वे लोगोंको बताएँ कि उन्हें उपवाससे प्रभावित नहीं होना है, 
बल्कि अपने अन्त:करणके अनुसार मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें या विपक्षमें मत देना है। 
आप मुझे अब कृपया एक तो नोटिसके बारेमें और दूसरे इस बारेमें कि आम तौरपर 
क्या किया गया है विस्तारसे लिखें, और यदि आपको यह पता चले कि छोगोंको 
गुमराह किया ग्रया है तो मुझे वह बतानेमें संकोच न करें। गरूतीको स्वीकार करने, 
अपने कदम पीछे हटाने और उपवासको स्थगित करनेमें मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। 
यदि छोगोंके आगे एक बिलकुल गरूत प्रइन रखकर उन्हें पहले ही गुमराह कर दिया 
गया है, तो फिरसे मतसंग्रह करना एक तमाशा ही होगा और यदि श्री आचार्यका 
आरोप सिद्ध न हो सके, तो कृपया मुझे अपने वक्‍तव्यके समर्थनर्में अध्याय और 
इलोकका हवाला देना। वह मुझे नई शक्ति और आशा देगा। 
आप माधवन और केलप्पनके साथ परामझशं करें। पता नहीं, इस पत्रके आपको 
मिलनेतक राजाजी या सदाशिवराव वहाँ होंगे या नहीं। आप जो उत्तर दें उसका 
सार तारसे मुझे बता दें। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७६५) से। 


३३१- पत्र : च० राजगोपालाचारीको 
२१ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय च० रा०, 

गोपाल मेननकों छिखा अपना पत्र' इसके साथ भेज रहा हूँ। श्रीयुत आचार्यके 
नोटिसको देखनेकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पत्रसे उसके कथ्यका भाव आपको 
काफी स्पष्ट हो जायेगा। यदि यह पता चला कि श्रीयुत आचायेका आरोप सही 
है, तो. मालूम नहीं आप मेरे निष्कर्षसे सहमत होंगे या नहीं। 


१. देखिए पिंछला शीर्षक। 


पत्र: कोंडा वेंकटप्पैयाको २५९ 


इस विषयमें कानूनकी स्थिति क्या है, यह न तो आपने मुझे बताया है और 
न मैंने ही इसके वारेमें आंपको परेशान किया है। विधेयकका ' क्या हो रहा है? 
मुझे बताया गया है कि किसी धासिक विधेयक्को पेश करनेके छिए वबाइसरायकी 
अनुमति प्राप्त करनेको उन्हें पूरे दो महीनेका समय मिलना चाहिए। यदि स्थिति 
यह है और कानून, जैसा इस समय है, निश्चित रूपसे हमारे विरुद्ध है, तो उपवास 
अपने-आप स्थग्रित करना होगा। परन्तु यदि अनुमति न मिलने या उसमें विलम्ब 
होनेका कारण केवरू उसपर जनमतकी सार्वजनिक अभिव्यक्तिका अभाव हो, तो 
उपवास तबतक चलाना होगा जबतक कि जनमत, यदि यह सम्भव हो तो, इतना 
संगठित न हो जाय कि वह वाइसरायकी अनुमति प्राप्त कर सके। यदि जनमत इस 
तरहके कानूनके विरुद्ध है, तो उपवास स्थगित होना ही चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा 
कि आप मुझे कानूनके वारेमें सलाह दें। बा ने मुझे बताया है कि यदि आपके किए 
और पहले आना सम्भव न हुआ, तो छूगरभग २८ तक तो आप यहाँ आनतेवाले 
हैं ही। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी नकल (एस० एन० १८७६६) से। 


३३२. पत्र : कोंडा बेंकटप्पेयाको 
२१ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय वेंकटप्पैया, 

चुपचाप कालीकट चले जाना और मुझसे कुछ नहीं कहना, ऐसी चीज थी 
जिसकी अपेक्षा बस आपसे ही की जा सकती थी। आपका क्‍या हार है और 
आपकी पत्नी तथा बेटी कैसी हैं? 


हृदयसे आपकछ 
श्रीयुत बेंकटप्पैया 
माफत श्रीयुत गोपारू मेनन 
कालीकट 


अंग्रेजीकी माइक्रोफित्म (एस० एन० १९७६८) से। 


१, देखिए “सेंट; पत्रअतिनिधियोंकों ”, ७-१२-१९३२। 


३३३. पत्र: सदाशिव राव कर्नाडको 


२१ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय सदाशिवराव, 

आप कार्यकी प्रयतिसे मुझे भी प्रकार सूचित करते रहते हैं, मुझे इसकी 
प्रसच्चता है। आक्रमणकी उपेक्षा करना अच्छा ही था। इस तरहकी चीजोंके लिए 
हमें तैयार रहना चाहिए और बिना प्रतिकार किये उन्हें सह छेना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत सदाशिव राव कर्नाड 
मात श्रीयुत गोपारू मेनन, कालीकट 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७६९) से। 


३३४. पत्र: के० रामजी मेननको 


२१ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
पत्र मिला, उसके लिए ध्रन्यवाद। पत्रमें इतने सारे व्यंग्य और आरोप हैं कि 
उन सबका उत्तर देना मेरे लिए बहुत ही कठित है। सामान्यतः मैं केवल इतना ही 
कह सकता हूँ कि आपके जो कथन हैं, वे तथ्योंसे, जैसे कि वे मुझे मालूम हैं, संगति 
नहीं रखते। मिथ्या कथनों पर आधारित तक, स्वभावतः, प्रभावित नहीं कर पाते 
हैं। मेरी अपनी स्थिति समाचासपत्रोंमें निकले वकक्‍तव्योंमें खूब स्पष्ठ हो चुकी है। 
यदि आप सबसे पहले मेरी स्थिति जाननेंके छिए मुझसे कुछ प्रइन पूछते, तो में 
खुशीसे उनका जवाब देता, और आप तब मेरे विरुद्ध अपना केस खड़ा कर सकते 
थे। मैं आपको केवल यही आइवासन दे सकता हूँ कि मैं अपने-आपको हिल्दू-धर्मका 
एक विनम्र अनुयायी मानता हूँ और सदा उसके आदेशोंके अनुसार काम करनेकी 
कोशिश करता हूँ। 
एक वातमें में आपके साथ सम्पूर्ण हृदयसे सहमत हो सकता हैँ। आपका यह 
कहना बिलकुल ठीक है कि आप और सनातन हिन्दू सभाके सदस्य मेरे किसी भी 
उपवासके कारण उस मार्गको नही छोड़ेंगे जिसे आप सही मार्गे मानते हैं। मेरे उप- 
वासका प्रयोजन कभी भी आपके निर्णय या किसी भी निर्णेयपर प्रभाव डालना नहीं 
रहा है। मेरे उपवासका उद्देश्य तो हिन्दुओंको सक्तिय होनेंके लिए जागृत करना है 


२६० 


पत्र : प्रज्ञानेश्वर यतिको २६१ 
और मुझे यह कहते खुशी होती है कि यह दिन-प्रतिदिन हो रहा है, यद्यपि उपवास 
अभी शुरू होना है। 

हृदयसे आपका, 


श्रीयुत के० रामुत्नी मेनत 
व्यवस्थापक, सनातन हिन्दू सभा, गुरुवायुर 


अंग्रेजीकी साइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७७२) से। 


३३५. पत्र: जयसुखलाल क्ले० मेहताकों 


२१ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय जयसुखलाल, 
आपका पत्र मिल्ा। जिन शास्त्रीजी का आपने जिक्र किया है उन्हें या डॉ० कुर्ते- 
कोटीको इतनी दूर पूना आनेका कष्ट देना मैं नहीं चाहता हूँ। पर मैं मन्दिर-प्रवेशके 
प्रन्‍नपर उनके मतकी स्पष्ट अभिव्यक्ति चाहूँगा। वे इन तीन प्रश्नोंका उत्तर दें: 
१. अस्पुश्य कौन हैं? 
२. अस्पृश्यता क्या इस जीवनमें दूर हो सकती है? 
३. जिन अस्पृश्योंकों हिन्दू-मन्दिरमें प्रवेशक्का अधिकार नहीं है, उनकी निर्योग्य- 
ताएँ क्या-क्या हैं? 
हृदयसे आपका 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७७३) से। 


३३६. पत्र: प्रज्मानेश्वर यतिको 


२१ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र और उसके साथ भेजी गई तीनों चीजें मिलीं। समर्पण पत्र और 
स्वामी केवलानन्दका पत्र मैंने पढ़ लिया है। परल्तु पुनर्जन्‍्मपर आपकी पुस्तकके 
सारको इसी समय पढ़नेकी आप मुझसे अपेक्षा न करें। मेरे लिए यह एक आकर्षक 
विषय है, पर अभी इतनी आकर्षक चीजें हैं कि मैं इसे उठाकर रखनेको बाध्य हूँ। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत परमहंस प्रज्ञानेशवर यति 
३२९, सदाशिव पेठ, पूना शहर 


अंग्रेजीकी माइक्ोफिल्म (एस० एन० १८७७४) से। 


३३७. पत्र: कीरचन्द कोठारीको 


२१ दिसम्बर, १९३२ 

भाई कीरचन्द, 

तुम्हारा पत्र मिल्ा। दोनों पुस्तिकाएँ मिलीं। तुम्हें मालूम ही होगा कि इस 
समय यहाँ हम चार जने एकसाथ हैं। तुम्हारी पुस्तिकाओंकों पढ़कर या तो हँस 
सकते थे या रो सकते थे। साथारण तौरपर मैं पत्र नहीं पढ़ता, सुनता हैँ) किन्तु 
अनायास तुम्हारी पुस्तिका मैंने ही पढ़ी। मेरी छाती पत्थर-जैसी हो गई है, इसलिए 
रो तो नहीं सका; पर पहला ही वाक्य पढ़कर खूब जोरसे हँस पड़ा और अन्ततक 
हँसता ही रहा। लेकिन उसमें हँसनेकी कोई वात न थी, दुःखकी थी। भापामें 
तनिक भी अहिंसा नहीं थी; उसमें विनय भी नहीं थी। तुमने तो विद्युद्ध अहिंसा 
और झान्ति-पालनकी भ्रतिज्ञा की है। इस पुस्तिकार्में सनातनी भाइयोंको प्रेमपूर्वक 
जीतनेका कोई प्रयत्न ही नहीं है। एक-एक शब्द भड़कानेवाला है। तुमने सनातनियोंको 
मार डालनेके लिए रूलकारा है। भाषा नाटकीय है। इससे युवक वर्गको न तो 
शान्तिका पाठ मिलता है न विनयका। सत्य तो एक ओर ही रह गया. है। इसमें 
आत्मप्रशंसाकी भी कोई सीमा नहीं है। किन्तु मुझे भय है कि मैं अपनी वात शायद 
ही किसीको समझा सकूँगा। जहाँ ऐसी भाषाके प्रयोगकी आदत पड़ गई हो, वहाँ 
एकदम परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? 

तुम्हारे पिछले पत्रका मैंने जवाव दिया है। वह तुम्हें मिल गया होगा। तुमने 
देखा ही होगा कि जो-कुछ हुआ है, मेरी सलाह उससे विलकुल विपरीत थी। तुम्हें 
सभामें छोग जमा करने थे तो तुम कर सकते थे, छेकिन हिंसक पुस्तिका निकाल कर 
नहीं। उससे पहले तुम्हारा धर्म यही था कि किसी अच्छे सनातनीसे मिलते । यदि 
तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई न देता तो राज्यकी मदद छेत्ते; मिल जानेपर सभा 
करते। तुम सभा न भी करते तो उससे हरिजन-सेवासे तो वंचित नहीं रहते। तुम्हारं 
सभाको भंग करनेके लिए सनातनी नहीं आये। इसमें मुझे किसी प्रकारकी विजय 
नहीं दिखाई देती। वे मनमें तो झुंझलाये ही होंगे। तुम्हारे संख्या-वलूसे डर गये होगे। 
ये सब हिसाके रक्षण हैं। तुम्हारी यह अहिंसा मेरी अहिसाकों रूज्जित करती है 
और. सनातनियोंके जहरी छेखोंमें थोड़ा-वहुत सत्य दिखाई देता है। घर्मकी रक्षा 
इस ढंगसे नहीं हो सकती; और हरिजन-सेवा कार्य तो सिर्फ घर्मार्थ ही हैं। ईससे 
ज्यादा और क्या लिखूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८६१) से; सौजन्य : झारदावहन गो० जाकर 
२६२ 


३३८. पत्र: नानालाल कालिदास जसानीकों 


२१ दिसम्बर, १९३२ 

भाईश्री नानालाल, 
आज छगनलाल और मगनलछालसे जी भरकर बातें कौं। अब तुम, रतुभाई 
और ये दोनों भाई वैठकर विचार कर लेना। मैंने तो सलाह दी है कि मणिलाल 
भी साथ रहे। किन्तु ये दोनों शायद इसके लिए उत्सुक न हों। उन्होंने यह कहा 
था कि मणिलालकी इच्छा नहीं है। मैंने उन्हें इस वाक्यका अर्थ समझाया। तब 
उन्होंने कहा कि आवश्यक हुआ तो उसे बुला लेंगे। मैंने उन्हें निम्न सलाह दी है 
और ऐसा लगा कि वे उससे सहमत हैं। मैंने कहा है, जहाँतक हो सके डॉक्टरके 
वसीयतनामेको पूरी तरह माना जाये, अर्थात्‌ वहनोंको पैसा दे देना चाहिए। फौरन 
त दे तो उसकी फिक्र नहीं। पैसा जमा रहे और उसका ठीक ब्याज मिलता रहे 
इतना ही काफी है। रतिलालके सम्बन्धमें डॉक्टरकी इच्छाकों पूरा करें। और तीन 
भाग करनेपर यदि रतिरालके हिस्सेमें ज्यादा' आये तो उतना उसके खातेमें जमाकर 
दें। सम्भव है कि माणेकबाईके लिए डॉक्टरनें जो रकम निर्धारित की है उसके व्याजसे 
उसका खर्च न चले। इसलिए उसका अलग मासिक खर्च बाँध दो और उत्तना उसे 
मिलता रहे इसका प्रवन्ध कर दो। किन्तु यदि वह डॉक्टर द्वारा निर्धारित रकमको 
ही लेनेका आग्रह करे तो वह रकम दे देनेका फैसछा कर दिया जाये। फिर बादमें 
वह और कुछ नहीं ले सकेगी। यदि उसने डॉक्टरके स्वरगंवासके बाद कुछ लिया हो 
तो वह धन उसमें से काट लिया जाये। तीनों भाइयोंका हिस्सा अहूग कर दिया 
जाये। रतिलालके लिए ट्रस्टी नियुक्त कर उसका खर्च बाँध दें। बाकी दोनों भाइयोंकी 
इच्छा हो तो तुम्हारे साथ सलाह करके धन्धेका जो भाग सँभालना चाहें सँभाल लें। 
यदि वे न मानें तो हीरों और खेतीके [भी | हिस्से कर डालो; और पूरी व्यवस्था 
टरस्टी या मैनेजर करे और माँकी तरह भाइयोंकों भी जो मासिक खर्च देना हो वह 
तय कर दिया जाये। उससे ज्यादा कोई नहीं ले सकेगा। ट्रस्टी या मैनेजरके काममें 
कोई दखल न दे। जब दोनोंका काम-धन्धेमें कुछ नाम हो जाये तब यदि वे काम 
हाथमें लेना चाहें तो लें। पर जबतक काम चल न निकले, कोई ठीक व्यवस्था 
न बन जाये तब॒तक दखल न दें। फिलहाल छगनलाल राजकोटमें या भारतके किसी 
दूसरे स्थानमें रहे और लड़कोंकी शिक्षाका प्रबन्ध राजकोटकी राष्ट्रीय शालामें या 
किसी दूसरी जगह किया जाये। छगनलालको एक बुरी रत है, ऐसा मालूम हुआ 
है। किसी समय थी, ऐसा तो छगनकालने भी स्वीकार किया है। मैं मानता हूँ कि 
अब भी है। मेरे साथ वातचीतमें दोनोंका रुख अनुकूल था। इसी तरह तुम्हारे साथ 


१, वस्तीयतमें उल्लिखित रकमसे। 
२६३े 


श्द४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भी बात करें तो कुछ घंटोंमें निर्णण कर सकोगे। इतना करनेके बाद प्रभाशंकरको 
बुलाना हो और चम्पाकों भी बुलाना हो तो बुला लेना। यह सही है कि चम्पाको 
बुलानेंसे रतिकाल परेशान हो सकता है, इसलिए उसे बुलाये बिना काम चले तो 
चलाना। सारा फैसला दो तारीखसे पहले हो जाये यह में अत्यन्त आवश्यक मानता 
हूँ। मेरे पास आनेकी जरूरत दिखाई दे तो काम छोड़कर चाहे जब आ जाना। 
अन्तिम निर्णय करनेके बाद तो तुम सब या जिन्हें आनेकी आवश्यकता छगेंगी वे 
सब आयेंगे ही, ऐसा में मान लेता हूँ। 

आश्रमको मिलनेत्राली रकमके विषयमें मेरी यह सलाह है कि ट्रस्टमें रखी गई 
सम्पत्तिमें से जो देना है वह सब देनेके बाद पर्याप्त बचे तो आश्रमकी पुरी रकम 
दे दें या जितना बचे उतना दे दें। न बचे तो कुछ न दें। दूसरे जो दान दिये 
जाते रहे हैं, वे प्रे-पूरे चुका देने चाहिए। यदि इस सम्पत्तिमें से इन सबके लिए ' 
पर्याप्त धत न बच पाये तो प्रत्येकके हिस्सेमें आनेवाले धनकों कुछ कम कर दिया 
जाये। मेरे हिसावसे हर महीने ८००-९०० रुपये दिये जाते रहे हैं। मगनछाछका 
विचार है कि आजकल कर आदि भर देनेके वाद उपजसे ५०० रुपयेसे ज्यादा नहीं 
मिलते । यदि ऐसा हो तो आश्रमको १००-२०० रुपये ही मिल पायेंगे। अन्य दानोंको 
पुरा-पूरा निवटा देनें छायक आमदनी होती दिखाई देती है। अब कुछ लिखनेकी बात 
रह गई है, ऐसा नहीं लगता। पूछना हो तो जरूर पूछना। 

यह पत्र तुम्हारे और रतुभाईके छिए है। इसलिए रतुभाईको भी पढ़ा देना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४७१) से। 


३३९. पन्न: नारणदास गांधीकों 


२१ दिसम्बर, १९३२ 
चि० नारणदास, 
तुम्हारी साप्ताहिक डाक मिल गई है। प्रेमानें' अस्पतालसे आनेसें उतावली की 
है। और आश्रममें आकर काममें जुट गई यह भी बहुत अधेर्यकी बात हुईं। यदि 
अब भी न समझी तो ज्यादा दुःखी होगी। वह जिस सेवाके लिए अधीर है, उसीसे 
वंचित रह जायेगी। इसके साथ माधवरालकों' लिखा पत्र है; उसे पढ़वा। उसमें श्रेय 
और प्रेयके बारेमें जो लिखा है वह प्रेमापर पूरी तरह लागू करना। इस समय उसकी 
भलाई पूरी तरह मौनका पालन करने और परिश्रम न करनेमें है। और सेवा करनेका 
आग्रह उसे प्रिय है तो भी वह दुराग्रह है और मोह है, इसीलिए त्याज्य है। मुझे 
सावलंकरका पत्र अभी नहीं मिला। उसने क्या किया है यह जाननेके बाद ही मुझे कुछ 
सुझेगा। छारा छोगोंसे' मुलाकातका जो भी परिणाम हुआ हो वह मुझे लिखना । 


१. माधवलाल शाह | 
२. देखिए “पत्र: नारणदास गांधीको ”, १४-१९-१९३२॥ 


पत्र : वतमाछा न० परीखको २६५ 

. मुझ अपनी खुराक भी लिखना। नवीनकी खुराक लिखना। धीरू पत्र विलकुछ 

नहीं लिखता। जिसका पत्र छिखनेको मन करे उसे न रोकता। वह चाहे तो मुझे 

लिखे। अभी मुझसे उत्तरकी आशा न करे इतना ही काफी है। पत्र तो जब भी 
चाहूं पढ़ सकता हूँ, परन्तु जब चाहूँ छिख या लिखवा नहीं सकता।' 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से । सी० डब्ल्यू० ८२८६ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


३४०. पतन्न : रतिलाल सेठको 


२१ दिसम्बर, १९३२ 
भाई रतिलाल, 
भाई नानाछारूको रूम्वा पत्र लिखा है; तुम पढ़ छेना। छगनछालसे उसके 
व्यस्नके सम्बन्धर्में पूरी बातचीत की है। छीलावतीने पत्र लिखा है, यह भी उसे 
बता दिया है। मूझे छूगा कि ऐसा करना अत्यावश्यक था। पहले ऐसा था, इतना 
तो उसने भी कबूल किया है। लेकिन उसके चेहरेसे मुझे लगा कि वह अभी भी 
उससे छुटकारा नहीं पा सका है। उसे छीछावती पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, 
बल्कि मानना चाहिए कि उसने उसकी वहुत भलाई ही की है। यह भी उसके मतमें 
बैठा देनेकी कोशिश की है। उसने सुधर जानेका वादा तो किया ही है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१७०) से। सी० डब्ह्यू० ४६६४ से भी; 
सौजन्य : तारणदास गांधी । 


३४१. पत्र : बनसाला न० परीखको 


२१ दिसम्बर, १९३२ 
चि० वनमाला, 
तू अब अक्षर विगाड़ने लगी है। इस बार मुझे दारयें हाथसे पत्र छिखना। एक 
बार दायें हाथसे एक बार बायें हाथसे लिखना। 
बापू 
गजरातीकी फोटो-तकरू (जी० एन० ५७८०) से। सी० डव्त्यू० ३००३ से भी; 
सौजन्य : वनमाला भ० देसाई 


२, यहों “बापूकी भोस्से” प्रहदेव देसाने हस्ताक्षर किये थे। 
+, देखिए, “पत्र: नानाछाऊ काल्दास जसानीकों”, २१-१९-१९३२। 


३४२. पत्र: प्रेमी जयरामदासको 
२१ दिसम्बर, १९३२ 


चि० प्रेमी, 

तेरा हिंदी खत बहुत ही अच्छा है। अक्षर [भी | बहुत अच्छे हैं। मैंनें नहीं 
लिखा क्योंकि तेरा कोई खत नहीं था ऐसा ख्याल हैं। पिताजी को जब लिखें तव 
कह देना कि हम सब अच्छे है। जमनालालजी भी आचछे|' हैं, उनको मैं आज 
ही मिला था। 

ये अक्षर महादेवभाईके हैं 


बापूके आशोर्वाद 


प्रेमी जयरामदास दौलतराम 
मार्केट रोड, हैदराबाद, सिन्ध 


पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९२४९) से; सौजन्य : जयरामदास दौलतराम | 


३४३. पतन्न : मीराबहनको 
२२ दिसम्बर, १९३२ 


चि० मीरा, 

तुम्हारा नियमित रूपसे आनेवाला पत्र यथासमय मिकू गया। परन्तु उसमें जो 
पुस्तक तुम पढ़ रही हो उसकी टिप्पणियाँ अभी भी नहीं आईं। शायद पहली वार 
मैंने तुम्हारे पत्रकों कटाप्फटा पाया। क्या यह याद विलानेके लिए है कि तुम और 
में कैदी हैं? मगर मुझे परवाह नहीं और तुम भी परवाह न करना। वे धन्य हैँ 
जो कोई आशा नहीं रखते। 

तुम कहती हो कि हमारे भयका कारण ईदवरपर विश्वास न होना नहीं 
बल्कि अपनेपर विश्वास न होना है। लेकिन ये दोनों एक ही चीज है। ईहवरपर 


१. जयरामदास दोल्तरामकी बेटी । 

२, व ३. फोटो-नकरमें ये अक्षर छूट गये हैं। 

४. “अब ठीक-ढीक याद नहीं मात्ता कि मेरा तब क्‍या सिद्धान्त था। खोज यदि तेजीसे जारी रे 
तो सत्यकी अव्यवत् किन्तु निश्चित रुपसे प्राप्ति होती हे। भाज में यह जानती हूँ कि भपषका अर्थ ईश्वरमें 
विश्वासका अभाव है।?” _... मौरावहन 


२६६ 


पत्र : मीराबहनको २६७ 


विश्वास न होनेसे ही आत्मविश्वासका अभाव होता है। इससे ईइवर क्या है इसका 
भज्ञान प्रकट होता है। फिर तुम यह भी कहती हो कि विश्वासका अभाव हमारे 
असंयमसे पैदा होता है। यह सच है, परन्तु इसका अर्थ भी वही है। गीताके दूसरे 
अध्यायका ५९ वाँ इलोक पढ़ो। इन्द्रियोंके विषय ईरवरके प्रत्यक्ष दर्शनसे या दूसरे 
शब्दोंमें ईश्वरपर विश्वास होनेसे ही नष्ट होते हैं। ईइ्वरपर पूर्ण विश्वास होना 
ही उसे देखना है। चौथे आयामका अस्तित्व मान लेनेसे भी बात नहीं वनती। 
अन्तमें वह भी उसी तरफ ले जाता है। “पहले ईश्वरका राज्य खोजो, फिर सब- 
कुछ अपने-आप मिल जायेगा। जब हमारा उससे मिलन होगा, तव हम उसे देख- 
कर खुशीसे नाच उठेंगे। फिर न साँपोंका डर रहेगा और न प्रियजनोंकी मृत्युका। 
कारण, उसकी मौजूदगीमें न मृत्यु होती है न साँप काटते हैं। तथ्य यह है कि अत्यन्त 
जीवन्त विश्वास भी पूर्ण विश्वाससे कम रहता है। इसलिए शरीरघारी अर्थात्‌ कारा- 
वद्ध आत्माके लिए भयके पूर्ण अभाव-जैसी कोई चीज नहीं है। शरीरका होना ही 
सीमा है। यह जुदाईकी दीवार है। इसलिए हम अपना भय छोड़ने अर्थात्‌ अपने 
विश्वासको बढ़ानेका प्रयत्न ही कर सकते हैं। 

मेरा वजन अब १०३३ पौंड है। अभी मैंने रोटी और सब्जीतक छोड़ रखी 
है। इसलिए नमक भी छोड़ रखा है। दूधकी मात्रा २ पौंडसे जरा कम है। कामका 
भारी बोझ हो तो मेरी खुराक दूध और फल ही होती है। बा और बाल यहीं हैं। 
जमनालछालजी की तबीयत ठीक होती जा रही है। उनका वजन भी बढ़ रहा है। 

जो वक्तव्य रह गये थे वे इस पत्रके साथ हैं। | 

हमारी बिल्लियोंको जलील होना पड़ा। माँ बिना पूछे खाती हुई और रातको 
दरियाँ और कागज खराव करती पाई गई। इसलिए वल्लभभाईने उन्हें खाना देना 
बन्द कर दिया है। इस प्रकार सहभोज बन्द हो गये हैँ। वल्लभभाई और क्या-क्या 
अध्यादेश जारी करेंगे, पता नहीं। वेचारी बिल्लियोंके लिए भी अध्यादेश राज्यका 
बोलवाला है। 

सवकी ओरतसे प्यार। 

बापू 


[ पुनश्चः | 
अभी सुबहके ५-३० ही बजे हैँ । 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डव्ल्यू० ९५१२) से; सौजन्य : मीरावहन | 


१, सँट मेथ्यू, ६-३३ । 
२, देखिए “पत्र: मीराबहनकों ”, १५-११-१९३९॥। 


३४४. पत्र: कोता सुर्यंनारायण रावको' 
२२ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 
आपके पत्रके लिए धन्यवाद। अपने पत्रमें इस विषयको आपने जिस ढंगसे रखा 
है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मेरी असहमति हो। एक तरहकी अस्पृश्यता तो 
केवल हमारे शास्त्रोंमें ही नहीं, विश्वमें सव्वत्र मिलती है। परन्तु उस अस्पृदयताका 
सम्बन्ध जन्मसे नहीं कर्म या बन्बेसे है। इस तरहकी अस्पृश्यता केवल अस्थायी 
ही हो सकती है और वह सदा आसानीसे दूर हो सकती है। आप अन्य सनातनी 
मित्रोंको इस दृष्टिकोणपर छा सकें और यह मनवा सके कि व्यवहारमें हम शञास्त्रोंसे 
बहुत दुर चले गये हैं और ऐसा करके हमने अपने धर्म, तथाकथित अस्पृश्यों और 
मानवताके प्रति पाप किया है, तो मैं समझता हूँ कि मन्दिर-प्रवेशके बारेमें बिना 
किसी कृठिनाईके एक वीचका रास्ता खोजा जा सकता है। किसी भी सनातनीकी 
नैतिक दुविधाओंके साथ जोर-जवर्दस्ती करनेकी मेरी कतई इच्छा नहीं है। जहाँतक 
संकल्पित उपवासका सम्बन्ध है, मैं आपकी इस बातसे भी सहमत हूँ कि धामिक 
दृष्टिकोणसे उपवास केवल एक आध्यात्मिक कार्य ही हो सकता है और इसलिए 
लोकिक या स्वार्थपूर्ण उद्देश्योंके लिए उसका कदापि उपयोग नहीं हो सकता। जैसा कि 
मैंने आपको बताया है, मैं अपने उपवासको आशय और हछक्ष्य दोनोंमें आध्यात्मिक 
मानता हूँ। आशय है, हिन्दू-धर्मको शुद्ध करना और रुक्ष्य है, जिन हिन्दुओंके साथ 
अभीतक न्याय नहीं किया गया है उनके लिए धाभिक न्याय प्राप्त करना। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत कौता सूर्यनारायण राव 
९५ ब्रॉडवे, मद्रास 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७८२) से। स्वराज्य २५-१-१९३३ 
से भी। 


१. उनके १७ दिसम्वरके पत्र ( एस० एन० १८७३९ ) के उत्तरमें ,जिसमें उन्होंने गांधीजी से संकल्पित 
उपवासकों छोड़ने या स्थग्रिज्ञ करनेकी प्रार्थना की थी। 


२६८ 


३४५. पत्र : डॉ० मुहम्मर आलमको 
२२ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय डॉ० आलूम, 

आपका पत्र मिला और उसने हम सबको उल्लाससे भर दिया। आपको मैंने 
जो पत्र लाहौर भेजा था, वह पता नहीं आपको मिला या नहीं। फिर मैंने वेगम 
आलमको उनके भेजें पते - ५७, लेसडाउन रोडपर पत्र ' लिखा। आशा है वह उन्हें 
मिल गया होगा। यदि आपपर प्रतिबन्ध छगा हो तो बेहतर यही है कि आप मुझ 
तकको पत्र न लिखें। बेगम आलम आपके साथ हैं, जो एक साथ नर्स, साथी, सचिव 
और भी वहुत-कुछ हैं। इसलिए, आप उन्हें बोलकर लिखवायें और उर्दूमें लिखवायें। 
वे बहुत ही सावधानीसे लिखती हैं और उतकी छिखावटको पढ़नेमें मुझे कोई कठिताई 
नहीं होती। इसके अलावा, मुझे मुफ्तमें उर्दृका सबक मिलता रहेगा। उन्हें चाहिए 
कि वे मुझे नियमित रूपसे सूचना देती रहें। आपकी तवीयत वैसे अच्छी है इसकी 
मुझे खुशी है। मैं जानता हूँ कि डॉ० रायसे अच्छी आपके लिए और किसीकी 
चिकित्सा नहीं हो सकती थी। हम सब अच्छी तरह हैं। आप दोनोंको हम सबका 
प्यार और आपके शीघ्र स्वास्थ्य छाभके लिए ईदवरसे हमारी सम्मिलित प्रार्थनाएँ। 

हम सबकी ओरसे प्यार। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


डॉ० शेख मुहम्मद आलूम 
मार्फत डॉ० वि० चं० राय, ३६, विलिग्टन स्ट्रीट, कलकत्ता 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०) से। 


१, देखिए पृष्ठ ७७-८ ! 
२. देखिए पृष्ठ १८६ | 


हि । 
नर 
ल्‍्फ 


३४६. पत्र: पी० के० समेंथ्यूको 


२२ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 

आपके पत्र के लिए वन्‍्यवाद। 'पुलया' और अन्य लोगोंको मैं आदिवासी 
नहीं मानता, और जहाँतक मुझे मालूम है हिन्दूनधर्म उन्हें हिन्दू ही मानता है। 
हिन्दू होते हुए भी वे जो एक अरूग जातिके छगते हैं, यह हिन्दृवर्मका दुर्भाग्य है। 
आप यह सिद्ध करनेके छिए कि वे हिन्दू नहीं हैं, स्कूली इतिहास-पुल्तकों या इति- 
हासकी प्राठ्यपुस्तकोंसे उद्धरण न दें, वल्कि कृपया उम्र चूत्रकों समझें जिसके अधीन 
मन्दिस-प्रवेश बान्दोलन चकाया जा रहा है। सवर्ण हिन्दुओंकों ही हिन्दू मन्दिरोंके 

हुए भी 


द्वार उन छोयोंके छिए खोकूकर जो हिन्दू समाजका अंग होते 


जैसा कि आप कहते हूँ, यह विककुछ सम्भव हैं कि “इन चुधारकोंकों धर्म और 
मन्दिरोंकी कोई चिन्ता न हो, ” तो क्या उससे कुछ अधिक सचाईसे यह नहीं कहा 
जा सकता कि उतना ही सम्भव यह भी है कि इस सुधारकोंको हिन्दु-बर्म और मन्दिरोंकी 
चिन्ता हों? इस वातको देखते हुए कि वे मन्दिर-अ्रवेशके लिए काम कर रहे हैं, 
जवतक प्रतिकूछ वात सिद्ध न हो जाये, क्या अनुमान उनके पश्षमें नहीं जाएगा? 
यह कहना ठीक होगा कि जो ईस आन्दोलनमें, पक्ष या विपक्ष किवर भी भाग नहीं 
ले रहे हैँ, उन्हें वर्म या मन्दिरोंकी कोई चिन्ता नहीं है। यदि सुवारक मन्दिर-प्रवेशकी 
वकारूत करते हुए अपने दैनिक जीवनमें छुआछूतका रुख अपनाते हैं, तो उनकी वह 
वकारूत निरुचय ही पाखण्ड है। परन्तु यहाँ भी, “ आजकलरूके बहुत-से सुधारकों ” के 
रुखके वारेमें, आपका जो खयबारू है, प्रमाण उसके विरुद्ध जाता है। आप मेरी इस 
वातपर यकीन करें कि में “किसी नकली चीजकी प्राप्तिकि छिए” अपनी जान 
जोखिममें नहीं डालगा। इसके विपरीत, हरिजनोंकी ओरसे मेँ ऐसी चीजकी प्राप्तिके 
छिए प्रवत्नगीछ हूँ जो बामिक दृष्टिसे बहुत ही ठोस है। 
हृदयसे आपका, 

पी० के० मैथ्यू महोदय । 
क्रिस्टव महिताकयम, अरूबई (वरावणकोर) 

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७७७) से। 

१. दिनांक २७ दिसम्वर, १९३२का दिसमें श्री मेंब्बूने बांधीजी को उपवास ने करनेके लिए 
समझाते हुए कहा था कि पुलया और अन्य छोग आदिवाती हैं “जो आयोके आक्रमणते बहुत पहलेते 
भारतमें ये और वे हिन्दू-बर्म या समाजक साथ कमी सी पएक्काक्ार नहीं हुए ये।” 


२७० 


३४७. पत्र : जे० आर० घारपुरेको 


२२ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 


मुझे खेद है कि मेरे तारके कारण आपको कष्ट हुआ । हम दोनोंके मित्र, हरि- 
भाऊ, ने मुझे बताया था कि उन्होंने आपको तथा दो-तीन मित्रोंको छिख दिया है 
और पत्रको और बल देनेके लिए मुझे तार दे देना चाहिए। और कारण यह रहा 
था कि आप, स्वामी केवलछानन्द और अन्य विद्वान मित्र पूनामें इकट्ठे हों जिससे कि 
मन्दिर-प्रवेशके प्रशनपर श्ान्तिसे विचार-विमर्श किया जा सके और यदि सम्भव हो 
तो आप लोग २३ तारीखके सुधारवादी शास्त्रियों और सुधार-विरोधी शास्त्रियोंके 
वाद-विवादमें भाग ले सकें। चूँकि २३ तारीखकी सभाके वारेमें अभी कुछ भी निश्चित 
नहीं है,' इसलिए मैं आपको या स्वामी केवलानन्दको यहाँ आनेका कम-से-कम इस 
समय तो कष्ट नहीं दूँगा। परन्तु यदि आप इस सारे प्रश्नपर अपनी संयुक्त सम्मति 
भेज सकें तो वह मेरे लिए अमूल्य होगी। 

हृदयसे आपका, 

श्रीयुत जे० आर० घारपुरे 
गिरगाँव, बम्बई 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७७८) से। 


३४८. पत्र: एन० वी० थडानीकों 


२२ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय थडानी, 
अपने पत्रके साथ आपने अपने कालेजके अध्यापकों और विद्याथियों द्वारा पास किये 
गये प्रस्ताव और जमोरिनको लिखे गये पत्रकी जो नकलें भेजी हैं, उनके लिए धन्यवाद । 
आपके प्रस्ताव और जामोरिवको लिखे पत्रको में हरिजनोंके ध्येयमें आपका अन्तिम 
योगदान नहीं मानता हूँ, बल्कि उन्हें आगामी अनेक सेवाओंकी साई समझता हूँ। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एन० वी० थडानी 
प्रधानाचाय, रामजस कालेज, दिल्ली 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७७९) से। 
१, देखिए “ पत्र; एच० डी० नानावटीकों ”, २२-१२-१९३१। अन्ततोगत्वा यह सभा हुई, देखिए 
«पत्र: एम० जी० भण्डारीको ”, २४-१९-१९३-। 
२७१ 


३४९. पत्र : यू० गोपाल सेननकों 


२२ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय गोपाकू मेनन, 

२० तारीखको अपना पत्र रिखवानेके वाद मैंने श्रीयुत एम० के० आचार्य 
द्वारा जारी किये गये घोषणा पत्र या नोटिसकी एक नकल देखी। उन्होंने उसके साथ 
एक इव्तिहारकी नकल भेजी है जो कहंते हैं, आपके द्वारा जारी किया गया है। 
क्या आप उसपर अपने विचार मुझे वतानेंकी कृपा करेंगे ? 

हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७८०) से। 


३७०. पन्न : दीवानचन्दको 
२२ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 
आपके पत्रके लिए धनन्‍्यवाद। आपका यह सोचना गरूत है कि गुरुवायुर अकेला 
ऐसा मन्दिर है जो अभी खुलना है। पर वह चाहे अकेला हो या उन बहुतोमें से 
एक जो अभी खुलने हैं, उपवासका कर्ता में नहीं हुँ।! इसलिए अगर वह होता है 
तो मैं उसे टाल नहीं सकूँगा। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत दीवानचन्द 
गोजरा (जिला छायरूपुर) 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७८१) से। 


१. देखिए रुण९ 

२. यहाँ “ बापूकी भोरसे ” महादेव देसाईने हस्ताक्षर किये ये। 

३. देखिए “पत्र: रामदास गांधीकों”, ६-१९-१९३२ और “ पत्र; सी० एफ० एण्ड्यूजको ”, 
२०-१२-१९३२ भी । 


२७२ 


३५१. पत्र: एच० डी० नानावटीको 


२२ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 


आपके २१ तारीखके तारके लिए धत्यवाद। आप वीमार हैँ यह जानकर दुःख 
हआ। मैं चाहता हूँ कि आप पूर्ण स्वस्थ हो जायें। आपके और अन्य सनातनी मित्रोंके 
साथ अपने समझौतेके अनुसार ही में एक परिषदके आयोजनमें भागीदार हुआ था। 
जो पण्डित इस परिषदके लिए विश्येष रूपसे आये हैं या आ रहे हैं उन्हें फिरसे 
एकत्रित करना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। साथ ही, आपके पण्डितोंसे किसी दिन 
जो भी तय हो जाये, मिलकर मुझे खुशी होगी और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे 
विचारका आम तौरपर समर्थन करनेवाले कुछ पण्डित उपस्थित रहें। परिषदके वारेमें 
आपके मनमें कुछ विस्तृत धारणा है। उसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, में समझ 
नहीं सका हूँ। मेरी तो बहुत ही सीधी-सादी धारणा है। सत्यके एक विनम्र अन्वेंषकके 
नाते, में उन सबकी वात सुनता हूँ जो वस्तुतः मुझे कुछ प्रकाश दे सकते हैं। 
सत्यके विशदीकरणको छोड़ मेरी इस परिषदर्में और कोई रुचि नहीं है। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एच० नानावटी 
मन्त्री, अ० भा० वर्णाश्रम स्व॒राज्य संघ 
वम्बई 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७८३) से। 


३५२. पत्र: डाह्माभाई पटेलको 


२२ दिसम्बर, १९३२ 
चि० डाह्माभाई, 
तुम्हारे विषयमें अब तो ऐसे समाचार आने छूगे है कि मेरे लछिखनेकी कोई 
बात रहती नहीं। फिर भी इंतना तो लिखता ही हूँ कि न बीमारीका विचार करना, 
न दफ्तरका। हो सके तो केवल ईश्वरकों ही याद रखो और जीवन उसके हाथमें 
सौंप दो। वह भजन याद है? “मेरी डोर तुम्हारे हाथ है प्रभु रक्षा करो।” 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] शक 
बापुना पत्रों -४! मणिबहन पढटेलने पृ० १५४ 
१. कैशवछाल भट्ट द्वारा लिखित। 
२७३ 


५२-१८ 


३५७३. पन्न : रुक्सिणीदेवी बजाजकों 


२२ दिसम्बर, १९३२ 
चि० रुक्मिणी, 
तेरा पत्र समय पर मिल गया था। धीरे-धीरे ही सही पर तू पूर्णतया स्वस्थ 
हो जाये तो कितना अच्छा हो। क्या कोई समाचारपत्र पढ़ती है? या पढ़ सकते 
लायक फुरसत भी नहीं मिलती ? और यदि समाचारपत्र पढ़ती है तो कौन-कौनसे 
पढ़ती है? वहाँ तो खूब हिन्दी बोलनी पड़ती होगी? कोई ओर चीज पढ़ती है? 
किसीके यहाँ आना-जाना है? किसीसे मित्रता है? 
हम सब मजेमें हैं। आजकल तो मेरा सारा दिन द्वी हरिजन सम्बन्धी कार्यमें 


रूग जाता है। 
तुम दोनोंको 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१४९) से। 


३५४. प्रहन : शास्त्री परिषदके लिए 


[२३ दिसम्बर, १९३२ या उससे पूर्व | 


१. शास्त्रोंके अनुसार अस्पृश्यताकी परिभाषा क्‍या है? 
२. शास्त्रोंमें दी गई अस्पुश्योंकी परिभाषाको क्या आजकलके तथाकथित अस्पुश्यों 
पर लागू किया जा सकता है? 
» शास्त्रोंमें अस्पृश्यों पर क्या-क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं? 
. क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन-कालमें अस्पृश्यतासे मुक्त हो सकता है? 
» अस्पृश्योंके प्रति स्पृश्योंके व्यवह्ारके बारेमें शास्त्रोंक आदेश क्‍या हैं? 
« शास्त्र किन परिस्थितियोंमें अस्पृश्योंको मन्दिर-प्रवेशकी अनुमति देते हैं? 
» शास्त्र किन्‍्हें कहना चाहिए? 
« शास्त्रोंकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध की जाये? 
, शास्त्रोंकी परिभाषाओं या व्याख्याओोंके बारेमें विभिन्न मत हैं, ऐसी स्थितिमें 
किसी निर्णयपर कीसे पहुँचा जाये? 
१०. आपके निष्कर्ष क्‍या हैं? 
[ अंग्रेजीसे 
हिन्दुस्तान टाइम्स, २७-१२-१९३२ 
१. शास्त्रियोंकी गांधीजी से २३ दिसम्बर, १९३० को मिलना था। 
र्छ४ 


6२ &छ ##ी .& ७ 0 


डर 


३५५. तार: कालीकटके जमोरिनको 


हि २३ दिसम्बर, १९३२ 
में समझता हूँ कि गुरुवायुर सालमें तीन दिन हरिजनों समेत सभी 
हिन्दुओंके छिए खुला रहता है। कृपया तारसे सूचित करें कि क्या 
यह सूचना सही है।' 


गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ३-१-१९३३ 
३५६. पतन्न: एस० सेनकों 
२३ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 


आपका १७ तारीखका पत्र और उसके साथ आपके कालेजके विद्याथियों और 
अध्यापकोंका प्रस्ताव मिला। उसके लिए कृपया उन्हें मेरा धन्यवाद दें और आप 
स्वयं भी धन्यवाद स्वीकार करें। इस प्रस्तावकों में आपके कालेजका अन्तिम गोग- 
दान समझूं यह तो आप चाहेंगे नहीं। मैं इसे हरिजनोंके ध्येयकी ठोस सेवाओंका एक 
वचन मानता हूँ। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत एस० सेन 
प्रधानाचार्य, कमइरयेछ कॉलेज 
८, दरियागंज, दिल्‍ली 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७८८) से। 


१. जमोरिंनका उत्तर इस प्रकार था: “आपका २३ तारीख़का तार मुझे जान सुबह ही मिला, 
क्योंकि मैं १४ तारीखकों कोह्बकल चला गया था। मैंने यह त्ञार भेजा है: “२३ तारीखका त्ञार मिला। 
उूचना सही नहीं है। पत्र भेजा जा रहा है।” (एम० एम० यू०/२२, और हिन्दू, ३-२-१९३३) 


२७५ 


३५७. पन्न : मणीन्द्रवाथ मित्त रको 


२३ दिसम्वर, १९३२ 
प्रिय मिन्र, 

१६ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैंने वह मोंतीवाबूको,' जो इस 
समय पूनामें हैं, दिखाया था। मुझे पूरा यकीन है कि मोतीवाबू जान-वूझकर न तो 
किसी छलू-कपटमें शामिल होंगे और न किसीको आधात पहुँचानेवाली कोई वात 
कहेंगे। मोतीवाबू स्वयं एक पुराने सुधारक हैं। उन्होंने अस्पृश्यता खत्म की है, पर्दा 
खत्म किया है और चन्दरनगरमें उनके आश्रममें पूर्ण स्वतन्त्रता है। आप यह मानेंगे 
कि सनातनियोंको सुधारकी ओर खींचनेकी उतकी सूजन अपने-आपमें काफी अ्रंसनीय 
थी। वे यहाँ सुधारकी प्रगतिको रोकने या खतरेमें डालनेके लिए नहीं, वल्कि आगे 
बढ़ानेंके लिए आये हैं। इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि मोतीवावू और उनके 
संघकी सेवाओंको, जहाँतक भी वे उपलब्ध ही सकें, आप काममें छायें। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत मणीन्द्रनाथ मित्तर 
मन्त्री, हिन्दू मिशन 

३२-वी, हरीक्ष चटर्जी स्ट्रीट 
कालीघाट, करूकत्ता 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मत (एस० एन० १८७८९) से। 


३५८. पतन्न : मोहनलालूको 


२३ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय रफला सोहनकार,' 


इतनी मुदृतके वाद आपका पत्र पाकर खुशी हुई। पंजाबमें अस्पृब्यता जितनी 
भी वची-खुची रह गई है, उसके खिलाफ संधर्ष चकना चाहिए। इसलिए किसी भी 


१. मोत्तीला राय, अध्यक्ष, स्वागत समित्धि, एकता सम्मेलन, बंगाल ! 

२. मोहनछाल, एम० एल० सी०, आधेसमाजी। 

३. १५ दिसम्बरका पत्र (एस० एन० १८७०८ ), जिसमें उन्होंने रिंखा था: “गलृइपताका प्रश्न 
पंजाबमें भारतके अन्य भार्गों-जेसा तीद्र नहीं है।” 


२७६ 


पत्र : अब्बास तैयबजीको २७७ 


प्रात्तको यह नहीं कहना चाहिए कि “हम दूसरों जैसे नहीं हैं। ” हर प्रान्तको अपने- 
आपको पूरी तरह स्वच्छ करना है। 


हृदयसे आपका, 


लाला मोहनछाल, एडवोकेट 
“फिरपोव ', शिमला 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७८७) से। 


३५९. पन्न: होरेस जी० एलेक्जेण्डरको 
२३ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय होरेस, 

पत्र मुझे जरूर लिखवाना है। हमारे छोटे-से समुदायने मेरे इस नवीनतम 
दुःसाहसको गलत नहीं समझा और तुम्हें इसमें ईश्वरका हाथ दिखाई देता है, यह 
मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नताकी बात है। तुम्हारी पुस्तिका मैंने पढ़ ली है। मेरे खयालसे 
अस्पृश्यताका प्रश्न इसमें युक्तियुक्त रूपमें प्रस्तुत किया गया है। डॉ० अन्सारीने तुमसे, 
एण्ड्यूज और अन्य मित्रोंसे अपनी भेंटकी, बात मुझे विस्तारसे लिखी है। 

तुम सबको हम सबका प्यार, 

बापू 


प्रोफेसर होरेस एलेक्जेण्डर 
१४४, भोकट्री छेत, सेल्ली औक 
बमिघंम (इंग्लैंड) 
अंग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० १४१७) से। 


३६०. पत्र : अब्बास तेयबजीको 
२३ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय सफेद दढ़ियल, 

काठियावाड़के तुम्हारे दौरेके बाद में तुम्हारे पत्रकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। 
कम-से-कम मसकों यह सनन्‍्तोष तो दिया ही जा सकता है कि यदि तुम नहीं गये 
हीते तो १७ रुपये भी इकट्ठे नहीं होते। आम मन्दीके इन अप काठियावाड़से 


अस्पश्यता-निवारण कार्यके छिए रुपया इकट्ठा करना स्वस्थ दाँतको निकालने जैसा 
ही कठिन है। परूतु मुझे इस बातकी खुशी है कि यह दौरा स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 


२७८ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


सफल रहा। तुम्हें घरेलू जीवतकी नीरसतासे परिवर्ततकी जरूरत थी। तुम्हारे सामने 
जबतक करनेको कोई सेवा-कार्य न हो तुम प्रसन्न नहीं रह सकते। और मैं जानता 
हैँ कि सबसे निम्न स्थितिके छोगोंकी सेवा तुम्हें जितना आनन्द दे सकती है उतता 
और कोई चीज नहीं दे सकती। सालों पहले जब हम गोध्रार्में हरिजन बस्तीमें गये 
थे और वहाँ हमने सच्ची सुधार सभा की थी, तो तुम्हारा चेहरा किस तरह दमक 
रहा था, कया मुझे याद नहीं है? तुम्हारे पत्रसे पहले मुझे हमीदाका एक पत्र मिला 
था। मैंने उन्हें जवाब दे दिया था, जो आज्ञा है उन्हें मिल्ल गया होगा। 

कृपया सुझे यथासम्भव शीघ्र ही वढवानत्की सभाका, जिसमें हुल्लड़वाजी हुई, 
विवरण भेजता। क्‍या वे सचमुच तुमपर हमलातक करनेको तैयार थे? उपद्रव- 
कारियोंने वस्तुतः किया क्‍या? मुझे जो खबरें मिली हैं वे रोंगटे खड़े कर देनेवाली 
हैं। कया हुल्लड़वाज वाकई इतने भीषण थे? में तो सोचता था कि तुम्हारी चम- 
चमाती रुपहली दाढ़ी सारी हुल्लड़वाजीको झाड़-वुहारकर साफ कर देगी। 

हम सबकी तरफसे तुम सबको प्यार, 


हृदयसे तुम्हारा, 
भुरेरर 


श्रीयुत अव्बास' तैयबजी साहब 
कैम्प बड़ौदा 


अंग्रेजीकी फोटो-नक्ल (एस० एन० ९५८२) से। 


३६१. खुशोद नोरोजीको लिखें पत्रका अंश 


२३ दिसंस्वर, १९३२ 


तुम यह क्‍यों मानती हो कि भेरा उपवास मिराशाके कारण था ? इसके विप- 
रोत वह तो अमर आशासे उत्पन्न हुआ था। जीनेंके लिए खाना जितना जरूरी है, 
उतना ही उपवास भी जरूरी है। प्रार्थनाका वह एक आवश्यक अंग हैं। हम जीकर 
जितनी सेवा करते हैं, उतनी ही मरकर भी करते हैं। मगर उपवास करनेका 
अधिकार बहुत थोड़ोंको होता है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि यहाँ में आध्यात्मिक 
उपवासकी ही बात कर रहा हूँ। में जानता हूँ कि मनुष्य निराशासे भी उपवास 
कर सकता है। वह साफ आत्मधात कहा जायेगा। सुझपर कोई ऐसा आक्षेप करे, 
तो मैं उसका प्रतिवाद करूँगा। मेरे लिए तो वह सदा तपस्या और आत्मशुद्धिकी 
प्रक्रि। रही है। १९२१ का उपवास निराशाके कारण नहीं हुआ था। तपस्याके रूपमें 
किये गये उपवासका आधार हमेशा मानव-जातिपर, ईइवरपर और अपने-आपपर 
आस्था होती है। उससे आन्तरिक आनन्द सिलता है, जो आदमीको कायम रखता 
है। इसलिए मैं तुम्हारा इस आनन्वर्में शरीक होना चाहता हूँ। आशा है कि मेरी 


पत्र : ग० वा० मावलंकरकों २७९ 


दलीरू तुम समझ गई होगी। तुम यह तो जानती ही हो कि २ जनवरीका उपवास 
निश्चित नहीं है। वह स्थगित भी हो सकता है।'* 

[अंग्रेजीसे 

सहादेवभाईनी ढायरी -भाग २, पृष्ठ ३६६-७ 


२३६२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीकों 


२३ दिसम्बर, १९३२ 


आजकल तो सनातनी शास्त्रियोंस मुछाकात हुआ करती है। उनकी स्थिति 
दुःखद है। उनसे ज्ञानकी प्राप्ति एक कठित काम ही हो गया है। उनके पास कुछ 
हो भी, तो वे उसे देनेमें असमर्थ हो गये हैं। इतना अधिक रागय-द्रेष उनमें देखता 
हैँ। मगर यह करुण कथा कहाँ लिखने वबेहूँ? 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईवी ढायरी- २, पृष्ठ ३६७-८ 


३६३. पत्र: ग० वा० मसावलंकरको 


२१३ दिसम्बर, १९१२ 
भाईश्री मावलंकर, 
इसके साथका पत्र तुम्हारी जानकारीके लिए है। मैंने तो जवाब दिया है कि 
मुझे पूरी बात नहीं मालूम है। और मैं यह मानता हूँ कि तुमसे अन्याय नहीं हो 
सकता। केशवजीको तुमसे मिक्त छेता चाहिए। यदि मुझे पत्र लिखना हो तो लिख 
देना । 
छारा लोगोंके ' सम्बन्धमें तुम्हारे पत्रकी राह देख रहा हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२३०) से। 


१. महादेव देसाईने स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है: “कछ खु्शीदका विषाद-भरा पत्र मिला: 
“बा आप इसलिए उपवास कर रहे दें कि आप निराश हो गये हैं। वया आप हमसे निराश हो गये 
है? मपनी कछात्मक अभिरुचिकी मैंने केवल आपके लिए और आपके ध्येयके लिए सेवाकी वेदीपर आह 
दे दी। आप फिर भी निराश वयों हें!” 

“ बापूने उन्हें जार दिया। पर मेजर [भण्डारी] ने बताया कि तार केवल सरकारके माध्यमसे ही 
भेजा जा सकता दै। इसपर वापूने कहा कि वह न भेजा जाये ओर [उन्हें ] वापस दे दिया जाये और 


तब उसकी वजाय उन्होंने यह पत्र लिखा।” 
२, देखिए “पत्र: ग० वा० मावलंकरकों ”, १५-१२-२९३१॥ 


३६४. पत्र : जी० वी० नर्रासहचारको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। आपके उत्साहकी मैं सराहना करता हूँ, परन्तु आपके कार्यका 
में समर्थन नहीं कर सकता। मेरा यह पक्का विश्वास है कि जबतक गुरुवायुरका 
प्रघन न सुलझे, मन्दिर-प्रवेशके सिलसिलेमें किसीको भी उपवास नहीं करना चाहिए। 
सुधारके विरोधियोंको यह समझानेकी और ज्यादा कोशिश कोजिए कि यदि हिन्दृ-धर्मको 
जिन्दा रहना है, तो यह जरूरी है। अपने सोचे हुए उपवासको स्थगित करनेके लिए 
आप इस पत्रका उपयोग कर सकते हैं। इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि उपवासका 
तरीका पहले-पहल मैंने प्रयुक्त किया था, में यह कहूँगा कि आप मेरी सलाह मानें। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत जी० बी० नरसिहचार 
“ माधव विलास ”, ब्राह्मण स्ट्रीट, बेल्ूरी 


अंग्रेजीकी साइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७९८) से। 


३६५. पत्र : टी० बी० केशव रावको 
२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। भेरे दिमागमें यह चीज बिलकुल साफ है कि गुरुवायुरका 
प्रश्न जबतक अन्तिम रूपसे सुलझ न जाये, मन्दिर-प्रवेशेके सिलसिलेमें किसी भी 
व्यक्तिको कहीं भी उपवास नहीं करना चाहिए। इस बीच पुरातनपंथियोंकों समझाने- 
बुझानेके लिए निरन्तर किन्तु नम्र प्रचार चलता रहे। मैंने श्रीयुत जी० वी० 
नरसिंहचार ' को उपवासका विचार छोड़ देनेको लिखा है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्रीयुत टी० बी० केशव राव 
मन्त्री, जिला अस्पृबयता-निवारक संघ 
ब्राह्मण स्ट्रीट, बेल्लरी 


अंग्रेजीकी फोटोन्नकक (जी० एन० १६०) से। 
१. देखिए पिंछछा शीषेक। 
२८० 


३६६. पत्र: आर० वेकंदरसणको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
एस० पोन्नम्मछ *के बारेमें जो विवरण आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। 
आपका पत्र मुझे श्रीमती गांधीके यहाँ आनेके दो-तीन दिन बाद मिला। उसे मुझे 
देनेमें क्यों. और कैसे देरी हुईं, वताना मुश्किल है। आपका पत्र यदि मुझे समयपर 
मिल जाता तो मैं निश्चय ही उनसे श्रीमती पोन्नम्मलसे मिलतेको कह देता। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत आर० वेंकटरमण 
कालीकट 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७९१) से। 


३६७. पत्र : एस० राजगोपालाचारीको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
पत्रके लिए धन्यवाद । अस्पृश्यता-निवारण यदि आवश्यक कार्य है, तो जिन 
कृष्ठोंका आपने वर्णेन किया वे अब सहने हीं होंगे। आन्दोलन, निस्सन्देह विनम्रतासे 
चलाना चाहिए। सुधारके विरोधियोंकों अनावश्यक रूपसे क्षुब्ध नहीं करना चाहिए। 
परन्तु यह सम्भव है कि पुरातनपन्थियोंकी भावनाओंको आधात न पहुँचानेकी सारी 
सावधानियोंके बावजूद, पुरातनपत्थको थोड़ा धक्का छूगना अनिवार्य हो जाये। यह 
ऐसी कीमत है जो हर सुधारने वसूल की है। 
हृदयसे आपका 
श्रीयुत एस० राजगोपालाचारी 
७१३, नॉर्थ अदयावरूंजन स्ट्रीट, श्रीरंगम 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७९२) से। 


१. देखिए “ पत्र: पस० पोन्नमाल्कों ”, १०-३० ै३॥। 
२८१ 


३६८. पत्र : डॉ० ठी० एस० एस० राजनको 
२४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय डॉ० राजन, 
इसके साथ एक पतन्न संलग्त है जो श्रीरंगमुसे मिला है।' कृपया मुझे बताइये 
कि इसमें स्थितिका जो वर्णन है वह कहाँतक सही है। 


हृदयसे आपका, 


डॉ० टी० एस० एस० राजन 
तरिचिनापल्‍ली 


अंग्रेजीकी माइकोफिल्म (एस० एन० १८७९३) से । 


३६९. पतन्न : वेदिक धर्मवधिनी सभाके सन्‍्तन्रीको 
२४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 
अपने पत्रमें आपने पोन्ननी ताल्लुकेकी आचादीके जो आँकड़े दिये हैं उनके लिए 
धन्यवाद । मतसंग्रहका परिणाम मिलकनेपर इनसे मुझे काफी सहायता मिलेगी। 


हृदयसे आपका, 


सन्त्री 
वैदिक धर्मवधिनी सभा, वजवाड़ा 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७९४) से। 


१. सम्भवत्तः एस० राजगोपालाचारीसे; देखिए पिंछला शीरप॑क। 
२८२ 


३७०. पत्र; डब्ल्यू० ई० एस० हॉलेंडको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय केचन, 
पत्रके लिए धन्यवाद। चमारों और अन्य हरिजनोंके लिए आपने एक रात्रि- 
पाठशाला खोली है, यह अच्छी वात है! आपने बताया है कि कुल ४५० व्यक्तियोंमें से 
केवल ३० अपना समय हरिज़न सेवामें छगा रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि सभी, 
जो इस योग्य हैं, स्वयंसेवकोंके इस दलमें शामिल हो जाएँ। और मैं यह भी चाहूँगा 
कि जो अपना नाम छिखाएँ, वे अपना वचन बहुत ही कड़ाईसे पूरा करें। मैंने 
यह अनेक वार देखा है कि जो सनक आनेपर यदा-कदा सेवा करते हैं और जिन 
पर समयकी पावन्दीका कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, वे जिस आन्दोलनके 
लिए अपनी सेवाएँ देनेका वचन देते हैं उसमें प्रायः सहायक होनेकी बजाय बाधक 
ही सिद्ध होते हैं। 
हृदयसे आपका, 
रेवरेंड केनन डब्ल्यू० ई० एस० हॉलेंड, एम० ए०, 
सेंट जॉन्स कालेज, आगरा 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८७९९) से। 


३७१. पन्न: एन० वेंकट्कृष्णेयाकों' 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
पत्रके लिए धन्यवाद। आपके संस्थानमें अपना जाना मुझे याद है। पुरातन- 
पत्थियों और सुधारकोंके टकरावको रोकनेकी में भरसक कोशिश कर रहा हूँ। परन्तु 
सुधारक सभी मौकोंपर अपनेको लोगोंकी कोमछ भावनाओंकों ठेस पहुँचानेसे रोक 
सकें, यह कठिन होता है। 
आप अंपने प्रतिनिधिको भेज सकते हैं। मैं यदि उपवास नहीं कर रहा हूँगा 
तो ३ या ४ जनवरीके बाद कभी भी उन्हें खुशीसे एक घंटे तकका समय दे सकूँगा। 


, यह उनके १८ दिसम्बर, १९३२ के पत्रके उत्तरमें था, जिसमें लिखा था: “, . . हम भाशा 
से हे कि आप शुस्वायुर मन्दिर्अवेशके मश्षकों सुल्झानेका कोई-न-कोई ज्पाय निकालनेमें सफल हो 
जायेंगे और हिन्दू-समाजमें फिस्से वेसी दी उदार भावना .जागेगी जैसी कि पूना समझोतेके समय थी। 
गुस्वायुरका प्रश्न हिन्दू-उम्ताज्के पुरातनपंथी वगेमें एक ज्रइका कड़ा रुख पैदा कर रहा है और जो भावना 
हमें पूना समझौते पर के गई थी वह अव कमजोर पड़त्नी जा रही है” (एछ० एन० १८७४१ )। 


२८३ 


२८४ सम्पूर्ण गांधी वाहमसय 


उपवास-दिवससे पहलेका मेरा कार्यक्रम वहुत व्यस्त है। समझदारी और किफायतञारी 
तो इसीमें है कि आप अपने सुझाव लिखकर मुझे भेज दें। पर इसका फैसला मैं 
आप पर ही छोड़ता हूँ। 

हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एन० वेंकटक्ृष्णैया 
खहर संस्थानम 
हाउस नं० २१/१९१ गवर्नरपेट, वेजवाड़ा 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७९६) से। 


३७२. पत्र: मुकन्दीलालको' 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 

१६ तारीखके आपके दिलचस्प पत्रके लिए धन्यवाद। मैं यह बात पूरी तरह 
समझता हूँ कि यह बुराई, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, केवछ निरन्तर और विनम्र 
प्रयत्तससे ही दूर की जा सकती हैं। 

जहाँतक प्रस्तावित छात्रवृत्तियोंका सवाल है, मेरी सलाह यह है कि आप अपनी 
योजनापर नव-स्थापित संघकी यू० पी० शाखाके अव्यक्ष पण्डित कुंजरूके साथ 
विचार-विमर्श करें। 

हृदयसे आपका, 
श्रीयुत मुकन्दीलाल 
बैरिस्टर एट-लॉ 
लेंसडाउन (यू० पी०) 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८८००) से। 


३७३. पतन्न : राधाकान्त मालवीयको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय राधाकान्त, 
आपका पत्र इससे पहले मुझे मिलना सम्भव ही न था। इस वीच मुझे श्रीयुत 
माधवन नैयरका एक हूम्बा पत्र मिला है। मैंने उन्हें सझाह दी है कि वे अपने 
पत्रका सार समाचारपत्रोंकों दे दें। श्रीयुत राजगोपालछाचारीने मुझे तार से सूचित 


१. यू० पी० कौंसिल्के भूतपूर्व उपाध्यक्ष । इन्होंने गढ़वाल्के जत्पृइ॒पता-निंवारण कार्येका विवरण देते 
हुए छिल्ला था; “ , , , यहाँ आवश्यकता आर्थिक सहावता की है, जिससे कि दलित वर्गोके बच्चोंको 
बढ़ी संख्यामें छात्रवृत्तियाँ दी जा सकें और पक ऐसा अनाथाल्य खोला जा सके जिसमें सभी जात्िपेकि 
बच्चे रखे जा सकें। यदि हम, ऐसा कर सकें तो उनके लिए वहुत-कुछ किया जा सकता है” ( एस० 
एन० १८७१९ )। 


पत्र : बी० वरदराजुलुको २८५ 


किया है कि [मतसंग्रहकी | विशुद्धताके लिए जो-कुछ उन्होंने किया है उससे अधिक 
असम्भव था। आप देखेंगे कि यदि मतसंग्रह बनावटी या अन्यथा अयुक्‍्त हुआ तो 
मुझ उपवास स्थग्रित करनेमें कोई झ्लिझ्क नहीं होगी।' मतसंग्रह आखिर उपवासके 
बारेमें मुझे किसी निर्णयपर पहुँचनेमें सहायता देनेको ही किया गया है। 

हृदयसे आपका, 
श्रीयुत राधाकान्त मालवीय 
२०७, कालवादेवी रोड, बम्बई 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८८०१) से। 


३७४. पन्न : यू० गोपाल मेननको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय गोपाल भेनन, 
क्या आप इसके साथ भेजे जा रहे पत्रकों पढ़ने और जिस महिलाका उसमें 
उल्लेख है उसके बारेमें मुझे सब-कुछ बताने तथा इस चीजपर प्रकाश डालनेकी कृपा 
करेंगे कि पत्रमें जो-कुछ कहा गया है क्या वह सच है? 
हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८८०२) से। 


३७५. पत्र : बी० वरदराजुलुको' 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय वरदराजुलु, 
आपके स्कलके छात्र हरिजन वच्चोंके साथ भाईचारा कायम कर सकते हैं, 
खेल सकते हैं सैर-सपाटेके छिए जा सकते हैं, वे गन्दे हों तो उन्हें साफ कर सकते 
हैं, वे भूखे हों तो उन्हें अपने भोजनमें भागीदार बचा सकते हैं, और उनके पास 
कपड़े न हों तो उन्हें अपने कपड़े दे सकते हैं। आदर्श शिक्षक वह है जिसका चरित्र 
निष्कलंक है और जो अपने छात्रोंसे अपने खुदके बच्चोंकी तरह प्यार करता है। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत बी० वरदराजुलु 
२६ पेपर मिल्स रोड, पेरास्बुर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८७९७)से। 


१. देखिए “ पत्र: यू० गोपाल मेननको ”, १४-२९-२९३९% और २१-१२-१९३२ भी । 
२, उनके २० दिसम्बर, १९३२ के पत्र (एस० एच० १८७६४ ) के उत्तरमें। 


३७६. पत्र : आर० शांकस्नारायण अथ्यरको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपके १५* ओर १९ तारीखके दोनों पत्नोंके रिए धन्यवाद। मुझे खेद है 
कि आपने जिस साहित्यका उल्लेख किया है' वह मेरे लिए सुलूभ नहीं है। यदि 
होता, तो भी में उसके अध्ययनके लछिए समय नहीं निकाल सकता था। इस पूरे 
प्रश्तको मैं जिस दृष्टिसे देखता हूँ उसमें वह जरूरी भी नहीं है। 
भेरा जहाँ सभी हिन्दू-श्षास्त्रोमे विद्वास है, वहाँ मैं व्याख्याके एक सर्वोच्च 
नियमसे निर्देशित हूँ, जो स्वयं शास्त्रोंमें ही दिया हुआ है। वह यह है। ऐसा हर 
नियम ओर उसकी ऐसी हर व्याख्या जिसकी सत्य और सदाचारसे (जो एक ही 
चीज है) संगति न बैठती हो, छोड़ देती चाहिए। इस त्रहके किसी नियम विना, 
साधारण आदमी असंख्य पाठों और व्याख्याओंके बीच अपनेकों बिलकुल असहाय 


१. इसमें लिखा था: “, , , भपने शास्जोंके अनुसार, उनका (सवर्णोक्ा ) यह विश्वास है कि, 
प्रत्येक अन्‍य व्यवित्तकी तरह, भस्फृृयकों पिछले जन्मके अपने निजी कमेके कारण दी इस लोकमें जातियोंकी 
वर्गीकृत अंणीमें इस तरहका जन्म मिला है, सवर्णोनि उन्हें वैसा कदापि नहीं बताया है। इसलिए सवर्णीको 
इस विषषमें कोई भी “मनुबन्धित, स्वयं भंगीकृत था आरोपित दायित्व पूरा नहीं करना है” (एस० 
एन० १८७१०)। 

२. इसमें लिखा था: “, . . आप हिन्दू-धर्मके किन सिद्धान्तोंको मानते हैं, कृपा साफ-साफ 
बताइये . . - वया आप अध्याय और इलोक उद्धृत्त करते हुए किसी ऐसे प्रामाणिक धर्म अन्थका उल्छेख कर 
सकते हैं जिसमें यह कहां गया हो कि अस्पृश्य भन्दिरमें प्रवेश कर सकता है? आगम शास्त्रोके भनुसार, 
यदि कोई भस्एश॒य मन्दिरमें प्रवेश करता है, तो भत्षिमा अपविन्न हो जाती है और अपविन्रताकों दूर करनेके 
छिए शुद्धि-संस्कार करना चाहिए। क्या आप जात्ि-मेदको हिन्दू-पके मूल सिद्धान्तके रूपमें मानते हैँ? 
थदि भाप सुझे उपरोवतके सीधे स्पष्ट और विश्वासोत्यादक उत्तर देनेकी कृपा करें, तो में आपका भाभारी 
हूँगा। अन्तमें मुझे यह हादिक अपीछ करनेकी अनुमति दीजिए . . . आपके कार्यका मूल सिद्धान्त मानव- 
जातिके प्रति प्रेम है, और सनात़्ती ही, आजके इन सामाजिक सुधारकोंसे कहीं ज्यादा सचाईके साथ, 
उसकी शवितिको समझेंगे और व्यवहारमें हरिजनोंकी भौतिक भलाई करेंगे। मनुष्यका आन्त्रिक धामिक 
संस्कार दी उसे एक बन्घु मानवकी भलाई करनेको प्रेरित करता है भौर दूसरेको क्षत्ति पहुँचानेते रोकता 
है। कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना ही ऊँचा क्यों न हो, और मनुष्यके बनाये कैसे भी नियम व्यक्तिके 
काधेको इस तरह न्याथके 'भागेपर नहीं रख सकते जिस तरह धमंकी पुकार रखती दे” (एस० एन० 
१८७४७) । 

के “ओी जअय्यस्ने निम्नलिखित नूची दी थी: (१) मद्रास छा जरनस २७, पृष्ठ २ण३-८ 
(२) इंडियन छोॉ रिपोटर ३१, मद्रास, पृष्ठ ३३६ (३) इंडियन छॉ रिपोटेर १३, सद्बास, एण्ठ 
२९३ (४) हिन्दू एण्ड मोहम्मडन एंडोमेग्ट्स, ऐेखक पी० जार० गणपत्ति अय्यर (दिद्वीय संस्करण), 
पृष्ठ २०३-१०।” 


२८६ 


पत्र; टी०एस० कल्याणराम अस्यरकों २८७ 


अनुभव करेगा। मन्दिरोंकी आवश्यकतामें पक्का विश्वास रख़नेके कारण, मेरा यह 
मत रहा है कि सार्वजनिक मन्दिर, जबतक कि थे केवल किसी विशिष्ट समस्ादायके 
लिए ही बने न हों, सभी हिन्दुओंके छिए, और इसलिए हरिजनोंके लिए भी, खुछे 
होने चाहिए। कर्मके सिद्धान्तकों आप जिस ढंगसे छागू करते हैं यदि वह ठीक हो, 
तो यज्ञ शब्दका कोई अर्थ ही नहीं रूता और एक व्यक्ति द्वारा दूसरेको दी गई 
सहायता केवल एक दण्डनीय कार्य हो जाता है। यदि किसी अस्पृषयकी अपनी गिरी 
हुई स्थितिसे ऊपर उठनेगें सहायता यह मानकर नहीं की जा सकती कि वह वैसा 
अपने पिछले कमरोंके कारण ही है, तो कष्ट भोगते अन्य छोगोंकी ही सहायता क्यों 
की जानी चाहिए? सत्यसे संगति ने रखनेवाके नियमोंकों क्योंकि मैं ईइ्बरीय वचन 
नहीं मानता हूँ, इसलिए में आसानीसे इस तनिष्कर्षपर पहुँच जाता हूँ कि हरिजत 
आज जिन विर्योग्यताओंसे कष्ट पा रहे है वे उनपर सवर्ण हिन्दुओं द्वारा थोपी गई थीं। 
इसलिए सवर्ण हिन्दुओंकों मैं ऋणी मानता हूँ। 

आप पूछते हैं कि क्या मैं जातियोंको मानता हूँ। मेरा उत्तर है “नहीं”, पर 
मैं वर्णा्रमकों मानता हूँ--जो आधुनिक जातियोंसे विलकुछ भिन्न व्यवस्था है। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत आर० शंकरनारायण अव्यर 
टिम्बर मर्चेट 
कोयम्बटूर 
अंग्रेजीकी माइक्रोफित्म (एस० एन० १८८०३)से। 


३७७, पत्र: ठी० एस० कल्याणरास अथ्यरको 
२४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 

१६ तारीखका आपका पत्र” मिरझा। साथी कार्यकर्ताओंसे मैंने सुना है और 
मझे पता चला है कि जो छोग सचमुच मन्दिर जाते हैं उन्हींका मतसंग्रह हो, इसके 
ह्िए कायदेसे जो भी सावधातियाँ बरती जानी चाहिए थीं वे सब.बरती गईं हैं। 
इस तरह प्रइन यही रह गया कि सचमुच मन्दिर जानेवालों और मन्दिर जानेमें 


१, इसमें कहा गधा था: “, . .इस पमय जो मतसंग्रद हो रहा हे वह उतत तरह का नहीं है 
जैसा कि आप चाहते ये। सुधारक इस मामडेें वर्धोकि परिवततन-विरोषीकी मावनाओंमो समझ नहीं सता, 
इसलिए मेरी विनन्न प्राथेना है कि आप पह कढ़ा आदेश दें कि केवेछ उन्होंके मंतर व्थि जायें जो 
सचभुच मन्दिर जाते हैं। मेरे लथाव्से मत ठेनेका सबसे अच्छा और आत्तान हरीका पर होगा कि मत 
मन्दिरके दखाजोपर लिये जायें। मत अचानक कभी भी त्लीन/चार दिन लिये जा सकते है” (एस० एस० 
१८७२३ )। देखिए “ी० एस्० वत्याणएम अव्परको छिखे पत्रका अंश”, ९-१२-१९३२ भी । 


२८८ सम्पूर्ण गांधी चाहमय 


विदवास न रख़नेवालोंके बीच भेद कैसे किया जाये। श्रीयुत राजयोपालाचारीके इस 
कथनसे में सहमत हूँ कि “ आस्थाकी जाँच कराना या स्वीकृति लेना ” सम्भव न था। 
मतसंग्रह जब पूरी हो जायेगा और सारी रिपोर्ट मेरे सामने आ जायेगी, तो मैं 
मतसंग्रहका मूल्यांकन ज्यादा अच्छी तरह कर सकूँगा। मतसंग्रह, आखिर, खुद तो 
गुरुवायुर मन्दिर-प्रवेशके प्रइनका निर्णय करेगा नहीं, पर वह एक ऐसा भौतिक हेतु 
होगा जिससे मुझे यह निर्णय करनेमें सहायता मिलेगी कि प्रस्तावित उपवास किया जाये 
या स्थग्रित कर दिया जाये। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८८०४) से। 


३७८. पन्न : श्रीयुत सी० नारायण सेननको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। में आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि किसी भी 
पुरुष या स्त्रीको एकसे अधिक कायजपर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। गुरुवायुर 
मतसंग्रहका मुख्य प्रयोजन मेरे अपने अन्तःकरणकी सन्‍्तुष्टि है। मैं यह स्पष्ट जानना 
चाहता हूँ कि ग्रुरुवायुरकके आसपास जो छोग रहते हैं उनकी वहुसंख्या हरिजनोंके 
सन्दिर-प्रवेशके पक्षमें है या नहीं। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत सी० नारायण मेनन 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८८०५) से । 


३७९. पतन्न : नारायणराव कुरूकर्णीको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिल्ा। जहाँ गाँववाले इतने निर्दय हों कि सार्वजनिक कुंओं या 
तालाबोंका उपयोग करनेवाले हरिजवोंका पूर्ण बहिष्कार करनेकी धमकी दें, वहाँ 
हरिजनोंके लिए आदर्श मार्ग यही होगा कि वे ऐसे गाँवकों छोड़ कर चले जायें। 
कार्यकर्ताओंका वहिष्कार उससे आसाव मामला है। सुधार कार्य करनेसे जो खतरे 
आएँ, उत सबका सामना करनेकी उनमें हिम्मत होनी चाहिए। भदि वे बिना प्रतिकार 
किये अपनी सेवा जारी रखेंगे, तो विरोध समाप्त हो जायेगा। दुत्तरा उपाय बेशक 

यही है कि गाँववालोंके विचार बदलनेतक प्रतीक्षा की जाये। 


हंदयसे आपका, 


श्रीयुतत नारायणराव कुलकर्णी 
डाकखाना अष्टा (सतारा) 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्पम (एस० एन० १८८०६) । 


३८०. पत्र : पूर्णचन्द्र डेको 
२४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला, और तार भी। आप यह क्यों सोचते हैं कि प्रवर्तक 
संघके तत्त्वावधावर्में आयोजित सभाकी कार्रवाई मोती बाबूकी कारस्तानी थी ? वे यहाँ 
हैं और अपने ढंगसे आन्दोलतमें जड़गा लगानेकी नहीं वल्कि सहायता देवेकी भरसक 
कोशिश कर. रहे हैं। वे एक परखे हुए कार्यकर्ता और एक पुरानी जिम्मेदार संस्थाके 
प्रधान हैं। मेरे खयारूसे अच्छा यह होगा कि उनका दृष्टिकोण समझा जाये। 


१, दिनांक १७ दिसम्बर, १९३९ का ( एस० छव० १८७३८ )। 
१, दिनांक २० दिसम्बर, १९३२ का (ब्स० एन० १८७४७) । 
र्ट९ 


५२-१५ 


२९० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


आप उससे सहमत हों यह आवश्यक नहीं है, पर उन्हें अस्पृएयता-निवारण आत्दोलूनकी 
प्रगतिमें बाधक मानना गरलूत होगा। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत पूर्ण चन्द्र डे 
मन्‍्बी, हिन्दू जब सभा, चंदरनगर 


अंग्रेजीकी माइकोफिल्म (एस० एन० १८८०८) से। 


३२८१. पत्र: एम० जी० भण्डारीको 


२४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय सेजर भण्डारी, 

कलकी भीड़के बारेमें आपने जो-कुछ महसूस किया, वह सब महादेवने मुझे 
बता दिया है। मैंने इस वातकी पूरी कोशिश की कि संख्या २५ के अन्दर ही रहे, 
आसपासके जिलोंसे जो शास्त्री आये थे उन्हें रोकना सम्भव न था। वे क्योंकि 
सनातनी पक्षके थे, इसलिए मुझे सावधानी वरतनी पड़ी। मैं आशा कर रहा था कि 
आजका दिन वस अन्तिम होगा, पर में देख रहा हूँ कि सुझे अवधि बढ़ानी होगी। 
वे सोमवारको आनेवाले हैं। अपने वायदेके मुताबिक उनकी संख्या २५ के अन्दर ही 
रखनेके लिए मैंने अपनी सारी शक्ति और अक्छ रूगा दी थी। सोमवारकों और 
उसके बाद भी में उसे वहीं तक रखनेकी कोशिश करूँगा। पर मैं कोई वायदा नहीं 
कर सकता। में यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको हिदायतोंके मुताबिक 
काम करना होता है। परन्तु वे भारत सरकारके आदेशों से वेमेल नहीं होनी चाहिए। 
उन आदेशोंको जहाँतक मैंने पढ़ा है, मुलाकातियोंकी संख्या मुक्त रखी गई है, उसे 
नियमित मुझे करता है। अपनी योग्यतानुसार मेरी कोशिश ज्यादा-से-ज्यादा यही 
रही है कि संख्या और समय दोनोंमें आपकी सुविधाका ध्यान रखा जाये। परन्तु 
ऐसे मौके आा जाते हैं जब मेरे लिए आपकी इच्छानुसार संख्यापर नियन्त्रण रखना 
असम्भव हो जाता है। अतः यदि आपके लिए यह मामला उच्च अधिकारियोंके आगे 
रखना आवश्यक हो, तो कृपया ऐसा कीजिए और सोमवार और उसके बादकी 
मुलाकातोंके बारेमें हिंदायतें प्राप्त कर लीजिए। २ जनवरी जैसे-जैसे निकट आती है, 
मुझे मालूम है, [कामका] दबाव बढ़ता है। इसलिए में चाहूँगा कि मेरा हाथ खासा 
खुला रहे और हमेशा यह महसूस करनेकी बात कि मैं एक कंदी हूँ औौर इसलिए 
इस ढंगसे काम नहीं कर सकता मातलो मुझपर कोई नियन्त्रण ही व हो, मुझपर ही 
छोड़ दी जाये। परन्तु आपको और सरकारको मेरी यह भावना समझ छेनी चाहिए कि 


१. देखिए “पत्र: मणीन्दताथ मित्तरकों”, २३-१२-१९२५ भी। 
२. देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ ३७५६-७ पर पाद-श्प्पिणी। 


पत्र: भनारणदास भांधीकों २९१ 


प्रशासतकी सुविधाका मैं केवछ वहींतक खयाल रख सकता हूँ जहाँ 
हक पक: कता हैँ जहाँतक कि वह उस 
आन्दोलनकी प्रगतिमें बाधक न हो जिसके लिए मुझे असाधारण सुविधाएँ दी गई हैं। 


हृदयसे आपका, 
आर मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स : होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल नं० ८०० (४०) 
(४), भाग-२, पृष्ठ ११५ से। जी० एन० ३८७५ भी। 


३८२. पत्र; नारणदास गांधीकों 


२४ दिसम्बर, १९३२ 

चि० नारणदास, 

तुम्हारी डाक मिक गईं है। नारायण अप्पाके बारेमें समझ गया हूँ! भाई 
मावलंकरका पत्र मिलनेसे पहले छारा छोगोंके विषयमें यहाँसे जो-कुछ करना चाहता 
हैं, वह नहीं कर सकता।' 

रामदासके किन विचारोंके बारेमें सुरेन्रने छिखा है, यह समझमें नहीं आता। 

तारा और वसुमती थानामें है, इससे अनुमान लगाता हूँ कि महालक्ष्मी भी 
वहीं होगी। गंगाबहनका कुछ समाचार मिलता है क्‍या? 

प्रेमा बिस्तर छोड़कर घूमते लगी है, इस सम्बन्धर्में मुझे थोड़ा भय है। उसकी 
खुराकके बारेमें नहीं। किन्तु यदि वह बोलनेपर अंकुश नहीं लगायेगी तो अवद्य 
नुकसान होगा। उसके पत्रोंपर अंकुश कैसे लगाऊँ, यंह समझमें नहों आता। एक 
उपाय तो यह है कि उसके आवेशमें लिखे पत्र तुम भेजने बन्द कर दो। इस बारके 
लम्बे पत्रमें छग्ततालकी कटुता-भरी' आलोचनाके अतिरिक्त कुछ तहीं है।' इस तरहके 
पत्र में छनलारूसे कभी छिपाऊँगा नहीं। इसलिए पूरा उसे सुना दिया। पत्रका 
उसपर कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि प्रेमानें जो-जो आरोप छगाये हैं उतका उसे 
कुछ ज्ञान नहीं। इसलिए सिर्फ सहन कर लेनेके अतिरिक्त उसके पास और कोई 


जवाब भी नहीं है। 
बापू 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एस० एम० यू०|१) से। सी० डब्ल्यू० ८२८७ से भी; 
सौजन्य : तारणदास गांधी। 
१, देखिए “पत्र: नारणदांस गांबीकों ”, [४॥५-१२-१९३२ भौर “ पत्र: ग० वा० मावलंकरको ”, 


१७५-१२-१ ९३२ । 
२. देखिए “ पत्र: ्रेमाबहन कॉटककों ”, २०-१२-१९३२। 


३८३. पत्र : सतीक्षचनद्र दासग्रप्तको 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय, सतीशवाबू, 
तुम्हारा पत्र मिला जिसकी मुझे अबतक बरावर प्रतीक्षा थी। आश्ञा है 
तुमने किलोस्कर चक्रकी अपनी जाँचका परिणाम शंकरलाहूको भिजवा दिया होगा। 
डॉ० विधान और मेरे बीच जो बातचीत हुईं वह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ।'* 
मैंने देखा कि, आशाके विपरीत, उन्हें वह्‌ चीज, जिसे वह मेरा हस्तक्षेप मानते हैं, 
बुरी लगी। इसलिए मैंने विना झिझक अपना पत्र वापस ले लिया और क्षमा माँग 
ली।' मैं केवल यही कर सकता था। यदि भेरी यह धारणा न होती कि जो-कुछ 
मैं. कहूँगा उसका मैत्रीपूर्ण सुझाव मातकर स्वागत किया जायेगा, तो मुझे हस्तक्षेप 
करनेंकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए जब वैसा नहीं हुआ तो मुझे क्षमा माँगनी 
पड़ी और पन्न वापस लेना पड़ा। अब तुम जैसा तुम्हारी अन्तरात्मा कहे वैसा करो। 
इस तरहके नाजुक मामलेमें इतनी दूरसे मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। ' 
तुम्हारे चरम त्यागपर भी भुझे आपत्ति नहीं है, पर वह पूरी तरह आत्मसात 
होना चाहिए और आत्मसात होनेकी कसौटी यह है कि उससे तुम्हें सदा आनन्द 
मिलेगा, तुम्हारे चेहरेपर, और इसलिए तुम्हारे मनपर भी चिन्ताका चिह्नतक न 
होगा। इसके अलावा हेसप्रभाको तन-मनसे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। और इस 
तरहके जीवनका परिणाम रोगसे मुक्ति होना चाहिए। रोग तुम दोनोंके लिए मिथ्या 
आहारका परिणाम तो हो नहीं सकता। वह केवल यदि चेतन नहीं तो अचेतन 
चिन्ताका ही परिणाम होना चाहिए। मानसिक चिन्ता और परेशानी मनुष्यके रोगके 
लिए उतनी ही जिम्मेदार होती है जितनी कि दूषित वायु, दृषित जल और दूषित 
आहार। परल्तु यह देखा गया है कि स्वाभाविक आलननन्‍्दपूर्ण त्याग वायु, जल और 
आहारकी' अनिवायें सीमाओंतक पर काबू पा छेता है। भगवानके भक्‍त घोर दरिद्धतामें, 
सांघातिक वायुवाले दलदछोंमें गत्दे जछ और रद्ी खुराकसे जीवन-निर्वाह करते देखे 
गये हैं, और वे फिर भी दीर्घे कालतक स्वस्थ रहे हैं और अपना काम करते रहे 
हैं। मुहम्मदके बारेमें यह कहा जाता है कि उन्तके एक शिष्यने उनसे जब पूछा कि 
आप खुद तो हरूम्बे-लम्बे उपवास रखते हैं फिर अंपने अनुयायियोंको नियमित उपवासोंसे 
अधिक करनेसे क्‍यों रोकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वे जब उपवास करते होते हैं 
तो खुदा उन्हें खिलाता है, इसलिए उन्हें तकलीफ भी महसूस नहीं होती, लेकित 


१. देखिए “पत्र: सत्ीशचद्ध दासगुप्तकों ”, १८-१२-१९३० | 
२. देखिए “ पत्र: विधान चन्द्र रायको ”, १७-१३-१९३२। 


२९२ 


पत्र: श्रीयृत पी० पी० शेनाईको २९३ 


अनुयायिओंके साथ तो यह वात नहीं है। इस अनुश्रुतिका चाहे कोई ऐतिहासिक आधार 
हो या न हो, पर जो-कुछ कहा गया है वह एक अटल सत्य है, जिसकी सचाईकी 
जाँच - यदि निर्धारित शर्त पुरी होती हो तो-कोई भी कर सकता है। इस तरहके 
चरम त्यागकी क्षमता मुझमें नहीं है और अपने स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए मैं अभी भी 
शुद्ध वायु, शुद्ध जछ और उपयुक्त आहारपर निर्भर हूँ। इसलिए तुम्हें सलाह देनेके 
योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हें केवल इस चीजसे सावधान कर सकता हूँ कि जल्दबाजीमें 
अँधेरेमें छलाँग मत लगाना। मैं यह मान लेता हुँ कि यदि समयपर और विना 
दर-दर माँगे हुए आर्थिक सहायता मिले तो तुम उसे अस्वीकार नहीं करोगे। क्या 
अच्छा नहीं होगा कि जो-कुछ तुम्हारे लिए किया गया वही हेमप्रभाके लिए भी 
किया जाये और वह पूना आ जाये, और यदि आवश्यक हो और जलवायु उसके 
स्वास्थ्यके अनुकूल रहे तो पूरे एक महीनेतक आराम करे। मुझे डर है कि कहीं 
उसे वेरी-वेरी रोग न हो जाये। यह सोचकर कि तुम वहाँ हो उसे मुझे पत्र लिखना 
बन्द नहीं करना चाहिए। 
स्नेह, 
हृदयसे तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १६२०) से । 


३८४. पत्र ; श्रीयुत पी० पी० शेताइको 
२५ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 
मेरा उपवास शुद्धीकरण और प्रायदिचित्तकी प्रक्रिया है। अन्य सब-कुछ उसी 


मूल तथ्यसे उद्भूत है। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत पी० पी० शेनाइ 
२०, अंण्डियप्पा ग्रामनी स्ट्रीट, रायपुरम्‌, मद्रास 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८८१३) से। 


१. पद उनके २२ दिस्वरक्ते पत्रके उत्तरमें था जिधमें गाँवीजी से यद्द प्राथंता की गईं थी कि वे 
अपने उपवासको “ समस्याकों सुख्झानेंके एक साधन” के रूपमें रखें। 


३८५, पत्र; के० एल० साहुको 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। फूलोंके उपहारके लिए कृपया हरिजनोंकों मेरा धन्यवाद 
दें। उपहार जिस प्रेमका प्रतीक मात्र है उसकी मैं हृदयसे सराहता करता हूँ। मेरा 
उनसे यह निवेदत है कि इस उपहारके वाद वे अपने जीवनमें आवश्यक परिवर्तेत 
लाएँ जो बदली हुईं परिस्थितियोंमें अत्यावश्यक हैं। वे यह न सोचें कि अभीतक 
चली आ रही परिस्थितियोंमें जब वे अपनी आँखों परिवर्तेत देख लेंगे तभी वे भी 

परिवर्तन करेंगे। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत के० एल० साहू 
भण्डारा (सी० पी०) 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८८१४) से। 


३८६. पत्र; टी० एस० कल्याणरास अय्यरको 


२५ दिसम्बर, १९३१२ 
प्रिय मित्र, 
आपके हूम्बे पत्रके लिए घत्यवाद। आप अपना पत्र और यह उत्तर छापनेको 
स्वतन्त्र हैं। 
पहली बात यह कि मुझे छगगता हैं कि आपने प्रस्तावित विधेयककों ठीकसे 
समझा नहीं है। वह अल्पसंख्याके विचारोंकों बहुसंख्थापर थोपनेकी कोशिश नहीं है, 
बल्कि वह उस स्थितिकों बहाल करनेकी कोशिश है जो अदालतोंके फैसलों द्वारा एक 
प्रथाकों स्थायी कानूनका रूप दिये जानेसे पहले मोजूद थी। जब कोई विश्ञेष प्रथा, 
किसी अदालूतके फैसलों या कानून द्वारा किसी भी अवस्थामें स्थायी बने बिता, 
प्रचकछित रहती है तो वह प्रवाहहीन हो जाती है और उसमें क्रमक और अलक्ष्य 
परिवर्तन नहीं होता जो हर स्वस्थ प्रथामें समयके साथ-साथ और उस विशेष प्रथा 
हारा शासित लोगोंकी माँगके दबावसे होता रहता है। अ्स्तावित विधेयक अदालतके 
बनाये कानूनमें इस प्रकारका परिवर्तन करेगा कि सस्बन्धित कछोग, बहुमत द्वारा, उस 


१. दिनांक २० दितावर, १९३२ का (एस० एनु० १८७४६) 
२९३ | ह 


पत्र : ठी० एस० कल्याणराम अय्यरको २९५ 


समय प्रचलित प्रथामें परिवर्तन कर सकेंगे। हिल्दू-बर्ममें ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं 
है जो यह सिद्ध करते हैं कि स्वमान्य शास्त्रोंकी व्यास्याओंतक का विकास होता 
रहा है, यहाँतक कि कई बार तो मूल अथंका चलन बिल्कुल बन्द ही हो गया है। 
आपने अपने पत्रमें जो आशंकाएँ व्यक्त की हैं वे उपरोक्त कारणोंसे मेरी रायमें 
निराधार हैं। 

आप यह स्वीकार करेंगे कि आगमोंकी परस्पर-विरोधी व्यास्याएँ करनेवाले 
सम्प्रदाय हैं ओर ऐसे भी शास्त्री हैं जो-कुछ आगरमोंकी प्रामाणिकतापर सन्देह करते 
हैं। हिन्दू-धर्म यदि ह्वासकी स्थितिमें न होता, तो वैदिक साहित्यके विद्वान यह देखते 
हुए भी निष्क्रिय न रहते कि घोर अन्धविश्वास एक ऐसे धर्मको गन्दा कर रहा है जो 
कभी शुद्ध था और गन्दगियोंकों बाहर फेंकती रहने और युगकी पुकारका उत्तर देनेकी 
सहज क्षमता रखता था। मैं आपको केवल यही आइवासन दे सकता हूँ कि हिन्दू 
जन-साधारणकी भावनाको आघात पहुँचाने या उन शास्त्रोंकी उपेक्षा करनेकी जिन 
पर कि हिन्दू-धर्म आधारित है, मेरी कतई इच्छा नहीं है। परन्तु विभिन्न व्याख्याओंमें 
से अपनी बुद्धिके अनुसार किसीकों भी चुननेका या कुछ बिरले अवसरोंपर, जहाँ 
मुझे अपनेमें ऐसी क्षमता छंगे, पूरी विनम्रताके साथ नई व्याख्यातक करनेका अपना 
अधिकार मैंने सुरक्षित रखा है। यह आचरण हिन्दू-धर्मकी भावताके सर्वथा अनुरूप 
है। हम बहुत तरहकी व्याख्याओंको हिन्दुओंकी बड़ी संख्यासे, जो शास्त्रोंसे सदा 
अनभिज्ञ नहीं होती है, मनवा नहीं सकेंगे। 

आप कहते हैं कि प्रतिमा जब अपवित्र हो जाती है तो उसे पुत्रः पवित्र करनेके 
लिए प्रामाणिक शुद्धि-संस्कार आवश्यक होता है । प्रतिमाकों किसी अस्पृश्य या अन्य 
ऐसे छोगोंके गुप्त प्रवेशसे जिनका किसी विशेष मन्दिरमें प्रवेश निषिद्ध है, अपविन्न 
होनेसे बचानेकी कोई विधि नहीं है, ओर कोई ऐसी अचूक विधि भी नहीं है जिससे 
अनधिकार प्रवेश करनेवालोंका, प्रतिमा जहाँसे अपवित्र हो जाती है उस स्थानतक 
जानेसे पहले ही पता लगाया जा सके। इससे क्‍या यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि 
प्रतिमाकी प्रभावकारी शक्तिको कायम रखनेके लिए शुद्धि-संस्कार नित्य होना चाहिए ! 

और आप उन तथाकथित अस्पृत्योंसे उसे कैसे बचायेंगे जो इस तरहके अपने 
वर्गीकरणकों अस्वीकार करते हैं और इस बातपर जोर दे रहे हैं कि अगली 
जनंगणतामें उनका वर्गीकरण सवर्ण हिन्दुओंमें किया जाये। हजारों-छालों हिन्दुओंकी 
जन्म-सम्बन्धी स्थिति निश्चित करनेके लिए क्या आप अदालती जाँचकी बात सोचते 
हैं? यदि आगम या कहना चाहिए आगमोंके संरक्षक, अपने दायित्वके अ्रति जरा भो 
सचेत हैं तो वे युगकी भावनाको समझेंगे और उन्हीं शास्त्रोंसे उसके अनुरूप अर्थ 
निकाझेंगे । 

अंग्रेजीकी प्रति (एस० एन० १८८१५) से। 


१. देखिए पृष्ठ २८६ पर पाद-टिपिणी २ भी । 


३८७. एक पत्र 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
तू गीता! का मनन करनेवाला है। तू देखेगा कि शुद्ध चित्तवालेकों सदा ही 
प्रसक्ष रहना चाहिए। 
[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनों डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३७१ 


३८८. एक पत्र 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
जो दोष हो चुके हैं उनसे शिक्षा छेता। . . . के साथ एकान्त सेवन नहीं 
होना चाहिए। सुक्ष्म नियमोंका भी सस्तीसे पालन करना। इन्द्रान मिलता हो, तो 
भी झूठ ने वोलना। अनझत कर मरना मंजूर करता, मगर स्त्री-संग मत करता। 
[युजरातीसे ] 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३७० 


३८९. एक पत्र 
२५ दिसम्बर, १९३२ 
तू चिन्ता छोड़ सके तो मैं तुरन्त छोड़ दूं। यह तू जानती है न कि इस वत 
तेरी “गीता की परीक्षा हो रही है? तुझे अर्थ-सहित उच्चारण भा जाये और तू 
उसे कंठस्थ कर छे, तो भी इससे तू सचमुच पास हो गई ऐसा मैं नहीं मार्तूगा। 
“गीता” पर अमर करेगी, उसके अनुसार अंक मिलेंगे। चरल्ा शास्त्रको जो मुंहसे 
चटपट बोल जायें, वह उसका सच्चा जाननेवाला नहीं, मगर उसपर असल करने- 
वाला यानी पींजने और कातनेवाल्ा ही असली जानकार है। यही वात गीता की 
भी है। सव रोगोंकी यह एक सही दवा है। यह दवा तू वरावर काममें छे, तो 
मुझे तेरे बारेमें बहुत चिन्ता न रहे। 
[ग्रजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २७१ 


१. पत्र-छेखक अकद्मचयेंका पाजन करना चाहते ये। 
२, साधन-दत्नमें- नाम- नहीं दिया है। 


२ ५९१६ 


३९०. पत्र : भाऊ पानसेकों 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० भाऊ, 
तुम्हारा पत्र मिला। यदि वहाँ तवीयत ठीक नहीं रहती तो तुरन्त राजकोट 
जाकर वहाँकी जलवायु आजमाकर देखो। वहाँ दूध मिलेगा। 'स्वधरम ' का अर्थ है, 
इस समय तो तकली-अ्चार कार्य तथा अध्ययन तुम्हें करना है। वहाँ यदि सहज 
ही गो-सेवा आदि कुछ कार्य मिले तो उसे कर सकते हो। अभी तुम्हारा अपने 
खाद्याखाद्य-सम्बन्धी विचारोंपर अमल करनेका समय नहीं है। फिलहाल तुम्हारे 
पास -ऐसा करनेकी योग्यता भी नहीं है, और संस्थासे सम्बन्धित होनेंके कारण तुम्हें 
यह ध्यान रखकर कि संस्था धर्म-विरुद्ध कुछ नहीं करती, अपना काम करते रहना 
चाहिए। वात समझमें न आई हो तो मुझे लिखना। 


बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकलू (जी० एन० ६७४७) से | सी० डव्ल्यू० ४४९० से भी; 
सौजन्य : भाऊ पानसे। 


३९१. पत्र : गंगाबहन बी० झवेरीको 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० गंगावहन, 
तुम्हारा पत्र मिल्ता। मुझे पत्र लिखना बन्द न करना। तुम्हारा स्वास्थ्य चुबर 
रहा है, यह शुभ समाचार है। 
नवीन, महेशके वहाँ पहुँच जानेके बारेमें नानीवहनने लिखा था। 


बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ३९५१) से। 


२९७ 


३९२ पत्र : जमनाबहन गांधीकों 


२५ दिसम्बर, १९३२ 

चि० जमना, 

पुरुषोत्तकके लिए कोई इलाज सोचता रहता हूँ। मुझे अलग-अलग स्थानोंको 
आजमानेके अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। अलरूमोड़ा तकका विचार किया है। 
हजीरा सूरतके पास ही है। वह प्रसिद्ध स्थान है। मेरी समझमें वहीं जमकर रहने 
और अपने स्वास्थ्यको सुधारनेकी जरूरत तो है ही। फिर लोनावछा है और वह 
उसके ध्यानमें भी है। इस वात्तपर विचार कर छो। 

ठुम्हारा क्या हाल है? 


बापू 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६७) से; सौजन्य: नारणदास गांघी। 


३९३. पत्र: तारायण भसोरेदवर खरेको 


२५ विसम्बर, १९३२ 


चि० पंडितजी, 
खुराक सम्बन्धी प्रयोगके विषयमें मुझे अवश्य लिखना।* 
छारा छोगोंके बारेमें भाई मावलंकरका पत्र आया है। फिलहाल यहाँसे मुझे 
कुछ करनेकी जरूरत नहीं दिखाई देती। 
सफाईका वर्णन मुझे अच्छा छगा है। भजनावलीकी बात मनमें बेठी हुई तो 
है, पर विवश हो गया हूँ। 
बापु 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २३९) से; सौजन्य : लक्ष्मीबहन ता० खरे। 


२१. देखिए “ पत्र: नारणदास गांधीकों ! ३०-११/१-१९-३२ | 
२९८ 


३९४. पतन्न : प्रमाबहन कंटककों 


| २५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० प्रेमा, 

तू मिलने आने ही वाली है, इसलिए इस बार पत्र लिखनेकी जरूरत नहीं 
है। तूने शुक्रवारसे पहले जवाब माँगा, लेकिन तेरे लगाये हुए प्रतिवन्‍्धके कारण तेरा 
पत्र मैं तुरन्त पढ़ ही नहीं सका। छगनछाल उसे पढ़ नहीं सकता था, इसलिए 
घूमते समय उसे सुनना सम्भव नहीं था। बादमें मैं काममें छय जाता था। तूने खुद 
ही असुविधा मोल छी है और मुझे असुविधामें डाला है। छगनलालके बारेमें लिखा 
तेरा पुराण उसे पढ़ाया है।' उसे तो तू छिपाना नहीं चाहती न? मैं तो हरग्रिज 
नहीं छिपा सकता। लेकिन उसमें कितना जहर है! छगनछालको इन दोषोंका ज्ञान 
ही नहीं है। तेरे छगाये हुए दोष अगर उसमें होते, तो वह कभी आश्रममें रह ही 
नहीं सकता था। और सुरेत्द्र ? ' उसके-जैसा स्वच्छ मनुष्य आश्रममें शायद ही कोई 
होगा। साधुभावसे कही हुईं बातकों तू आजतक संग्रह करके रख सकी ! ऐसे जहरकी 
तेरे भीतर मैंने कमी कल्पता नहीं की थी। अपने हृदयके उद्गार तू लिखे यह्‌ 
मुझे प्रिय है। लेकिन ऐसे विचार तू किसीके बारेमें भी अपने मनमें संग्रह करके 
रख सकती है, यह मेरे लिए अत्यन्त दुःखदायी है। तेरा धर्म इस महादोषके लिए 
भगवानसे क्षमा माँगकर शुद्ध होना है। तू शुद्ध होना और मेरा दुःख दूर करना। 


बापू 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०३१७ )से | सी० डब्ल्यू० ६७५६ से भी; 
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक 


१, देखिए “ पत्र : चारणदास गांधीकों ”, २४-१२-१९३२ | 
२, एक आश्रमवासी, जो अपने कठोर ब्रह्मचथ-पालनके कारण श्रत्यात ये। 
२९९ 


३९५. पतन्न : ज्ञान्ता दां० पेलको 


२५ दिसम्बर, १९३२ 

चि० शान्ता, 

तेरा पत्र मिल्ला। तुझे जो मार्ग श्रेयस्कर छगे उसीको अपना छे। 

मुझे जो पसन्द नहीं आया वह है: 

१. तेरा घूमना-फिरता, 

२. अपनी 'जिम्मेदारीका भाव न होना, 

३. मंगला और पुणष्पाको रास्ता दिखाना तेरा धर्म था। तूने उसका पालन 
नहीं किया। 

४. तेरा अनिश्चय। 

शायद इन सबके लिए तेरे पास कोई कारण होगा। यदि है तो मुझे पहलेसे 
नहीं बताया, यह मेरे असन्तोषका पाँचवाँ कारण है। मेरा असस्तोष दूर करना। 

मंगला, पुष्पाको आश्रम क्‍यों नहीं अच्छा लगा? क्‍या आश्रस-त्यागके साथ इस 
लड़कियोंने मुझे भी त्याग दिया है? 

क्या कमला सुखी है? 


बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०६९) से। सी० डब्ह्यू० २० से भी; 
सौजन्य : शात्तावहन पढेल 


३९६. पत्र: नारणदास गांधीकों 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
चि० नारणदास, 
आज थोड़ेमें ही निबदाता हूँ। 


राघा तथा प्रेमाको लिखे पत्र पढ़ लेना। गीताका जो अर्थ बताया है वह 
सबको समझाना। 


मुझे छगता है कि यदि अमतुस्सलाम अपने स्वास्थ्यके कारण बाहर जाना चाहे 
तो उसे जाने दो। उसका हृदय ,बहुत निर्मेल है। बाहर जाकर अगर स्वास्थ्य कुछ 
सुधर जाये तो बहुत अच्छा है। उसके हिस्सेका पैसा मिल सके और वह चाहे तो 


१ और २. शान्त्ा पंटेलकी बहने । 
३०० 


पत्र : मूलचन्द अग्नवालको ३०१ 
लेनेका प्रयत्त करे। हो सकता है मेरी यह राय अधूरे तथ्योंपर आधारित हो। सही 
राय तो तुम्हारी ही है। 

छारा लोगोंके वारेमें भाई मावलंकरका पत्र आया है। अभी तो मैं यहांसे कुछ 


हट करूँगा । तुम्हें भी नहीं करना है। हमें स्वयं कुछ उपाय करना हो तो कर 
सकते हैं। 


तुम्हारा स्वास्थ्य बिलकुछ ठीक हो गया होगा। पृरुषोत्तमके' सम्बन्धर्में जमनाके 
पत्रमें जो लिखा है, उसपर विचार करना। 


बापू 
[ पुनरच : | 
सव मिलाकर २९ पत्र हैं और साथ नत्थी कर दिये हैं। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८२८८ से भी; 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


३९७. पतन्न : नरदेव शास्त्रीको 


२५ दिसम्बर, १९३२. 


मेरा बंदी बता रहना और हरिजनोंका काम करना, इसीमें सब शंकाओोंका समा- 
धान हो जाता है। अधिक लिखना मर्यादाके वाहर होगा। कोई कांग्रेसका आदमी 
इस काममें जुत जानेंके लिए बाध्य नहीं है। कोई इस कार्यके लिए स्वधर्म न छोड़े । 


महादेवभाईती डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३७० 


३९८. पत्र: मूलचन्द अग्रवालको 


२५ दिसम्बर, १९३२ 

भाई मूलचंदजी, ््ः 
एक वर्तुल बना छो। और किसीको पूछों उसका आदि कहां अंत कहां । यदि 
वर्तुल सहि बना होगा कोई वता नहिं सकेगा। यदि मनुष्य सा ल्यि यह सहि 
है तो ईदवर कृतिका क्‍या कहा जाय? में तो तुमारे प्रन्‍नोंका उत्तर देनेके लिये 
असमर्थ हुं, क्योंकि कोई उत्तर संपूर्ण नहिं होगा। ऐसे प्रदवको छोड़ो। | 
््ि बापू 

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८३२ ) से । 


१. देखिए पृष्ठ २९८। 


३९९. पत्र : अमतृस्सकामकों 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
प्यारी बेटी :अमतुलूसलाम, 

तुम्हारा खत मिला। बवासीरकी वात पढ़कर रंज हुआ। बाजरेकी रोटी ऐसी 
हालतमें न खाना। डबल-रोटी मक्खनके साथ खाओ; दूध और फल खाओ। डाक्टरको 
बताना भी अच्छा हो सकता है। नारणदास कहें सो किया जाये। अग्र सेहतके 
लिए बाहर जाना मुतासिव समझा जाये तो जाना ठीक रूगता है। लेकिन इस बातमें 
भी तारणदास कहें वही करो। जमेन बहन मुझें मिल गई। उसने सब वात सुताईं। 

कृदर्सिया कुछ ठीक चल रही छग्ती है। 
बापूकी दुआ 


उर्दकी फोटो-वकल (जी० एन० २६८) से । 


४००. पत्र: रहाना तेयबजीको 


२५ दिसम्बर, १९३२ 
प्यारी बेटी रैहाना, 
तू आई और चली गई। तुझसे वात करनेका मौका तक न मिला। हाँ, तेरे 
और पद्मजाके किस ” मिल गये । और किसीने देखा ही नहीं। लेकिन मैं तो दुनिया 
से कह दूंगा कि दो लड़कियोंते मुझे डाकसे फिर किस भेज दिये। आज कागजात 
देखता था। तेरे दो भजन देखे। कैसा अच्छा होता अगर उन्हें में तेरे मुंहसे सुन 
पाता। क्‍या करूँ वर्त ही नहीं रहता। अब्बाजान और अम्माजानकों हम सबकी 
तरफसे आदाब। हमीदासे कृहो और कापर प्लेट भेजे। 
बापूकी दुआ 
[पुनश्च: | 
तूने पूनाकी हवाका पूरा लाभ उठाया नहीं छूगता | वहाँसे बहुत जल्दी भाग गयी | 
बापूके आशीर्वाद 
बाबी रेहाना 


भार्फत अब्बास साहेब तैयबजी 
कैम्प बड़ौदा 


उर्दृकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६६३) से । 
१, यह भंश गुणरातीमें है। 
दे०्र्‌ 


४०१. पत्र: ग० वा० मावलंकरको 


२६ दिसम्बर, १९३२ 

भाईश्री मावलंकर, 

तुम्हारा पत्र मिल्ा। तुमने जो कदम उठाया है उसमें मुझे कोई भूल नहीं 
दिखाई देती। भूछका सवाल ही नहीं था। मुझे डर था कि मैंने अपनी बात संक्षेपमें 
कही है, इससे कहीं गलतफहमी न हुई हो। वाकी तुम्हारी सलाह छेनेका सुझाव 
मैंने हो दिया था। बीमारके पास वैद्यकी भूल निकालनेका कोई उपाय नहीं होता, 
ऐसा करनेका उसे अधिकार भी नहीं होता। समरथको नहिं दोष गुसाईं' वाक्य 
हमेशा सत्य है। तुम्हारा छिखा हुआ पत्र तो मैंने नहीं पढ़ा। अब जरूरत भी नहीं 
है। मैंने यहींसे कुछ उचित कार्यवाही करनेका विचार किया था, अब बदल दिया है। 
तुम्हारे पत्रका प्रभाव देखूँगा। 

तुम बहुत काम कर रहे हो, यह हम सब अच्छी तरह जानते हैं। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एच० १४३३ ) से। 


४०२. पत्र; क० मा० मुंशीको 
२६ दिसम्बर, १९३२ 


भाई मुंशी, 

तुम्हारे अन्तिम पत्रका जवाब फौरन देता जरूरी नहीं था। इस बीच आननन्‍द- 
शंकरभाईने तुम्हारे समाचार दिंये। उन्होंने तुम्हारी बीमारीका, जितना मैंने सोचा 
था उससे भी ज्यादा बुरा वर्णन किया है। इससे मुझ नीम हकीमको कुछ सुझाव 
देनेकी इच्छा हुईं। मदन प्राकृतिक उपचार करता है। डा० गिल्डरसे अनुमति प्राप्त 
करके और सोच-समझकर वह उपचार अपनाओ तो झायद छाम हो जाये। 

जीजीमाँ तो बच गईं छूगती हैं। उन्हें मेरी वधाइयाँ। कामना है वे पूरे सौ 
साल सहमत रहें। 


बापूके आशीर्वाद 


- गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७१२३ ) से; सौजत्य : कन्हैयालाछू सा० मुंशी | 


३०३ 


४०३. पत्र : रुक्सिणीदेवी और बनारसीहूल बजाजको 
२६ दिसम्बर, १९३२ 


चि० रुक्मिणी, 

तेरे पत्र नियमपूर्वक आते जरूर हैं, परल्तु उनमें तुझे रंग भरना पड़ेगा। सुखा-सा 
पत्र भेज देगी तो काम नहीं चलेगा। रंग कैसे भरे यह तो तुझे सीखनेकी जरूरत 
ही नहीं है। 
चि० बनारसी, 

तुम हमेशा रुक्मिणीके पत्रमें थोड़ा-सा लिख देते हो; यह मुझे अच्छा छुगता 
है। जमनालालूजी को देने लायक कुछ खबर हो तो मुझे लिखना। क्‍या व्यापारमें 
काफी पैसे बन जाते हैं? 


बापूके आशीर्वाद 
गूजराती (सी० डब्ल्यू० ९४५०) से; सौजत्य : बनारसील्मछ बजाज । 


४०४. सन्देश : हरिकीतेन महासस्मेलन, मेरठकों' 


[२७ दिसम्बर, १९३२ से पूर्व | 
आशा है कि आपके इस सम्मेलनके अवसरपर हरिजन आपके साथ भजत- 
कीर्तन भाग लेंगे। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, २९-१२-१९३२ 


१ और २. यह स्वागत समितिक -ेजे गये पत्रमें था, तथा “ मेरठ, २७ दिसाबर ” 'तिथि-पंक्तिके 
अन्तगत प्रकाशित हुआ था। 


8०४. 


४०५. पन्न : घतरयासदास बिडराकों 
२७ दिसम्बर, १९३२१ 


प्रिय घनइ्यामदास, 


तुम्हारा पत्र मिझा।' अपने व्यक्तित्वकी चकाचौंध तुम्हारे-जैसे मित्रोंकी अपेक्षा 
खुद मुझे अधिक परेशान करनेवाली है, क्योंकि में चाहता हैँ कि हम समान भावसे 
मिलजुल कर काम और विचार-विनिमय कर सकें। मुझे यह बिलकुल अच्छा नहीं 
रूगता कि मैं कोई बात कहूँ तो उसके लिए मुझे वैसी ही बात कहनेवाले किसी 
अन्य व्यक्तिकी अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाये। इस भूमिकाके बाद मेरा कहना 
यह है कि व्याथिका जो निदान तुमने किया है मैं उससे बिलकुल सहमत नहीं हूँ। 
यदि में वैसा ही पत्र, फर्ज करो, तुम्हें लिखता तो तुम, मेरा खयाल है, बुरा न 
मानते । दूसरे दब्दोंमें, मैं तुम्हारे ऊपर अपने प्रभावका गलत अन्दाजा नहीं लगाता। 
जब मैं जानता था कि सतीश बाबू और सुरेश बाबूके लिए डाँ० रायकों सहयोग 
प्रदान करना असम्भव है, तो में उनके लिए वह सहयोग उनसे कैसे प्राप्त करें सकता 
था? हाँ, यदि मैं उन्हें यत्त्रवत्‌ सहयोग करनेकों बाध्य करता तो बात दूसरी थी। 
-पर मैं वैसे सहयोगकी वात तो सुरेश बावू और सतीझ्ष बाबूतक के बीचमें नहीं सोच 
सकता। आश्रममें मेरा प्रभाव सबपर एक-समात समझा जाता है। पर वहाँ भी 
भिन्न-भिन्न प्रकृतियोंके व्यक्ति रहते हैं जिनके बीच सहयोगकी मैं वाततक नहीं सोच 
सकता, उसे थोपना तो दर-किनार रहा। मैंने सोचा था कि सुरेश वावू और सतीक्ष 
वाव परिश्रमी आदमी हैं इसलिए यह काम उनके हाथों अधिक अच्छी तरह होगा, 
और मेरी धारणा थी कि डॉ० रायको भी मेरा सुझाव रुचेगा। यदि किसीके कन्बोंसे 
भार उठाकर किसी औरके कन्धोंपर रखा जाये जो उसे वहन करनेमें अधिक समर्थ 
समझा जाता हो, तो इसमें बुरा माननेकी क्या बात है? जैसा कि अब पता चला, 
मेरी यह धारणा गछत थी कि डॉ० विधान मेरे पत्रकें गलत मानी नहीं लगायेंगे, 
उसे सदभावनामें लेंगे, उसकी मूल कल्पनाका खण्डन करना चाहेंगे तो करेंगे, पर 
बुरा कभी न मानेंगे। और तुम यह कैसे कहते हो कि मैंने डॉ० रायको हूसरे पत्रमें 
डाँटा है? मेरा खयाछ है कि मैंने वस्तुस्थिति ठीक तरह सामने रख दी है। पर 


शेडो आ' यह पत्र २९ दिसम्बर, १९३२ का है, पर यह वात्त 
१. इन द शैडो ऑफ महात्माके अनुसार, यह ह हे 
गलत छगती दै क्योंकि श्री विड़डा ९ जनवरी, १९३३ के अपने उत्तरमें कहते हैं: “ भापका २७ मे 
२८ तारीखका पत्र मिला ”, २८ तारीखके पत्रके लिए देखिए एष्ठ ३०९॥ 
२. २१ दिसम्बर, १९३२ का; देखिए परिशिष्ठ १३। 
३. यहाँ आश्षय गांधीजी छारा विधान चन्द्र रायकों लिखे गये पत्रसे है, देखिए एप्ठ १४८-९ | 
३०५ 


७२-२० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वाहसय 


यदि तुम उसे ठीक तरह नहीं समझे हो तो अपना संशय और दूर कर सकते हो। 
मैं चाहता हूँ कि तुम पहले पत्रकी नीयतको समझो। मैं तुम्हारे लिए किसी ऐसे 
सेक्रेटरीकी तकाश करूँगा जो कामकी खातिर काम करे। 

जबतक अंग्रेजी संस्करणकी सज्जा ठीक न हो, उसमें पढ़ने छायक अंग्रेजी न 
हो और उसमें दिये जानेवाले सभी अनुवाद सही न हों, तवतक में उसे निकालनेकी 
सलाह नहीं दूँगा। असावधानीसे सम्पादित अंग्रेजी साप्ताहिककी अपेक्षा हिन्दी संस्करणसे 
ही सनन्‍्तोष कर छेना ठीक होगा। 

मैं जानता हूँ कि पक्षपातका कोई प्रइन नहीं है, पर यह वात भी ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि हम जो-कुछ करते हैं उसके सम्बन्ध डॉ० अम्वेडकरके दरूवालोंकी क्‍या 
धारणा है। 

हृदयसे तुम्हारा, 


अंग्रेजीकी फोटो-नकर (एस० एन० १८८२५) से | इन द हौडो ऑफ महात्मा, 
पृष्ठ ८५-६ से भी। 


४०६. पत्र : एल० एन० भागंवकों 
२७ दिसस्वर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र ' मिला। टोकरियों के मामढेकी में अपने किसी वक्‍तव्यमें चर्चा 
करूँगा । 

मन्दिरोंका जहाँतक सवारू है, यद्यपि वे ग्रोसाइयोंके हाथमें हैं, परन्तु यदि 
वस्तुतः मन्दिर जानेवाले लोगोंकी राय मन्दिरोंमें हरिजन-प्रवेशके पक्षमें हो, तो वे 
उससे प्रभावित हुए बिता नहीं रह सकते। आपको गोसाइयोंसे मिलने और इस -बारेमें 
' उनसे विचार-विमर्श करनेकी भी कोशिश करनी चाहिए। यह कहनेकी जरूरत नहीं 
कि उनके प्रति हमारा रुख विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। 

हृदयसे आपका, 


श्रीयुत एछ० एन० भागंव 
प्रधान, हरिजन सेवक संघ, मथुरा 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८८२८) से। 


१. २१ दिसस्वर, १९३२ का (एस० एन० १८७७६ )। 
२. मैला साफ करनेके काम आनेवाली। 


४०७. पन्न: दयामलालको 


२७ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय र्यामलाल, 

“दलित सेवक के लिए लिखा गया अंग्रेजी छेख मैंने कुछ दिन पहले श्रीयुत 
विड़लाकी भेजा था। अवतक वह आपको जरूर मिल गया होगा। इस वातका व्यान 
रखें कि अंग्रेजी संस्करणमें व्याकरण या हिज्जेंकी कोई गछती न हो। हिन्दी लेखका 
अनुवाद करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी लेखका यदि अनुवाद आवश्यक 
हुआ तो मैं हिन्दीमें लिख सकता हूँ । मैं उसे यहाँसे भेजनेकी व्यवस्था करूँगा या आपको 
वह वहाँ करा लेवेके लिए कहुँगा। 

हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८८२१) से। 


४०८. पन्न : एसम० आर० रामस्वामीको 


२७ दिसम्बर, १९३२ 

प्रिय सिन्र, 
पत्र॒ मिला, उसके लिए धन्यवाद। आपके पत्रकी विषय-वस्तुपर मैं निश्चय ही 
सार्वजनिक रूपसे विचार करूँगा।' पर उसमें कुछ देर हो सकती है। इसलिए मेँ 
आपको यह आहदवासत दे सकता हूँ कि जिनकी मन्दिरकी पूजामें आस्था नहीं है 
उन्हें मन्दिर-प्रवेश आत्दोलनमें शामिल होनेका अधिकार नहीं है और यदि मन्दिरकी 
पूजामें विश्वास न रखनेवाल्ता कोई व्यक्ति, केवल मन्दिरोंके प्रति श्रद्धा खत्म करनेके 
लिए, इस आत्दोलनमें शामिल होता हैं तो मुझे निरचय ही वहुत दुःख होगा। और 
यदि सुधारक सवातनियोंको गाली-गछौज देते पाये जाते हैं, तो भी मुझे बहुत दुःख 
होगा। मैं चाहँगा कि आप मुझे विशिष्ठ उदाहरण दें। उस हाउस से गाली-गलौजके 


* झासलोंसे ज्यादा कारगर ढँगसे निपट सकूँगा। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत एम० आर० रामस्वामी, बी० ए०, वी० एल० 
विवेकोद्यम, त्रिचुर (कोचीन स्टेट) 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८८२४) से । 


१, देखिए “ वबतव्य : मसहपत्ापर ८ रैरे ०, ३०-१२-१९३१२। 
३०७ 


४०९, पत्र: सीताराम कृष्णजी नलावडेकों 
२७ दिसम्बर, १९३२ 


भाइ सीताराम, 


तुम्हारा पत्न मिला है। 
सात तारिखको १ बजे आता। मेरी पाससे . . «' छेना। 


मोहनदास गांधी 


[पुनरच : ] 
आध घंटेसे जादा नहीं लेना। 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८००) से। 


४१०. पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाकों 
२७ दिसम्बर, १९३२ 


चि० ब्रजकिसन, 

कितना मोह ? इतना धैयें तो रखो कि यदि देह पड़ गया तो धर्म रक्षाके 
कारण हि होगा। उसमें क्‍या दुःख? यूं तो कुछ-न-क्रुछ निमित्तसे उसे पड़ना है हि। 
दो तारीखका उपवास रुक जायगा ऐसा आज तो छगता है। दो दिनमें ज्यादा पता 
चलेगा।. 

मंदिरके हालके वारेमें मैं कुछ अखबारमें लिखूँगा। मंदिर तो आवश्यक है। 
हरिजन प्रवेश प्रथम बात है भीतरी सुधारणा दूसरी॥ 


बापू 
पत्रकी फोटो-नकल (२३९७) से। 


१. मूलमें कुछ मंश कर-फट गये हैं। 
३०८ 


४११, पत्र: घनवइ्यामदास बिड़लाको 


२८ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय धघनश्यामदास, 
फ्रैंडस! ऑफ इंडिया सोसाइटी, लन्दतकी मल्त्रीने मुझे लिखा है कि उन्होंने 
आपको पौंड ४२-०-३ का एक चैक या ड्राफ्ट भेजा है। यह रकम उपवास-सप्ताहमें 
प्राप्त हुई थी।' कृपया वताइए कि क्‍या यह रकम आपको मिल गई। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यण ७९११) से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला। 


४१२. पत्र : ठी० एस० कल्याणराम अय्यरको 
२८ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 
आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपको विस्तारसे उत्तर देनेकी यद्यपि मैंने लाख 
कोशिश की, पर मैं देख रहा हूँ कि ऐसा करना अभी तो भेरे बसका है नहीं। 
इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आप कृपया उन वक्‍्तव्योंकी प्रतीक्षा करें 
जो मैं समय-समयपर जारी करता हूँ और जिनका उद्देश्य अनेक पत्र-लेखकों हारा 
उठाये ग्रथे मुद्दोंकी चर्चा करना होता है। कृपया यह समझ लें कि आपको विस्तारसे 
उत्तर न दे सकनेका कारण इच्छाकी कमी नहीं, बल्कि सामथ्यंकी कमी है। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८८३१) से। 


१. देखिए “ पत्र : भीमती हंश्को 7, ६-१-१९३३ भी । 
३०९ 


४१३. पत्र: श्रीयुत टी० ए० वी० नाथनको 


२८ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
१६ तारीखके आपके पत्र और इस महान सुधार आन्दोलनमें सहायता देनेके 
आपके आश्वासनके लिए धन्यवाद। 


हुदयसे आपका, 
श्रीयूत टी० ए० बी० नाथन, 
सम्पादक “जस्टिस “, १४ माउंट रोड, मद्रास 
अंग्रेजीकी माइक्रोफित्म (एस० एन० १८८३३) से। 
४१४. पत्र; सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
२८ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय चार्ली, 

तुम्हारे कई प्रेम-पत्र मिले। इरादा रह करनेके अपने तारसे तुमने मुझे उनके 
लिए पहले ही तैयार कर दिया था और मैंने -जाहिर है- यह सोचा था कि जब 
तुम्हें. प्रकाश मिला तव तुम लिखना समाप्त कर चुके होगे। तुम्हारी यह इच्छा तो 
नहीं होगी कि मैं तुम्हारे साथ किसी तरहकी बहस करूँ। मैं केवल वही बात दोह- 
राना चाहता हूँ जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारा मेरे साथ एक होना मूझझे 
बहुत प्रसन्नता देता है। जैसा कि मैं बहुत-से मिन्रोंसे, जो मुझे जानते हैं, कहता आया 
हूँ, इन सब मामलोंमें में कर्ता नहीं हूँ। मैं तो केवल ईश्वरके हाथोंमें एक अग्रतिरोधी 
और तत्पर साधन मात्र हूँ। बेशक, यह व्यामोह भी हो सकता है। व्यामोहको कोई 
भी तक मिटा नहीं सकता। उसके लिए ईश्वरके प्रकाशकी जरूरत होती है। परल्तु 
अभीतक एक भी अवसर ऐसा नहीं रहा है जब मैंने ईश्वरके विर्देशका: दावा किया 
हो और वह अन्यथा निकला हो। 

तुम्हारी पुस्तकके तेजीसे एकके बाद एक संस्करण निकल रहे हैं, यह मेरे 
लिए कोई आइ्चर्यकी बात नहीं है। वुडबुकमें बस जानेका तुम्हारा विचार मुझे बहुत 
पसन्द आया। 

तुम सबकी हम सबका प्यार। 


.. अंग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० १३०५) से। 


३१० 


४१५, पत्र : एक अंग्रेज महिलाको 


२८ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय बहन, 
यदि कुछ लिखना है तो वह मुझे बोलकर ही लिखवाना होगा। तुम अपने 
प्रेमसे मुझे केवल भिग्रो ही नहीं रही हो बल्कि सरावोर कर रही हो। मुझे तुम्हारी 
अच्छी तरह चिह्नित पुस्तक, तुम्हारा तार और तुम्हारे पत्र पवित्र कार्डो-सहित मिले, 
जिनमें-से हरेकपर तुम्हारे हाथसे लिखी कोई कविता या सुक्ति थी। और हरिजनोंके 
लिए ६ पौंडका उपहार भी मिला। इन सबके लिए ईइवर तुम्हें सुखी रखे। 
तुम मुझसे हूम्त्रे पत्रोंकी अपेक्षा मत करो। मैं तो तुम्हें केवल एक-दो पंक्ति 
ही यह वतानेके लिए भेज सकता हूँ कि तुम कभी भी मेरे मनसे जुदा नहीं होती 
हो। 
हृदयसे तुम्हारा, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्त (एस० एन० १८८३४) से। 


४१६. पत्र: एस० स्वासीनाथनको 


२८ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। मैं चाहूँगा कि आप परिचयपत्रों-सहित अपने प्रमाणपत्र 
देते हुए प्रान्तीय वोडडके मन्‍्त्रीकों स्वयं छिखें। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयतत॒ एम० स्वामीनाथन 
सम्पादक, “ सुतन्दिर मुरासु ., २ अजीज मुल्क लेन 
कैथड़ूल पोस्ट, मद्रास 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८८३०) से। 


३११ 


४१७. पत्र: भीराबहनको 


प्रातः प्रार्थवाके वाद, [२९ दिसम्बर, १९३२ | 
चि० मीरा, 


टिप्पणियाँ आखिर मिल गईं। तुम्हारा पत्र यथासमय मिल गया था। 

किसी विपत्तिका (अर्थात्‌, किसी घटनाका जिसे हम विपत्ति मान लें, पर जो 
बस्तुत: वरदान हो सकती है) पहलेसे ही अभिनय करना और हमारी जो भावनाएँ 
होनेवाली हों उन्हें पहले ही दोहराना वेजा बात है।' इतना काफी है कि हम वुरे-से- 
बुरेके लिए अपनेकों तैयार रखें। यह होता है ईश्वरमें दिन-प्रतिदित श्रद्धा बढ़ानेसे 
--उस ईइवरमें जो नेक, न्‍्यायपरायण, दयारू, उदार, रोटी देनेवाला, निस्सहायोंका 
सहायक, सर्वेशक्तिमान, सर्वज्ष, सदा जागरूक और पूर्ण सत्य है। 

निर्वाणका अर्थ है अहंकारका बिलकुल मिट जाना। उसका भावात्मक स्वरूप 
अनुभव किया जा सकता है, परन्तु उसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन अनुमानसे 
हम जानते हैं कि इस संसारमें हमें जो भी आनत्द अनुभव हो सकता है उससे वह 
कहीं श्रेष्ठ है। 

जरूरत हो तो डाँ० गौड़की पुस्तक तुम' अभी और रख सकती हो। 

नमक-रहित भोजन जारी है। उसका कोहनीपर कोई असर नहीं पड़ा। कामका 
भार बहुत होनेके कारण दूध घटाना पड़ा है और उससे फिलहाल वजन घटकर 
१०२ पौंड रह गया है। वैसे चिन्ताकी कोई बात नहीं है। 

२ जनवरीको उपवास नहीं होगा। कारण अखबारोंमें तुम देख ही लोगी।' 
अब और समय नहीं है। 

सस्तनेह, 

बापू 


१. “तारीख नहीं है, शायद २९-१२-१९३२ हो। ढाककी मुहरपर ३०-१२-१९३२ तारीख है।” 
--मीरावहन। पत्रके ऊपरी सिरेपर संक्षिप्त हस्ताक्षर दे, जो शायद वम्बई्के जेल-अधिकारीके हैं, जिनपर 
३१ दिसम्वर, १९३२ तारीख पड़ी है। ह 

२. “इस पत्रकी और इसी तरह ५-१-१९३३ और १९-१-१९३३ के पत्रोंकी शिक्षा उत्त चीजोमे पे 
है जो मेरे अन्तरमें गहरो उत्तर गई हैं। और अव तो मेरी यह आदत हो गई है कि ज्यों ही मेरा मन 
अटकलबाजी और कत्पनके घोड़े दौढ़ाने लगता है, तोतों दी में उसे रोक देती हूँ। जनिवाली घव्मामोंकी, 
कप अच्छी हों था बुरी, मानसिक कत्पनाओोका बन्द होना भीतरी शान्तिके लिए पक्त जरूरी-ह्ते है!” 
--मीरावहन 

३. देखिए “मेंट: ए्लोसिपेटेड प्रेस मॉफ इंडियाके प्रतिनिधिको “, २९-२२-१९३२ त़वा “ वक्त: 
मसृश्यतापर > १३”, ३०-१९१९३२ | 


३१२ 


पत्र; जमनावहन गांधीको ३१३ 


[ पुनरच: | 


दल्त-चिकित्सक हैं डॉँ० डी० एम० देसाई, व्हाइटवे, छेडलॉ विल्डिग्स। क्या 
इस सिलसिलेमें मेरा कुछ करना जरूरी है? 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५१३) से; सौजन्य: मीराबहन। 


४१८. पत्र: भगवाचजी ए० मेहताकों 


२९ दिसम्बर, १९३२ 
भाई भगवानजी, 
तुम्हारा पत्र मिला। भाई खीमचन्दके मामलेमें भाई मणिलालका कुछ हाथ है, 
इसकी ख़बर मुझे अभी दो-तीन दिन पहले, जब ही भाई खेमचन्दका पत्र आया तब 
मिली । इस सस्बन्धर्मों मुझे कुछ भी नहीं मालूम । यहाँ बैठे-बैठे मुझे ऐसे काममें दखल 
देनेका कोई अधिकार नहीं है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ५८१५) से। सी० डब्ल्यू० ३०३८ से भी; 
सौजन्य : नारणदास' गांधी। 


४१९. पत्र: जमनाबहत गांधीको 


२९ दिसम्बर, १९३२ 

चि० जमता, 
तुम्हारा पत्र मिल गया। मुझे वह बहुत पसन्द आया। जिस स्वतत्त्रता और 
निष्कपटतासे वह लिखा गया है यदि तुम्हारा आचरण भी उसके अनुरूप हो जाये 
तो मैं यह मानूँगा कि तुम्हें जो-कुछ सिखाना था, वह सत्र मैंने सिखा दिया है। 
बम्बईकी जलवाय तो माफिक आ ही गई है। बोरीवलीमें गंगावहनके घरको अपना 
ही घर समझना। वहाँ जगह हो, तो रह सकती हो। जैसा तुम चाहती हो, घर 

समद्र-तटपर है। 
है बीजापुर भी आजमा कर देखना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहे तभी वहाँ रहना 
है न? इसलिए काशीके सिर पड़नेका सवाल ही नहीं उठता। सारा साहू आश्रमसे 
बाहर रहनेकी आवश्यकता भी नहीं है। दस महीने 52 बाहर रहकर अपना 

ग्ीनेके | 
स्वास्थ्य सुधार लो; फिर दो महे लिए आश्रम आ जा हे 

यदि पत्नीका धर्म पतिके साथ रहनेका है, तो पतिका भी वही धर्म है। किन्तु 
जिस तरह संयोगवरश अथवा कर्च॑व्यके लिए पति पत्नीका वियोग सहन करता है, उसी 


तरह पत्नीको भी करना चाहिए। एक बीमार हो तो उस समय हप्तरा पास रहे, ऐसा 


३१४ सस्पूर्ण गांधी' वाइूमय 


धर्म नहीं है। किस समय क्या धर्म है, यह तो अवसर देखकर ही कहा जा सकता 
है। इतता सच है कि दोनोंको एक-सा अधिकार होना चाहिए। में तो इतना भी 
कहँँगा कि जबतक पत्नी अपने-आपको अवछा माने या अपंग रहे तवतक उसका 
अधिकार ज्यादा है। 

अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो गया होगा। वाहर जानेके विचारपर ध्यान 
देना। पुरुषोत्तमके हजीरा जानेंके बारेमें तो लिख ही चुका हूँ'। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६८) से; सौजन्य: नारणदास गांधी। 


४२०. पतन्न : संगला श्ञं० पटेलको 


२९ दिसम्बर, १९३२ 
चि० मंग्रला, 
हमारे नियम पाकन करनेसे किसीको बुरा छगे तो उसकी चिन्ता न करें। 
रोटी बेलनेंका काम समाप्त हो जानेपर बेलनेवालीको रोक रखना तो ठीक नहीं कहा 
जायेगा। यह जानते हुए, जो तलने बैंठी हो, उसे क्यों दुःख हो ? किन्तु यदि बेलनेका 
काम जल्दी ही निवट जाता है तो उसका अर्थ यह हुआ कि बेलनेवाली ज्यादा हैं। 


बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०८६) से। सी० डब्ल्यू० ५० से भी; 
सौजस्य : मंगलावहन बी० देसाई 


४२१. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको 
२९ दिसम्बर, १९३२ 
धपमें खाटपर आधे लेठे हुए आज तीसरे पहर गांधीजी ने दो मिनट 
एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके संवाददातासे बातें कीं। उन्होंने कहा: 
डॉ० सुब्वारायनके विधेयकके लिए वाइसरायकी अनुमतिके सिलसिलेमें जो-कुछ 


हुआ है और उसमें जो अनिवाय विलम्व हो रहा है! उसे ध्यानमें रखते हुए, 
मैंने श्री केलप्पन , श्री राजगोपालाचारी और श्री माधवनके साथ पूरी तरह सहलाह- 


१. देखिए “ पत्र: जमनावहन गांधीकों ”,२०-१२-१९३२ | 

२. परिषदर्मे विधेषककों प्रस्तुत करनेके छिंए वाइसरायकी गनुमति-सा्बन्धी निणेष १० जनवरीतक 
नहीं दो सका। 

३. देखिए परिशिष्ट श८। 


वक्तव्य : अस्पृश्यतापर - १३ ३१५ 


मशविरा करनेके बाद, अपने प्रस्तावित उपवासको अनिश्चित काछके लिए स्थगित 
करनेका निश्चय किया है। मैं इस सिलसिलेमें एक विस्तृत वक्‍तव्य तैयार करनेकी 
कोशिश कर रहा हूँ, पर कामके जबर्दस्त दबावके कारण उसे पूरा नहीं कर सका 
हूँ। 2 में उसे बहुत ही शीघ्र समाचासपत्रोंकों दे दंगा।' 
इससे अधिक अभी वे कुछ कहना नहों चाहते थे। परन्तु स्तु सजाकमें उन्होंने 
और कहा; पर 3, 
सृर्यंकी किरणें मुझे शक्ति दे रही है और ये मुझे प्यारी रूगती हैं। 
भिंग्रेजीसे | 
बॉम्बे क्रॉतिकल, ३०-१२-१९३२ 


४२२. ववतव्य : अस्पृश्यतापर - १३ 
३० दिसम्बर, १९३२ 


श्री च० राजगोपालाचारी, श्री के० साधवन नायर और. श्री केलप्पत मुझसे 
सलाह-मशविरा करने पूना आये हैं। उनसे मेरी खूब चर्चा हुई। उन्होंने गुरुवायुरके 
मतसंग्रहके परिणाम मेरे सामने रखे। मतसंग्रह पोन्नानी ताल्लुकेमें, जहाँ मन्दिर है, 
किया गया था। 

इतनी सावधानीसे और इतनी वैज्ञानिक बारीकीके साथ मतसंग्रह पहले कभी 
नहीं किया यया होगा। मतदानका अधिकार रखनेवालोंमें से ७३ फीसदी मत दें, 
ऐसा मेरी जानकारीमें शायद ही कभी हुआ है। 

सत्यकी खोजके लिए, जो मन्दिरमें सचमुच जानेवाले थे उन्हींके मत लिये गये 
थे। यानी जिन्हें गुरुवायुर मन्दिरमें जानेका हक नहीं और इसी तरह जो वहाँ जाना 
नहीं चाहते - जैसे आयंसमाजी - उन्हें मतदाताओंकी सूचीसे अछग रखा गया था। उसकी 
सारी उल्झनोंपर पूरा विचार किये बिना, मेरा इरादा किसी-त-किसी पद्धतिसे यह 
मालूम करना था कि सचमुच मन्दिर जानेवाले कौन हैं। छेकित मुझे पता चछ गया 
कि ऐसा करना बिलकुल असम्भव है। इसलिए सिर्फ यह घोषणा की गई कि जो 
मन्दिर जानेमें विश्वास रखते हों, जिन्हें यह श्रद्धा हो कि देवदर्शन करना हिन्दू 
धर्मका अविभाज्य अंग है और जिन्हें गुरुवायुर मन्दिरमें जानेका अधिकार हो, सिर्फ 
वे ही मत दें। 

मन्दिर-प्रवेशका अधिकार रखनेवालोंकी कुल आबादी लगभग ६१,००० है। 
उनमें से बालिगोंकी संख्या करीब ३०,००० मात्री जा सकती है। वस्तुत: २७,४६५ 


बालिय स्त्री-पुरुषोंस उनके मत लेनेंके लिए मुछाकात की गई। उनमें से ५६ फीसदीने 


१. देखिए अगला शीषेक। 
२. देखिए परिशिष्ट १८। 


३१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें मत दिये, ९ फीसदीने विरुद्ध मत विये, ८ फीसदी तटस्थ रहे 
और २७ फीसदीने मत नहीं दिया। 

थह याद रखना चाहिए कि मतसंग्रहका काम प्रतिकूल वातावरणमें किया गया 
था। जमोरिनने सहयोग नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मुझे कहते अफसोस होता 
है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा अपनाई गई पद्धतिके खिलाफ कीचड़ 
उछाली। पोन्नानी ताललुका सनातनियोंका गढ़ है। फिर भी वहाँका जो मन्दिर आज 
देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक मशहूर हो गया है, उसमें “अछूतों के प्रवेशके पक्षमें 
निर्णायक बहुमत मिल्ा। 

. ये आँकड़े इस दृष्टिसे भी शिक्षात्रद हैं कि उपवासकी वात होनेपर भी स्त्री 
और पुरुष दोनों अपना विरुद्ध मत देनेमें नहीं हिचकिचाये। तटस्थ रहनेवाकों और 
भतसंग्रहमें भाग न लेनेवालोंमें से भी मैं एक खासी संख्या निकालँगा। उन्होंने मत 
देना पसन्द किया होता तो वे सभी हरिजतोंके मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध ही मत नहीं 
देते। अगर मैं यह सुझाऊँ कि उनमें से कम-से-कम एक-चौथाई लोग सम्भवत: मन्दिर- 
प्रवेशके पक्षमें होंगे, तो यह्‌ अटकल गलत या अनुचित नहीं मानी जायेगी। यों गिनें 
तो मताधिकार रखनेवाले कुल लोगोंमें से ६५ फीसदी मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें हैं। अगर 
उन्हें मतदाताओंमें से बिलकुल निकाल दिया जाये, तो बहुमत ७७ फीसदी हो जाता है। 

आँकड़ोंका हिसाव किसी भी तरह लूगाइए, निविवाद परिणाम यह निकलता 
है कि का रखनेवाले मतदाताओंका निर्णायक बहुमत हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके 
पक्षमें है। 

यह तथ्य यह दिखाता है कि श्री केलप्पनका यह वयान कि गुरुवायुरके आस- 
पासके भन्दिर जानेवाले छोगोंका वहुमत हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें है, सही था। .. 

सरकारकी तरफसे यह घोषणा की गई है कि डॉ० सुब्वारायनके मन्दिर-प्रवेश 
की छूट देनेंवाले विधेयकको मद्रास धारासभामें पेश करनेकी मंजूरी देनेका वाइसरायका 
निर्णय १५ जनवरीसे पहले घोषित नहीं किया जा सकेगा । यह देखते हुए जो उपवास 
तये साल़की २ तारीखसे करनेका विचार था, वह अनिश्चित कालके लिए, या 
कुछ नहीं तो वाइसरायका निर्णय घोषित होनेकी तारीखतक, स्थगित रखा जायेगा। 
इस बातसे श्री केलप्पत सहमत हैं। प्रस्तावित उपवास क्योंकि सर्वेसाधारणको ध्यानमें 
रखकर होनेवाला था, इसलिए जो-कुछ मैं पहले कह चुका हूँ उसकी पुतरुक्तिके 
दोषका भागी होते हुए भी मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मैं अपने 
उपवासको छुद्ध आध्यात्मिक कार्य मानता हूँ। इसलिए उसे पूरी तरह समझाना 
सम्भव नहीं। फिर भी जिस हृदतक समझाया जा सकता है, मैं कहूँगा कि उत्का 
उद्देश्य लोगोंकी अन्तरात्माको सतेज करना है। 

हिन्दू-धर्म सिखाता है कि जब ऐसी बुराइयाँ और गंदगी फैल जायें जितका 
उपाय साधारण साधनोंसे न हो सकता हो, तब मनुष्यके प्रयत्वमें तपस्या जोड़ी जाती 
है। इस तपस्पाका चरम रूप शर्ते-सहित या शर्त-रहित उपवास है। इसलिए मेरा उपवास 
कोई नई चीज नहीं है। आम जनतामें मेरा कल्पित या सच्चा असर यदि न होता, 
तो इसपर शायद ध्यान भी नहीं दिया जाता। मुझे यह यकीन हो गया है कि हिन्दू 


वक्‍तव्य : अस्पृश्यतापर - १३ ३१७ 


धर्ममें किसी समय जो शुद्धता और जीवनी शक्ति थी, वह अब नहीं रही है। 
समय-समयपर पैदा होनेवाली परिस्थितियोंसे तालमेल बैठाना और सतत प्रगति करना 
हिन्दू-धर्मकी विश्े है। इसका सबूत उसके शास्त्रोंसे ही मिलता है। शास्त्रोंके 
ईइवरप्रेरित होनेके दावेको आम तौरपर अक्षुण्ण रखकर भी, उनमें नये सुधार 
और परिवर्तत करनेमें उसने कभी हिचक महसूस नहीं की। इसीलिए हिन्दू-धर्ममें सिर्फ 
वेदोंको ही नहीं, बल्कि बादके शास्त्रोंको भी प्रमाण माना जाता है। परन्तु एक ऐसा 
समय आया, जब यह आरोग्यप्रद वृद्धि और विकास रुक गया और श्ाास्त्र-वचतोंका 
उपयोग आचत्तरिक भ्रकाशके लिए करतेके बजाय, उन्हीं को सब-कुछ मात्र लिया 
गया, फिर भले ही वे अन्तरात्माकी अभिलाषाओं और प्रयत्नोंके साथ सुसंगत हों या 
न हों। हमारे पूर्वजोंने स्वयं ईब्वरसे मल्लयुद्ध करके उससे वेदों और बादके ग्रन्थोंमें 
मिलनेवाली अमर वस्तुएँ प्राप्त कीं। परन्तु उन्हींके वंशज इतने हतवीरय हो गये कि 
पुराने इछोकों और भन्‍्त्रोंके नये अर्थ निकालने या नये मन्त्रोंकी रचना करनेके लिए 
और पुरुषार्थ करनेको वे तैयार नहीं थे। उन्होंने मान लिया कि अब ईइवरके साथ 
उनका कोई वास्ता नहीं रहा। ईश्वर सबसे अन्तिम शास्त्रके सवसे अन्तिम इलोककी 
प्रेरणा देनेके वाद अपना काम समाप्त कर चुका है। इसीलिए व्याख्याकारोंकी मण्ड- 
लियाँ परस्पर असंगत शास्त्र-वचनोंकी संगति वैठानेकी कोशिश कर रही हैं। उन्हें 
यह होश नहीं है कि वे इस युगकी अत्यन्त आवश्यक जरूरतें पूरी कर सकते हैं 
या नहीं, या वे सूक्ष्म परीक्षाका प्रकाश वर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। तपस्याएँ भी 
अत्यन्त पीड़ाकर अन्तर्मन्थतकी अभिव्यक्ति होनेके बजाय केवल वाह्य आडस्बरवाली 
होती हैं! सम्भव है मेरा यह निदान गलत हो। मगर मुझे तो यही लगता है कि 
हिन्दू-वर्मका जो प्रधान आदेश है कि जीवमात्रकी एकताका उत्तरोत्तर साक्षात्कार 
किया जाये - कोरी सैद्धान्तिक चर्चाके रूपमें नहीं, बल्कि जीवनके ठोस सत्यके रूपमें 
-उसका हिन्दू समाज अनुसरण नहीं कर रहा है। मुझे छूगा कि मैं स्वधर्मको जैसा 
समझता हूँ उसी ढंगसे जीनेका सतत प्रयत्न करते रहनेके कारण मुझमें उपवास द्वारा 
तपस्या करनेकी योग्यता है, और वैसा करनेका मुझे आत्तरिक आदेश मिला है। 

मैं! आशा करता हूँ कि पाठक आसानीसे यह समझ सकेंगे कि इस तरह सोचे 
हुए उपवासमें जोर-जवर्दस्ती नहीं होती है जो सेरा उपवास जब विना झत्तें है, तो यह 
स्पष्ट है कि उसमें जोर-जवर्दस्ती हो ही नहीं सकती। क्योंकि छोगोंके कोई काम करने 
या न करनेसे मेरा उपवास वन्द नहीं हो सकता। सशर्त उपवासको जोर-जवर्देस्ती 
माना जाता है, तो शर्तके ही कारण मान्रा जाता है। मेरा अनुभव एसा हैँ कि 
उपवास मनुष्यको अपने सिद्धाल्तों या अपनी श्रवृत्तियोंसि विचछित नहीं करता। 
गरुवायरके मतसंग्रहमें यही पाया गया है। है 
लोग अब समझ जायेंगे कि उपवास स्थगित करनेका क्या अर्थ हैं। उपवासका 
उद्देदय “अस्पुदयों को गुरुवायुर मन्दिरमें प्रवेश विछाना था। अगर वह प्रवेश बल क 
पूर्ण ढंगसे दिलानेके लिए फिर उपवास करना जरूरी हो गया, का हल सिक कर 
करूँगा । उदाहरणके लिए, अदालतोंके फैसलोंसे और ट्रस्ट-सम्बन्धा कादून वा सद्र 


३१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


धर्मस्व कानूनसे -- जो खुद ही धर्मपर असर डालनेवाला है--जो वाधा खड़ी हो 
गई है, उसे दूर करनेके लिए आवश्यक कानूनकी माँग' करनेवाला छोकमत यदि केवल 
सुधारकोंके प्रमादकके कारण और परिणामस्वरूप व्यक्त न हो सका, तो मुझे उपवास 
करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मूल प्रतिज्ञा पूरी करनी है, तो वह अवश्य 
शुरू करना होगा। जो गुरुवायुर मन्दिरको हरिजनोंके लिए खोलनेके पक्षमें माने जाते 
हैं, उनके अपने कतंव्य न करनेपर, या अक्तव्य काम करतेपर, उपवास अवश्य शुरू 
करना होगा। 
यरवदा-समझौता सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनोंके प्रतिनिधियोंके बीच हुआ था। 
बम्बईकी स्मरणीय परिषदमें उस समझोौतेका समर्थन करते हुए सबर्ण हिन्दुओंने नीचे 
लिखा प्रस्ताव पास' किया था; द् 
यह परिषद निवचचय करती है कि अबसे हिन्दुओंमें किसोकों भी जन्मके 
कारण अस्पृद्य नहीं माना जायेगा और अवतक जिनको अस्पृदय समझा गया है, 
उनके सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक विद्यालयों, सार्वजनिक रास्तों और सावे- 
जनिक संस्थाओंके उपयोग-सम्बन्धी अधिकार दूसरे हिन्दुओंके बराबर ही होंगे। 
इन अधिकारोंको पहला अवसर मिलते ही कानूनी मंजूरी दी जायेगी; और अगर 
वह मंजूरी पहले ही न सिल चुकी होगी, तो इस तरहका कानून स्वराज्य 
पालियामेंटके सबसे पहले कानूनोंमें होगा। यह भी निएुत्तय किया जाता है 
कि तथाकथित अस्पृस्य जातियोंपर आजकल सबर्ण हिन्दुओंने जो सामाजिक 
निर्योग्यताएँ छादी हुई हैं, जिनमें मन्दिर-प्रवेशका प्रतिबन्ध भी जामिल है, 
बे न्‍्यायपूर्ण और झांतिमय उपायोंसे जल्द-से-जल्द दूर हों यह देखना तमाम 
हिन्दू नेतराओंका फर्ज होगा। 
जिन प्रतिष्ठित सवर्ण हिन्दुओंने यह प्रस्ताव पास किया है, वे अपने दावेके 
मुताबिक, यदि भारतीय राष्ट्रके हिन्दू भागके प्रतिनिधि हैं तो उन्हें सार्वजनिक मन्दिर 
और दूसरी सार्वजनिक संस्थाएँ हरिजनोंके लिए खुलवाकर और उनके साथ दिंन-दिन 
बढ़नेवाला भाईचारा पैदा करके अपना दावा सच्चा सावित करना चाहिए। 
जव इस समझौतेकी चर्चा हो रही थी, तब गुरुवायुर मन्दिर हरिजनोंके लिए 
खुलवानेको श्री केलप्पनका उपवास चल रहा था। मैने उन्हें, खासकर कालीकटके 
जमोरिनके सुझावपर, वह उपवास स्थग्रित करनेको कहा। इसके अलावा, जैसा मैं 
पहले कह चुका हूँ, जब ब्रिटिश सरकारने समझौतेका अपनेसे सम्बन्धित भाग स्वीकार 
कर लिया और मैंने अपना उपवास तोड़ा, तब मैंने डॉ० अम्बेडकरकों विश्वास दिलाया 
था और मन-ही-मन ईश्वरके सामने यह प्रण किया था कि उपरोक्त भ्रस्तावके 
पालनके लिए और समझौतेका सवर्ण हिन्दू भली-भांति पालन करें, इसके लिए मैं 
अपनेको जामिन समझूंगा। अस्पृश्यता-निवारणके सिलसिलेमें अपनी कोशिशें मैं यदि 


१. इस भ्रस्तावका मसौदा गांवीजी ने तैयार किया था और यह २७ सिंत्मम्बरको परिषद छारा पात्त 
फ्रिया गया था जिसके अध्यक्ष माल्वीयजी थे; देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ १४८। 


वक्तव्य : समाचारपत्रोंको ३१९ 


किसी भी तरहकी ढिलाई आने दूँ या उपवास करनेका अपना विचार विहकुल छोड़ 
दूं, तो वह विश्वासधात और हरिजनोंके साथ धोखा होगा। ह 

मैं चाहता हूँ कि मूक और असहाय हरिजनोंके दिलमें यह वात जम जाये कि 
हजारों हिल्दू-सुवारक, जो हिन्दू-बर्म और उसके आवारभूत शास्त्रोंके लिए उतने ही 
आग्रही हैं जितना कि अपनेको सनातनी कहनेवाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, 
अस्पुर्यताका जड़मूलसे नाश करनेके लिए जरूरत पड़े तो अपने प्राणतक न्‍्यौछावर 
करनेको मेरी तरह ही तैयार हैं। 

अत; मेरे लिए या जिन्हींने अपनी जबानसे या हाथ उठाकर प्रस्तावका समर्थन 
किया है, उनके लिए जवतक अस्पुश्यता नामशेष नहीं रह जाती, चैनसे वैठनेका 
सवारू ही पैदा नहीं होता। अस्पृश्यताकी भस्ममें से ही हिल्दू-धर्म पतपेगा और इस 
तरह शुद्ध होकर वह दुनियामें एक जीवन्त और जीवनग्रद शक्ति वन सकेगा। 


[ अंग्रेजीसे ] 
बॉस्वे ऑमिकल, ३१-१२-१९३२; हिन्दू ३१-१२-१९३२ भी। 


४२३. वक्‍तव्य : समाचारपत्रोंको 


३० दिसम्बर, १९३२ 


पण्डितजी वंगीय प्रवर्तक संघके निदेशक वाबू मोत्रीछाल रायके साथ आये थे। 
बाव मोतीलालू राय यह कोशिश कर रहे हैं कि अस्पुश्यता-निवारण आन्दोलनको 
लेकर हिन्दुओंमें फूट न हो, और उनकी यह बड़ी इच्छा थी कि जब वे सारी 
स्थितिपर विचार-विमर्श करने और उसे मेरे दृष्टिकोणसे समझनेके लिए मुझसे मिलने 
आयें तो पण्डित पंचानन तकरत्न उनके साथ हों। जब मुझे बाबू मोतीराल रायसे 
इस वातका पता चला तो मैंने उन्हें तार दिया कि मैं उनका और पण्डित तकंरत्वका 
स्वागत करूँगा। इसलिए पण्डितजी जब बाये तो मुझे प्रसन्‍नता हुईं। हममें दो वार 
मैत्रीपूर्ण वार्ताछाप हुआ, जिसके फलस्वरुप, मेरा खयाल है, हम एक-दूसरेके और 
निकट आ गये हैं और मुझे आशा वंधने लगी है। यद्यपि वे आम पुरातनपंथी सनातनी 
झुखका प्रतिनिधित्व करते हैं, परन्तु उन्होंने मेरा दृष्टिकोण भी समझा है और 
मन्दिर-प्रवेशके प्रइको सुलझानेका कोई उपाय खोजा ही न जा सकता हो “ऐसी 
निराशा नहीं दिखाई है। मैंने उनके भागे एक निश्चित सुझाव रखा है जिससे कड़े-से- 
कड़े सनातनीकों भी सन्तुष्ठ हो जाता चाहिए। वे इस समय गुस्वायुरम हूँ, और मुझे 
आशा है कि कोई ऐसी व्यवस्था निकल आयेगी जो परिवर्तत-पक्षी और परिवर्तत- 
विरोधी सनातनियोंको स्वीकार हो सकेगी। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २१-१२-१९३२ 


४२४. तार: वाइसरायके निजी सचिवको 
३० दिसम्बर, १९३२ 


वाइसरायका कैम्प 


डा० सुब्बारायन द्वारा तैयार किये गये और ज्ञायद मद्रास सरकार द्वारा 
वाइसरायकी अनुमतिके लिए आगे भेजे गये प्रस्तावित विधेयकके वारेमें 
सरकारसे कुछ कहनेकी मेरी इच्छा तो नहीं है। पर महामहिम 
मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि में उसपर अपने विचार भेजूं जिससे 
उन्हें सही निर्णयमें सहायता मिले । विधेयक हिल्दू-धर्ममें कोई नई 
रीति चलाना नहीं चाहता है। इसके विपरीत, यह ऐसे पण्डितोंकी 
सम्मतिके अनुरूप जो संस्कृत धामिक वाह्रमयके प्रकाण्ड विद्वान माने 
जाते हैं, हिन्दू शास्त्रोंकी अपेक्षाओंको पूरा करनेकी कोशिश करता है। 
यह उस यथास्थितिको पुन: स्थापित करना चाहता है जो ब्रिव्शि 
अदालतों द्वारा जारी की गई प्रथासे पहले थी। वह प्रथा, कुछकी 
रायमें, मलछाबारकी प्राचीन प्रथा थी और उसे उन्होंने इस तरह कानूती 
जामा पहनाया था। विधेयक ऐसा मभद्बासके धर्मस्व अधिनियममें, जो 
स्वयं. उस समय प्रचलित प्रथामें विशेष हस्तक्षेप था, संशोधन करके 
करता है। विधेयक मद्रास धारा सभाकी उस इच्छाकों जो उससे 
हाल ही में अपने प्रस्तावमें सर्वसम्मतिसे व्यक्त की है, मू्ते रूप देता 
है। यह हिन्दुओंकी ही एक बड़ी संख्याके साथ, जो मनमाने ढंगसे 
धाभिक सान्त्वताके अधिकारसे वंचित कर दी गईं है, अन्य हिन्दुओंके 
समान ही, त्याय करता चाहता है-ऐसा न्याय जो बहुत पहले हो 
जाना चाहिए था। सम्राटकी सरकारने अस्पृब्योंकी रक्षा करनेकी जो 
वार्बार घोषणाएँ की हैं, यह उन्हें पूरा करनेके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतीत 
होता है। अनुमति न देनेका कदम उन घोषणाओंका प्रतिवाद करने 
और भ्रतिक्रियाकी शक्तियोंकों प्रोत्साहन देने जैसा ही होगा । इस बातको 
दृष्टिमं रखते हुए कि यह विधेयक उस आन्दोलनके उत्तरमें आया है 
जो यरवदा समझौतेके सीधे परिणामके रूपमें चला है, मेरे खयालसे, 
सरकारका यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह उस आन्दोलनमें 
किसी भी तरहकी बाधा न डाले। यदि वह विधेयककों रोकती है 
तो वह साफ-साफ बाधा डालना ही होगा। विधेयक मात्र एक अनुनज्ञात्मक 
कदम है, क्योंकि किसी भी मन्दिरका हरिजनोंके लिए, खुलना, इसके 


२० 


तार: वाइसरायके निजी सबचिवको डे२१ 


अनुसार, उत लछोगोंकी बहुसंख्याकी इच्छापर निर्भर है जो इस समय 
उस विशिष्ट मन्दिरमें पूजा करनेका अधिकार रखते हैं। इन विचारणीय 
वातोंके साथ, मैं यह बहुत ही ठोस तथ्य भी रखना चाहेंगा कि 
यदि पुरातनपंथियोंकी रायका कुछ वजन होना चाहिए, तो उन चार 
करोड़ हरिजनोंकी रायका, जो इस विधेयकके पक्षमें माने जाने चाहिए, 
उससे ज्यादा वजन होना चाहिए-सुधारकोंकी उत्तरोत्तर बढ़ती संख्याकी 
मांगगा तो कहना ही क्‍या है। यहाँ दो दाब्द उस उपवासके वारेमें 
भी आवश्यक हैं जो गुरुवायुर मन्दिरे अगली २ जनवरीतक [हरिजनोंके 
लिए| न खुलनेपर उस दिनसे शुरू होना था। यदि उपवास उस 
तारीखसे शुरू होता, तो उससे सरकार को परेशानी हुए बिना नहीं 
रहती । इसलिए, केलूप्पससे सलाह-मशविरा करनेके वाद, मैंने यह 
घोषणा की है कि वह अनिश्चित कालके लिए स्थग्रित रहेगा | किस्तु 
जनमतकों निर्णायक अभिव्यक्ति न होनेंसे यदि अनुमति रोक छी जाती 
है या कोई ऐसा अमप्रत्याशित किन्तु रोका जा सकनेवाल्ला कारण पैदा 
हो जाता है जिससे गुरुवायुर मन्दिरका खुछना हुक जाये, तो वह शुरू 
करना होगा । मैं यह कह सकता हूँ कि सार्वजनिक आन्दोलन 
जान-बूझकर यह मानकर स्थगित रखा गया है कि वाइसरायकी अनुमतिके 
लिए जो दावा है वह अखंण्डनीय है। परन्तु, इस चीजको दृष्टिमें 
रखते हुए किः सनातनियोंका आन्दोलन बढ़ता जा रहा है, मैंने विधेयकके 
समर्थन जनमतकी अभिव्यक्तिकि लिए सभाएँ आदि संगठित करनेका 
सुझाव दिया है। फिर भी, मैं यही महसूस करता हूँ कि मात्र 
वाइसरायकी अनुमतिके प्ररेनपर यदि हर तरहका आन्दोलन रोका जा 
सके, तो वह ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ 
कि डॉ० सुब्वारायनका विवेयक मद्रास धारा सेभामे पेश करनेके लिए 
वाइसरायकी अनुमतिकी झीक्र घोषणा कर दी जायेगी। इस तारको में 
प्रकाशनके लिए नहीं भेज रहा हूँ। परन्तु यदि महामहिम वैसा चाहें 
तो इसके प्रकाशनमें निस्सन्‍्देह मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । 
गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-लकल (सी० डब्ल्यू० ९५५५) 2223 'सोजत्य : इंज्या: आफिस 
लाइब्रेरी, लन्दत। बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स : होम , स्पेशल ब्रांच, फाइल 
तं० ८०० (४०) (७), पृ० ७६ से भी। 


५२-२६ 


४२५. पत्र: विधानचन्द्र रायको 
३० [दिसम्बर | ', १९३२ 


प्रिय डॉ० विधान, 

आपका बिलकुछ आप ही के अनुरूप, उदार और अच्छा पत्र मि्ता। मैं आपकी 
भूल-सुधारको प्यार करता हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ और आपके साथ होकर 
कहता हूँ कि हम एक-दूसरेके नजदीक हैं; और चूंकि हम एक-दूसरेंके नजदीक हैं, 
में कहना चाहता हूँ कि मेरे पत्र के पीछे कोई शिकायत नहीं थी। वह तो सलाहके 
रूपमें लिखा गया था और उसका उद्देश्य संस्थाकों-मेरे मनमें संस्थाके सुचारु 
संचालनकी जो कल्पना है उसके अनुसार -ज्यादा अच्छी तरह चलाना ही था। और 
में आपसे मित्रके रूपमें यह आशा करता था कि यदि मेरी सलाहकी आपके मनमें 
अनुकूल प्रतिक्रिया न हो तो आप मुझे साफ कह दें कि “आप परिस्थितिको नहीं 
जानते, इसक्िए मैं आपकी सलाह नहीं मानता।” निस्सन्देह, आपने पत्रमें यही कहा 
है परन्तु एक बहुत भिन्न और अप्रत्याशित ढेंगसे। परन्तु वह तो अब एक पुरानी 
बात हो गई। आपसे क्षमा भांग लेने के वाद मैंने वह घटना अपने मनसे निकाल 
दी थी। परन्तु आपने अब स्मृति ताजा कर दी है और अपने उदारतापूर्ण पत्रसे 
उसे पवित्र बना दिया है। 

आपने अपने ख्यातनाम रोगियोंका जो समाचार दिया है उससे मुझे प्रसन्नता 
हुईं है। अपना मकान कमलछाके सुपुर्दे कर देना वेबीके बिलकुर अनुरूप है। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफल्म (एस० एन० १८४९३) से। 


१. विपपवस्तुके आधारपर निर्णीत; साधन-सूत्में “ जनवरी” है जो चूक दो सकती है। 

२. देखिए पृष्ठ १९०-१। 

३ तारमें; देखिए “ पत्र: घनर्पामदास बिड़लाको ”, १५/(१६]-१२-१९३२; और “ पत्र: विषात- 
चन्द्र रायको ”, १०-१२-१९३२। - 

४. कमला“नेहरू और डॉ० मुहम्मद माल्म । 


३२२ 


४२६. पन्न : जवाहरलाल नेहरूको 


३१ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय जवाहरलाल, 


सरूप ' उस दिन अस्पृश्यता-सम्बन्धी अपनी योजनापर चर्चा करने मेरे पास 
आई थी। उसने बताया कि तुमते उसे श्रीलंका जाकर आराम करनेकी सलाह 
दी है। में इसे अनावश्यक समझता हूँ। वह थोड़ा काम कर सकती है और कुछ 
अस्पृश्यताका काम करनेको राजी भी है। मेरे खयालसे उसे जबतक वह काम करना 
चाहे करने देना चाहिए। 
उसने मुझे बताया कि तुमने कुछ दात और निकलवा दिये हैं। उधर वह 
अपने बाल सफेद करनेपर तुली है। पर देखनेवालोंने वताया है कि वैसे तुम्हारा 
स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। मालूम होता है कि तुम अब भी मिलने आनेवालोंसे 
मुछाकातें नहीं कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि यदि सम्भव हो तो तुम मुलाकातें 
करो। इससे उन्हें सन्‍्तोष मिलेगा। 
छग्नलाल जोशीके आ जानेसे हमारी अब चारकी सुखद टोली वन गई है। 
पता नहीं तुम हरिजन-कार्यमें दिलचस्पी ले रहे हो या नहीं। शास्त्रियोंके साथ अच्छा 
समय बीत रहा है। शास्त्रोंका अक्षरुनज्ञान मेरा पहलेसे अच्छा हो गया है, परल्तु 
सच्चे धर्मका ज्ञान वे मुझे थोड़ा ही दे सकते हैं। 
सबकी तरफसे प्यार। 
बापू 
[अंग्रेजीसे ] 
ए बंच ऑफ ओल्ड लेठसे, पृष्ठ १०८ 


४२७. पत्र: मोतीलाल रायको 
३१ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मोतीबाबू, 

यह मेरे लिए बड़ी प्रसश्नताका विषय था कि आप और आपके श्षिष्य मेरे पास 
इतने दिन रहे। अस्पृब्यता-निवारणके लिए काम करनेके आपके दृढ़ निशचयको मेँ 
समझ गया हूँ। में आपसे पूरी तरह सहमत है कि जहाँ हम अपनी प्राणप्रिय वस्तुको 
व्यौछावर न करें, वहाँ इतना तो अवह्य करें कि यदि सम्भव हो तो पुराणपत्थी 


१, विजय लक्ष्मी पण्डित । 
शेररे 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लोगोंको अपने मतके अनुकूछ बता लें। किसी भी हालतमें, हम ऐसा कोई काम न 
करें जिससे किसीकी भावनाओंकों ठेस पहुँचे । 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११०४१) से। 


४२८. पत्र : के० रामचनद्रकों 


“३१ [दिसम्बर |, १९३२ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। वहाँ मन्दिर-प्रवेशके. प्रशतको लेकर जो झंझट पैदा हो 
गया है', उसके बारेमें मुझे खेद है। मुझे इसमें किसी भी तरहका सन्देह नहीं है कि 
एक अहिन्दू इस सुधार आन्दोलनसे सहानुभूति तो रख सकता है परन्तु वह सीधी 
कार्यवाहीमें कोई भाग नहीं के सकता; उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत के० रामचन्द्र 
श्री विक्रम 
विल्‍्लाबट्ट 

कोलम्बो 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १८४९४) से। 


४२९. पत्र : यू० गोपाल सेननको 


३१ [दिसम्बर], १९३२ 
प्रिय गोपाल मेनन, | 
इसे महीनेकी २६ तारीखका आपका पत्र मिला। चूँकि 'उपवास फिलहाल 
स्थगित हो गया है, इसलिए अब मैं देखगा कि केरछ क्या काम करता है। 
आशा है ज्ञापनके लिए दस्तखत लेनेका काम" गतिके साथ बढ़ रहा होगा। जो 
दस्तखत रोज-रोज लिये जाते हैं, आपको चाहिए कि उनकी संख्या सूचित करते 
रहें। आपने समयकी सीमा तो निर्धारित की ही होगी। 


१. विषयवस्तुके आपारपर निर्णात; साधन-सत्में “ जनवरी ” है जो चूक हो सकती दै। 
२. देखिए: खण्ड ५३, “ पत्र : के० रामचन्को ”, २८-१-१९३३ भी । 
३. विषयवस्तुके आधारपर निर्णात; साधन-सूत्रमें “ जनवरी” है जो चूक हो सकती है। 
गांधीजी ने २९ दिसम्बरको उपवास स्थगित कर दिया था; देखिए पृष्ठ ३२०-१। 
न है सम्मवत : वाइसरायके नाम, जिसमें ढॉ० सुम्वाराथनके विधेयक को पेश करने की जतुभतिको 
माँग थी। 


पत्र : भूछाभाई जैं० देसाईको श्२५ 
हरिजनोंके वीच रचनात्मक कार्यके साथ-साथ जनमतको उद्वद्ध करनेका काम 
भी चलते रहता चाहिए। द 
हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८४९५) से। 


४३०. पतन्न : भूलाभाई जे० देसाईको 
२३१ दिसम्बर, १९३२ 


भाई भूलाभाई, 
आपका पत्र आनेसे हम बहुत प्रसन्न हुए। मैं चाहता हूँ कि मेरे कोहनीके दर्दे 
को लेकर कोई परेशान न हो। आवश्यक उपचार हो रहा है। वाहरकी मददकी 
जरूरत हुई तो ये छोग ही उसका प्रवन्ध करेंगे। मुझे जरूरत जान पड़ी तो मैं खुद 
इसकी साँग करूँगा। दर्द कोई खास नहीं है। 
आप सबकी गाड़ी ठीक चल रही है यह जानकर हम सब खुश हुए। तुम्हारे 
जैसा पठन-पाठन यहाँ नहीं हो सकता। 
वहाँ सवको हमारे यथायोग्व। धीरूभाई फिर आयेंगे। 
मोहनदास 
एडवोकेट भूछाभाई देसाई 
कैदी 
सेन्ट्रल-जेल 
नासिक रोड 
[ गुजरातीसे ] 
भूछाभाई देसाई पेपसे, फाइल नं० १; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और 
पुस्तकालय । 


४३१. पतन्नं : अमतुस्सलामकों 


[ दिसम्बर, १९३२], 


प्यारी बेटी अमतुस्सलाम, 

तुम्हारा खत मिला। मेरी फिकर मत करो। हाथमें ऐसी कोई बात नहीं जिससे 
फिकरका कुछ सवव हो सकता है। तुमको लिखनेसे मुझे आराम रहता है। रोजे ' के 
बारेसें समझा। खुशीसे रखों। आज और नहीं लिखूँगा, क्योंकि वर्त नहीं रहा। 
हरिजनोंकी सेवा कर रही हो सो बहुत अच्छा है।* 


बापूकी दुआ 
उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० २६३) से । 


४३२. पन्न : रमाबहन जोशज्ीकों 


१९३२ 

चि० रमा, 

तुम्हारे विषयमें मुझे थोड़ी निराशा हुईं है। तुम्हें मालूम है कि मैं सभीके 
पत्रोंका भूखा हूँ। मेरा समय वचानेके लिए और स्वयं राजी-खुशी हों इसलिए कोई 
जान-बूझकर पत्र न लिखे यह अलग वात है। लेकिन तुम्हारा ऐसा न करनेका 
कारण लापरवाही और आलस्य है। है न? और यह बात सच हो तो इसे असह्य 
मानना चाहिए। 

छगनलालका वजन बढ़ रहा है। ११५ हो गया है। 


बापू 


[गुजरातीसे |] 
बापुना पुन्नो-७ : श्री छगब॒लाल जोशीने, पृष्ठ २८५ 


१. बापूके पन्न “८४ बीबी अमतुस्सरासके चाममें यह पत्र ६ नवम्वरके पत्रक बाद रखा गया 
है। छेकित रोज्ञके उल्लेखले लगता है कि यह रमज़ानके दिलनोंमें पा उससे- कुछ ही पहले लिखा गया 
दोगा। स्मज्ञान दिसम्बरमें शुरू होना था। 

२. रमज़ानकै महीनेमें अद्धाठ मुसल्मानोंका त्रत, जिसमें वे. सुवहते शामतक कुछ भी खाते-पीते 
नहीं है। 

१. अमतुस्सलाम सावरमत्ती आश्रमके नजदीक वाढ़ज नामक देहातमें का कर रही थी। 


३२६ 


४३३. देनन्दिनी १९३२* 
१६ नवम्बर, बुधवार, यरवदा मन्दिर 


तकलीपर ४३ तार। डाक: परचुरे श्ञास्त्री, मोहनछाल भट्ट, केशवराल मन्छा- 
रामको। तार: जमनाछाछ, कुमाऊँ सोशल कॉन्फ्रेंसक़ों | अस्पृश्यताके बारेमें- विनोवा, 
कौता सूर्यनारायण राव, मातंण्ड उपाध्यायकों। नरग्रिसवहन, गोसीवहन, शीरीनवहन 
और जमनावहन मिलने आईं। कोदण्ड रावको सातवाँ वक्तव्य दिया। 


१७ नवस्बर, गुरुवार 


तकलीपर ४८ तार। डाक: भीरा, गंगा ग्रिडवानीको। मार्तण्ड [उपाध्याय |को 
“गांधी विचार दोहन” का पैकेट | -अस्पृश्यताके बारेमें-चमन, नटराजन, मथुरादास 
वसनजी, हंसा मेहता, सातवलेकर, माइकेल, वसन्तराम शास्त्री, युगुदुर रामचन्द्र राव, 
अवन्तिकावबहन, नरसिंहाचार्य, सतीश बावू, जीवनलाल, प्यारेलाल, चन्द्रशंकरको। 
हीराछारू मिलने आया। कोदण्ड रावकों आठवाँ वक्‍तव्य दिया। 


१८ नवस्बर, शुक्रवार 


तकलीपर ५२ तार। डाक : डा० अग्रवाल, नीडू, रस्तोगी, डॉयल (मणिवहन 
और जमनालालके बारेमें), पद्मजाको। अस्पृश्यताके बारेमें - हरिभाऊ पाठक, रामचन्द्र, 
गद्गे, लक्ष्मण कुमठाकर, आननन्‍्दतीर्थ, शं॑ [करलाल | बैंकरको। तार: गोविन्द, गोड़ 
गोपाल, मधुसूदनदास, जगन्नाथ, दोड्डामेतीको (भस्पृश्यताके बारेमें)। लेडी ठाकरसी, 
और भावे शंकरलाल, देवदास, प्यारेलाल, सतीशवाबू, गिरधारी, राजासे मिला। शंकर, 
पुरुषोत्तम और भावे तीन कैदी भाइयोंसे मिला। 


१९ नवम्बर, शनिवार 


तकलीपर ४३ तार। डाक : शंकरराव गोडसे, मुहम्मद अली हवीव, वसच्े, जोलियर, 
रामेदवर बजाज, रामसिंहासन, श॑ं [ करराव ] गोडसे, हवीब, घनश्यामदासको । अस्पृश्यताके 
बारेमें - प्रियनाथ चटर्जी, श्रीकृष्ण गौतम, हकीम, जैनर्किस, छाहिड़ी, शालीवती, स्वरूप 
रानी, फरामजी मोगल, भानजी राठोड़, आनन्दशंकरकों। मथुरादास, जयसुखलाल 
मेहता, चुनीलाल, देवधर, हंसावहन, जयश्री, करसनदास चितालिया, यूरजबहन, शान्ता, 
कस्तूर, कानिटकर, देवदास, कमलनयन, गिरधारी, मदालसा, जानकीवहन मिलने आये। 


१, गांधीजी के ख्वाक्षरोंमें गुजरातीमें लिखी इस देनन्दिनीके पहछे भागके लिए देखिए द्धण्ड ५१। 
२. स्थानका उल्छेख इसके बाद नहीं किया जायेगा। 
ब१७ 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
२० नवम्बर, रविवार 


तकलीपर ५१ तार। डाक: भक्तिवहन, मणिवहन, कान्तिलाल देसाई; वासुदेव 
नायडूको । अस्पृश्यताके बारेमें - पी० ए० विनायक, देवनन्दतत संन्‍्यासी, सीताराम नलाबड़े, 
गोपालकष्णमूरति, के० गणेशन, अनन्त जयवन्त सोन [व | णे, शारदावहन, के० विश्वनाथन, 
जयसुखलाल मेहताको। 


२१ नवस्व॒र, सोमवार 


तकलीपर ४८ तार। डाक : नारणदास (४२), छगनछाल जोशी, रुखी, प्रभावती, 
चैतन्यकछालजी, आंन्ध्र कला परिषद, प्यारेलाल, थॉनवर्गको । अस्पृश्यताके वारेमें--छाभशंकर 
मेहता, घीरूभाई भूछाभाई, मणिलाछ, कृष्णाचार्य शर्मा, आदर अरदेशर देसाई, भारत 
धर्म कार्याक्यको। सदाशिव राव, मैकरे, सतीशवाबू, हरिभाऊ, भावे, मिलने आये। 


२२ नवम्बर, संगलवार 


तकलीपर ४८ तार। डाक : जोहरा, रामानुजचारी, हिम्मतलाल, हरजीवन, गुडेल 
(२), भटतागर, कर्तल डॉयल, डाह्याभाई, मणिवहन पटेल, अभय, भागव, शंकरलाल, 
मथुरादास, ज [ मनाछारू ] बजाज, कुमारी विलीको। अस्पृश्यताके बारेमें-- आचार्य 
श्रुव, तागिनी, फूलचन्द गुजराल, वसन्‍्त चटर्जी, कृष्णराव, काशीनाथ केकर, साकत, 
भरुचा, टामस, कानिटकर, हरिभाऊ, गगननारायण, ईश्वरन, चमन, भेढेकर, चौकसी, 
वबबन गोखले, अवन्तिकाबाई, रतनवहन, देवदास, धीरूभाई, रामजीभाई, पद्मजाको। 
कुम्भकोणमके दांकराचार्य 'का सन्देश छानेवाले वेंकटाचारी वकीक और दूसरे दो 
व्यक्ति मिलने आये। प्रोफेसर पुरूदरे अस्पृश्यता-सम्वन्धी अपने भाषणोंकी हस्तलिखित 
प्रति दे गये। 


२३ नवम्बर, बुधवार 


[ डाक : | कुम्भकोणमके शंकराचार्य, हीराछाल अमृतलाल, देवदास, नारणदासभाई, 
दुर्गा प्रसाद, मणिवहत कारा, सर लल्लूभाई, जे० के० मेहता, भट्ट, हीराछाल शाह, 
देवदास, डाह्यामाई, मणिको। तार: बेगम आलम, देशमुखको। देवदासके वारेमें 
भेजरको मीठा उलाहना दिया। आज उपवासवाजे वृक्षके नीचे मुलाकातें हुईं। श्रीमती 
कजिन्स, सरलादेवी, शारदावहत, विद्यावहन, नन्दृबहन मिलने आईं। उमिला और 
जीवेन मिलने आये। सतीश वावू, शान्ति चीनी मिल गये। आजते बुश्वारतक तकली 
बन्द रखनेकी डॉक्टर मेहतासे कही है। 


२४ नवस्व॒र, गुरुवार 


तकली ० (कलसे बन्द) । डॉक्टरकी सलाहसे एक सप्ताहतक हाथकों आराम 
देनेका निश्चय किया है। डाक: प्यारेलाल, मीराबहन, कुसुम, धारशी, हरिदास 
मजमूदार, चिन्तामणि, तारामती, एफी, कुमारी अप्टन, गिलीगन, हैन्ड्रिक्सको। अस्पू- 


२. गपनी डायरीमें महादेव देसाईने उन्हें काँचीके शंकराचायं कहा है। देखिए भाग २, पृष्ठ २६५९। 


दैनन्दिनी, १९३२ ३२९ 


श्यताके वारेमें-- लक्ष्मी, विद्या गौरी, गोपाल मेनन (केलूप्पनके पत्रके साथ) , शास्त्री, 
गुरुदेव, रेवाशंकर, गोखले, जयन्तीप्रसाद, मणिलाछ व्यास, शिव रतन मोहता, घनवद्याम- 
दास, पाटडे, नाथन, सत्यानन्द, मणिभाई मोरारजी, नरग्रिसवहन, शीरीनवहन, गाड़ोदिया, 
उसकी पत्नी, उभिलादेवी, सतीश वाबू और वाई के नलवड़े (एक हरिजन और 
एक गुजराती व्यापारीके साथ) आर० तथा जेढे भी। 


२५ नवस्बर, शुक्रवार 
तकली ०। डाक : नवछे, हरिदास मजमूदार, लेनर्ड, एस्थर, नटराजन, होरेस, 
देवी वेस्ट, हॉलेंड, राघवेन्द्र प्रताप, श्रीमती एलविन, गोल्डबर्गे, कुमारी हॉँवडे, श्रीमती 
हॉबर्ड, पोलकको। अस्पृश्यताके वारेमें-- वेस्ट, सिस्टर एमेटा, शालीवती, नारायण 
मेनन, चटर्जी, चिमनलाल नर्खी, प्रतापसिह मंत्री, श्यामजी कुवाड़िया, देवकरण जोशी, 
हरिभाऊकी | मथुरादास, जयसुखलाल (एक मित्रके साथ), नानाभाई, परीक्षितलाल, 
वियोगी हरि, एक सतीश बावू, उमिलादेवी मिलने आये। 
२६ नवम्बर, शनिवार 
तकली. ०। डाक: कन्हैयालाल मुंशी, रूक्मिणी, मणिलाल, रमणीक शाह, अम्बा- 
राम, वावा तरसिहदास, डॉक्टर देशमुख, मणि, गणपतराव गोडसे, नरदेव शास्त्री, 
डॉक्टर आलमको। अस्पृश्यताके बारेमें-पी० ए० विनायक, देवरुखकर, प्यारेलाल, वसन्त- 
लाल, नाडकर्णी, अव्वास तैयबजी, स्वामीनाथन, ईश्वरछाल मोदी, सेतु पांडीअन पिल्ले, 
रामकुमार, अमिय चक्रवर्ती, आनन्दस्वकूप, अवधेश प्रसाद, काशीनाथ, केलकर, सुन्दर- 
छालह पोहार, ऋषिराम, हविबुर रहमान, भगत, वालूजीको। डॉ० नवले और उनकी 
मण्डली, 'शिक्षकांचे कवरी ' के सम्पादक साठे, कानिटकर (अपने चार मित्रोंके साथ), 
उ्मिलादेवी, उनका पुत्र और सतीश बावू मिलने आये। उमिलादेवीको यात्राके लिए 
२५० रु० दिलवाये। 
२७ नवम्बर, रविवार 
तकली ०। डाक : मणि, डाह्माभाई, कुसुम, ए० कृष्ण मेवत, वासुदेवन नम्बूद्रि- 
पाद, जगन्नाथ, प्यारेलाकको। अस्पृश्यताके वारेमें- आनन्दशंकर, आत्माराम भट्ट, कौता 
सूर्यनारायण, बापी नीडू, रामचन्द्र, हरिभाऊकों। 
२८ नवम्बर, सोमवार 
डाक: नौरणदासः (४५), मोहनलछाल भट्ट, भक्तिवहन, 'रामदासको ब्रह्मचर्य 
सम्बन्धी पुस्तक, खेमचन्द, वालजी देसाई, गीता प्रेस, बैंकर, माधवन, ईदवरदास, वीरभद्र, 
चमन कवि, निरन्तर, उपासकको। सतीश्षबाबू, कोदण्ड राव, हरिभाऊ, पुरूदरे 
और कोदण्ड रावका मित्र नायनार मिलने आये। 


२९ नवस्बर, मंगलवार 


डाक : शिवराव, सुदरीसनम, हीरजी परमार, प्रभावती, डॉक्टर घीया, गुणवन्त- 
बहन, भक्तिवहनको। अस्पुश्यताके बारेमें-नीछा नागिनी, पटवर्धन, वसन्तराम शास्त्री, 
ड् -] 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जैनकित्स, नवले, लल्छूभाई करमचन्द, महादेव शास्त्री, श्रीताथ भारगव, मोतीलाल राग, 
तलेगाँवकर, भोछे, नरग्रिसवहनको । शीरीन, सतीक्ष वाबू, छाड, कालीगुड्‌, जगन्नाथ कुँवर 
कोटवा [के], छगनलछाल मालवीसे मिलका। प्रोफेसर दाँडेकर और उनके मिन्रोंसे 
हरिजनोंके बारेमें भ्ेंट की। जमनालालसे निजी भेंद। 


३० सवस्बर, बुधवार 

डाक: मणिलालकों आनेके लिए तार, लक्ष्मीदास गोरधनदासको पिंजरापोछ 
[के वारेमें| तार। जमनालालके वारेमें वम्बई सरकारको पत्र। कर्नेछ डॉयलको पत्र 
(अप्पा साहवके वारेमें), नथुभाई, सर हरिसिंह, नरसिहन, वीरराघवन, जे० पी० 
विवेदी, काका काछेलकर, अग्रवाल, निर्मेलचद्ध घोष, कुलकर्णी, राधा, कुसुमको। 
अस्पृश्यताके बारेमें - आनन्दशंकर, गुंडुराव, पुरन्दरे, चित्रे, वापूभाई वी, वसन्तराम 
शास्त्री, जे० पी० भाईशंकर टहिवेदी, नारायण मेनन, जयसुखलाल मेहता, माधवन 
तायर, ब्रह्मचारी रामतीर्थ, क्षेत्रवल्ष सिंह, '(एस० सी० सेन, लल्लभाई, नलिन, 
अनसूयावहन, रामानुजाचारी, तेजूमल, भगवानदास हल्लूभाई, कुमारी बार, राज 
गोपालाचारी (चित्तूर), चित्रयाको। मुलाकात -- प्रेमहीका, उसकी सहेली, सतीशवाबू, 
दोड़मेती और उसके सचिवसे, कैदियोंमें छोटू्भाई, खांडवाला, यद्मवन्त से। 


१ दिसम्बर, गुरुवार 

तकली ०। (डॉक्टरने अभी कुछ दिन और तकली न चलानेकी सलाह दी है) 
डाक: गंगाघर प्रसाद, पाशाभाई, नारणदास, मीरा, मगनछाछ, दयाकृवाग, आगराके 
मन्त्रीको । अस्पृश्यताके वारेमें - चन्द्रशंकर, चद्धसिह ठाकुर, लेले, गोपाल मेनन, सत्यनारा- 
यण शेट्टी, हरिभाऊ, विनायक, अय्यर, राजभोज, शामजी मारवाड़ीको। गोपाल मेननको 
तार। आज निजी मुलाकातके लिए मणिलाल, देवदास, हरजीवन और शारदा आये। 
आम भुलाकातके लिए भोले, जादव, भोंसछे, सतीशवावू थे। तरगिस ओर शीरीन- 
बहन फल और गदही छाई। डॉक्टर मेहताके सम्बन्धर्में जो नाम भेजें थे ' उनकी मंजूरी 
आ गई। छगनलाल जोशी यहीं भायेगा। 


२ दिसम्बर, शुक्रवार 

डाक : बनारसीदास, रैहाना वहन, मोहनछाछ भट्ट, नावालाछ, सी० मेहता, 
रैनॉल्डस, एन्ड्रयूज, डोरोथी न्यूमैन, रेचल प्राइस, जयकुबर, बेचरदास, हेमप्रभाकों । 
अस्पृव्यताके बारेमें-डी० वी० जोशी, दफ्तरी, नरसिंहाचारी, ताम्हणकर, बंच्चू 
करीमको। तार: चार भट्टाचारी, (डॉक्टर रायके वारेमें), नानाछाल, आगे (रंगून) 
को। आज सुबह आठसे साढ़े दस बजेतक बिड़ला, खेतान और उनके दो मित्रे 
मुलाकातके लिए आये। दोपहर बाद रामजीभमाई, हरिलालभाई और दो अन्य सज्जन 
अमरेलीसे आये। नागेश्वर राव और बापी नीडू आन्ध्रसे, कीकाभाई वाघेला, दूधाभाई 
और अन्य चार हरिजन भाई अहमदावादसे। बंगालसे सातकौड़ी बाबू, एक सज्जन 
विहारसे और बिड़छाकी सुबहवाली मण्डली तथा सतीश बाबू मिलने आये। 


१. देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ ४०८६ । 


देनन्दिनी, १९३२ ३३१ 


३ दिसम्वर, शनिवार 


अप्पासाहबके अल्पाहार सत्याग्रहके सिलसिलेमें उपवास शुरू किया। मेजर मेहतासे 
सरकारका जवाव सवा सात बजे सुना कि मुझे भंगीका काम करना हो तो कहूँ 
लेकिन कैदी अप्पा पटवर्धनके मामलेमें हस्तक्षेप करूँ, यह सरकार स्वीकार नहीं कर 
सकती । तुरन्त जवाब लिख दिया। डाक: पोवालकर, डॉक्टर चल्दूछाल, प्यारेलाल, 
तारामती, कान्तिचद्धजी, ' महेन्द्र, जोहराकी। अस्पृश्यताके वारेमें - क्रॉनिकल लाल्ड्री, 
मामद रजाभाई, साधक सिद्धानन्द, देशमानें, सी० वी० वैद्य, छाखाभाई सागठिया, 
एम० एस० कन्ममवार, नानासाहव, कानिटकरकों। तार: माघवन नायर, राजा 
कालाकाँकर, कौता सूर्यनारायण, रामचन्द्र, लल्लूभाई, वैकुण्ठ, उसकी पत्नी, अम्बालाल- 
भाई, देवधर, माठे, हरिभाऊ आवबिको। फ्री प्रेसका प्रतिनिधि, नरगिसवहन, शीरीनवहन, 
सतीक्षवावू, देवदास मिल गये। ये सब शामकों मुलाकातके लिए आये। सुवह 
विड़छाकी मण्डली, ठक्कर वापा, परीक्षितलाल, हरचन्द आदि आये। 


४ दिसम्वर, रवियार 


उपवासका दूसरा दिन। डाक : नरसिहराव भोलानाथ, रामप्रसाद वक्षी, एल्विनको, 
डॉयलको दो पत्र लिखे। अप्पाको पत्र। अस्पृश्यताके वारेमें-शम्भुशंकर, लल्लूभाई 
शा [ मलदास |, नवले, केलकर (आइस डॉक्टर), उमिलादेवी, सिहनारायणको। इस वार 
उपवासका बहुत ज्यादा असर हुआ है। बहुत कमजोरी छूगती है। वजन एकदम 
छ: रतल कम हो गया है। हाथ-पैर अकड़ जाते हैं। डॉयल ११ बजे के वाद आया 
और वुघवार सुवहतक की मुहलत माँगी। मैंने तुरत्त वात मान ली और उपवास छोड़ 
दिया। यदि प्रस्ताव सन्तोषजनक नहीं होगा तो उपवास फिर करना होगा। सच्तरे 
और. मौसम्वी खाई और उनका रस भी पिया। अनारका रस, अंगूर ल्यि। 


५ दिसम्बर, सोमवार 


डाक : मणिलाल, मीरावहन, नारणदासको (२३ पत्र)। अस्पृश्यताके वारेमें- 
गोपाल मेनन (वा और उमिलादेवीके पत्रोंके साथ), रैहाना वहनकी। अस्पृहयता- 
विरोधी समितिके सदस्य आ गये। उनकी संख्या बारहसे ज्यादा होनेंके कारण मिलनेमें 
आपत्ति की गई। परन्तु मिलते दिया गया। रहाना, पद्मजा, “हिन्दू ' और टाइस्स 
[आफ इंडिया | के संवाददाता, लेडी रमावाई पट्टी और अनन्त पट्टणी और उपासक। 

६ दिसम्बर, संगलवार 

डाक; मेढ, नारणदास, रामदास, . राधवेन्दर, चन्द्रप्रभाको ) अस्पृश्यताके वारेमें- 
उपासक, आत्माराम भट्ट, तानाभाई, केलप्पन, वालिया, मीला नाग्रिनी, गोपाल मेनन 
(वा, वालू और वलीके पत्नोंके साथ), रामचन्र, पुट्टत्ा चेट्टीको। ३े वार: काला 
कॉकर [कैराजा |, सोनीराम, केलप्पनको । कछ मुछाकातके लिए आनैवाले - विड़छाकी 
मण्डली, ठक्कर, कुँजरू, तीन विद्यार्थी, रामचन्र, सतीश बावू और देवदास। 


१, मूलमें यद शब्द स्पष्ट नहीं है। 


३३२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 
७ दिसम्बर, बुधवार 


डाक : नारणदास, जेठाछाछू, विदृठलकों। अस्पृश्यताके वारेमें- तिरुकुटसुन्दरम, 
कजरोलकर, नारायण मेनन, सोमजी सोनवणे, यू० सुब्वाराब, हीराछाल नानावटी, 
गीपाल मेनन, मेवाड़े, शिवदत्त शास्त्री, छेडी लक्ष्मीबाई, धुरन्वरको। शास्त्री टाइप 
करनेके लिए जल्दी आया। पतद्मा, देवदास और सरोजिनीसे मुछाकात। पूना, पंढरपुर, 
जलगाँव आदिके शास्त्रियोंसे दो घंटे चर्चा। वे कुछ १४ व्यक्ति थे। 


८ दिसम्बर, गुरुवार 


डाक : मीरावहन, नारणदास (छीछाधथर और छम्रनछाछ गांबीके पत्नोंकरे साथ) 
नानाछाल श्रॉफ, मुंशीको । अस्पृश्यताके बारेमें- धायगुड़े, नवले, तुमल वसवैया, टेंबेकर, 
मणिभाई देसाई, देवदास, अरकटे, राजभोज, केलेको। तार: वेलगाँववालाको, तार 
रतुभाईको बुरानेके बारेमें। पुनाकी सनातन धर्म सभाक्रे लिए आये हुए पंढरपुर और 
जल्गाँवके शास्त्री तथा अन्य व्यक्ति (कुछ मिलाकर १५) मिलने आये। अभी और 
कल आयेंगे। हरिमाऊ सेवासदवतकी ३ वहनोंके साथ मिलने आये। 


९ दिसम्वर, शुक्रवार 


डाक: एन्ड्रयूज, ज्यो० एन्ड्रयूजको। तार: सुत्रामयनको, तार नारायण चेट्टीको 
(दोनों तार अस्पृश्यताके बारेमें) । [ पत्र | नारणदासको (कुसुम, पुरातत और राधवनके 
साथ) । अस्पृश्यताके बारेमें-सुत्रामन्‍्यम, ब्रजकृष्ण, जे० के० महेता, पंढरीनाथ बीडकर, 
अम्बालाछ, प्रकाशनारायण शिरोमणि, शिवभकक्‍त गांधी, छेडी लक्ष्मीवाई, राधाकान्त 
और सनातनी, ओतुरकर, देवदास मिहूने आये। 


१० दिसम्बर, शनिवार 


डाक : खीमचन्द, मार्गरेट कजिन्स, डालमिया, रा० चौधरी, दामोद[र], सुन्दरदास, 
पांडेको। अस्पृश्यताके बारेमें- मथुरा मोहन देव, छच्छन राय, साठे, कन्हैयालाल मिश्र, 
नर्रसहाचारी, तुलसीराम लोधी, अमृतछारू देसाई, खलदकरकी। तार: आचार्य बश्लुव, 
अमृतराल ठव्कर, दफ्तरी (सत्रको अस्पृश्यताके बारेमें)। उपासक और उसके मित्र, 
नटराजन (अपने वेटा-वेटीके साथ), लेडी विट्ठलदास अपनी देवरानीके साथ, हरिभाऊ 
और दिवाकर शास्त्री और डावरे, सोनव्णें (नगरपालिकाका एक मांग सदस्य) 
नगरपालिकाके अन्य सदस्योंके साथ और रतुमाई मिलने आये। 


११ दिसम्वर, रविवार 


डाक : वासुकाका, छालवानी, ठाकुर, वलवन्त सिहको । अस्पृश्यताके बारेमें - गोपाल 
मेनन, नानासाहब, मेरी जिलेट, कणाकर मेनन, प्रज्ञानेशवर यति, रामजी, जोजेफ, 
शिवचिदम्बरम, नवीनचन्द्र, आतन्दतीर्थ, रामुन्नी मेतत, पीकॉक, पटवर्धन, सुखाभाऊ, 
सुमनको। 


१. एक जाति जो मृत पशुकों इशनेका का काम बहुत समयसे करती भा रही थी। 


देनन्दिनी, १९३२ ३३३ 


१२ दिसम्बर, सोसवार 


डाक : भक्तिवहन, वेगम आलम, कुमारी कोरा फ्राइ, तारणदासकों (२५)। 
तार: मोतीछाकू रायको। [पत्र :] हमीदा, प्रभुदास, रामनाथ सुमन, कमछनयनको। 
अस्पृश्यताके वारेमें गोपाल मेनन, वर्णाश्रम स्व॒राज्य संघके मंत्री, तलेगाँवकर, वम्बई आये 
समाज, विजयक्रुमार, सुखाभाऊ (वा, उमिलादेवी और राजाके साथ), गु० वहन घीया, 
कीकीवहन, छालवानी, गोदावरीवहन, पुरुषोत्तमदास हरिकिसन दास, हरि-इच्छा, नानाभाई, 
साठेको । आज हरिभाऊ, महादेव शास्त्री और सताराका एक जमींदार तथा “टाइम्स ! 
[ऑफ इंडिया ] का संवाददाता और ब्रजलछाल नामक एक व्यापारी, पोखन्‍्दरके एक 
शास्त्रीके साथ मिलने आये। रामचन्द्र राव और उसका साथी [भी ]। 


१३ दिसम्बर, संगलवार 


डाक : कन्हैयालाल मुंशी, श्रीमती ब्रूनर, प्रोफेसर वाडिया, नारणदास (सोमन, 
दामोदर दास, सन्तोकवहनके साथ) । अस्पृश्यताके वारेमें - अनैय्या, वैद्य, डावरे, वैंकट- 
रामनय्या, रामरतन मुखर्जी, तलेगाँवकर, नरसिंहाचारी, नाडकर्णी, मुंशीकाल गुप्त, 
चिदानन्द दास, ग० चेट्टी, विनायक छागू, कुलकर्णी, नाथन, सदाशिव राव, नागेश्वर 
रावको। नागपुरसे लक्ष्मण शास्त्री, दफ्तरी आये। प्रोफेसर पुरूदरे मिलने आये। 
पाशंकर और उसकी मण्डली, शोलापुर मिलवाला साठे मिलने आये। रामचन्द्र राव 
और उसका साथी [भी |। 


१४ दिसम्बर, बुधवार 


डाक : मीठूबहन, नारणदास, शंकरलालरू व्यास, मणि, कमछ कुमार वनर्जीको। 
अस्पृश्यताके वारेमें - चन्दूलाल देसाई, आनन्दशंकर ध्रव, विश्वताथ मिश्र। पनिक्‍्कर, 
नागिनी, गद्गे, अमूल्य सेव मेता, वरदाचारी, भगवान शास्त्री, धारूरकर, सुन्दरदास, 
ठाकुर, मिश्रको | तार: आनन्दशंकर ध्रुव, खलदकर, समोतीछाल राय, नायक (कुर्ला )को। 
वम्बई आये समाज मण्डल (सात व्यक्ति), हरिभाऊ, दफ्तरी, तलेगाँवकर, निजाम 
राज्यके पाँच विद्यार्थी, कुमारी कोरा फ्राई (एक अस्पृश्य वालिकाके साथ) मिलने 
आये । तार शामजीभाईको। 


१५ दिसम्बर, गुरुवार 


डाक : रुखी, मावलंकर, शकराभाई, कुँवरजी, गोरघनदास, घर्मदेव, शिवप्रसाद, 
मीरावहनको । अस्पृश्यताके बारेमें - भगवानदास, गोपाल मेनन, मोतीलाल राय, देवराज, 
शिवदास चांपशी, केशवदत्त महाराज, राजेश्वर शास्त्री, नाताछाल गणात्रा, लक्ष्मणाचारी, 
रंगस्वामी, प्रियवाथ चटर्जी, धर्मानन्‍्दरामको। तार: राजा, विड़छा, धीरूभाई और 
उसकी पत्नी, रैहाना, पद्मजा, अम्बेडकरका सचिव चित्रे, जनता का सम्पादक और 
एक अन्य संस्थाके पाँच व्यक्ति, भ्रज्ञानेश्वर यति, मगनभाई नायक, अगाशें मिलने 
आये। श्रीमती सरोजिनी देवीसे दफ्तरमें मिला। 


३३४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
१६ दिसम्बर, शुक्रवार 


डाक: जमनाढालूजी, जमनादास, पकंवासा, मुंशी, जैकीवहन, छोटालालजी, 
जानकीबहन, नारणदास (प्रेमा, विट्ठलके साथ), छोलाधर, मतमोहन गांधी, जानकी- 
बहन, अखिल भारतीय स्वराज्य संघको। अस्पृव्यताके बारेमें - रामेश्वर ओोझा, सुखाभाऊ, 
विष्णुदत्त, मिश्र, हनुमानप्रसाद, सालुंकेको। तार: विधानचन्द्र राय, बिड़छा, राज- 
गोपालाचारी, बिड़छाको (२)। मुलाकातियोंमें तछेगांवकर और जोशी अन्य सात 
व्यक्तियोंके साथ थे । 
१७ दिसम्बर, शनिवार 


डाक : नारणदास कुसुम, राधा, परशुराम, जमनाबहत, प्रेमाबहन, [आश्रमके ] 
बालकों, सन्तोक, प्यारेछाछठ, मणिलछाल गांधी, छगनछाल गांधी, डॉक्टर दत्त, 
वरदाचारी, योगेश चटर्जी, गिरधारी छालको। अस्पृश्यताके बारेमें - नानाभाई, कीरचन्द 
कोठारी, रतनशी जेठा, डावरे, धारूरकर, सुब्र [ह्मण्यन], आचार्य, रामचन्द्र, विद्यार्थी, रघुनाथ 
बैंकर, महादेवन, प्रश्ञानेश्वर यति, नीलूकण्ठ आयर, दुनीचन्दको। वावा साहब पोद्दार, 
हरिभाऊ, बापट शास्त्री, धुलियासे खलदकर और अन्य चार व्यक्ति मिलने आये। 


१८ दिसम्बर, रविवार 


डाक : मोहनलछारू भट्ट, फूलचन्द, कौसल्या रामको। अस्पृद्यताके बारेमें - नृरसिह 
प्रसाद भट्ट, मणिलालछ द्विवेदी, छोटूभाई तिवेदी, विष्णुप्रसाद निवेदी, छोटेलाल, 
प्राणलाल अम्बालाल, सुत्र[हाण्प ,, अव्यर, अनन्त राव, चबन्दरश्ंकर, कोतवाल, नटराजन ', 
देवधर , कुमारी बारको। 

१९ दिसम्बर, सोमवार 

डाक : लक्ष्मी, चारणदास (२४), गोपीकृष्ण, केशू (राधा, सत्तोकबहनके साथ ), 
सीतला सद्दाय (सरोजिती, पद्माके साथ), जोहरा, सुरवाछा, [ इन्दुमती ), मधुमतीको । 
अस्पृश्यताके बारेमें - आर्य समाजके भन्‍त्री, सतीशदास गुप्त, सोहनछालछ, जीवराज सोलंकी- 
को। तार: कस्तूरभाई, गिडवानी, जयसुखलाल मेहताको मोतीबाबू और उनके दो 
शिष्य, शास्त्री - मण्डल (श्रीधर शास्त्री, कोकजे शास्त्री, लक्ष्मण, चित्राव), दृरिभाऊ, 
पोद्दार, प्रोफेसर पुरनदरे मिलने आये। कुमारी बार और क्राइस्ट सेवा संघके एक 
भाई मिलने आये। 


२० दिसम्बर, मंगलवार 


डाक ; विनोद घोषाकू, नारणदास (चम्पाके साथ), उमेदराम, जयसुखलाल मेहता, 
चिल्तामणि, बाबूभाई पटेल, तारामती, क० अग्रवाल, जमनादास, कमला नेहरू, इ० 
. नायरको। अस्पृष्यताके बारेसें -नीरेन्द्र, सुबा, जयसुखछाछ मेहता, झ्लुव, दामोदरदास, 
रघ[ नाथ | स्वामी, टंडन, धृत, हरिभाऊ फाठक, तलेगाँवकरको। बा, वेलाबहन, बाल 


१, और २. उनके साथ गांधीजी के वार्तालापके लिए देखिए परिशिष्ट १४। 


देनन्दिनी, १९३२ बेरे५ 


मिलने आये। जमनाछाकूजीको जब चाहे मिलनेकी अनुमति मिल गईं है और वह 
मिले। छगनलछाल, मगनलछालसे पहली वार मुछाकात हुई। पंचानन तर्करत्वके साथ 
मोतीवाबूकी मण्डली आईं। डॉ० मैत्र, कुमारी वार, सातवलेकर, वाईके] लक्ष्मण शास्त्री 
कोकजे शास्त्री, दफ्तरी, दवे आदि मिलते आये। गोपाल मेननको तार। 


२१ दिसम्बर, बृधवार 


डाक : प्रेमी, नानाछालछ, एन्ड्रयूज, नारणदासको (माधवछाल, राधिकाके साथ) । 
अस्पृश्यताके बारेमें - वकायिलू नायर, जोशी, रामभद्र राव, प्रभाकर, गोपालदास, रक्ष्मी- 
दास दानी, कुजरू, रामगोपाल शास्त्री, जी० एच० पटवर्घन, डेविड, बिड़ला, आर्‌० 
बी० पटवर्धन नाथ नायक, कीकाभाई वाघेला, मंग्रछलभाई वाघजीभाई, वनमाली पारेख, 
अल्तेकर, भाम्मानियाकों। कुमारी स्पीगल, दो अमरीकी महिलाएँ (जो आईं और भूलसे 
२७० रु० दे गईं)। चिन्तामणराव वैद्य, वासुकाका जोशी, शं० बैंकर और मूछजी 
सिक्का, कुमारी जिलेट और पोचाबहनें, कुमारी वार, मोतीवाबू और उनकी मण्डली 
(दो महिलाओंके साथ) ब्रजलालू सेठ और हिम्मतशंकर शास्त्री, राजा काछाकाँकर, 
राघवेन्द्र [ मिलने आये |। 


२२ दिसस्वर, गुरुवार 


डाक : मीरा, भक्तिबहन, गोपाल नारायण, प्यारे अछी, वनिता गलियारा, राम- 
प्रसाद, रुखीको। अस्पृश्यताके बारेमें - कीरचन्द, प्रतापर्सिह, ताराचन्द, धुरन्धर, वियोगी 
हरि, प्रज्ञानेशवर यति, हृदयनाथ कूजरू, जयसुखलाल, रामुन्नी मेनन, वेंकटप्पैया, गोपाल 
मेनत, सदाशिव राव, सुखाभाऊ, जयसुखछाल, रामुन्नी मेनन, गो० भेननकों। तार: 
कृष्णन नायरको। स्वरूप, राजा काछाकाँकर, राधवेन्द्र, स्पीगल, पंचानन तकेरत्न, और 
मोतीवाबूकी मण्डली, भगवानदासजी, हरिभाऊ, खानदेशके कार्यकर्ता - छोटूभाई, दीघे 
[मिलने जाये |। ह 

२३ दिसम्बर, शुक्रवार 


तार: माघवन नायर, श्रीकृष्ण अय्यर, खुर्शदिवहुनको। डाक: मोहनछाल भट्ट, 
अन्सारी, नारणदासको। अस्पृश्यताके बारेमें-गोपाल मेनन, सदाशिव राव, माधवन 
नायरकों। सनातनी --- धारूरकर, नीलमेघाचारी (शोलापुरके), श्रीधर शास्त्री बड़े, 
नानासाहव खासगीवाले, भाऊताहब छवाटे, नासिक [के] चन्दराम शास्त्री, सुधारक 
वास्त्री -- आतन्वशंकर, वैद्य, भगवानदास, कोंकजे शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री जोशी, 
चित्राव शास्त्री, पोह्दार आदि [आये ]। 
२४ दिसस्वर, शनिवार 


डाक : मगनलाल (जैकीके साथ), छगनलाल, वालूजी, मावलंकर, मथुरादास, 
भगवती देवी, तारणदास (भाऊ, इन्हुके साथ), ओल्सन, मणीच्धनाथ मित्र, एडेक्जेंडर, 
सेल, ग्रिडवानी, भ्यूस्यिल, मोहनलरार, अब्बास साहवको। अस्पृश्यताके वारेमें- के० 
वाघेला, हरिछाल परीख, विश्वानन गरिरि, नरगिस (खुझीदका पत्र), वसन्तकुमार चटर्जी 


३३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


(बिड़लाको सौ रु० का बीमा किया हुआ पैकेट)। कलछवाले सभी सनातनी और 
सुधारक शास्त्री [फिर आये |। 


२५ दिसम्बर, रविवार 


डाक : शिवराव, रेहाना, रुस्तम धोंडी, शिवप्रसाद गुप्त, रक्ष्मीदेवीको। 
अस्पृश्यताके वारेमें- राने, वेंकटरमव, पोन्नम्मछ, गोपाल मेनन, पूर्णचन्द्र डे, शा० ना० 
अय्यर, भटनागर, वैदिक धर्मंवधिती सभा, राजन, एस० राजगोपालाचारी, वेंकट 
कृष्णय्या, नरसिहाचारी, केशवराव, भोले, वरदराजुलू, केनन हॉलेंड, नारायण मेनन, 
कल्याणराम अब्यर, कुलकर्णी, राधाकान्त, मुकन्दीलाल्, इयामजी मारवाड़ी, मूछचन्द 
पारेख, वसनन्‍्तहाल शंकरलारूको | 


२६ .दिसम्बर, सोमवार 


डाक : लक्ष्मीदास, मुंशी, मीट्बहन पेटिट, बनारसीदास बजाज, नारणदास, दास्ताने, 
मोहनलाल भट्ट, मावरंकर, अ० पटेलको। अस्पृश्यताके बारेमें- परीक्षितछकारू, हरिलालू 
वकील, नरदेव शास्त्री, परशुराम खरे, वेणीराम ततवा, पु० त्रिपाठी, छो० पंडितको। 
सनातनी और सुधारक ज्ञासत्री (आज कोकजे और चित्राव शास्त्री नहीं आये), 
शंकरराल बैंकर, कुष्णन नायर, बड़ा रोबर्टो, मणिकाल, सुशीला मिलने आये। 
और जमनादास द्वारकादास होम मैम्बरसे विशेष अनुमति लेकर मिलने आया। 


२७ दिसस्वर, संगलवार 


डाक : सतीश वावू, अर्नेस्ट न्यूअछ, कीकीबहनको | अस्पृश्यताके बारेमें-- साहू, 
शेनाई, ब्रजक॒ुष्णको | आनन्दशंकरजी, स्मृति-सुवारक शास्त्री, देवदास, प्यारेलाल, वा, 
नरगिस, जमनावहन, शीरीनबहन, कमराबहन, सोनावारा [ मिलने आये |। 


२८ दिसम्बर, बुधवार 


डाक: जमनादास गांधी, परचुरे शास्त्री, जोजेफ (चित्तूर), जोजेफ (मदुरै)को। 
अस्पृब्यताके वारेमें --- श्री पाठंक, वासुकाका, प्रमथवावू, दत्ताराम उपासक, गजराज 
कोठारी, नवले, उजगरे, नीला, जेठालालको। तार: शिवराम वैद्यको। राजाजी, केल- 
प्पत, माथवन नायर, गिडवानी (अपने तीन मित्रोंके साथ), वा, सुधारक-शास्त्री 
मिलने आये। नारायण श्ञास्त्रीने यहीं भोजन किया। देवदास मद्रास गया। 


२९ दिसम्बर, गुरुवार 


डाक : नारणदास, मीराबहन, साइलस, एफी, एन्ड्रयूज, हौज, रेव० कुलकर्णी, 
पाशाभाई, भगवानजीको । अस्पृश्यताके वारेमें -घनश्यामदास, कानन, नाथन, स्वामीताथन, 
रामस्वामी, कल्याणरास अव्यर, भागव, जयसुखलारू मेहताको। तार: कौसल्याको । 
राजा, माधवन नायर, केलप्पन, वैद्य, जोशी, वासुकाका, पद्मजा, शेशु अय्यर, ब्रह्मचारी 
विष्णु बावा, वा, प्यारेछाल आदि मिलने आये। मेहता भाई, नानाराल, रतुभाई 
[भी ]। 


देनन्दिनी, १९३२ ३३७ 
३० दिसम्बर, शुक्रवार 


डाक : दितकर, माववरूाल पटेलको। अस्पृश्यताके वारेमें - घनश्यामदास, राजा, 
साथवन, केलप्पत, धारूरकर, दावड़े (तीन व्यक्तियोंको साथ) केशवदत्त महाराज, 
भगवानदासको। इन्दिरा रमन, जोशी शास्त्री, मेहता वंधु, प्रेमा, सुशीका, जमनादास, 
उमिछादेवी, जितेन [मिलने आये |। 


३१ दिसम्बर, शनिवार 


डाक : जीवराम झ्ञास्त्री, माधवराल, शंकर, कान्ति, भूलाभाई देसाई, माणिकवाई, 
जवाहर, एल्विन, खेतान वालकोंको । अस्पृश्यताके वारेमें - माववजी, वीरसुत, विधान राय, 
वेदप्राण, इन्दपुरकर, करसनदास, हनुमानप्रसाद, जोशीको। तार: देशबन्धु गुप्तको। 
मुलाकातियोंमें राजा, केलप्पन, लक्ष्मण शास्त्री, हरिभाऊ, भगवानदास, इन्दिरा रमन, 
उमिलादेवी जितेन, कैम्पसे रामदास और कर्नाटकके एक भाई, ज्ञीनाभाई जोशी थे। 

[ पुस्तकोंकी सूची |' 

ड्यूरेंट [दि केस फॉर इंडिया]; क्रोजियर [ए वर्ड दु गांधी |; ब्रेल्सफर्ड 
[रिवबेल इंडिया [*; [मुहम्मद अली |; अलहरू सालीमीनकी इमाम हुसैन और खलीफा 
अली; [सर सैम्युअल |* होरकी फोर्थ सील; रैम्जे मैक्डॉनल्डकी ट्रैवेंलॉग; दि सर्वे 
आफ मातर तालुका,' रामनाथनका खादी सम्बन्धी भाषण, [ विछ | हेसकी इंडियन, 
बाइबिल्स *; रस्किनकी सेंट जाजेंज गिल्ड; शाहकी ” फेडरर फाइनेंस; [ रॉथेनस्टाइन 
की |” रूईन ऑफ ईजिप्ट; [हेसकी |” दि बुक ऑफ दि काऊ; [ए० ई०की |" 
केंडिल ऑफ दि विजन; किनलेकी मनी; शंख अने कोडी [गुजराती ]; [ एन्ड्रयूजकी ]४ 
मुंशी जकाउललाकी जीवनी; दैगोरको पुष्पांजलि, साकेत”'; शाहकी सिक्‍स्टी ला 
इंडियन फाइनेंस '; पंचवटी “;- साकवेमिनीकी मुसोलिनी; डिलाइल बन्‍्जकी ; 


१. साथन-सूत्रके अन्तिम पृष्ठोंमें गांघीनी ने यरवदा जेलमें १९३२ में जो पुस्तकों पढ़ी, उनकी चूची 
दी हुईं है। सूची गांवीजी की लिखावटमें है। 

३- से ४. “पत्र: नारणदाल गांधीको ”, ३/८-२-१९३२ से; देखिए खण्ड ४९, पृष्ठ ७५-६। 

५. “देनन्दिनी, १९३२” से; देखिए खण्ड ४९, पृष्ठ ४९२। 

६. “दैनन्दिनी, १९३२” से; देखिए खण्ड ४९, पृष्ठ-४९२। 

७. णे० सी० कुमारप्पा द्वारा लिखिता 

८ और ११ से १४- “पत्र: नारणदास गांधीको”, ३/८-२-१९३२ से; देखिए खण्ड ४९, 


पृष्ठ ७५-६। ह 
ह॒ ९, पू्वोक्त “पत्र : नारणदास गांवीको ”, में इसकी जगह हसेन्स ऑफ हिन्दृहृव्म का नाम है। 


१० खुशाल टी० शाहद। है 
१५, और १७, मैयिलीशरण गुप्तकी काव्य-कृतियाँ। सह हा 
१६. “ पत्र : नारणदास गांवीको ”, ३/८-२-१९३२ में सिक्स्टी इयसे ऑफ इकॉनॉमिक 


एडमिविस्टेशन इन इंडिया नाम दिया गया है। 


५२-१२ 


३३८ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


अप्टन सिक्‍्लेयरकी दि वेद परेड; [एडवर्ड कारपेंटरकी |! एडस्स पीक दु एलिफेंटा; 

मैथिलीशरणकी अनघ; स्टोक्सकी सत्यकाम; रस्किनकी फोर्स विलेबीगरा] ; नरसिहभाईके 
पत्र,' समर्पण, बुद्ध और महावीर,  उर्दूकी दूसरी प्रुस्तक; उर्दूकी तीसरी पुस्तक; 

इमाम साहव द्वारा और नानाभाई द्वारा लिखित पैगम्वरकी जीवनी; हीथकी खगोल 
शास्त्रकी पुस्तक; रोलाँकी रामकृष्ण; मांडरकी खगोलशास्त्रकी पुस्तक; [ रोलाँकी |) 
विवेकानन्द; के० की हिन्दू खगोरूशास्त्र; कीतिकरकी स्टडीज्ञ इत वेदान्त; सर जीनकी 
खगोलशास्त्रकी पुस्तक; लेडी रामनाथनकी रामायण; घनद्यामदासकी पुस्तिकाएँ; 

चवेदिक विनय; छाहोर अंजुमन द्वारा प्रकाशित उर्दूकी चौथी पुस्तक; के० टी० 

शाहकी इंडियन करेंसी; [और | एक्सचेंज बेंकिग; जामिया [ मिलिया | द्वारा प्रकाशित 
उर्दू नाटक शरीफ लड़का और खेती; किमियागर; [गंगाका | वेदांक; [ प्रेमचन्दजीकी | 
रामचर्चा'; खरासकी खगोलशास्त्रकी पुस्तक; स्वाध्याय संहिता, अय्यरकी फोरेन एक्सजेंज; 

दि वे ऑफ दि क्रॉस; दि प्रोफेद्स सेसेज दु दि वेस्ट; सोरत-उन-नबी; लोकेयरकी 
खगोलशास्त्रकी पुस्तक; नाडकर्णीकी पुस्तिका; वेदमां अध्यात्म; हरशल और अन्य 
कमेटियोंकी रिपोर्ट; मैटरलिककी सेजिक ऑफ स्टार्स; एड्रयूजकी व्हाह आई भो दु 

क्राइस्ट; जीन्सकी मिस्टीरियस युनिवर्स; गांधी विचार दोहन; प्रो० वाड़ियाकी सदर्व 
क्रॉस; थडानीका कविता-संग्रह; और मदानकी उपवास " [ विषयक | पुस्तक। 


४३४. पत्र: कालीकटके जमोरिनको 
१ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 


आपके २६ तारीखके पत्र” के लिए धन्यवाद | आपके पत्नसे मुझे दुःखद आदइचर्य 
हुआ | एक ऐसे विषयों जो मेरे लिए शुद्ध धामिक है, और आपके लिए भी होना 


१. २ और ६ “ देनन्दिनी, १९३२ ” से; देखिए खण्ड ४९, पृष्ठ ५०१, ५०३ और ५१०२। 

३. नरसिंहभाई इंश्वरमाई पंटेल। 

४. किशोरछाल घ० मशरुवाला द्वारा लिखित। 

५. नूसिहमसाद कालीदास भट्ट । 

७ और ८. “देनन्दिनी, १९३२” से; देखिए खण्ड ५०, पृष्ठ ४६७ गौर ४६५। 

९. “देनन्दिनी, १९३२” से; देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ ४७३ । 

१०, जिसमें छिल्ला था: “आपने पूछा दै कि क्या मन्दिर वर्षमें तीन दिन अखद्पों समेत सभी 
हिन्दुओंके लिए खुला रहता दै। इसके उतरमें मुझे यह कहना दे कि यद्द दूचना सही नहीं है। अस्ट्पोंको 
किसी भी दिन मन्दिरमें प्रवेशका अधिकार नहीं है। परन्तु वर्षोकि यह मानी हुई बात है कि कार्तिकेयो 
पकादशीके दिन भारी भीढ़ मन्दिरमें प्रवैश करती है और उत्त सीढ़मे अस्पृष्य भी हो सकते हैं और 


पत्र : कालीकटके जमोरिनकों ३३९ 


चाहिए, मैं प्रत्येक पक्षसे अधिक स्पष्टवादिता और सद्भावनाकी अपेक्षा रखता हूँ। 
आपके पूर्वोक्त पत्रमें वह मुझे नहीं मिली। क्या आपने कभी कात्तिकेयी एकादशीके 
दिन किसी अस्पृश्यकों बाहर निकाला है। यदि प्रत्येक एकादक्षीको हजारों नहीं तो 
सैकड़ों अस्पृश्य नर-नारी मन्दिरमें प्रवेश करते हैं, जैसा कि सिद्ध किया जा सकता 
है, तो उनमें से कुछकों पहचान लेना कठिन नहीं हो सकता। मेरे पास जो प्रमाण 
हैं वे यह दिखाते है कि अस्पृश्योंकी भीड़ प्रतिवर्ष उस पर्वपर इस विशेषाधिकारका 
उपभोग करती है। आपने मुझे मद्रास उच्च न्यायारूयके फैसलेका हवाला विया है। 
वह फैसला, यदि में उसे ठीक तरह समझा हूँ तो, साफ-साफ यह दिखाता हैं कि 
अस्पृशय एकादशीके दिन चोरी-छिपे नहीं, वल्कि खुलेआम अपने अधिकारसे, मन्दिरमें 
प्रवेश करते हैं। 
मेरे सामने वह फैसछा है और उसमें जो लिखा है वह मैं पढ़ता हूँ: 
गुरुवायूर मन्दिर कोई निजी मन्दिर नहीं है; बल्कि सार्वजनिक मन्दिर 
है, और प्रत्येक हिन्दूको, अति प्राचीन कालसे प्रचलित प्रथागत नियमों और 
विनियमोंके अधीन, उसमें पूजा करनेका अधिकार है। वस्तुतः ऊँची जातिवालोंको 
पूरे साल मन्दिरमें प्रवेशकी अनुमति है। इस भ्रयोजनके लिए उन्हें मन्दिर 
जानेवाले रास्तों और उसके चारों ओरके रास्तोंके उपयोगका अधिकार है। 
नीची जातिवालोंको केवल एकादशी त्यौहारके दिन हो भ्रवेशका अधिकार है 
और उस दिन उन्हें उन रास्तोंके उपयोगका भी अधिकार है। अन्य दिनोंमें 
उन्हें इनमें से कोई भी अधिकार नहीं है। अति प्राचीन कालसे यही स्थिति 
है। । 
उसी फैसलेमें से अब यह पढ़ता हूँ: 
नीची जातिवाले भी आखिर तो हिन्दू ही हें, और हो सकता है इसी 
विचारकों दृष्टिमें रखते हुए वर्षमें एक दिन सन्दिर उनके लिए खोल दिया 
जाता है। दिखावेकों बहाना यह दिया जाता है कि उस दिन भीड़को रोकना 
असम्भव होता है; पर भीतरी उद्देश्य नीची जातिवालोंकों उस दिन प्रवेशकी 
अनमति देना होता है। सुप्रसिद्ध बेष्णव सुघारक रामानुजका यही मत था। 
उनके अनुसार, सभी वैष्णव सन्दिर बर्षेमें एक दिन सभो जातियोंके छिए खोल 
देने चाहिए। 


बर्ोंकि, हर द्वाल्तमें, यह निश्चित करना कठिन होता है कि भीड़के छोग किन-किन जातिेंकि हैं, इसलिए 
अगेडे दिन (दादशीको ) झुद्धिसंस्कार किया जाता है। इसके अत्तिरिक्त पकादशीकि दिन अस्प॒दरषोंका 
तथाकथित भवेश वास्तविकता नहीं है। वे मन्दिरमें कतई प्रवेश नहीं करते हैं। और भी निश्चित विवरणेकि 
छिए में आपको मदर उच्च-न्याधाल्पके श्री जस्टिस रामेशम पंडुलुके उस फैसलेका हवाला देना चाहूँगा 
जो गत जूतके मध्यमें सुनाया गया था, जिसकी एक प्रत्ति, मेरा खयाल है, आपके पास होगी |” 


३४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यदि में बहुत अधिक गरूतीपर नहीं हूँ तो ये दोनों अनुच्छेद इस बातका 
निर्णायक प्रमाण छगते हैँ कि उस विज्लेष एकादशीके दिन अस्पृश्योंको वेरोकटोक 
मन्दिरमें प्रवेशकी अनुमति होती है। 

यह विषय क्योंकि बहुत ही सार्वजनिक महत्त्वका है, इसलिए मैं इन पत्रोंको 
समाचारपत्रोंको भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 


राजा मानवेदन राजा 
कालीकटके जमोरिन 
कोट्ठक्कल 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०/२२)से। 


४३५. पत्र : सी० वाई० चिन्तामणिको 
१ जनवरी, १९३३ 


प्रिय श्री चित्तामणि, 

आपके पत्रके छिए धन्यवाद । उपवास मेरे लिए सोलहों आने तकं-वुद्धिकी चीज 
नहीं है, क्योंकि मेरी इस वातपर विदवास करनेमें आपको कोई संकोच नहीं 
होना चाहिए कि इस तरहके सभी उपवास एक अदृश्य शक्ति द्वारा प्रेरित रहे 
हैं। अदृश्य शक्ति ” शब्द मैं जान-वूझकर प्रयुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि उस शक्तिके 
अनिष्टकारी होनेकी सम्भावनाकों भी मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ। परन्तु ये उपवास 
मेरी तर्क-बुद्धिको अच्छे छूग्रे हैं, जैसे कि वहुत-से विलकुल अनासक्त मित्रोंकों भी छगे 
हैं। सभी. आध्यात्मिक कार्योके मूक और अदृश्य प्रभाव उनके महसूस होनेवाले और 
दिखनेवाछे प्रभावोंसे कहीं गहरे और व्यापक होते हैं। इसलिए इन उपवासोंका परि- 
णाम यदि कहीं चैतिक वाघ्यता हुआ है, तो उस नैतिक बाघ्यताके अधीन काम करनेवालों 
की अपेक्षा हजार-गुना छोगोंको इन्होंने निस्सन्देह अव्यक्त रूपसे क्रियाशील किया है। 
इसलिए वह संख्या नगए्य मानी जा सकती है। आध्यात्मिक कार्योका इस तरहका 
परिणाम कोई कल्पना नहीं है, वल्कि किसी भी अन्य मूत्ते परिणासकी तरह विशिष्ट 
परिस्थितियोंमें वह सिद्ध किया जा सकता है। यहाँतक नैतिक वाध्यताकी बात हुई। 

जहाँतक उपवासोंकी अनुमति देने या न देनेका सवार है, मैं आपसे इस 
बातमें विलकुल सहमत हूँ कि यदि यह कार्य ही निषिद्ध हो जाता है तो उद्देश्यकी वात 
अप्रासंगिक है। पहली वात तो यह है कि शर्त-सहित उपवास आत्महत्या नहीं है। 
परन्तु यदि हम हिन्दू-शास्त्रोंको प्रमाण मानते हैं, तो वहाँ न केवल झर्ते-सहित 
उपवासके लिए, बल्कि कुछ असाधारण परिस्थितियोंमें झंतं-रहित उपवासतक के 
लिए पर्याप्त प्रमाण मिलता है। हालही में मुझे मद्गासके एडवोकेटों द्वारा जारी की 


. पत्र: प० सुवब्वारायनकों ३४१ 


गई एक पुस्तिका मिली है, जिसमें शास्त्रोंसे मेरे-जैसै उपवासोंके उदाहरण एकत्रित 
किये गये हैं। यदि आप इस विषयकी छानवीन करना चाहें तो मैं उस पुस्तिकाकी 
अपनी वाली प्रति खुशीसे आपको भेज दूँगा। 


आपको और श्री क्ृष्णरामकों मेरा अभिवादन। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणि 
१७ हेमिल्टन रोड, इलाहाबाद 
अंग्रेजीकी फोटो-तक्छ (एस० एन० १९१२९) से। 
४३६. पन्न: प० सुब्बारायनकों 
१ जनवरी, १९३३ 


प्रिय डाँ० सुब्वारायन, 

पिछली २८ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद | इन दितों मैंने आपके साथ, 
श्रीयत राजगोपालाचारीके माध्यमसे, वरावर सम्पर्क रखा है। आपके विधेयकके पूरे 
मजमूतकी एक नकल उन्होंने मुझे भेजी थी। उस समय मैंने उसे आलोचनात्मक 
दृष्ठिसि तो नहीं पढ़ा, पर मुझे छगा कि वह उद्देश्य पूरा करता है। वाइसरायकी 
अनुमति मिल जानेपर, जो मुझे आशा है विना किसी' अनावश्यक विलम्वके आपको 
मिल जानी है, मैं उसपर आलोचनात्मक दृष्टिसि विचार करूँगा। उपवास अनिश्चित 
कालके लिए स्थग्रित करनेकी अपनी घोषणाके वाद मैं आपके पत्रकी आजा ही कर 


रहा था। 
आपको और श्रीमती सुब्बारायनकों अभिवादन। 


हृदयसे आपका, 


डॉ० प० सुब्वारायन 
तिरुचेनगोड़ू, सलेम जिला 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१३३) से। 


४३७. पत्र : घनव्यामदास बिड़लाकों 
१ जनवरी, १९३३ 


प्रिय घतश्यामदास, 

तुम्हारा २७ तारीखका पत्र मिला। विधेयक मैंने देखा था। जाहिर है, जिस 
अर्थमें तुमने उसे [| मन्दिर-प्रवेशकी | अनुमति देनेवाला माना है, वह उस अर्थमें 
अनुमति देनेवाला नहीं हैं। विधेयक अनुमति देनेवाला इस अ्थमें है कि वह सारे 
मन्दिरोंके अस्पृुश्योंके लिए अपने-आप खुलनेकी घोषणा नहीं करता पर भन्दिर 
उपासकोंके बहुमतसे खोले जा सकते हैं, टूस्टियोंकी मर्जीपर नहीं । 

विधेयक पेश करनेकी अनुमति मिलनेके बारेमें तुम्हें जो भरोसा है, आशा है 
वह ठीक निकलेगा। राजाजी यहाँ तीन दिनतक रहे और हममें विधेयक और 
गुरुवायुर मन्दिरकी स्थितिपर लम्बी बातचीत हुई। 

आशा है, साप्ताहिक ' के प्रकाशनके सम्बन्धें आवश्यक औपचारिक कारवाई 
पूरी हो गईं होगी। 


बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७९१५) से; सौजन्य : घनइ्यामदास विड़छा। इन दि 
शैडो ऑफ दि महात्मा, पृष्ठ ८६ से भी। 


४३८. पत्र: जमतालाल बजाजकों 
१ जनवरी, १९३३ 


चि० जमनालाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। वक्तव्य का अन्तिम पन्ना ठाइप होते ही उसकी प्रति 
तुम्हारे पास भेज दी थी। समाचारपत्रवालोंको तो उसी समय दे दिया था। तुम्हारे 
हाथमें वक्‍तव्य परसों पहुँचा और समाचारपत्रोंमें कल छपा। उपवास मुल्तवी कर 
दिया है, सिर्फ इतनी ही खबर वकक्‍तव्यसे पहले दी गई थी। और वक्तव्य भी' 
तैयार होते ही भेज दिया गया, इसलिए देरी नहीं मानी जायेगी। गुजराती अनुवाद 
होते ही फौरन भेज दूंगा। 


१. हरिजन | 
२. भस्परवतापर; देखिए पृष्ठ ३१५-९॥ 
रे४२ 


पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेकों ३४३ 


दूसरे पत्र जैसे-जैसे तैयार होते जा रहे हैं वैसे-वैसे उन्हें भेजते जा रहे हैं। 
वक्‍तव्यकी तकलरः करतेकी कोई जरूरत नहीं है। जिनको वकलरूकी जरूरत होगी उन्हें 
मैं दे सकता हूँ। 

राजा, बा तथा शंकरलाल आज बम्बईके लिए रवाना हो गये होंगे। राजाजी 
आजं रातकी गाड़ीसे मद्रास जायेंगे। 

मणिलाल और सुशीछाने तुमसे मिलनेका प्रयत्न तो किया था, परन्तु सफल 
नहीं हुए। वे बृधवारकों रवाना हुए। 

हम कल दस बजे मिलेंगे। मेरा तो मौन होगा इसलिए तुम्हें जो कहना हो 
कह देना। हम लोग घंदा-सवाघंटा बैठ सकेंगे। जिन बातोंका जवाब देना होगा 
उन्हें मैं लिखता जाऊँगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० २९० ९)से। 


४३९. पत्र: विनोबा भावेकों 


१ जनवरी, १९३३ 
चि० विनोबा, 
तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा आँखोंसे हषैके आँसू लाती है। मैं इस सबके योग्य 
होऊँ या न होऊें, परन्तु तुम्हें तो यह फलेगा ही। तुम बड़ी सेवाके निमित्त बनोगे। 
नालवाड़ी चले गये, यह ठीक ही है। 
भविष्यके लिए अभी तो इतनी ही सलाह है : दूध-त्यागका आग्रह न रखते 
हुए शरीरकी रक्षा केजा। अभी स्वधर्म है, अस्पृश्यता-निवारण ! मैं जो ल्खिता 
रहता हूँ, उसे पढ़नेके लिए समय निकाल लेना। वह बहुत नहीं होता। मुझे पत्र 
लिखते रहना। सप्ताहमें एक भी लिखो तो काफी है। 
[ गुजरातीसे ] 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-रे, पृष्ठ, ३९२। 


४४०. पत्र: नारायण मोरेह्वर खरेको 
१ जनवरी, १९३३१ 


चि० पण्डितजी, पक 
तुमने छाराओंमें प्रवेश ठीक पा लिया है। छगे रहोगे तो अवश्य अच्छा परि- 
णाम होगा। काशीमें तुमने ठीक काम किया होगा। 


बापू 


गजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० २४२) से; सौजत्य : रूृक्ष्मीवहन ना० खरे। 


४४१. पत्र : विद्या रा० परेलको 


१ जतवरी, १९३३ 
चि० विद्या, 
तूने पत्र बहुत दिनोंमें लिखा। इस तरह आलस नहीं करना चाहिए। तू डटकर 
काम करेगी तो दुबली जरूर हो जायेगी। 
बापू 


गुजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ९५२९)से; सौजन्य : रवीर्त रा० पटेल । 


४४२. पत्र : केशव गांधीकों 


१ जनवरी, १९३३ 

चि० केशव (छोटा), 
तेरी चिटूढठी मिली। सबको भाई समझें और जितनी बन सके, उतनी उनकी 
सेवा करें। मित्र तो एक ईदवर ही है; वह किसी दिन भी धोखा नहीं देता और 
हमारी सभी शुभ इच्छाएँ पूरी करता है। तब फिर अन्य मित्रका काम ही क्या 


बापू 
गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२८५) से। 


४४३. पत्र; चम्पाबहन आर० मेहतांको 
१ जनवरी, १९३२३ 
चि० चस्पा,' 
तेरा नाम न्यासियोंमें शामिल कर लिया है। हूसरे नाम उत्हींमेंसे हैं जो तूने 
सुझाये थे। भाई नानालार * तुझसे मिलेंगे और वतायेंगे, इसलिए अधिक नहीं लिखता। 
बापू 


गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ८७५६) से। 


१. डॉ० भ्राणनीवत मेहताके पुत्र रतिछालकी पत्नी। 
२. नानालाऊ के० जसानी, डॉ० प्राणनीवन मेहताके व्यापार-प्रवन्धक और भागीदार । 


३४४ 


४४४. पत्र : रुक्मिणीदेवी बजाजको 
१ जनवरी, १९३३ 


चि० रुक्मिणी, 
तेरा पत्र मिला। सचिव बढ़ते जा रहे हैं, मगर कामका वोझ वना ही' रहता 
है। वा, देवदास, प्यारेछाल, वाल और राजाजी मिलकर गये। प्रेमावहन, जमनादास 
ओर इन्दु भी मिल गये। जमनादास बहुत दुबला हो गया है। बीमार था। क्‍या 
वहाँ स्त्रियोंके लिए वाचनाकूय नहीं है? यदि है तो क्या तू उसकी सदस्या नहीं 
वन सकती ? इस वार बनारसीके लिए अछहूग नहीं लिख रहा हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ९१५० )से। 


४४५. पत्र ; प्रेमाबहन कंटककों 
१ जनवरी, १९३३ 


चि० प्रेमा, 

तू और सुशीछा आ गईं यह अच्छा हुआ। आज तुझे हरूम्वा पत्र छिखनेकी 
जरूरत नहीं है। तेरे अनुभवोंकी राह देखूँगा। 

धुरन्वरकी तबीयतके समाचार लिखना। उसे पत्र लिखनेके लिए कहना। 

अपनी कमरके दर्दका कारण ढूँढ़ निकाछना। हरिभाईसे तो मिलना ही। 
ग्रिल्टियाँ कट गईं इसका व्यर्थ शोक मत कर। बहुत बोलकर गला खराब मत करना। 
ऊँची आवाजसे बोलनेकी आदत छोड़ ही देना। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०३१८)से | 


३४५ 


४४६. पत्र : नरमंदाबहन राणाकों 


१ जनवरी, १९३३ 
चि० नर्मदा, | 
तेरे अक्षर सुधरते जा रहे हैं। पंक्तियाँ सीधी रखनी चाहिए। रोटी बनाना 
सीख रही है, यह बहुत अच्छा किया है। 
बापू 


मूल गुजराती (सी० डव्ल्यू० २७७१) से; सौजत्य : रामनारायण एन० पाठक । 


४४७. पतन्न: आश्रमके बालक-बालिकाओंको 


१ जनवरी, १९३३ 
बालकों और बालिकाओ, 
तुमने सुन्दर सेवा-कार्य हाथमें लिया है। उसे छोड़ना नहीं। थोड़ा-सा खेतीका 
काम आ जानेपर जो आनन्द उससे मिलता है वैसा दूसरे किसी कामसे नहीं मिलता। 
और पेड़-पौधोंकी पहचान हो जानेपर वे अपने सम्वन्धियों-जैसे लगते हैं। 
हरिजन-सेवाका अर्थ है, धर्म-पा्न। जो भी काम करो उसमें निमग्न हो 
जाओ | 
बापू 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से। 


४४८. पत्र: मारणदास गांधीको 


१ जनवरी, १९३३ 

चि० नारणदास, 

तुम्हारी डाक मिलती रहती है। 

अभी तो उपवासका नगाड़ा बजना बन्द हो गया है। कन्हैया जब फिर बजाना 
चाहेगा तब बजेंगा। 

आजकल तो तुमपर कामका बहुत बोझ होगा। अभी छारा छोगोंके पास कौन 
जाता है? कुछ शान्ति दिखाई देती है? भाई मावलंकरके पत्रमें आपत्ति-योग्य तो 
कुछ दिलाई नहीं देता। अभी तुम्हारे या मेरे कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं है। 


रे४६ 


पत्न : चन्द त्यागीको ३४७ 


रामजी अपने घरमें प्रकाशकी कुछ व्यवस्था चाहता है। उसने वाड़ लंगानेकी 
भी माँग की है। देखना, क्या कर सकते हैं? 

तविरूकमकी बात टेढ़ी है। वह अभी बेचैन है। कोई उसे हाथमें ले तभी वह 
भागे बढ़ेंगा। 

'इन्दु मिल कर गया है; वह आश्रमसे बाहर नहीं रह सकता। फिलहाल वह 
कच्छ जायेगा । जब आये तब रख लेना। जैंसा उसका और हमारा नसीव। 

अभी सुना है कि रोज रात मेथीके दस-पत्द्रह दाने भूतकर चवानेसे किशो रढाहूका 
दमा चला गया। जमना भी यह इलाज करके देखें। 


बापू 
[ पुनरच : | 
कुल सत्ताईस पत्र हैं और सब वन्धे हुए हैँ। 
गृजरातीकी माइक्रोफिल्प (एम० एम० यू/१)से। 
४४९. पत्र: चन्द त्यागीकों 
१ जनवरी, १९३३ 


भाई चंद त्यागी, 
तुमारा खत पाकर खुशी हुई। दूध लेनेंका शरू किया सो अच्छा किया। 
हरिजनोंका कार्य अच्छी तरह हो रहा है। कुछ चिता न करें। बलवीर कहाँ है? 
बापुके आशीर्वाद 


श्री चन्द त्यागी 
कैदी, जेल, सहारनपुर यू० पी० 


पत्रकी फोटो-तकल (जी० एन० ३२६०) से। 


४५००, पत्र: सोहनलाल शर्माको 
१ जनवरी, १९३३ 


भाई सोहनलारलू, 

तुमारे दोनों खत मिले। रामानुज चरित भेजनेकी आवश्यकता नहिं। मैं 
आचार्यजी | का इतिहास थोड़ा जानता हूँ। 

शादीके बारेमें सलाह देनेमें असमर्थ हुँ। जो उचित छूगे वह करो। 

मोहनदास गांधी 

श्री सोहनलाल शर्मा 
हिंदु महासभा 
पुष्कर, अजमेरके पास 
राजपुताना 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २८२९) से। 


४५१. पत्र : हेमप्रभादेवी दासंगुप्तको 
१ जनवरी, १९३३ 


चि० हेमप्रभा, 
तुमारा खत मिला है। सूर्यस्नानसे छाभ होना हि चाहिये। थोडा भी आराम 
ले छेगी तो बहोत अच्छा होगा। हम सव कार्य वीतरागतासे करें। 


बापुके आश्षीर्वाद 
श्री हेमप्रभादेवी 


खादी प्रतिष्ठान 
कॉलेज स्ववेयर, कलकत्ता * 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १६९४) से 


१. रामानुजाचाये। 
२. मूलमें पता भंग्रेजी लिपिमें है। 


३४८ 


४५२. पत्र : अमृतुस्स॒ल्ामकों 


१ जनवरी, १९३३ 
प्यारी वेटी अमतुलसछाम, 


तुम्हारा खत्त मिलता । जब बुखार आता है तव घूम नहीं सकती है। पूरा आराम 
चाहिए। खानेमें दृध-फल ही लेगी तो अच्छा होगा। तुमको और कोई चीज 
जरूरत नहीं है। देहातमें' जाकर रहनेका खयार छोड़ दो। आश्रममें रहकर 
जो सेवा वन सके करो। वीमार होगी तो कुछ परवाह नहीं। खुदापर कुछ तो 
ज्ों। डॉ० छार्माकों [आश्रमका ] कानून भेजा सो ठीक किया। अगर वह कानूनकी 
पावन्दी कर सकें तो मैं उनको छिखूँगा। प्रार्थनामें आजकल नहीं जा सकती है उससे 

क्यों ? वीमारोंको हमेशा रिहाई है ही। जब उठ जाये तव खुदाका नाम छेना। 
बहुत काम करनेका लोभ छोड़ दों। जितना हो सके उतनेसे खुदाका शुक्रिया अदा 
करों। खुदा तुमको शान्ति देंवे। 


४ हे 


नि 8 रु +/॥ 


हल 


न्‍्न 


बापूकी दुआ 
उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० २६९) से। 


४५३. पत्र: श्ञारदाबहन चि० शझाहको 
१ जनवरी, १९३२३ 


चि० शारदा 

जो खराक माफिक न आये सो तो किसीको नहीं छेदी चाहिए रु 

तूने अंग्रेजी ली, सो ठीक है। यदि व्याकरणकी कुजी हाथ छग जाय॑ ता तू 
अपने-आप अंग्रेजी पक्की कर सकती 

मुझे छिखनेमें आलूस्य न करना। 

वापू 

मर गजराती (स्ती० डब्ल्यू० ९९६७) से; सौजन्य: शारदावहन गों० 

चोखावाला । 


१. अमतुस्तलामका वाढजमें रहकर सेवा करनेका विचार -या। 
३४९ 


४५४. तार: डॉ० सुहम्मर आलूमको 


२ जनवरी, १९३३ 
डॉक्टर मुहम्मद आलम 
५७ लैसडाउन रोड 
कलकत्ता 
आपका तार मिला। ईदवरकों घन्‍्यवाद कि आप ऑपरेदनसे वच गये और 
मोटरतक चला सकते हैं। 
गांधी 


अंग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० २०) से। 


४५७५. पत्र : सधुसूदनन थंगलूको 


जनवरी ञच 
२ जनवरा, १९६३३ 


प्रिय मिन्र, 

आपके पत्रके लिए, जिसके साथ आपकी अव्यकषतामें हुए केरक नम्बूद्ी ब्राह्मण- 
सम्मेज़नका प्रस्ताव भी संलग्न है, घन्ववाद। 

आप जानते ही हैँ कि उपवास अनिश्चित कारूके छिए मुल्तवी कर दिया गया 
है। फिर भी, मैं बा्या करता हूँ कि नम्बूद्वी ब्राह्मण, स्त्री व पुरुष दोनों, इस बातका 
दुगुना प्रयत्त करेंगे कि हरिजनोंकों न केवछ मन्दिर-प्रवेशका हक मिले वल्कि वे अन्य 


९१ 


भी मिलें जो वाकी सभी हिल्दुओोंकों प्राप्त हैं। 


| 


हृंदवसे आपका, 


श्रीमान मवुसूदनन थंगरू, एम० एल० सीं० 
बच्यम, र५ वाँ नम्बृद्री योगलेमम सम्मेलन 
कालॉमन्ना (द० मलावार) 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१३९) से। 


३५० 


४५६. पत्र : ए० कालेइवर रावको 
२ जनवरी, १९३३ 


प्रिय कालेश्वर राव, 


आपका पत्र और साथी कैदियोंके अभिवादन और द्ुआएँ पाकर खुशी हुई। 
समाचारपत्रोंमें आपका लेख मैंने देखा है। निस्सन्‍्देह, धाभिक किस्मके विधेयक 
प्रस्तुत करनेके पूर्व-उदाहरणोंकी कमी नहीं है। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयृत ए० कालेइ्वर राव 
प्लीडर, बेजवाड़ा 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१३७) से। 


४५७. पत्र: जी० एस० बी० सरस्वतीको 
२ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। आपके कार्येके विषयमें मुझे कोई निजी जानकारी नहीं है, 
इसलिए हरिजन सेवक समाजकों मेरी सिफारिशका आपको अपनी सिंफारिशसे कुछ 
ज्यादा असर नहीं होगा। इसलिए में सलाह दूंगा कि आप समाजसे सीधा सम्पर्क 
कायम करें। उसका मुख्य कार्याल्लय दिल्लीमें है। 


हृदयसे आपका, 


श्री स्वामी जी० एस० बी० सरस्वती 
इंदुकुरपेट, नेल्लोर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१३८) से। 


३५१ 


४५८. पत्र: गोविन्द राघवको 


२ जनवरी, १९३३ 
आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिल्ा।' कितना महान विचार है! “यह भारी नहीं है, 
यह मेरा भाई है। ” भारी-से-भारी चीज भी, जव प्रेम उसका वोलझ उठाता है, पंखकी 
तरह हल्की हो जाती है। 
[अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। सौजन्य : नारायण देसाई। 


४५७९. पतन्न : मारणदास गांधीको 
२ जनवरी, १९३३ 


चि० नारणदास, ु 

तुम्हारा पत्र मिल गया है। राधा और कुसुमको फिरसे बुखार कैसे आ गया? 
कारण माठूम कर सके हो तो लिखनता। 

महावीरका किस्सा दयनीय है। उससे खरी बात कह देना। जिसे साथ केकर 
आया है उसके लिए आश्रम किसी कारण पैसे नहीं दे सकता। और उसने जिस किसीसे 
पैसे लिये हैं उसे पत्र छिखकर मालूम करना। उसे बताकर लिखना। उसे पत्र लिख 
रहा हूँ। पढ़ लेना। ब्रजकृष्णको तो एक पाई भी नहीं देनी चाहिए थी। ब्रजक्ृष्ण 
वहाँ हो तो उससे पूछना, न हो तो पत्र छिखना। उसने जिनके नाम बताये हैं उचका 
पता न मालूम हो तो सीतारामजी को लिखना। सीतारामजी का पता तो मालूम 
होगा। न मालूम हो तो खादी भण्डारके पतेपर लिखना। खादी भण्डार हेरिस्न 
रोडपर है। 


बापू 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। 


१. गोविन्द राघवने गांधीजी को एक पादरीकी कहानी छिखी थी कि उसे एक्र छह या सात साल्की 
लड़की अपने कंथे पर छगभग दो सालल्‍के एक वालककों लिये जाती मिली। पादरीने कहा: पह बच्चा तेरे 
लिए बहुत भारी है। इसपर लड़फकीने जवाब दिया: “ नहीं, पद भारी नहीं है, यद मेरा भाई दे ”। 


शेप२ 


४६०. पत्र; निर्मला बा० सशरूबालाकों 
२ जनवरी, १९३३ 
चि० निर्मला, 


जितने सुशीछा बताती थी, मुझे तेरे उतने पत्र नहीं मिले। तेरे पत्र नहीं आ 
रहे थे इसपर मुझे आइचर्य होता था। किशोरलाल ' को इस प्रकार छिख भेजना: 

/ तुम्हारा ६ दिसम्बरका पत्र सँभालकर रख लिया था । उसे आज मौनवार 
(२ जनवरी) को हाथमें ले पाया हूँ । फिलहाल तो उपवास मुल्तवी हो गया है क्योंकि 
मन्दिर खुलवानेमें कानून आड़े आता छगता है। पहले उसे बदलवाना चाहिए। उसके 
लिए कदम उठाये जा रहे है। पर तुम्हारे सारे तर्क ठीक हैं। मन्दिर-प्रवेशके लिए 
सीधी कार्रवाई करनेवाले लोगोंमें मन्दिरके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। केलप्पनमें वैसी 
श्रद्धा है। मतदाताओंको सम्बन्धित मन्दिरोंमें जानेका अधिकारी होना चाहिए। ऐसे 
ही छोग्रोंके मत लिये गये थे और नतीजा अच्छा हुआ था। व्यक्तिगत मन्दिरमें उसके 
मालिककी अनुमतिके बिना कोई नहीं जा सकता। यह सर्वसम्मत हैं कि गुरवायुर 
सावेजनिक मन्दिर है। मैं इस मामलेमें अपनी समझके अनुसार बड़ी सृक्ष्मताके साथ 
धर्मका रक्षण कर रहा हूँ। अप्पाका मामछा बिलकुल साफ था, इसलिए उसका निर्णय 
जल्दी हो गया। इसके विषयमें अधिक छिखूँ तो सम्भव है, वह ठीक न माना जाये। 
आगे सभी-कुछ जाना जा सकेगा। 

/ जमतालालजी से समय*समयपर मिल पाता हूँ। उनका हाल ठीक है। वजन 
बढ़ रहा है। कान अच्छा है। 

“तुम्हारे श्वासके मेथीसे अच्छे हो जानेकी बात रणछोड़भाईने बताई थी। 
यदि यह बात सही हो तो कह सकते हैं कि यह उपाय बहुत सस्ता था। 
“गीता के तुम्हारे शेष प्रकरण आदि पढ़नेका समय नहीं मिरू रहा है। सारा समय 
हरिजन [कार्य | ले लेता है। छगतलाल जोशी मेरे पास हैँ, यह तो तुम जानती ही 
होगी। विनोबा वर्धाके पास ढेड़ोंकी एक बस्तीमें जाकर बस गये हैं। काका आजकलमें 
मुझसे मिलने. आयेंगे। जान पड़ता है, हरिजन-सेवामें छूगनेंकी उनकी तीज इच्छा 
है । न मैं किसीको प्रोत्साहन देता हूँ न रोकता हूँ। मणिलाल और सुशीछाका _आफ्रिका 
जानेका बहुत मन नहीं था, किन्तु मुझे छगा कि अपने कामपर वापस जावा उनका 
धर्म है। इसलिए वे गये हैं। मेरी कोहनी वैसी ही है। आजसे नियमपूर्वक मालिश 
शुरू हुई है। चिन्ताका कारण नहीं है। 


१, किशोरलाल ध० मशरूवाला। 
३५३ 


५२-२३ 


इ्प्‌ड सम्पूर्ण गांधी वाहुसय 


गोमती' को इस तरह लिखना: | 

४ भेरे सब समाचार मिलते होंगे। उपवास मुल्तवी कर दिया है। इसलिए 
फिलहाल तो चिन्ताका कोई कारण है ही नहीं। चिन्ता तो वैसे भी नहीं होनी 
चाहिए। वहाँ और बहनें हैं। वे जब लिख सकें, लिखें। मुझे समाचार वरावर मिलते 
रहने चाहिए। जमनाल्‍हालजी अच्छी तरह हैं। में मिलता रहता हूँ। छगनरहाल जोशी 
मेरे साथ हैं। इन दिनों मेरा पढ़ना तो बन्द है। सारा समय. हरिजन [कार्य] ले 
लेता है। कोहनीके कारण कातता भी बन्द है। छेकिन उसकी चिन्ता नहीं करनी है। 


सबको बापुके आशीर्वाद 


श्री, मिर्मेलाबहन 
मार्फपत वाल़ृभाई मशरूवाला 
टोपीवाला विल्डिग, सैन्डहस्टे रोड, वम्बई 


गुजरातीकी फोटो-तकल (सी० उब्ल्यू० १००६) से; सौजत्य : निर्मछावहन श्रोफ 


४६१. पत्र : फीरोजबहन तलयारखाँको 
२ जनवरी, १९३३ 


प्रिय बहन, 
तुम्हारी मीठी-मीठी, पर टूटी-फूटी गुजराती पढ़कर हम सब बहुत खुश हुए और 
खूब हँसे । यद्यपि कभी-कभी मुझे पारसी भाइयों और बहनोंकी अशुद्ध गुजरातीपर 
उनसे लड़नेतक की इच्छा होती है, तथापि उनकी मीठी गुजराती मुझे भाती भी 
बहुत है। मैं ऐसे किसी भी व्यक्तिके लिए जो थोड़ी भी गुजराती जानता हो किन्तु 
मुझे अंग्रेजीमें लिखता हो, अपने पास एक छड़ी रखना चाहता हूँ। आशा है, तुम 
दोनों सकुशल हो। समय-समयपर मुझे लिखती रहो। 
बापूके आशीर्वाद 


फीरोजबहन तलयारणखाँ 
नक्षीर हाऊस 
कम्बवाला हिल, बम्बई 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७७७) से। 


१. किशोर्छालकी पत्नी,। 


४६२. भेंट: एसोसिएट्ड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिकों' 


२ जनवरी, १९३३ 

गांधीजी ने आज तीसरे पहर एक सेंट्में एसोसिएटेड प्रेसकों बताया कि गुरुवायुरमें 

हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशक्ा जो विरोध है उसे श्ञान्त करने लिए उन्होंने समझ्ौतेकी 
भावनासे एक सुझाव रखा है। 


गांधीजी का ध्याव उनके उस बक्‍तव्य 'की ओर आकर्षित किया गया था जो 
उन्होंने पण्डित पंचानन तकेरत्नसे अपनी मुलाकातपर दिया था और जिसमें, कहा जाता 
है, उन्होंने पण्डितजीके सम्मुख एक निश्चित सुझाव रखा था जिससे कट्टर-से-कट्टर 
सनातनियोंको भी सन्‍्तोष हो जाना चाहिएं। उनसे जब उस सुझावपर प्रकाश डालनेको 
कहा गया, तो गांधीजी ने कहा: 

मैंने जो सुझाव रखा था वह यह था: दिनमें कुछ घंटे मन्दिर हरिजनों और 
उन अन्य हिन्दुओंके लछिए खुछा रहना चाहिए जिन्हें हरिजनोंकी उपस्थितिपर कोई 
आपत्ति नहीं है, और कुछ घंठे वह उन लोगोंके लिए आरक्षित होना चाहिए जिन्हें . 
हरिजनोंके प्रवेशपर आपत्ति है। इस बातकों देखते हुए कि गुरुवायुरमें कार्तिकेयी 
एकादशी पर्वपर हरिजनोंकों अन्य हिन्दुओंके साथ मन्दिरमें जाने दिया जाता है और 
उसके बाद मत्दिरकी प्रतिमाका शुद्धि-संस्कार होता है, इस सुझावको मानमेमें किसी 
भी तरहकी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 

यह पूछनेपर कि क्या उनका सुझाव यह था कि मन्दिरसें हरिजनोंके प्रवेशके 
बाद प्रतिदिन शुद्धि-संस्कार होना चाहिए, गांधोजी ते कहा: 

व्यक्तिगत रूपसे, मैं शुद्धि-संस्कारके विलकुछ विरुद्ध हूँ। परन्तु यदि उससे 
विरोधियोंकी आत्माको सन्‍्तोष मिलता है, वो मुझे व्यक्तिगत रूपसे शुद्धि-संस्कारपर 
कोई आपत्ति नहीं होगी। शुद्धि-संस्कारका यदि कुछ भी मूल्य है, वो विभिन्न शास्त्रों 
निर्दिष्ट अनेक प्रकारके कारणोंसे अशुद्धिकी प्रतिदिन इतनी अधिक सम्भावनाएँ रहती 
हैं कि शुद्धि-संस्कार प्रतिदिन होता चाहिए, हरिजनोंको चाहे प्रवेशकी अनुमति हो या 


नहो। 


२, माँधीनी प्रसिद्ध आमके पेडकी छापामें खाय्पर तहारेंसे बैठे ये। कुछ शास्त्री उनके भातपास 


बैठे उनके साथ बहस और तक कर रहे ये। 


४, देखिए पृष्ठ ३१९। 
३ यह ऐरा अमृतंबाजार पत्निकां, ४-१०-१९५३३ से लिया गया दे। 


३२५५ 


३५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यह पूछनेपर कि जो समझौता उन्होंने सुझाया. है, क्या वह हरिजनों और सचर्ण 
हिन्दुओंके बोच भेदभावकों अभी भी कायम नहीं रखता है, गांधीजी ने जवाब दिया 
कि हरिजनका रुख यह होना चाहिए: 

यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी उपस्थितिपर आपत्ति करता है, तो मैं 
उसकी आपत्तिका केवल तभीतक सम्मान करूँगा जवतक कि वह (आपत्ति करनेवारू) 
मुझे मेरे अपने अधिकारसे वंचित नहीं करता है। यदि मुझे ऐसे लोगोंके साथ जिन्हें 
मेरी उपस्थितिपर कोई आपत्ति नहीं है, पूजा करनेके लिए दिनका एक न्यायोचित 
भाग मिल जाता है, तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा। 

गांधीजी ने आगे कहा कि जहाँ लोगोंकी बहुसंस्या हरिजनोंक्े मन्दिर-प्रवेशके 
पक्षमं है, वहाँ ऐसे सबर्ण हिन्दुओंकी संख्या जो सन्दिरको कुछ घंटोंके लिए केवल 
अपने लिए ही चाहेंगे, इतनी कम्त होगी कि वह नगण्य होगी। 

सन्दिर-प्रवेश आत्दोलनके एक और पहलुको, लेते हुए गांधीनें इस चीजका पूरे 
जोरसे विरोध किया कि हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके लिए गर-हिन्दुओंको कोई सीधी 
कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा: 

यह एक गंभीर धामिक आन्दोलन हैं, और यदि गैर-हिन्दुओंने अनुचित सहानु- 
भूतिके कारण या अन्य उद्देश्योंसे इसमें सीधी कार्रवाईके जरिए हस्तक्षेप किया तो 
वह बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। 

यह बात कहनेके लिए गांधीजी को जिस चीजलने प्रेरित किया, वह एक पत्र था 
जो उन्हें कोलम्बोसे मिला था। पत्र-लेखकरने उसमें बताया था कि स्थानीय भन्दिर- 
प्रवेश आन्दोलनके सिलसिलेमें गर-हिन्दुओंने, जिनमें एक बौद्ध, एक रोमन कथोलिक 
सहिला, एक ईसाई और कुछ मुसलमान शामिल थे, तथाकथित सत्याग्रह किया था। 
सन्दिरके ट्रस्टियोंकी प्रार्थथापर उनपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दण्ड दिया 
गया। पत्र-लेखकने गांधीजी से पुछा था कि हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके लिए क्‍या गैर- 
हिन्दुओंका हस्तक्षेप न्‍्पोयाचित हो सकता है। महात्माजी ने घोषणा को: 

मुझे यह कहनेसें किसी भी तरहकी कोई झिझक नहीं है कि यह किसी भी 
परिस्थितिमें न्‍्यायोचित नहीं हो सकता। यदि गैर-हिन्दुआंने अपनी सहानुभूति सीघी 
कारंवाईके जरिए व्यक्त की, तो वह एक बहुत ही खतरनाक हस्तक्षेप होगा। वेशक, 
में यहाँतक कह सकता हूँ कि जिस मन्दिरके बारेमें इस तरहकी कार्रवाई की गई 
है, उसमें प्रवेशका अधिकार रखनेवाले सवर्ण हिन्दू [ही |, यदि वे [ हरिजनोंके ] मन्दिर- 
प्रवेशमें विद्वास रखते हैं तो, सीवी कारंवाई कर सकते हैं। 

यह॒पूछनेयर कि डॉ० सुब्यारायनके विधेयकके लिए वाइसरायकी मंजूरीके 
बारेसें उन्हें क्या कहना है, गांधीजी वे कहा कि उन्हें आद्या है कि चाइसराय यया- 
सम्भव शीज्न ही मंजूरो दे देंगे। 

[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ३-१-१९३३ 


४६३. भेंट: सुब्बारायनके विधेयकके बारेमें 


२ जनवरी, १९३३ 
सनातत्रियोंके उस आन्दोलनके बारेमें जो साम्राज्ञीकी घोषणापर आधारित था; 
गांधीजी ने कहा: 
जो छोग डॉ० सुब्बारायनके विधेयकका विरोध करना चाहते हैं वे ' तटस्थता 
शब्दका क्‍या अर्थ छगाते हूँ, मुझे नहीं मालूम! मैं यह वात पूरे विश्वासके साथ कह 
सकता हूँ कि डॉ० सुव्बारायनके विधेयकका उद्देश्य ब्रिटिश न्यायाल्‍्योंके फैसलछोंसे हुई 
बुराईको दूर करना है। मेरा आश्य यह नहीं है कि बुराई जान-वूक्कर की गई थी। 
यह वात भी याद रखनी चाहिए कि डॉ० सुब्वारायवका विधेयक मद्गास धर्मस्व 
अधिनियममें, जिसका स्वरूप खुद धारमिक है और जो सनातनी व्याख्याके अनुसार 
तटस्थताका एक और अतिलूंघन है, संशोधन करना चाहता है। इस विधेयककी विषय- 
वस्तुकी यदि कोई शान्त चित्तसे परीक्षा करे तो यह पता चलेगा कि यह हिन्दुओं 
पर कुछ भी थोपता नहीं चाहता है, बल्कि केवछ उन मन्दिरोंके त्िलसिलेमें, जिनमें 
हिन्दू जनता रुचि छेती है, उसकी इच्छाको पंजीकृत करना चाहता हैं-सारी हिल्दू 
जनताकी इच्छाको नहीं, बल्कि केवल उस जनताकी इच्छाको जो उस विशेष मन्दिरके 
बारेमें बोलनेका अधिकार रखती है। इस कार्यवाहीमें मुझे किसीके भी धर्ममें किसी 
तरहका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता। विधेयक भन्दविर-प्रवेशके समर्थकों और 
विरोधियों, दोवोंका बचाव करना चाहता है। 
श्री टी० आर० रामचल्र अय्यरके गुरुवायुरवाले भाषणपर विचार प्रकट 
करनेके लिए, गांधीजी ने उसकी वास्तविक प्रति चाही। उनका ध्यान जब मेंने इस 
तथ्यकी ओर दिलाया कि जेलके संत्तरियोंने मुझे समाचारपतन्रकी वह प्रति जिसमें चह 
भाषण था, जेलमें ले जानेसे रोक दिया था, तो ग्रांधीजी ने कहा कि वे छुपरिटेडेंट्से 
बात करेंगे और इस चीजकों कोशिश करेंगे कि संवाददाता भविष्यमें अपने सन्दर्भ 
पत्र अन्दर ला सकें। 
यह पूछनेपर कि यदि वाइसरायने डॉ० सुब्वारायतके विधेयकको अपनी मंजूरी 
दे दी तो बया ने उपवासका विचार छोड़ देंगे, गांधीजी नें कहा कि वे उपवासको 
अगली मंजिलतक के लिए और स्थगित कर देंगे। विधेयक अवश्य अधितियस बनता 
चाहिए और उसके कानूव बननेंक्े लिए सरकारकी- अन्तिम स्वीकृति मिलनी चाहिए। 
उसके बाद मतसंग्रह होना है जिसमें जमोरितकों भी भाग लेना होगा। सन्दिर 
जबतक हरिजनोंके लिए नहीं खुता, उपवासकी सम्भावना बनी रहेगी। परन्तु ऊपर 
३५७ 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बताये गये हर कदमके साथ सम्भावना घटती जायेगी। उपवासका विचार अन्तिम 
रूपसे केवल तभी छोड़ा जायेगा जब मन्दिर हरिजनोंके लिए खुल जायेगा। 

यह पुछनेपर कि यदि वाइसरायने विधेयककों अपनी मंजूरी नहीं दी तो उनका 
रुख क्या होगा, गांधीजी ने कहा: 

ओह, यदि वाइसरायने मंजूरी नहीं दी तो मैं अपनी स्थितिपर विचार कूँगा। 
तब उपवास अवश्य होता है। पर जबतक सरकार अपना रुख जाहिर करे, मुझे 
प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी मैं इस सवालपर बहस नहीं करना चाहता। 

दक्षिण भारतीयोंके एक वर्गके इस सुझावकी चर्चा करते हुए कि नये मन्दिर 
बनाये जायें जहाँ सुधारक्त और हरिजन एकसाथ पूजाके लिए जा सकें और पुराने 
मन्दिर पुराणपन्थियोंके लिए छोड़ दिये जायें, गांधीजी ने कहा: 

जबतक मुझे यह विश्वास न हो जाये कि जिन्हें पूजाका अधिकार है वे इस 
सुझावके पक्षमें हैं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। पुराणपन्यी दृष्टिकोण यह है 
कि यदि हरिजनोंको भीतर जाने दिया गया, तो मन्दिरकी भ्रतिष्ठा घट जायेगी। 
जो लोग मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें हैं, उनका यह विचार है कि यदि सभी हिन्दुओंको 
मन्दिरमें जाने दिया जाये तो मन्दिरकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। प्रतिष्ठामें वृद्धि या 
कमी केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। मन्दिर जानेवालोंकी वहुसंस्था यदि इस 
तरहके सुझावके पक्षमें हो, तो मैं उसपर विचार करूँगा। परल्तु मुझे यकीन है कि 
यह सुझाव किसी भी सुधारककों स्वीकार नहीं होगा। 

[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ३२-१-१९३३ 


४६४. तार: दामराजू लक्ष्मस्माकों' 


[३ जनवरी, १९३३ या उससे पूर्व | 


श्रोमती लक्ष्मम्माकों महात्मा गांधीका एक तार मिला जिसमें उनसे उपबास 
शुरू न करनेका अनुरोध किया गया था और कहा गया था कि वे [ उन्हें | विस्तारसे 
लिख रहे हैं। 
[अंग्रेजीसे 
हिन्दू, ४-१-१९३३ 


१. कांग्रेस काबैकर्नी व एल्टोर जिंला-वोडैकी सदस्था श्रीमती लक्ष्मम्माके पत्रके उप्रमें, जिसमें 
उन्होंने गांधीजी को अपने इस निश्चयकी सूचना दी थी कि महात्मा गांधी गुरुवायुर मन्दिरं-पवेशकी समस्रकि 
सम्बन्धमें उपवास शुरू करेंगे, तो वे भी स्थानीय श्री जनादेन स्वामी मन्दिरके सिलसिडेमें % तारीखसे 
उपवास शुरू करेंगी, और ऐसा करनेके लिए गांधीजी की अनुमति साँगी थी। 

२ पद्द “एरलोर, ३ जनवरी” तिथिके अन्तगेत प्रकाशित हुआ था। 


४६५. वक्तव्य: हिन्दृश्ञास्त्रोंमं अस्पृश्यतापर 


३ जनवरी, १९३३ 
.. जैसाकि जनता जानती है, पंढरपुरके भगवान शास्त्री धारूरकर और उनके 
साथ आये दूसरे छोगोंके साथ मित्रतापूर्ण चर्चाका सौभाग्य मुझे मिल्ा। इन सज्जनोंते 
मुझे सफाई दी थी कि वे व्यक्तिगत हैसियतसे मेरे पास आये हैं, किसी संस्थाके 
प्रतिनिधिके रूपमें नहीं। उनका उद्देश्य यह समझना था कि आम तौरपर अस्पृश्यताके 
बारेमें और खास तौरपर हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेश आन्दोलनके बारेमें मेरी स्थिति 
क्‍या है। इसमें सन्देह नहीं कि वे सनातनी दृष्टिकोण रख रहे थे और उनका 
इरादा उसे समझनेमें मेरी मदद करने और हो सके तो उसे मुझसे स्वीकार करानेका 
भी था। 
उनके साथ मेरी लम्बी चर्चा हुईं। सनातनी पण्डितोंका दृष्टिकोण समझनेकी 
मेरी कोशिशें कोई कमी न रहे-- इसलिए और भगवान शास्त्री धारूरकरके साथ 
हुईं व्यवस्थाके अनुसार, मैंने शास्त्रोंके निष्णेत और आम तौरपर मेरी स्थितिका 
समर्थन करनेवाले कुछ मित्रोंको निम्त्रण दिया था, ताकि मेरे मनपर दोनों विचार- 
सरणियोंका असर पड़ सके। 
मैं इतना कह दूँ कि उनकी दलीलों और उनके वाद-विवादको मैंने बहुत ही 
धीरज और आदरके साथ ध्यान देकर सुना। छगभग ५० वर्षसे जो विचार मैं रखता 
आया हूँ, उसमें मुझे कोई भूल दिखाई नहीं दी। मैं जानता हूँ कि भूल कितनी ही 
पुरानी हो, पर इससे वह भूछ मिट नहीं जाती। मैं अपनेको सत्यका चम्र उपासक 
और दूसरे मनुष्योंकी तरह ही भूछका पात्र समझता हैं। इसलिए अपनी भूछ समझमें 
आ जाये, तो मैं उस भूलकों माननेके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मगर इत 
चर्चाओंके अन्तमें मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि हिन्दु-समाजमें जिस 
प्रकारकी अस्पृश्यता आजकल प्रचलित है, उसके लिए शास्त्रोंका कोई आधार नहीं 
है। अस्पृश्यताके बारेमें "आज जैसी समझी जाती है और है' यह विश्ेषण मैं हमेशा 
काममें छाता हूँ। उसे पूरा महत्व न देनेके कारण बहुतोंने मेरे साथ बड़ा अन्याय 
किया है। 
इस रूम्बी चर्चाका मेरे मनपर जो असर पड़ा, उसे यहाँ न बताते हुए, जिन 
पंडितों या शास्त्रियोंने आम तौरपर मेरी वबातका समर्थन किया है, अस्पृश्यता-विपयक 
शस्त्रा्थके बारेमें उतकी लिखित राय मैंने ले छी है, जिसे दे देना ज्यादा ठीक 
होगा । वह मूल हिन्दीमें है। उसे नीचे देता हूँ: 
३५९ 


रे६० 


सम्पूर्ण ग्रांधी वाहमय 
हिन्दु-पर्मञ्ञास्त्रोंमं तीन प्रकारके अस्पृश्य ” माने गये हैं: 
१. जन्मसे अस्पृदय माने जानेवाले .लछोग, यानी शूद्र पुरुष और ब्राह्मण 
सत्रीसे पेदा होनेवाली सन्‍्तान। . 
२० पाँच महापातकोंके दोबवाले या शास्त्रनिषिद्ध कृत्य फरनेवाले लोग। 
३. अशुद्ध दशाममें रहनेवाला कोई भी मनुष्य। 


यह बतानेवाला कोई आधार हमारे पास नहीं है कि आज जिन जातियोंको 
अस्पृध्य माना जाता है, उनमें से कोई भी पहली श्रेणीमें आती है। इसलिए 
पहली श्रेणीके अस्पृदयोंपर या उनके बहिष्कारपर छागू होनेवाले नियम आज- 
कलूकी किसी भी अस्पृदय सानी जानेवाली जातिपर लागू नहीं हो सकते। 
पर किसी जातिको पहली श्रेणीका मान लिया जाये, तो भी शुद्ध और स्वच्छ 
रहन-सहनसे और शोव या वैष्णव था दूसरे ऐसे ही किसी सम्प्रदायमें शरीक हो 
जानेसे वे अस्पृश्यतासे मुक्त हो सकते हें और चारों वर्णोके लोग आम तौरपर 
जो अधिकार भोगते हें, वे सब ये भी भोग सकते हैं। 


यह स्पष्ट है कि दूसरे प्रकारकी अस्पृश्यता किसी भी सम्पुर्ण जाति 
या वर्गंपर लागू नहीं हो सकती। हर .जातिमें ऐसे दोषवाले व्यक्ति हो सकते 
हैं। आजकलके “अस्पृदयों की अस्पृदयता इस दूसरे प्रकारमें गिनाई गई पतित 
दशाके कारण नहीं है और न यह बताया जाए सकता है कि वे ऐसे पतित 
माता-पिताकी सन्तान हें। दूसरी श्रेणीमें बताये हुए महापातकोंके दोषवाले 
लोग उचित प्रायश्चित्त करें, तो पूरी तरह शुद्ध हो सकते हैं। जो पतित 
माता-पिता इस तरह शुद्ध न हुए हों, उनकी सनन्‍्तानकों अस्पुश्य नहीं माना जा 
सकता। ऐसी सनन्‍्तानको अस्पृदय साननेवाले कुछ स्मृतिकार हें, किन्तु वे इनकी 
शुद्धिके लिए प्रायविचत्तकी कुछ छोटी-छोटी विधियाँ बताते हैं। जिन छोगोंने 
ऐसे आचरणका दोष किया हो, जिससे वे अस्पृश्य बन जाते हों, वे उन आच- 
रणोंको छोड़ दें तो अस्पृश्यताके दोषसे मुक्त हो सकते हैं। 

जब मनुष्य अशुद्ध दक्षामें हो, उस समयकी - तीसरे प्रकारकी अस्पृष्यता 
सब जातियोंमें होती है, वे भले ही अस्पृश्य मानी जाती हों या न मात्री जातो 
हों। चमार, भंगी और दूसरे छोगोंको सिर्फ उनके धन्वेंके कारण हमेशा अस्पुद्य 
माननेके लिए श्ास्त्रोंमे कोई आधार नहीं है। उनकी अस्पृश्यता तो उनके 
काससे होनेवाली बाहरी अस्वच्छताके कारण है। यह तीसरे प्रकारकी अस्पृश्यता 
स्नान कर लेने और कपड़े बदल डालनेसे मिट जाती है। 

इसलिए यह जरूरी है कि चारों वर्णोंको मिलतेवाले सारे हक जैसे 
सन्दिर-प्रवेश, पाठशालाओंमें जाना, सार्वजनिक स्थानोंमें जाता या कुएँ, घाद, 
तालाब और नदी वगेरहका उपयोग करना -आजकलके कथित अस्पृश्योंकों दूसरे 


तक्‍्तत्य ; हिन्दुज्षास्त्रोंमें अस्पृश्यतापर ३६१ 


लछोगोंके बराबर ही मिलने चाहिए। ऐसे आम हकोंसे उन्हें वंचित रखना 
गलत है। यह धर्मश्ास्त्रोंके बचनोंसे, उनके मूलभूत सिद्धान्तोंसे और उनके 
भावसे सिद्ध किया जा सकता है। 


(ह०) स्वामी फेवलानन्द 
नारायण शास्त्री भराठे 
लक्ष्मण शास्त्री जोशी 
भगवानदास 
आनन्वशंकर श्रुव 
इन्दिरारमण शास्त्री 
केशव लक्ष्मण दफ्तरी 
पी० एच० पुरन्दरे 
. इन हस्ताक्षरकर्त्ताओंका परिचय देनेकी जरा भी जरूरत नहीं है। छेकिन मैं 
इतना कह सकता हूँ कि जो अपनेको सनातनी कहते हैं, उनके बराबर ही इन लोगोंका 
सनातनधर्मका प्रतिनिधित्व करनेका दावा है। इसके अलावा, महामहोपाध्याय प्रमथनाथ 
तकेभूषण, पण्डित श्रीधर शास्त्री पाठक, कृष्ण तनसुख मित्र और चिन्तामणि वी० 
वैद्ययी कीमती रायें भी समर्थनमें मुझे मिली है। इन सबके छपते ही मैं इन्हें 
तुरुत छोयोंके सामने रखनेकी आशा रखता हूँ। मैं समाचासपत्रोंकों मूल हिन्दी 
तथा उसका मराठी, गुजरातीमें अधिकृत अनुवाद भेज रहा हुँ और भाज्षा करता 
हैँ, कि पत्र-पत्रिकाएँ मात्र अधिक्ृृत पाठ ही प्रकाशित करेंगी । 


इन पण्डितोंकी रायका अर्थ, छोकभाषा में कहें तो, यह होता है कि किसी भी 
मनुष्यपर स्थायी अस्पृश्यताकी मुहर नहीं छय सकती। यह स्पष्ट है कि आज किसी 
भी वर्गके लिए जत्मसे अस्पृश्यता-जैसी चीज नहीं हो सकती, और अस्पृवयताके 
दोषके पात्र व्यक्तियोंको समाजमें से ढूंढ निकालना छग़भग असम्भव है। पाँच 
महापातकोंके दोषवाले तो जरूर होंगे। पर सारी जातियोंमें कोई-कोई लोग ऐसे 
हो ही सकते हैं। आजकल समाज उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। दूसरी श्रेणीमे 
जो निषिद्ध आचरण गिताये गये हैं, वे मृत पशुका मांस और गोमांस खानेके 
बारेमें हैं। आजकल अस्पृश्य मानी जानेवाली जातियोंमें कुछ लोग ऐसा मांस-भक्षण 
करनेवाले हैं। पर सवर्ण हिन्दू अच्छी तरह कोशिश करें, तो यह चीज' उनसे 
आसानीसे छुड़वाई जा सकती है। आज तो गोमांस या मृत पशुका मांस छोड़ देनेके 
लिए जो प्रोत्साहन चाहिए, उसीका अभाव है। तीसरी श्रेणीमें (0 :%0 अशुद्धिका 
वर्णन है। उसमें कोई निन्‍्दनीय वात नहीं है। ऐसी अशुद्धि तो खास मौकोंपर सभीके 
लिए अनिवार्य होती है। उन मौकोंके जाते ही यह भशुद्धि मिट बाद के हि 

इन हस्ताक्ष रकर्तताओंने शास्त्रोंका सही भर्थ किया हो, तो लक 
और इन-जैसे दूसरे छोगोंकी स्थायी अस्पृश्योंमें गितती करके हम वहुत वर्षोसे उन 


१६२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


साथ बड़ा अन्याय करते रहे हैं। उनके धन्धे दूसरे. धनन्‍्वोंकी तरह ही इज्जतवाले 
हैं। और यह तो हम मानते ही हैं कि ऐसे दूसरे धन्धोंसे जिनपर हम अस्पृश्यताकी 
मुहर नहीं लगाते, ये धन्धे समाजके अस्तित्वके लिए ज्यादा अनिवार्य हैं। 


मो० क० गांधी* 


[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ४-१-१९३३ 
४६६. पत्र: एफ० मेरी बारकों 
३ जनवरी, १९३३ 
प्रिय मेरी, 


मुझे यह पत्र बोलकर लिखवाना होगा। यदि हम तुम्हें मेहमानकी निगाहसे 
देखनेको राजी हो जायें, तो तुम्हें हमसे मेजवान-जैसा व्यवहार करनेका हक होगा। 
लेकिन भुझे तुमसे वैसा व्यवहार करनेसे साफ इनकार करना होगा। 

तुमने जो अनुभव लिखा है वह असामान्य नहीं है। इसीलिए यह कहावत है 
कि झगड़ेके छिए दो आदमी होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा दखल देना 
बिलकुल समयोचित और सही था। | 

हमारा प्यारा... 


बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९८७) से। सी० डव्ल्यू० ३३४४से भी; 
सौजन्य : कुमारी एफ० मेरी बार। 


१. हिन्दुस्तान टाहस्स, ४-१-१९३३ से। 


४६७. पन्न के० नागेश्वर रावको 


प्‌ ३ जनवरी 
प्रिय नागेश्वर राव, कप 
मुझे मिला एक तार साथ भेज रहा हूँ। यदि आप श्रीयुत काशी क्ृष्णमाचार्यको 
जानते हैं, तो मैं तार भेजनेवाढेका सुझाव नहीं मानूँगा और उन्हें इतनी दूर पूना 
तक नहीं खींचूँगा। कित्तु यदि आप मेरे पूछे उसी प्रश्नपर उनकी राय भेज दें तो 
वह मेरे लिए मूल्यवात होगी, और यदि आपको उनकी राय मिल गई है तो कृपया 
मुझे संक्षेपर्में यह भी बताइये कि यह काशी कृष्णमाचार्य कौन हैं। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१४६) से। 


४६८. पत्न : तागरदास के० भम्बानियाकों' 


३ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिझा) आपका साथ तक मुझे यह सिद्ध करता छगता है कि 
जिनके शारीरिक शुद्धिके बारेमें आप-जैसे विचार हूँ उन्हें किसी भी मानव प्राणीके 
साथ अस्पृद्यकी तरह व्यवहार करनेकी बजाय अपने साथ ही अस्पृश्यकी तरह 
व्यवहार करना चाहिए। वैष्णवोंमें इसी सुविदित चकूनका अनुसरण किया जाता है। 
जो इसका अनुसरण करते हैं वे अपने-आपको अस्पुश्य नहीं कहते, वल्कि मर्यादी 
कहलाते हैं। इस शब्दका अर्थ तुम जानते ही हो। 

और धर्मशास्त्र जब आन्तरिक शुद्धिपर इतना जोर देते हैं, तो वाह्म शुद्धिपर 
इतना जोर क्यों? वाह्म शुद्धि निस्सन्देह आन्तरिक शुद्धिकी प्राप्तिमें सहायक होनेके 
कारण आवश्यक है। पर उसे हर कोई अपने लिए सुनिश्चित कर सकता है। * 

सनातनियोंको अपने विश्वासके विरुद्ध कुछ भी करनेको वाध्य करनेका कोई 
सवाल ही नहीं है। निजी मन्दिरोंको इस आन्दोलनने नहीं छुआ है। उनके मालिकोंकी 
स्वतन्त्रता हैं कि वे उनका जो चाहें करें। सावजनिक मन्दिर जनताकी किक 83 
जिसे इन मन्दिरोंके उपयोगका अधिकार है। यदि किसी खास मन्दिरमें जावेवालोंकी 
बहुसंस्या उस मन्दिरको हरिजवोंके लिए खोलतेका निरचय करती है, तो क्या यह 


एस० एन० १८७८० ) के उच्रमें। 


, उनके २९ दिसम्बर, १९३२ के पत्र ( 
|; नियमों -- का पालत करनेवाडे। 


२. पुरातन पंथकी मर्धादाओं -- उसके कड़े 
३६३ 


३६४ सम्पूर्ण यांघी वाइमय 
जोर-जवर्दस्ती है? सारा आन्दोलन हिन्दू अन्तः:करणकों जागृत करनेके लिए और 
फिर उसे अपनी प्रेरणाओंके अनुसार कार्य करने देनेके लिए है। क्या आपको इसमें 
कोई त्रुटि दिखाई देती है? मैं चाहूँगा कि आप इस आतन्दोलतका और इसके गूढ़ार्थोका 
अध्ययन करें। 

अन्तमें, मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि अस्पृश्यता जिस हूपमें आज 
प्रचलित है, उसके समर्थनर्में मुझे एक भी प्रमाण नहीं मिला है। यदि आपको इस प्रइनपर 
शान्त चित्तसे विचार करना हो तो रेखांकित शब्दोंको उनके पूरे अर्थमें ही लें। 
नाग्ररदास के० भम्बानिया, 
पूना 

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१४१) से। 





४६९. पत्र : टी० ए० वी० नाथनको 


३ जनवरी, १९३३ 
प्रिय मित्र, 
आपके पत्रके लिए धनन्‍्यवाद। लेकिन आपने अपने पत्रमें जस्टिस ' की जिस 
प्रतिका उल्लेख किया है, वह मुझे नहीं मिली है। यदि आप मुझे कतरन भेज दें 
तो वह सुरक्षित मेरे पास पहुँच जायेगी और तब में उसपर चर्चा कर सकूगा। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्प (एस० एन० १९१४२) से। 


४७०. पत्र: एम० बालकृष्ण तिवारीको 


३ जनवरी, १९३३ 
प्रिय मित्र, 
आपके पत्रके लिए धल्यवाद। लगभग हर प्रवुद्ध हिन्दू जानता है कि हमारे 
सन्‍्तोंमें काफी संख्यामें हरिजन हैं। छेकिन हम इतने विचित्र स्वभावके हैं कि यद्यपि 
हम जातिविश्येषके व्यक्तियोंकी पूजा करते हैं, फिर भी पूरी जातिका वहिष्कार करते 
नहीं लूजाते। इसलिए आपने कृपयां जिन तथ्योंका उल्लेख किया है, मैंने अपने-आपको 
उनपर जोर देनेंसे रोका है। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एम० वालकृष्ण तिवारी 
रिटायडे स्पूनिसिपलछ इंजीनियर, वंगछोर सिटी 


अंग्रेजीकी माइकोफिल्म (एस० एन० १९१४३) से। 


४७१. पत्र : रासानन्द संन्‍्यासीको 
कमल क्यी ३ जनवरी, १९३३ 


आपका पत्र मिला। मेरे छिए यहाँसे बहुत कुछ कर सकना सम्भव नहीं है। 
लेकिन में आपका पत्र घनद्यामदासजी के पास भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
रामानन्द संन्‍्यासी 
त्यू सेंट्रल जेल, मुल्तान 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१४७) से। 
४७२. पन्न : घनश्यामदास बिड़लाको 
३ जनवरी, १९३३ 


प्रिय घनश्यामदास, 
इसके साथ एक पत्र है जो रामानन्द संत्यासीके पाससे आया है। अपना आशय 
यह स्वयं स्पष्ट कर देता है। तुम देखना कि क्‍या इस सिलसिलेमें कुछ किया जा 
सकता है। 
इसके साथ एक पत्र मैं गणेशीछाल मिस्त्रीका भी तुम्हारी जानकारी और मार्म- 
दर्शनके लिए मेज' रहा हूँ। यह एक ऐसा पत्र है जिसके विषयकी छानवीन होनी 
चाहिए। सभी शिकायतोंसे स्वयं निपटना तो तुम्हारे लिए असम्भव है। पर कोई 
ऐसा आदमी जरूर होना चाहिए जो इस' तरहके लेखकोंसे, यदि वे स्थानीय व्यक्ति हैं 
तो, मिलनेका कष्ट करे और हर मामलेमें यह मालूम करे कि उतकी शिकायतोंमें 
कितनी सचाई' है, और तब उन्हें जहाँतक सम्भव हो सत्तोष प्रदान करे। 
यदि तुम किसी ऐसे आदमीका नाम सुझा दो जिसे सीधा मैं लिख सकूँ, तो 
तुम्हे कष्टसे बचानेके छिए मैं ऐसा करूँगा, और तब वह जो आवश्यक होगा उसकी 
ओर तुम्हारा ध्याव आकषित कर दिया करेगा। ; 
हृदयसे तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजी (सरी० डब्ल्यूण ७९१६) से; सौजन्य: घवश्यामदास बिड़छा। एस० 
एन० १९१६९ से भी 


१. दिल्लीके एक भार्थेसमाजी, जो जेल्में थे। ऐसा लगता है कि. उन्होंने अपनी संस्थाके लिए कुछ 


आधथिक सद्दायताकी प्राथना की थी; देखिए अगला शीर्षक । 
; ३६५ 


४७३. पत्र: धर्मवीर वेदालंकारको 
३ जनवरी, १९३३ 


प्रिय धर्मवीर, 
आपका पत्र तथा श्रद्धानन्द-दिवस ' पर हुए विविध कार्यक्रमोंके वर्णनकी कतरनें 
पाकर खुशी हुई। 
हृदयसे आपका, 
पण्डित धर्मवीर वेदालंकार 
श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१४८) से । 


४७४. पत्र : कोंडा वेंकठप्पेयाको 
३ जनवरी, १९३३ 


प्रिय वेंकठप्पैया, 
आपका पत्र मिरा। आशा है कि मेरा पत्र आपको कालीकटमें मिला होगा। 
उसमें मैंने आपकी बेटी व धर्मपत्नीके बारेमें पूछा था। वे दोनों कैसी हैं? आशा 
है कि आप पुनः पूर्णतया स्वस्थ हो गये होंगे। जहाँतक अस्पृश्यताके सम्वन्धमें बात- 
चीतका सवालरू है, जब भी इच्छा हो आ जाइए। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत कोंडा वेंकटप्पैया 


गुंटूर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९१५३) से । 


१. गांधीजी द्वारा भेंजे गये सन्देशके लिए, देखिए पृष्ठ र४१।॥ 
२. देखिए पृष्ठ २०९। 


३६६ 


४७५. पत्र : डी० नारायण राजूको 


३ जनवरी, १९३३ 

प्रिय नारायण राजू, 

आपका पत्र मिल्‍ा। मेरा पक्का विश्वास है कि जिस मन्दिरका आपने उल्लेख 
किया है उसको खुलवानेके सिलसिलेमें लक्ष्मम्माकों उपवास नहीं करना चाहिए। मैंने 
उसे पहले ही तार दे दिया है।' 

जवतक गुरुवायुरका मामछा हल नहीं होता, केवल प्रचार-कार्य ही किया 
जाना चाहिए। उपवासका तरीका ऐसा है जो बहुत खास मामलोंमें ही अपनाया 
जाना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत डी० तारायण राजू 
एल्लोर 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१५२) से। 
४७६. पत्र ः एम० समाणिकमको 
३ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। मुझे खुशी है कि आपने मेरा ध्यान इस तथ्यकी ओर 
दिलाया कि कोरूम्वोमें एक मन्दिरके सिलूसिलेमें गैर-हिन्दुओंने रुकावट डाली है, जिसे 
सत्याग्रहका गलत नाम दिया गया है। मैंने इसे इतना महत्त्वपूर्ण विषय माता है कि 
समाचारपत्रोंको दिये एक सन्देश ' में इसकी चर्चा की है, जिसे निस्सन्‍्देह आपने क 
ही होगा। मैं जाशा करता हूँ कि गैर-हिन्दुओंनें दुबारा फिर दखलन्दाजी नहीं की 
धो हृदयसे आपका, 
श्रीयुत एम० माणिकम 
अध्यक्ष, नेहरू संघम, 
१६५ सी' स्ट्रीठ, कोलम्बो 

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १५११ ) से। 


१. यह वाबय गाँवीजी के स्वाक्षरोंमें है, तारके लिए देखिद एड रे५८ा 


* पृष्ठ ३५०-६ | 
२. देखिए पृष्ठ ३५५-६ ३६७ 


४७७. पन्न; जी० वेंकटरत्नमको 
३ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 
अपने २३ तारीखके पत्रमें आपने जैसे कष्टका उल्लेख किया है, वह मनका 
खास लक्षण है और वह चिरकाहूतक रहेगा। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत जी० वेंकटरत्नम 
कृषि महाविद्यालय, कोयम्बटूर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१५०) से। 


४७८. पतन्न : एस० के० दत्तको 
३ जनवरी, १९३३ 


प्रिय डॉ० दत्त, 

आपका पन्न मिछा। आपके छात्र जिस तरीकेसे सहायता कर सकते हैं वह है-- 
हरिजनोंकी नियमित और अविचलित रूपसे सेवा करना, जैसेकि रात्रि-पाठशालाएँ 
चलाना, हरिजन बच्चोंके लिए कम' खर्चीछे देशी खेल आयोजित करना जिनमें छात्र 
उन बच्चोंके साथ खेंलें, हरिजन घरोंमें जाना और उनकी कठिनाइयोंका पता छूगाना 
और यदि वे उन्हें दूर कर सकते हों तो उन्हें दूर करना। ये केवछ कुछ तरीके 
हैं। निस्सन्देह, वे बहुत-से अन्य तरीके भी खोज हछेंगे। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१४९) से। 


शे६८ 


४७९. पन्न : एम० एस० पारखेकों 
है जनवरी, १९३३ 


प्रिय सिन्र, 
आपके पत्र तथा नमूनेके लिफाफोंके लिए धन्यवाद। 
पत्रपर उभरा हुआ जो आवक्ष चित्र है उसके विषयमें मैं कुछ नहीं कह सकता, 
क्योंकि मैं ऐसी चीजोंका पारखी नहीं हूँ। 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत॒ एम० एस० पारखे 
द॑ भारत एनवेलप्स कं०, पूना-२ 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९१४४) से। 


४८०. पत्र; सी० आर० कृष्णस्वामीको 
३ जनवरी, १९१३३ 


प्रिय इंष्णस्वामी, 

मुझे वहुत खुशी है कि आपने मुझे छो का कार्टून भेजा। मैंने इसके बारेमें पढ़ा 
था। मझे खेद है कि यह इतनी देर्से आया कि डैंडी' इसे नहीं देख सके। में 
जानता हूँ कि वे इसका जरूर मजा लेते। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयुत सी० आर० कृष्णस्वामी 
मार्फत / हिन्दू “, मद्रास 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९१५४) से। 
१. च० राजग्रोपालाचारी। 
३६९ 


५२-२४ 


४८१. पतन्न: च० राजगोपालाचारीको 


३ जनवरी, १९३३ 


प्रिय चु० रा०, 
पण्डित पंचानन तकंरत्नको दिये अपने सुझाव पर आपसे बातचीत न करना 
मेरी वेवकूफी थी। अब मैंने उसे समाचारपत्रोंको दे दिया है; इसलिए इस पतन्नको 
पानेसे पहले ही आप उसे देख छेंगे। में उसपर आपकी राय जानना चाहूँगा। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १९१७०) से। 


४८२. पत्र : सणिबहन पटेलको 
३ जनवरी, १९३३ 
चि० भणि, 
आजकल मुझे एक मिनटका भी अवकाश नहीं रहता। मेरा खयाकू है कि अब 
रोज पत्र लिखना वन्द कर दिया जाये। डाह्याभाई अब बिलकुल अच्छा है। 
बापूके आशीर्वाद 


[गुजरातीसे | 
बापुना पन्नो-४: सणिवहन पटेलने, पृष्ठ ९७ 


४८३. सनातनियोंसे अपील 
४ जनवरी, १९३३ 


यह अपील मैं आपसे एक सनातनी बन्धुकी हैसियतसे कर रहा हूँ जिसे आप 
अपनी इच्छाके बावजूद पराया माननेंका प्रयत्न कर रहे हैं। आपमें से कुछ छोग 
मुझे खूब गालियाँ दे रहे हैं और मेरी मानहानि करनेवाले आक्षेप मुझपर छगा 
रहे हैं। यह मेरे लिए आपके विक्ृत प्रेमकी निशानी है। मेरी स्थिति उस पत्ली- 
जैसी है जिसके बहुत-से पति उसे अस्वीकार करनेकी बात करते हैं, क्योंकि वह 


१. देखिए पृष्ठ ३१९ गौर ३५५-६ | 
३७० 


सनातनियोंसे अपीर का 


बेचारी स्त्री उन सव पतिदेवोंको समान सन्तोष नहीं दे सकती। मगर इस पत्नीको 
अस्वीकार न कर सकनेके कारण (क्योंकि सब पति जानते हैं कि इस स्वयं- 
सेवक गृढामने उन्न सबकी सेवा करनेका पूरा प्रयत्न तो किया ही है) वे अपनी 
सारी कोपारिन उसपर वरसाते हैं और जितनी गालियाँ दे सकते हैं, उसे देते हैं। 
वह वफादार पत्नी पक्की नमकह॒छाल है, इसलिए इस आँधीको अपनेपर से शास्तिसे 
गुजर जाने देती है, क्‍योंकि वह जानती है कि उसपर लगाये गये सारे आक्षेप 
विलकुल गलत हैं। आँधी शान्त हो जानेंके बाद वह पत्नी सब पतियोंकी और 
ज्यादा प्रिय बन जाती है। उन पतियोंको अपनी कठोरतापर हँसी आती है और 
समझमें आ जाता है कि इस अदूठ धैर्यशील पत्नीने अपना सर्वस्व उनके अरपंण 
कर रखा था। मैं भविष्यवाणी करनेका साहस करता हूँ कि मेरे बारेमें भी यही 
होनेवाला है। . 

गीता'में, जो सनातन ग्रन्थ है, इस विषयपर बड़े प्रभावोत्पादक इलोक हैं, आप 
सवको ऐसा छगता है कि मैंने आपका बिगाड़ किया है, और यह चीज मनमें घोटते 
रहनेसे आप इस समय कोधके आवेशमें आ गये हैँ। यह इलोक देखिए: 

क्रोधादभवति संमोहः संमोहतत्स्मृतिविश्चमः । 
स्मृतिश्ंदाद्‌ बुद्धिताशो बुद्धिताशात््रणश्यति ॥' 

ऋ्रोधसे मूढ़ता पैदा होती है, मूढ़तासे स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृतिनाशसे 
ज्ञानका नाश हो जाता है और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया, वह मरेके समान है। 

अपने क्रोधावेशमें आप इतना भी नहीं जानते कि आप क्‍या कर रहे हैं। जिस 
उद्देश्यसे प्रेरित होकर मैं यह सब कर रहा हैँ, उसं वारेमें आप जानकारी प्राप्त 
करनेकी भी परवाह नहीं करते। ु 

मैं आपके सामने कुछ हकीकतें रखूँगा। सतातनधर्की प्रचलित परिभाषाके 
अनसार सनातनधर्म “वैसा सदाचार है, जिसका छोग' पालन कर सकें।” इसमें 
दुराचार और बुरी आदतोंका निषेव है, फिर भले ही वे कितनी बम प्रचलित हों । 
धर्म वह है, जो धारण करता है। दुराचार और बुरी आदतें धारण नहीं कर सकतीं । 
इसलिए वे दोनों कभी धर्म नहीं हो सकतीं। सारे मुद्दे तटस्थ भावसे छोगोंके सामने 
रख दिये जायें, उसके बाद वे ऐसा मार्ग पसन्द करें जो अपने-आपमें बुरा न हो, 
तो क्या यह सनातनधर्म नहीं? जो सिद्धान्त और सदाचारके नियम सनातनधर्मके 
नामसे पहचाने जाते हैं, क्यां उतकी इसी तरह वृद्धि नहीं होती रही है? सनातन- 
धर्मका सदा विकास होते रहनेके लिए क्या यह क्रम अनिवाये नहीं? 

यहाँतक में अपनी बात आपको समझा सका *“होऊें, तो आप इतना जान 
लीजिए कि मैं जो-कुछ कर रहा हूँ, उसमें जो मार्ग मुझे अच्छा लगता है, उस 
मार्गपर लोग मेरे साथ कहाँतक आ सकेंगे, इसे खोज निकालनेसे ज्यादा और कुछ 
नहीं है। इसमें कुछ पष्डित भी, जिन्होंने - शास्त्रोक कप बल जा का 
है, मेरे साथ हैं। वे कहते हैं कि उनके अर्थके -अनुसार भेरे मार्मक किए ३ 


१. श्रीमद्भगवर्दगीता २-६३ । 


३७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आधार है। किन्तु आप यह आपत्ति करते हैं कि वे .शास्त्रोंका गछत अर्थ करते हैं। 
ठीक, तो फिर ये दो अलग-अलग अर्थ हम छोगोंके सामने रखें और उनसे' पूछें कि 
उन्हें कौन-सा अर्थ मंजूर है। यदि वे मेरा अर्थ स्वीकार करें, तो वह सनातनधर्म 
कहलायेगा या नहीं ? में तो कहता हूँ कि आप इसके वाद भी मेरा अर्थ मंजूर न 
कीजिए। आप अपने अर्थपर कायम रहिए। पर ऐसा करेंगे तो आप उसे सनातन- 
धर्म नहीं कह सकेंगे। आप तो कहते हैं कि आप जो अर्थ करते हैं वही सवातन- 
धर्म है, क्योंकि आप यह मानकर चलते हैं कि देहातियोंका बड़ा बहुमत आपका अर्थ 
स्वीकार करेगा। आप मेरा सनातनी होवेका दावा नहीं मानते, क्योंकि आप मानते 
हैं कि लोगोंके सामने उसे रखा जाये तो लोग उसे मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन सनातनी 
होनेका मेरा दावा कोई उद्धत दावा नहीं। मैं करोड़ों छोगोंके बीच वर्षोसि भटकता 
रहा हूँ। उनके सामने राजनैतिक मनुष्यके रूपमें नहीं, वल्कि एक धर्मपरायण मनुष्यके 
रूपमें गया हूँ और उन्होंते भी मुझे धर्मपरायण मनुष्यके रूपमें ही स्वीकार किया है। 
आज आप इतने आवेशके साथ जो मेरी बातका ख़ण्डन कर रहे हैं, यह बात ही 
साबित करती है कि आपने स्वयं मुझे अवतक राजनैतिक मनुष्य नहीं, वल्कि धामिक 
मनुष्य माना था। आप लोग इतना भी नहीं देख सके कि राजनैतिक मनुष्य तो 
भुझे कुछ समझते ही नहीं ? वे तो मुझे अपने काममें दखल देनेवाला और अव्याव- 
हारिक सपने देखनेवाला मानते हैं। हाँ, धार्मिक सभाओंमें मेरा दिलसे ही स्वागत 
किया गया है। १९१५ में जब मुझे लगभग अजनबी होनेका सौभाग्य प्राप्त था, तब 
भी ऐसा हुआ था। 

अगर आप श्ञान्तिसे परिस्थितिका अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि गुरुवायुरमें 
या और भी किसी जगह में अपने दावेकी परीक्षा करनेके सिवाय और कुछ नहीं 
करता। इसमें आपके दावेकी परीक्षा भी अपने-आप ही हो जाती है। सनातनभर्मके 
भेरे अर्थके अनुसार मुझे इस निर्णयपर पहुँचना पड़ा है कि हिन्दू छोगोंके बहुत बड़े 
भागकों अछुत मानने और उनपर दूसरे अनेक प्रतिवन्धोंके साथ-साथ मन्दिर-प्रवेशका 
प्रतिबन्‍्ध छगानेमें सवर्ण हिन्दुओंने बड़ी भूल की है। आप कहते हैं कि आपका सनातन- 
धर्म ही आपको मजबूर करता है कि इन हिंन्दुओंको अछूत माना जाये और इसलिए 
जिस ढंगसे आप मन्दिरमें जाते हैं उस ढंगसे उन्हें मन्दिरमें जानेके किसी भी हालतमें 
योग्य न समझा जाये। में कहता हूँ कि सनातनधर्मके इन दो अ्थोंमें चुनाव 
करनेका काम मन्दिरोंमें जानेवालोंको सौंप दीजिए। पर जब इतना सीवा-सादा सुझाव 
मैं पेश करता हूँ, तो आप ऋोधसे उवल पड़ते हैं। आपकी यह वात उचित या 
साधारण समझदारीकी अथवा सहिष्णुताकी नहीं मानी जा सकती। 

मुझे विश्वास है कि अहिन्दुओंको जितना हक बेनेसे आपने इनकार नहीं किया, 
उतना: हक तो आप मुंझे जरूर देंगे। -यानी जहाँतक में अनुचित, अवीतिमय या 
शंकास्पद ढंग अख्तियार न करूँ, वहाँतक मैं अपनी रायका प्रचार करता रहूँ। मेरे 
उपवासको- आप एक तरहका बलात्कार कहते हैं। एक सादे उपवासको बलात्कार बताना 
सनातनियोंको शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी भी धर्मके इतिहासके पन्ने उलंठकर 


सनातनियोंसे अपीक ३७वे 


देखेंगे, तो वर्मपर संकट आनेके समय उपवास करनेके अनेक उदाहरण आपको मिल 
जायेंगे। अपने इस कथनके समर्थनमें ऐसे सुविस्यात उदाहरण देकर मैं आपकी बुद्धिका 
अपमान नहीं करूँगा। फिलहाल तो उपवासकी वात भी' बन्द है। 

_ डा० सुब्वारायन जो सीधा-सादा कानून पेश करना चाहते हैं, उसके विरुद्ध 
जाप बड़ा शोरगुल मचाया है और यह नारा शुरू कर. दिया है कि 'धर्म खतरेमें 
है।” पर इस कानूनके मसौदेका आप अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे कि उसमें 
सम्बन्धित छोगोंकी इच्छाको जान लेने और उसे अमलमें छानेके प्रयत्नके सिवाय और 
कुछ नहीं है। सनातनियोंके कहनेसे ही ब्रिटिश अदालतें इसमें न पड़ी होतीं, आजके 
जेसी मिली-जुली विधानसभाएँ हिन्दू विधायकों कहनेसे ही एक धारसिक स्वरूपका 
कानून पास न करतीं, तो यह कानून पेश करनेकी कोई जरूरत नहीं थी। इस प्रकार 
आप देखेंगे कि यह कानून आजकी परिस्थिति द्वारा पैदा की हुई एक रुकावट दूर 
करना चाहता है। हिन्दू-धर्ममें नये सुधार करवाना उसका हेतु नहीं है। आज जैसा 
अंग्रेजी कानून है, उसके अनुसार तो सिर्फ एक आदमी भी बड़े जनसमुदायकी इच्छाको 
कुचल सकता है। दस हजारमें से नौ हजार नौ सौ निन्‍्यानवेका मत हरिजनोंके मन्दिर- 
प्रवेशके पक्षमें हो, तो भी एक आदमी उसमें बाधा डाछ सकता है। आज आपको 
यह चीज' अनुकूल छूगती है, लेकिन आप इसपर शान्तिसे विचार करेंगे तो जरूर 
इस नतीजेपर पहुँचेंगे कि आपके लिए और मेरे लिए भी यह परिस्थिति बड़ी खतर- 
नाक है। यह ऐसी चीज है जो धामिक जीवनको मृतग्राय बना सकती है। सनातन- 
धर्म या यों कहिए कि सब धम्मोंमें न्‍्यायकी पूरी गुजाइश होनी चाहिए। मेरा खयाल 
है कि आप कपटका खेल नहीं चाहते। पर अभी जो कानून मौजूद है, उसे न बदला 
गया तो यही होगा। 

आपमें कुछ भी न्यायवृत्ति हो तो उसे दिखानेंके लिए मैंने एक और कसौटीका 
सुझाव दिया है। आप इससे इनकार नहीं करेंगे कि बहुमंतमें न सही, पर काफी 
संख्यामें ऐसे प्रतिष्ठित हिन्दू हैं जो हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशको हिन्दू-धर्मके साथ सुसंगत 
मानते हैं। न्यायवृत्तिकी दृष्टिसे देखते हुए, मैंने एक ऐसा उपाय सुझाया है जिसमें 
किसी संशोधनकी गुजाइश तहीं है। उसमें सारे पूर्वम्रह और तमाम विधि-निषेव कायम 
रहते हैं। गुरुवायुरके ही मन्दिरका विचार करें-- और मेरा उपाय अभी तो गुरुवायुर- 
के मन्दिरतक ही सीमित है--तो वह थोड़े-से फ़ेर-बदलके साथ प्रचलित प्रणालीके 
अनुसार है। इस मन्दिरमें परम्परासे वर्षमें पूरे एक दिन हरिजनोंकों दूसरे हिन्दुओंके 
साथ विना किसी रोकटोकके जाने दिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि उन्हें हर 
रोज एक निश्चित समय पर मन्दिरमें जाने दिया जाये। उक्त अणालीको हानित 
रखते हुए मेरा यह सुझाव थोड़ा भी असाधारण या अधामिक नहीं है। आप बहेंगे 
कि एकादशीके दिन तो सब जातियोंके छोग बिना किसी प्रतिवनन्‍्वके वहाँ इकट्ठे होते 
हैँ और उसके बाद शुद्धीकरण किया जाता है। यद्यपि इस तरहके शुद्धीकरणका विचार 
मझे खटकता है, फिर भी ऐसी शुद्धिसे विरोधियोंकोी सनन्‍्तोष होता हो तो भले ही 


रोज शुद्धि की जाये । 


३७४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सनातनियोंकी तरफसे मुझे मिलनेवाले बहुतसे पत्रोंमें यह बताया जाता है कि 
सनातनी जिस अस्पृश्यताका प्रतिपादन करते हैं, उसमें जरा भी तिरस्कारकी भावना 
नहीं है। वे पत्रलेखक कहते हैं कि यद्यपि हरिजन भी ईश्वरकी ही सनन्‍्तान हैं और 
भगवानकी नजरमें दूसरे सव लोगोंकी तरह ही हैं, पर उच्च नैतिक कारणोंसे धर्म 
उन्हें अछग रखनेके लिए कहता है; हाँ, हमें उन्हें प्रेमके साथ अलग रखना चाहिए, 
तिरस्कारसे नहीं; इसलिए नागरिक हक तो उन्हें पूरे-प्रे मिलने ही चाहिए। हम 
इस दावेकी परीक्षा वर्तमान स्थितिके प्रकाशमें करेंगे। 

१. कौन अस्पृर्य माना जाता है और किसलिए, आपने इसकी जाँच की. है? 

२. एक छलपूर्ण और मेरी रायमें बड़ी निर्दय व्यवस्था हारा उन्हें किस तरह जमीन 
से वंचित रखा जाता है, यह आप जातते हैं? किसीके पास जमीन हो तो भी दूसरे सवर्ण 
हिन्दू जमीनका जैसा उपयोग कर सकते हैं, वैसा उपयोग हरिजन नहीं कर सकते । 

३. सार्वजनिक उपयोगकी बहुत-सी सुविधाओंका उपभोग, जबकि दूसरे सब 
लोग कर सकते हैं, हरिजन तहीं कर सकते। आपने उनके लिए ये सब सुविधाएँ 
अछगसे नहीं दी हैं। हरिजन प्यासे मर जायें, तो भी उन्हें बूंद-भर पानी देनेकी 
व्यवस्था आप नहीं करेंगे। 

४. रोजगार जो आप अपना सकते हैं, उनके लिए सुरूम नहीं हैं। 

५. उन्हें डॉक्टरी और धामिक मदद भी नहीं दी जाती। 

ये सब अगर आपके हरिजनोंके प्रति प्रेमके सुफल हों, तो क्या आप इस बातें 
मुझसे सहमत नहीं होंगे कि इस प्रेमसे तो तिरस्कार कहीं अच्छा है? ऊपर मैंने जो 
हालत वयान की है, उससे ज्यादा बुरी हालतकी में कल्पना नहीं कर सकता। मैं 
आपसे कहता हूँ कि दुनियामें किसी भी जगह ऐसी स्थिति नहों है जैसी हमारे यहाँ 
है। और इसमें सबसे भद्दी वात तो यह है कि हम यह सब धर्मके नामपर करते हैं। 

मैं अपनी अन्तरात्माकी वेदनासे भिकलनेवाली यह आह आपत्तक पहुँचा रहा 
हूँ। इस वेदता और इस शर्ममें शरीक होने और मुझे सहयोग देनेकी में आपसे प्रार्थना 
करता हूँ। सनातनधर्म फिरसे प्राणवान हो, उसका उत्थान हो और करोड़ों छोग 
अपने जीवनमें उसे जीता-जागता बनाएँ, इसके सिवाय और कोई उद्देश्य मुझे पूरा 
नहीं करता है। आजकल तो हम इस धर्मसे इनकार करते दिखाई देते हैं। आपकमें 
जागृति आई है, इससे मुझे आनन्द होता है। किन्तु अब आपको काम करनेंमें रूय 
जाना चाहिए और मेरे साथ बिलकुल व्यर्थके झगड़े करनेसें अपना समय बरबाद ने 
करके हिन्दू-धर्ममें कहाँ-कहाँ बुराइयाँ घुस गई हैं, यह निश्चय करने और उन 
बुराइयोंको दूर करनेके लिए प्रचण्ड प्रयत्न शुरू करना चाहिए। मेरे साथ आपके 
झगड़ेको मैं व्यथंका इसलिए कहता हूँ कि इस झगड़ेमें मैं शरीक नहीं होऊंगा। 
अंग्रेजीमें एक कहावत है कि झगड़ा करनेके लिए भी दो आदमियोंकी जरूरत होती 
है। वह दूसरा आदमी जुटानेमें मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। 

[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ५-१-१९३३ 


४८४. पत्र: जमनाबहन गांधीको 

४ जनवरी, १९३३ 

चि० जमना, 
तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तो पति-पत्नीके धर्मके वारेमें लिखा' था। उसका 
यह भर्थ कदापि नहीं था कि तुम लम्बे अरसेतक कहीं अन्यत्न रहो और नारणदास 
तुम्हारे पास पहुँचे ही नहीं। छेकिन इतना तो ठीक है न कि आश्रमके कामसे थोड़ा 
अवकाश मिलनेपर ही ऐसा होना चाहिए? और अगर तुम ही चार-छः महीनेके 
अन्तरसे कुछ दिवोंके लिए आश्रम आ जाया करो तव तो इसकी जरूरत नहीं होगी 
न? ऐसे किसी विषयमें तुम्हारे प्रति मेरे सख्त होमेंका सवाल ही नहीं है। में 
यथासम्भव अनुकूछ रहना चाहता हूँ। मेरा हमेशा प्रयत्न रहा है कि आश्रमकी कोई 
भी बहन अपनेकों तनिक भी पराधीन न माने। और इसे तुम्हें विव्वासपूवेक मानना 

चाहिए। 

वापू 


गूजराती (सी० डब्ल्यू० ८६९) से; सौजत्य: तारणदास गांधी। 


४८५. पत्र: नारणदास गांधीको 
४ जनवरी, १९३३ 


वथि० नारणदास, 

तुम्हारा पत्र मिछा। महावीरके सम्बन्ध्में जवाब दे चुका हूँ। तुम्हें वह पत्र 
मिल गया होगा। मैं चाहता हूँ कि सीतकासहायके विषयमें जो-कुछ करना ठीक हो, 
तुम वही करो। उसे खर्चका कुछ अन्दाज नहीं रहता, यह वात में! अच्छी तरह 
जातता हूँ। उसके और वाकी सबके लिए ७५ रुपयोंसे ज्यादा खर्च न हो, यदि ऐसा 
तथ किया था तो मेरा मन है कि उतना उसे दिया जाये। हि 

मुझे यह भी लगता है कि यात्रामें हुए खब्ेको भर देनेके सिवा और कोई 
चारा नहीं है। लेकिन आगेसे यह सव खर्च ७५ रुपयेमें ही आ जाता 40 3 लेकिन 
यहाँ वैठा हुआ मैं ठीक निर्णय नहीं कर सकता; इसलिए इतना लिख देनेपर भी 


अन्तिम निर्णय तुम्हींपर छोड़ता हूँ। 
१. देखिए ९० ३१३ । 


३७६ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 

प्रेमा, जमनादास, सुशीका और इन्दु मुझसे मिलकर गये। मेरा विचार है कि 
इसके बारेमें तुम्हें लिख चुका हूँ। अब तो प्रेमा वहाँ आ गई होगी। काका अभी 
मिलने नहीं आया। दामोदरके पम्बन्ध्में समझ गया हूँ। जैसा ठीक छगे वैसा करे। 
बनमाला और मोहनकों क्या अब भी बीमारी है? 

बापू 

[ पुनश्च: | 

भाई लीलावरका पत्र पढ़ना। क्या जीवरामभाई छड़कियोंका खर्च दिलवाते 
थे? और यदि ऐसा था तो कबसे और कितना दिलवाते थे? इतना ही पैसा शारदा 
मन्दिरकों दे देनेकी अनुमति मिले तो मुझे छंगता है कि हमें दे देना चाहिए। इस' 
बारेमें मुझे छिखना और लछीलावर जाये तो वात कर छेना। 
। बापू 
[ पुनरच: | 

जमना, अमीना, कुरैशी, छीलाधर, जैकोर, शान्ति, आनन्दी, राधा, कुसुमके पत्र 
इसके साथ भेज रहा हूँ। 


गृजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एसम० यू०/१) से। 


४८६. तार: ध्यामजी मारवाड़ीको 


५ जनवरी, १९३३ 
इयामजी मारवाड़ी 
वल्पाभादी रोड 
बम्बई 
जल्दी-से-जर्दी ११कों दो बजे आपसे मिल सकता हूँ। 
गांधी 


अंग्रेजीकी फोटो-नलकल (जी० एन० ५२०९) से। 


४८७. पत्र : भोीराबहनको 


५ जनवरी, १९३३ 
चि० मीरा, 


लो, 'ऐन ऑप्टिमिस्टस केलेंडर ऑशधनिवीबार सेंड मेरी 
लो हल 6 04452 पंचांग) का मेरी प्रति 
१२ प्रतियाँ भेजी हैं। मैंने वल्लभभाईसे र । सम हे 20% 
(्‌ पूछा कि क्‍या वे उन्हें वाँटने लायक समझते 
है' और समझते हैं तो ये । उन्होंने रे में जोड़नेको 
हैँ तो वाम सुझाये। उन्होंने कुछ नाम सुझाये और उनमें जोड़नेकों 
तुम्हारा नाम हम दोनोंके मुंहसे एक ही साथ निकला। | 

हि तुम्हारे रम्बे-से-छम्बे पत्र भी मेरे लिए छोटे हैं। मुझे लिखने वैठो तो मुझे 
बचानेका हरगिज विचार करनेकी जरूरत नहीं। असलूमें तुम विना प्रयत्नके लिख सकती 
हो, तो मैं तुम्हारे छम्वे पत्र चाहता हूँ।काश, मैं भी इतने ही छम्बे पत्र भेज 
पसकता। परलन्‍्तु में अच्छा पत्रलेखक नहीं हूँ। और अभी तो मुझे समय मिले और 
लम्बे पत्र लिख सके तो भी नहीं लिख सकता। गुरुवारकों सुवहकी प्रार्थनाके आसपास 
लगभग ३० मिनट तुम्हें देकर ही मुझे सनन्‍्तोष करना पड़ेगा। 

अभी तो तुम्हें उपवासका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। जबतक कोई 
चीज, अच्छी या बुरी, सामने ही त आ खड़ी हो, तवतक उसकी कल्पना कभी ने 
करो ।'* पूर्ण समर्पणका अर्थ है, सब चिन्ताओंसे मुक्त हो जावा। बच्चा कभी किसी 
वातकी चिन्ता नहीं करता। उसे कुदरती तौरपर मालूम रहता है कि माँ-वाप 
उसकी चिन्ता रखते हैं। यह बात हम बड़े लोगोंके छिए कितनी अधिक सच होनी 
चाहिए ? इसीमें श्रद्धा या यों कह लो कि गीता की अनासक्तिकी परीक्षा है। 

“अछूत ' शब्द इसलिए चुना गया कि दक्षिणके कुछ हरिजनोंको, नये नामपर 
आपत्ति हुई। उन्हें इसके पीछे किसी षड्यन्त्रका सन्देह हुआ। इसलिए यह झब्द मज- 
बूर होकर चुनना पड़ा। 

- बा आश्रमके लिए रवाना हो गई, मार्ममें होगी। उमिलादेवी कछ गई। अब 
सम्भव है शास्त्रियोंके चले जानेसे कामका दवाव कुछ कम हो जाये। छेकिन मुमकिन 
है, मुझे इस महीनेकी १२ तारीखको एक और बहस सुननी पड़े। 

मेरा वजन फिर बढ़कर १०३ हो गया। नमक-रहित भोजन जारी है। मुझे 
ऐसा करनेमें कोई दिक्कत नहीं होती। यही विचार है कि शरीरकों इसकी आवद्यकता 
है या नहीं। कोहनी अभी बेहतर नहीं है। हाँ, रोटी और शाक अभीतक छोड़ 


रखे हैं। 
१, देखिए “ पत्र: मौराबहनको ”, २९-१२-१९३२ भी। 
३७७ 


बापू 
जी० एन० ९७२२ 


० 
डा 


मारावहन । 


हे 


5 
माराद 


; सौजन्य 








एम० एम० अनन्त रावको 


# 
] 


४८८. पत्र 








/ ड़ है & 
६07 सं | 
| बीए [£ 
छठ. 
8 
5 प्ि 
४८ +ा 
हू १: आओ 
।( प्र 
2 2 का 
हा 
बन प्र ४ 
हक 
रथ 
*४॥09 न 
दि ४ नि 
टिक 
(रा प्र 
| र्कः 
्यि हि ।5॥॥ 
“अब बा रमि 
. 
हनन 
हि, 
24 धए “॥ है 
पट 2 भाएद 5: 
कि रे, 5, | 
कलर 8 9 ि 
पक कि 
धट १! कट ि 
४ | (;् ि (५ 
(2 2 पा फैः 
परत 
थक. हि ॥. 
0. ५ | जज 
पर एि (ै: डर 
(2 (६: 
7.2, 
(९५. रस छि 





ता 





आपका, 


क० गांधी 


हद । 
दुलन 
च्य 
रु 


ढ्‌ पे 


सा० 


् 








रको 


होरेस जी० एलेक्‍्जेंड 


४८५९. पत्र 


52० बम 
ह््स, 


कन्किकज 
इद््ध्दू 


| 
प्रा 
शक 
बा 
कट... ० 
॥० १० 
कर तं5 
4? ४ 
या नि 
फएि 
(पर ६ 
3 पड 
नि 
| 
९ 
5 
रथ ट 
>>. ॥0 
| क्षण 
(6 £ 
2 दि 
पट 
डि ( 
टू नौ 
» रद 
रू एि 
र्फ़ नै 
पे 40 
(० (९ 
पी 
|ः 
/८ 
| 





पक्ष तु 
पा 


है. ७) 


४१8 


मिल्ले 
प्प् 
रण 
अम्बेडकरके 


गेसे मि 
बे 


ँ बज 


अच्चार बार अन्य मत्रास 


5 हि... 


च्च्चार 
चआतंका 


सा एि 


पत्र (दी० इन्स्यू० 


>चि 
देडेक 


दित्तबर, २९ 


दिस 


१९ मोर १८ 


झपने 


व्म्मम्मर 
क्ष्च्न्ह्‌ 


न छ्खि था 
द्द्न्त रास लिखा था 


्नज्क 


भ्न्तीद 


चेछ्िर, 


ख्िंए, पृष्ठ २२८१॥ 


+ दे 


पत्र : होरेस जी० एडेक्गेंडरको ३७९ 


हुई। तिस्सन्देह, उनमें अभी भी वही अति संवेदनशीलता और जबर्दस्त सन्देह है। 
परन्तु मुझे उसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगता। जैसाकि मैं हरन्दनमें प्रायः 
कहा करता था, अस्पृश्यता या उससे किसी भी तरहका वास्ता रखनेवाले स्पृष्य 
हिन्दुओंके बारेमें जब भी वे बोलते हैं, तो ऐसी कटुतासे बोलते हैं जो केवल उन्हींमें 
मिलती है और जिसके लिए उनके पास हर तरहका कारण है। उन्होंने न केवल 
हिन्दू-धरमंके समाज-बहिष्कृतोंक साथ अमानवीय अन्याय होते देखा है, बल्कि अपने 
सारे सांस्कृतिक विकास और अर्जित सम्मानोंके बावजूद, भारतमें रहते हुए उन्हें अभी 
भी बहुत-से ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं जिनके कि अंस्पृश्य शिकार होते हैं। आइचर्य 
तो यह है कि वे इतने सहनशीछ और धैयवान हैं, जैसाकि उन्होंने अपनेको, उदा- 
हरणार्थ, यरवदा-समझौता तैयार होते समय दिखाया था। सारे दवावकों सहन कर 
जाना और विद्रोही रहना उनके लिए पूर्णतया सम्भव था। परन्तु, उन्होंने अपनेकों 
मैत्रीपूर्णं दबावसे प्रभावित होने दिया। सवर्ण हिन्दू यदि यरवदा-समझौतेकी शर्तोंको 
पूरी तरह अमलमें लायें, तो वे नम्नर पड़ जायेंगे। यद्यपि कुछ मिलाकर हालात 
ठीक चल रहे है, पर मै दिन-अतिदिन नई कठिनाइयाँ महसूस कर रहा हूँ। वे मुझे 
भयभीत नहीं करतीं। मैं उनके लिए तैयार था। मैं जानता था कि हिन्दू-समाजके 
बहुत बड़े समूहकी सही कार्यके लिए प्रेरित करनेको वह छोटा-सा उपवास पर्याप्त 
प्रायश्चित्त नहीं होगा। अस्पृश्यताके अन्तिम अवशेषके मिटनेसे पहले बहुत-सी जानें 
देनी पड़ सकती हैं! परन्तु एक ऐसी बुराईको मिटानेके लिए जो न केवल हिन्दू- 
समाजपर बल्कि उसके इदेंगिदेके सभी छोगोंपर एक भारी लाशकी तरह पड़ी है, 
कोई भी त्याग बहुत बड़ा नहीं होगा। कभी-कभी भेरे पास भारतीय ईसाइयोंके, जो 
अस्पश्य माता-पिताकी सल्तान होनेके कारण अपने बाकी बन्धुओंसे कट ग्रये हैं, बहुत 
ही दर्द-भरे पत्र आते हैं। यह भयानक बीमारी ऐसी ही सांघातिक है। 
तुम्हें और ऑलिवको हम सबका प्यार। 
तुम्हाश, 


बापू 
अंग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एंन० १४१८) से। 


४९०. पत्र : पीटर जे० मेस्क्रीमको 
५ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिछा। यह कहनेके लिए मुझे क्षमा करें कि हिन्दू-धर्मकी मेरी 
धारणा आपकी धारणासे सर्वथा भिन्न है। पुनर्जेन्मका सिद्धान्त किसी मनुष्यको दूसरे 
मनुष्यपर श्रेष्ठताका दावा करनेका अधिकार नहीं देता। हिन्दू-धर्म, जैसाकि आप 
सोचते हैं, रोमन कैथोलिक धर्मसे पूर्णतया भिन्न नहीं है। सभी धर्मोके मूल सिद्धान्त 

एक-से हूँ। 
हृदयसे आपका, 


पीटर जे० मैस्क्रीन महोदय 
मार्फंत जे० मैस्क्रीन महोदय, वेल्लीयिल परमपिछ, टंग्राचेरी 
विवलोन 


अंग्रेजीकी माइकोफिल्म (एस० एन० १९१७६) से। 


४९१. पत्र: वीरेइवर सेनको 
५ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मिन्न, 


आपने मुझे पत्र छिखकर अच्छा किया। आपने जो दुृष्टान्त दिया है यदि वह 
सही हो, तो जो-कुछ आप कहते हैं वह बिलकुल सच होगा। पर एक सार्वजनिक 
मन्दिर और एक निजी घधरमें कोई सादृश्य नहीं है। सार्वजनिक मन्दिर हिन्दुओं 
या हिन्दू सम्प्रदायोंकी साझी सम्पत्ति हैं, और उन सम्प्रदायोंके सदस्योंको प्रवेशको 
मर्यादित करनेका पूर्ण अधिकार है। मेरा सारा दावा यही है, और इससे अधिक 
कुछ नहीं है, कि मौजूदा मन्दिरोंमें जो लोग जाते हैं, हरिजन मन्दिरमें प्रवेश करें 
या न करें, यह निर्णय करनेंका अधिकार उन्हींको है। 

आपका यह सोचना भी गलरूत है कि मेरा उपवास आत्मघात था। आत्मघात 
तब होता है जब मनुष्य अपने पारथिव अस्तित्वको समाप्त करनेके इरादेसे कोई काम 
करता है। मेरा ऐसा इरादा कभी नहीं था। मेरे उपवासके साथ एक झत्ते जुड़ी थी। 
३८० 


पत्र : कुहर नीलकण्ठत नम्बूद्रिपादकों ३८१ 


आप फिर भी उसे गत कहें, यह बिलकुछ सम्भव है। पर जो आधार आपने रखा 
है, उसपर उसकी विन्दा नहीं की जा सकती। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयृत वीरेश्वर सेव 
३, रोड ३६, अनीसावाद, डाकखाना पटना 
अंग्रेजीकी माइक्रोफित्म (एस० एन० १९१७५) से। 
४९२, पतन्न: गंगारामको 
५ जनवरी, १९३३ 


प्रिय छालछा गंगाराम, 


आपके ३० तारीखके पत्र तथा आपने क्ृपाकर रिपोर्टकी जो नकल भेजी है, 
उसके लिए धन्यवाद। मैं आपकी रिपोर्ट पढ़नेका समय निकालनेकी कोशिश करूँगा। 


हृदयसे आपका, 


लाला गंगाराम, बी० ए०, 
एडवोकेट, स्थाकृकोट सिटी 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्थ (एस० एन० १९१७४) से । 


४९३. पत्र: कुरूर नीलकण्ठन नम्बूद्विपादकों, 
५ जनवरी, १९३३ 


प्रिय नीलकष्ठन नम्बूद्रिपाद, 
आपके पत्रके लिए, जिसके साथ यूसेज' पर सरकारी एडवोकेटकी सुचिन्तित 


राय संकलन है, धन्यवाद । 
हृदयसे आपका, 


श्रीयत कुहूर नीलकण्ठन नम्बूद्रिपाद 
टी० सी० हाउस, तिचूर 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९१७३) से । 


४९४. पन्न : बलदेवदास बाजोरियाकों 


५ जनवरी, १९३३ 
प्रिय बलदेवदासजी, 
पिछली २९ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। में आपकी इस वातसे 
बिलकुल सहमत हूँ कि शास्त्र अलंघनीय हैं और धर्म राजनैतिक स्वराज्यसे ऊँचा है। 
अपने उपवासका अर्थ मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। यह किसी भी ऐसे 
सनातनीकों जो भेरे विश्वासोंसे प्रतिकूल गहरे विश्वास रखता है, बाध्य नहीं कर 
सकता। आप यह क्‍यों कहते हैं कि मैं पुरातनपंथी हिन्दुओंकी भाववाओंकों आघात 
पहुँचा रहा हूँ? इस सिलसिलेमें में चाहूँगा कि आप सनातनियोंके नाम सेरी अपील' को 
घ्यानसे पढ़ें। यदि आप उसे ध्यानसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पुरातनपंथी हिन्दुओं 
और अन्य छोगोंके बीच कोई संघर्ष नहीं हो सकता। जबतक आपको मेरी वातका 
विश्वास न हो जाये, या आप मुझे अपनी बातका विश्वास दिलानेमें सफल न हो 
जायें, तवबतक आपको मेरे साथ कोशिश जारी रखनी चाहिए। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत बलदेवदास बाजोरिया 
१३० भछुआ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९१७१) से। 


४९५. पत्र : एक अंग्रेज लड़कीको 


५ जनवरी, १९३३ 
मेरी प्यारी बेटी, 
तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुशी हुईं। तुमने जिस तरह मुझे सम्बोधित किया 
है, वह बिलकुल ठीक है। मैं अपनी हजारों लड़कियाँ होनेका सुख भोग रहा हूँ। 
उनमें तुम्हारा शरीक होना खुशीकी बात है। एक पामर मर्त्यं मनुष्यके नाते इतने बड़े 
कुटुम्बकी में देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम सवको सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी 
सुरक्षित योदमें सौंप देता हूँ। इस तरह मैं बड़े परिवारकी जिम्मेदारीका बोझ कभी 
नहीं महसूस करता, उल्टे सब मेरे हैं, इस मान्यताका आनन्द भोगता हूँ। 


२, देखिए पृष्ठ ३७० । 
२. सम्मवत: यह पत्र नेडी वॉल्को भेजा गया था; देखिए भगला शीषेक भोर खण्ड ण३, “पत्र: 
नेछी बॉल्को”, २-३-१९३३ । 


३८२ 


पत्र: एस्थर भेननको ३८३ 


मैं देखता हूँ कि यद्यपि तुम वीमार हो, फिर भी तुममें दृढ़ विश्वास है और 
तुम्हारा दिरू बड़ा हैं। ईश्वर करे समयके साथ-साथ तुम्हारा विश्वास बढ़े और तुम्हें 
हमेशा दुख-दर्दके बीच भी शान्ति मिलती रहे। 

हाँ, जब मैं उपवास कर रहा था, यह जानता था कि तुम्हारी-जैसी अनेक 
शुद्ध आत्माओंकी दुआएँ मेरे साथ हैं और इस जानकारीने मुझे बड़ा वल दिया। 

स्नेह, 


तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सं० १३) से; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार | भाई डियर 
चाइल्ड, पृष्ठ १२३ से भी। 


४९६. पत्र : एस्थर मेननको 
५ जनवरी, १९३३ 


प्यारी बच्ची, 

अस्पृश्यताके कार्यके साथ-साथ यदि मुझे अपने पत्र-व्यवहारसे भी पार पाना 
है, तो मैं पत्र अधिकतर बोलकर ही लिखवा सकता हूँ, और वे भी संक्षिप्त होने 
चाहिए। मुझे इस सुविधाकी अनुमति मिल गई है, यह बड़े सौभाग्यकी बात है। 
वललभभाई और महादेवसे मिलनेवाली सहायताके बावजूद, अस्पृश्यताका कार्य मेरे 
सामर्थ्से बाहर होता जा रहा है। काश कि मैं तेरे रूम्वे प्रेमपत्रके साथ न्याय 
कर सकता। उस तरहकी कोई चीज मैं तुझे भेज नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि 
एण्ड्यूज तेरे पास बुडबुकमें वस गये हैं। वे हर सदा तेरे निकट रहेंगे और 
जरूरत पड़नेपर तेरे लिए एक मजबूत सहारा सिद्ध होंगे। हल 

शेलीकी सुन्दर कविता, जो तूने मेरे रिए उतारी है मैंने देख ली है। आश्ञा 
है कि तु अच्छी तरह होगी। मेरी प्रार्थना है कि नव-वर्ष तेरे अन्तरमें इतनी प्रसन्नता 
और शान्ति छाये जितनी कि पहले तुझे नहीं मिली हो। की! 

बीमार वहनका पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। उसके पत्रका उत्तर मैं यहाँ दे 
रहा हूँ।' यद्यपि उसने मुझे अपना पता भेजा है, पर उसका नाम मैं ठीकसे पढ़ 
नहीं सका। इसीलिए तेरे द्वारा इसे भेज रहा हूँ। 

हम दोनोंकी ओरतसे प्यार और वच्चोंकों चुम्बन। उनके छिए एक अछूग 


पोस्टकार्ड भेजा जा रहा है। 


१. देखिए श्ससे पिछला शीषेक। 


३८४ सस्पूर्ण गांधी वाहुमय 


महादेवने टांगाई और नानके लिए क्रिसमस-उपहारस्वरूप एक पुस्तक भेजी 
थी। आशा है, वह उन्हें मिल्ू गई होगी। 


बापू 


अंग्रेजीकी फोटो-नक्ल (सं० ११७) से; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार। 
साई डियर चाइल्ड, पृष्ठ ९७-८ से भी। 


४९७. पत्र: रमाबहन जोशीको 


५ जनवरी, १९३३ 


चि० रमा, 

मुझे पत्र न छिखनेके तुम्हारे कारणकों बहुत कमजोर मानता हुूँ। वाहर रहते 
हुए तो इतनी वातें सामने आती रहती हैं कि लिखनेका कारण खोजना ही नहीं 
पड़ता। फिर अगर लिखना चाहो तो तुम मुझे साफ-साफ यह भी लिख सकती हो 
कि वहाँ आश्रममें नियम-पालन करते हुए तुम्हें क्या-क्या कठिनाइयाँ होती थीं और 
किन नियमोंका पारून तो सम्भव ही नहीं होता था। अन्य स्थानोंपर जाकर 
रहनेवाली आश्रमवासी बहनें यदि ऐसी बातोंके बारेमें अपने अनुभव दिया करें तो 
कितनी मदद मिले। 

मेरा पत्र मिला होगा? 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकरू (जी० एन० ५३४०) से। 
४९८. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको 
५ जनवरी, १९३३ 


चि० प्रेमा, 

तेरे दोनों पत्र सिले। आज मुझसे रूम्बे उत्तरी आशा सत रखना। दायाँ 
हाथ थक गया है। बायेंकी गति चार-गुनी तो कम है ही। इसके सिवा, अब मुझे 
*हरिजन ' के लिए हाथ और समय (दोनों) बचाने पड़ेंगे। फिर भी तुझसे तो मैं 
पूर्ण पत्रकी आशा रखूंगा ही। सब वहनोंके समाचार तो तू ही देती है। 

तेरे गलेके बारेमें मैंने जो लिखा उसपर तूने अमछ किया होगा। 

तू कामकी चिन्ता छोड़कर शान्तिसे काम करना सीख जाये, तो शरीर दुर्बल 
न हो। में अच्छी तरह जानता हूँ कि यह कहना जितना सरल है, करता उतना 


पत्र : नारणदास गांधीकों इ्८५ 


ही कठिन है। फिर भी कभी-कभी ऐसे वचन गछे उतर जाते हैं और उनका अमल 
होता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। 

लक्ष्मीके वारेमें जाँच करती रहना। नर्मंदाका क्‍या हाल है? 

धुरन्धरका शरीर कैसा रहता है? 

किसनके क्या समाचार हैं? 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३१९)से। 


४९९, पत्र : नारायण मोरेद्वर खरेकों 


५ जनवरी, १९३३ 
चि० पण्डितजी, 
तुम्हारा पत्र और प्रीत्मपुरका संक्षिप्त वर्णण मिछा। योजना अच्छी जान पड़ती 
है। यदि यह सफल हो गईं तो मानना चाहिए कि एक बड़ा सुधार हुआ ? 
गिरि-परिवारका कुछ निवटारा हो गया होगा। 
क्या समझा जा सकता है कि छाराओंका उपद्रव कम हो गया है? 


बापू 
गुजरातीकी नकर (सी० डब्ल्यू० २४३) से; सौजन्य : लक्ष्मीवहन ना० खरे। 


७५००. पत्र : नारणदास गांधीकों 


५ जनवरी, १९३३ 
चि० नारणदास, 
आज 'कम-से-कम लिखकर ही सन्‍्तोष करना होगा। सबसे कह 'देना कि 
' हुरिजन ' के लिए छिखना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल मेरे कम पत्र छिखनेपर कोई 
आइचये न करे। जिन्हें कुछ भी लिखना हो, वे लिखते ही रहें। वहनें और वारूक 
तो अवश्य लिखें। उतके लिए इसमें थोड़ा-बहुत शिक्षण भी है। हो सकता है मैं 
पत्रकी पहुँच न लिख सकूँ, तो भी वे स्वयं लिखना बन्द न करें। 
रूगता है कि कक्षा छोड़ देनेंके वाद 88 वजन एकदम खूब बढ़ गया 
है। आश्रम छोड़ देनेके वाद शान्ति और # साथ भी यही हुआ लगता है। 
इसका कारण मालूम करना और मालूम हो जाये तो मुझे छिलना। 
दो-एक पत्रोंमें शिकायत है कि आश्रममें आवारा कुत्ते हे मरते हैं और जूते 
आदि खत हैं। यह सही हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन रोटी दी जायें। किन्तु 
जिस तरह पहले पिजरापोलकी गाड़ी उन्हें छे जाया करती थी वैसे ही अब भी छे 


५२-२५ 


३८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जाये। पिजरापोलके साथ हमने ऐसा बन्दोबस्त किया है, यह तो तुम्हें शायद मालूम 
होगा। इस सम्बन्धर्में जो पत्र-व्यवहार है वह भी दफ्तरमें मिलना चाहिए। 

« जैसेका मामठा हमारे विचार करने छायक तो है ही। आश्रममें 
रहनेवाले नौजवानकी विवाह करनेकी इच्छा हो तो हम उसे एकाएक निकाल नहीं 
सकते, ऐसा मुझे छूगता है। ऐसे लोगोंकी मदद करनेकी शक्ति हममें होनी चाहिए। 
क्या कर सकते हैं या कुछ कर भी सकते हैं या नहीं, इसपर मैंने विचार नहीं 
किया। पहले तो इस वातपर विचार करना है कि ऐसे लोगोंके सम्बन्धर्मं हमारा कुछ 
कत्तव्य है या नहीं। यदि है तो वादमें विचार करनेपर हमें मार्ग मिल जायेंगा। 
तुम और दूसरे बुजुर्ग विचार कर अपनी राय लिखना। 


बापू 


[ परनर्च : 
कुल अट्टारह पत्र हैं; सब बंधे हुए हैं। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से 


५०१. पतन्न : प्रभाशंकर पट्टणीको 


५ जनवरी, १९३३ 


सुज्ञ भाईश्री, 

आपका पत्र मिला। मुझे सन्‍्तोष है; विश्वास तो है ही। ' सहयोग ' से अभि- 
प्राय द्रव्यका नहीं है। द्रव्य तो आपके पाससे कोई अपरिचित बालक भी ले जाता 
है। मुझे इतना सरल न मानें कि मैं आपसे पैसा मार्गूगा। उसके लिए तो हुण्डी ही 
काट दूँगा। मुझे तो आपसे बड़ा जवर्दस्त सहयोग चाहिए। आप उसके योग्य हैं और 
मुझे (विद्वास है कि आप वह सहयोग देंगे। 

जवर्दस्ती तो में गायकों भी कसाईके फंदेसे न छुड़वाऊँ। न जवर्दस्ती हरिजनों 
का मन्दिर-प्रवेश कराऊँ और न जवर्दस्ती हरिजनोंसे यो-मांसादि छड़वाऊँ। 

किन्तु हरिजनोंका कहना है: “आप हमें मरे ढोर उठानेपर विवश करते हैं 
और उनके भमांसके पैसे हमसे वसूल करते हैं; इसलिए हम वह माँस खा डालते हैं 
और अब तो वह मुँह भी रंग गया है। इसलिए एक तो आप हमसे माँसके पैसे 
वसूल न करें, दूसरे मरे ढोरोंको उठवानेका कोई और प्रवन्ध करें जिससे हमें माँस 
पातेका अवसर ही न मिल्ले।' 

इसमें थोड़ी चाछाकी है। आज मरे ढोरोंको उठवानेका जल्दी ही कोई दूसरा 
प्रवन्ध कर सकता सम्भव नहीं है। इसे वे जानते हैं और यह कहकर उसका थोड़ा 
लाभ उठा रहे हैं। उन्हें ऐसा करनेका अधिकार है। सभी ऐसा करते हैं। 


१. साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है। 


पत्र : तोताराम सनाढ्यको ३८७ 


मैं राज्योंको यह उपाय सुझाता हूँ। ढोर जिसका था, मरे ढोरकी मालिकों भी 
उसीकी है या होनी चाहिए। किन्तु वह मरे ढोरकी व्यवस्था नहीं करता और इस तरह 
उसपर अपना अधिकार छोड़ देता है। वह इसलिए राज्यकी वस्तु वत जाता है और 
राज्यको चाहिए कि वह हरिजनोंको उचित मजदूरी देकर उसे हटानेकी व्यवस्था करे। 
राज्य सार्वजनिक लाभके लिए मरे ढोरके शरीरसे प्राप्त सभी चीजोंका उपयोग करे। 
अगर यह सम्भव नहीं है तो अभी वह केवल चमड़ेका उपयोग करे। चमड़ेकी वह कोई 
वाजिब कीमत तय कर दे और सम्बन्धित चमार या हरिजन अपनी मजदूरी काटकर 
वह कीमत चुका दे । अगर मजदूरी अछूगसे राज्यके द्वारा नकद दी जाये तो वह चमड़ा 
निकालकर राज्यको सौंप दे। राज्य अपने कर्मचारीको ताकीद कर दे कि जब चमड़ा 
निकाल लिया जाये तब किसी निश्चित जगहपर मांस और हड्डियाँ आदि जो विकते 
योग्य न हों, गहरा गड़ढ़ा खोदकर गाड़ दी' जायें।. यों इससे राज्यका अज्ञान तो 
सुचित होगा ही । बुद्धिमान राज्य मांस, हड्डी आदि सभी चीजोंका सदुपयोग कर सकता 
है। अगर आप कहें सो किस तरह” तो में अगले पत्रमें छिखूँगा। इस पत्रमें तो 
इस बातका सस्ता और तुरन्त अमलके योग्य रास्ता बताया है कि चमारोंसे ग्रोन्‍्मांस 
या मुर्दार मांस किस तरह छुड़वाया जा सकता है। आज तो चमड़े और मांसके सिवा 
दूसरी चीजोंका उपयोग ही नहीं होता। वह आसानीसे हो सकता है। पर वह यहाँ 
प्रासंयिक है, इसलिए आपका समय न लेनेके विचारसे उसे छोड़ दिया है। 

आशा है, आप मेरे अक्षर बाँच पायेंगे और अभिप्राय समझ जायेंगे। मैं अच्छी 
तरह हूँ। | 
ह आए बूढ़े हो गये हैँ, यह आपको क्सिलिए लगता है? काम करते रहकर 
शरीरको जीर्ण हुआ क्‍यों मानते हैं? दूसरोंसे नियमोंका पालन करानेवाके आप यदि 
स्वयं स्वास्थ्यके नियमोंका पारुत न करें तो आपको दण्ड देने वाला कौन है? 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९२४) से। सी० डव्ल्यू० ३२३९ से भी; 
सौजन्य : महेश पी० पट्टणी। 


५०२. पत्र : तोताराम सनादूयकों 


५ जनवरी, १९३३ 


भाई तोवारामजी, र है 
गिरि-कुटुंबके बारेमें, अभिश्राय मिला। खेदकी वात है कि उनको हम अच्छे 
न बना सके। खेती बगीचाके हाल भी किसी समय लिखों। शारीरिक प्रकृति अच्छी 


पगी 
रहती हीगी । ब 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २५३९) से। 


५०३. भेंद : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिकों' 


५ जनवरी, १९३३ 


मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे सुझावमें इतना ही है कि मन्दिरमें जानेवालोंके 
जिस खास वर्गको अभीतक ऐसा महसूस होता है कि मन्दिरमें जाते समय हरिजनोंके 
साथ मिल जानेमें वे कोई बुरा काम करते हैं, उसके पूर्वग्रहका आदर किया जाये। 
सुधारकी यह प्रवृत्ति जवर्दस्तीकी नहीं, वल्कि हृदय-परिवर्ततकी होनेके कारण मैंने 
अपना श्रस्ताव इस इरादेसे पेश किया है कि अन्तरात्माके विरोधवाला एक भी आदमी 
हो तो उसके विधि-निषेधका सम्मान किया जाये। तत्वत: जो मामले धामिक हैँ 
उनमें जहाँतक हो सके बहुमतकी इच्छापर अमर नहीं करना चाहिए। मेरे समझौतेसे 
ऐसे विरोधवालोंको दितके एक खास भागमें उसी तरह प्रजा करने की आजादी रहती 
है जिस तरह इस सुधारके होनेसे पहले वे करते थे। 

मेरे सुझावका आधार बेशक यह मान्यता है कि गुरुवायुर मन्दिरमें (अभी 
तो मेरा समझौता गुरुवायुर मन्दिरके लिए ही है) जानेवाला सवर्ण हिन्दुओंका बहुत 
बड़ा बहुमत हरिजनोंके भन्दिरप्रवेशके पक्षमें है। अगर॒ समझौता मान लिया जाये 
और उसपर अमल होनेपर मेरी धारणा गरूत निकले, तो मैं मात लूगा कि उसके 
कारण भेदभाव स्थायी बनता है। मगर सवर्णोका बहुमत हरिजनोंके मन्दिर-अवेशके 
पक्षमें हो, तो मेरा समझौता हरिजनोंके और साथ ही मन्दिरमें जानेवालोंके वहुमतके 
उदार संयमकी निशानी होगा। यदि यह मालूम पड़े कि सुधारक अल्पमतमें हैं, तो 
इस प्रइनपर विचार करना होगा कि ऐसे समझौतेका छाभ हरिजनोंकों उठाना चाहिए 
या नहीं। आखिरकार समझौतेका सार तो यह है कि चरम स्थिति रखनेवाले दो 
पक्षोंके बीच किसी एक पक्षके सिद्धान्तकों कुरवान किये विना आधे रास्तेमें मेलजोल 
किया जाये। 

प्रस्तावित समझौतेमें हरिजनों और सुधारकोंका सिद्धान्त यह है कि वे दोनों 
समानताके हकसे मन्दिरमें जाकर पूजा करें। किस समय पूजा की जाये, यह कोई 
महत्त्वी बात नहीं है। विरोध करनेवालोंका सिद्धान्त यह है कि अपनी धामिक 
भावनाको आघात पहुँचाये बिना वे हरिजनोंके साथ-साथ पूजा नहीं कर सकते। मैं 
इस आपत्तिका पूरी तरह आदर करनेका वायदा करता हूँ, लेकिन उतकी आपत्तिके 
साथ सुसंगति रखते हुए उनके पूजा करनेके समयकी सीमां बाँधता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-१-१९३३ 


१. ख्बाददाताने गांधीजी से गु॒रुवायुर मन्दिरमें हरिजनेंके प्रवैशके सम्बन्धमें पूछा था। 
३८८ ह 


५०४. तार: रणछोड़दास पटवारीकों'" 


[६ जनवरी, १९३३ या उससे पूर्व]* 
श्री गांधीने श्री पटवारीको यरवदा जेल आनेके लिए आमन्त्रित करते 
हुए एक तार भेजा है ताकि वे श्री गांधीको यदि वह गरूती कर 
रहे हैं तो समझा सके । 

[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ६-१-१९३३ 


५०५. पत्र : जॉन मोरिसको 


डे 

प्रिय मित्र जॉन मोरिस, 4300028 

तुम्हारा अद्भुत पत्र और क्रिसमस कार्ड पाकर हृदय गदगद्‌ हो गया। वे दोनों 
मुझे यथासमय मिल गये थे। उस दिन बहुत सवेरे तुम्हारे अस्पतालमें जाने और 
तुमसे हाथ मिलानेकी स्मृति मेरे छिए सदा अमूल्य रही है। हमेशाके लिए अपाहिजो 
होते हुए भी तुम्हारा इतना उल्लसित और प्रसन्न दीखना सचमुच एक महान दृश्य 
था। ईइवर करे, वह आत्तरिक सुख तुम्हारे पाथिव जीवनके अन्ततक बना रहे। 
तुम्हें शायद पता ही हो कि मीरा भी जेलमें है। पर वह बिलकुल अच्छी तरह है 
और खूब प्रसन्न है। वह खूब कताई कर रही है और कुछ बहुत ही उपयोगी चीजें 
पढ़ रही है। तुम्हारा पत्र मैं उसे भेजूगा। मेरा खयाल है, उसे इसे प्राप्त करनेकी 
अनुमति मिलनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी, और इसे पाकर उसे उतनी ही खुशी 
होगी जितनी कि मुझे हुई है। 

देवदास, जिसे तुमने देखा था, इस समय अस्पृश्यता-कार्यके सिलसिलेमें भारतका 
दौरा कर रहा है। 

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ६२५७) से; सौजत्य: मीरावहन। जी० एन० 
९७२३ से भी। 

१. मोखी राज्यके भूतपूर्व दीवान रणछोड़दास पस्वारीके उस पत्रके उत्तरमें जिसमें गांधीनी से ऐसी 
कार्यवाहियाँ न करनेका अनुरोध किया गया था जिनसे हर हिन्दूपरिवारके छिन्न-भिन्‍्न हो जानेकी सम्भावना 
है। गांधीजी के तारके जवाबमें श्री पटवारी पूनाके लिए रवाना हो गये। देखिए खण्ड ५३, “पत्र: 
रणछोड़दास पथ्वारीको ”, ११-१-१९३३ भी। 

२. ” अहमदाबाद, ६ जनवरी ” की तिथि-पंक्तिके अन्तगत प्रकाशित 

३. जॉन मोरिस बच्चे थे। 

३८९ 


५०६. पत्र: मेडेलीन रोलाँको' 


६ जनवरी, १९३३ 
य मेडेलीन, ेु 

तुम्हारा संक्षिप्त पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं, विज्येषकर इसलिए कि उतने 
ठुम सबके साथ समागमके उन अमूल्य दिनोंकी याद दिला दी। वह अपने परिवारके 
लोगोंसे मिलने-जैसा ही था। 

पिछले उपवास" के दिनोंकी घटताएँ यदि चमत्कार थीं, और वे थीं ही, तो बह 
मात्र ईश्वरका कार्य था। में तो उसके हाथोंका एक बहुत ही तुच्छ यन्त्र था। किसी 
भी घड़ी मुझे ऐसा नहीं छगा कि में कुछ कर रहा हूँ। में वह कर ही नहीं सकता 
था। मैंने जब यह कहा कि ईदवर ही मेरे द्वारा काम कर रहा है तो वह, जहां 
तक मुझे ज्ञान है, शब्दश: सच था। 

परन्तु देवदासकों भेजे गये तुम्हारे महान और साथुचरित्र भाई के तारसे मुझे 
लगता है कि यूरोपके लोगोंने उस प्रस्तावित दूसरे उपवासको समझा ही नहीं। इस 
पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। पूरी धारणा इतनी नई मालूम होती है, फिर भी 
यह मुझे सत्यकी प्रार्थनापूर्ण खोजका युक्तियुक्त परिणाम लगती है। प्रार्थना उपवास 
बिना नहीं होती, और उपवास यदि प्रार्थनाका अभिन्न अंग न हो तो वह शरीरकी 
मात्र यन्त्रणा है, जिससे किसीका कुछ लाभ नहीं होता। ऐसा उपवास तीत्र आध्या- 
त्मिक प्रयास है, एक आध्यात्मिक संघर्ष है। वह प्रायश्चित्त और शुद्धीकरणकी प्रक्रिया 
है। सच्चा उपवास एक मूक और अदृश्य शक्ति पैदा करता है, जो, यदि उसमें 
भावश्यक बल और पवित्रता हो तो, सारी मानवजातिमें व्याप्त हो सकती है। उसके 
अदृध्य व्यापक प्रभावकों मैंने छोटे पैमानेपर किन्तु इतनी मात्रामें देखा है कि मैं 
यह जान गया हूँ कि वह बलवती शक्ति है। यहाँ वह अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलनको 
आगे बढ़ानेके लिए एक अनिवार्य कदम था! यदि मैं हिचकिचाता, तो अपने प्रति, 
अपने साथी केलप्पनके प्रति और हरिजनोंके ध्येयके प्रति झूठा होता। अभी वह 
अनिर्चित कालके लिए स्थगित हो गया है। शायद अभी भी मैं अपनी बात स्पष्ट 
नहीं कर पाया हूँ। वैसा करना कठिन है। परन्तु यह कहनेमें मुझे कोई झिल्लक नहीं 
है कि समय उस कदमको सही सिद्ध करेगा। हर हालतमें, मेरे लिए वह ईश्वरका 
आह्वान था, जिसका में प्रतिरोध नहीं कर सकता था। यदि और स्पष्टीकरण 
आवश्यक हो तो कृपया मुझे उसके लिए लिखनेमें सकुचाना नहीं। 


१. इस पत्रकी एक प्रति मौरावइनकों भेजी गई थी। 
२. यहाँ आशय स्पष्ट ही सितम्बर, १९३२ के ऐतिंदासिक उपवाससे है। देखिए खण्ड ७५१॥। 
३. रोमाँ रोलॉ। 


३९० 


पत्र: मेडेलीन रोलाॉँको ३९१ 


तुम्हारे भाईके लिए मैं एक उपयुक्त विशेषण खोजनेकी कोशिश कर रहा हूँ। 
तुम्हारे पत्रमें उन्हें 'श्रीमान रोलाँ' या तुम्हारे भाई” लिखना फीका छूगता है और 
दूरी-सी जताता है। उन्हें केवल भाई कहना अधिक घनिष्ठ हो जाता है, और मौजूदा 
सम्बन्धकों विलकुछ ठीक व्यक्त नहीं करता। दो शब्द, जो मुझे यूझ रहे हैं, ऋषि 
या साधु हैं। वे लगभग पर्याय हैं, पर फिर भी उनका अर्थ बिछकुल एक नहीं है। 
इसलिए उनकी और तुम्हारी स्वीकृति हो तो मैं अवसे उन्हें ऋषि” कहा करूँगा) 
आशा है, वे पूर्णतया अपने सामान्य स्वास्थ्यमें होंगे। मुझे डर है कि उन्के लिए 
पूर्ण स्वास्थ्ययी आशा करनेकी किसीकों हिम्मत नहीं होगी। वे उसके लिए अवसर 
ही नहीं देंगे। उसका अर्थ उच्ते लिए अपने ध्यानकों ऐतिहासिक शोबोंसे हटाकर 
शारीरिक स्वास्थ्यपर एकाग्र करना होगा। और ऐतिहासिक उनके लिए आध्यात्मिक 
भी है, अन्यया वे ऋषि नहीं होते। कृपया ऋषिको यह बताना कि कुछ महीने पहले 
मुझे रामकृष्ण और विवेकानन्दपर उनकी पुस्तकें पहली वार मिली थीं। उन्हें पढ़ 
कर मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ और भारतके प्रति उनके प्रेमका पहलेसे कहीं 
ज्यादा अच्छी तरह भन्दाजा हो सका। 

मीरामें और मुझमें प्रति सप्ताह पत्र-व्यवहार होता है। अपने विश्रामगृहमें वह 
काफी प्रसन्न है। वह हिन्दी सीख रही है, महाभारत” और “रामायण ' पढ़ रही 
है, और इन दिनों बौद्धधर्मपर डॉ० गौड़की पुस्तक पढ़ रही है। स्वास्थ्य उसका ठीक 
है और वह आहार-सम्वन्धी प्रयोग कर रही है। उसके भोजनपर कोई प्रतिवंब नहीं 
है। इसलिए जो-कुछ उसे चाहिए वह प्राप्त कर सकती है। उसे एक-दो समाचारपत्र 
और जिनकी उसे जरूरत हो, ऐसी गैर-राजनैतिक पुस्तकें भी मिलती रहती हैं। 

महादेव देसाई मेरे साथ हैं। दो और व्यक्ति हैं जिनसे तुम्हारा व्यक्तिगत 
परिचय नहीं है। हम दोनोंकी ओरसे तुम दोनोंको प्यार। 


अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ६२५८) से; सौजन्य : मीराबहन | जी० एन० 
९७२४ से भी | 


५०७. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


६ जनवरी, १९३२३ 

प्रिय चार्ली, 

तुम्हारे पत्र मिले। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा काम कम-सैे-कम कुछ समय 
अभी वहींपर है। जब मुझे अन्यथा लगेगा, तो सहायताके लिए अत्यावश्यक वुरूवा 
भेजने में मुझे कोई झिझ्क नहीं होगी। तुम्हें यदि बुडबुकमें सिर्फ एक महीने शान्ति 
मिल जाये, तो तुम्हारे स्तायुओंको कुछ आराम मिलेगा। रेलवे यातायातके उस सारे 
शोरगुलमें लगातार भागादौड़ीका तुमपर क्या असर होना था, यह में अच्छी तरह 
समझ सकता हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें अपनी पुस्तक “द सरमन ऑन द माउण्ड हं 
समाप्त करनेको आवश्यक समय मिल जायेंगा। 

तुम्हारे दो तार मिल्ले, जिनमें मुझे यह बताया गया था कि तुम डॉ० सुब्वा- 
रायनके विधेयककी मंजूरीके सिलूसिलेमें काम कर रहे हो। हर हालतमें, कम-से-कम 
जबतक उसके भाग्यका पता न चले, उपवास स्थग्रित रहना है। मैं आशा करता 
हूँ कि तुमने उसके वारेमें चिन्ता करना छोड़ दिया होगा। ईश्वरके पाससे आनेवाली 
किसी भी चीजके वारेमें कोई चिन्ता नहीं हो सकती | क्या मैंने कभी तुम्हें उस इलोकका 
अनुवाद सुनाया था जिसे हम प्रतिदिन प्रातः प्रार्थनामें पढ़ते हैं ? “ विपत्ति कोई 
विपत्ति नहीं है, समृद्धि भी सच्ची समृद्धि नहीं है। वास्तविक विपत्ति है ईश्वरकी 
सर्वव्यापकताको भूल जाना, और सच्ची समृद्धि है उसे निरन्तर याद रखना। छ 
इसलिए उपवास यदि ईदवरके पाससे आता है, तो उसमें चित्ताका रत्ती-मर भी कारण 
कहाँ है? 

हाँ, मुझे अकसर एस्थरके बड़े सुन्दर पत्र मिलते रहे हैं। वह इस खबरसे बहुत 
ही उत्साहित हो उठी है कि तुम, कम-से-क्रम फिलहाल, वुडबरुकमें बसनेवाले हो। 

आशा है, तुम्हारे भाईकी दक्षामें खुबार वरावर जारी होगा। तुम्हारे अगले 
पत्रकी, जिसमें उसके बारेमें और भी अच्छी खबर हो, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। 

मीरा मुझे प्रति सप्ताह पत्र लिखती है और मेरे पाससे भी उसे सप्ताहमें एक 
पत्र जाता है। अगली बार जव मैं उसे छिखूँगा तो तुम्हारा प्रेम उसे भेजूँगा। इस 
तरहकी चीजें अकसर मैं भूछ जाता हूँ, पर आशा है इसे मैं भूलूंगा नहीं। 

हम सबकी ओरसे प्यार, 


अंग्रेजीकी फोटोननकल (जी० एन० १३०६) से । 


१, देखिए खण्ड ४४. पृष्ठ ३९७ 
३९२ 


५०८. पत्न: श्रीमती हंटरको' 
६ जनवरी, १९३३ 
प्रिय बहन, 
८ दिसम्बरके आपके पत्रके लिए और इस सूचताके लिए कि आपने अस्पृरयता- 
निवारण समितिको पौंड ४२-०-३ का एक चेक भेजा था, धन्यवाद । 
सभी अंग्रेज और अन्य मित्रोंको कृपया मेरा धन्यवाद दें। अभी-अभी समितिसे 


मुझे पता चछा है कि आपका चेक उसे यथासमय मिल गया था। आज्ञा है, आपको 
उसकी यथोचित रसीद मिल गईं होगी। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० १५३२) से । 
५०९, वक्तव्य : समाचारपत्रोंको 
७ जनवरी, १९३३ 


इन दिनों बहुत-से कांग्रेसी मेरे पास आकर मुझसे कहते हैं कि जेलके भीतरसे 
मैंने अस्पृश्यताके विरुद्ध आन्दोलन चलानेका जो काम शुरू किया है, उसके बारेमें 
कांग्रेस हल्कोंमें कानाफूसी होती रहती है और उनकी समझ में नहीं आता कि वे 
सविनय अवज्ञाका काम ही जारी रखें या अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाईमें सक्रिय भाग 
लेने छग जायें ? इस सवालसे मुझे कोई आइचर्य नहीं होता। यह सवार पूछनेवालोंसे 
में इतना ही कह सकता हूँ: 

“मुझे नहीं छगता कि मेरे व्यवहारमें कोई असंगति है। ईश्वरने मुझे जो-कुछ 
बुद्धि या झ्क्ति दी है, उसे कामसें छानेका मौका आनेपर भी मैं उसका उपयोग न 
करूँ, तो इसमें पाप न हो तो भी मूखेता तो जरूर है। संबिनय अवज्ञाके लिए में 
अपनी सारी शक्तिका उपयोग कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इसके अलावा भी 
हरिजनोंकी सेवा करनेकी शक्ति मुझमें मौजूद है, जिसे मैं काममें छा सकता हूँ। 
इसछिए मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। ऐसा करके मैं अपने वर्तमान वर्मसे या कर्तव्यसे 


१. नाम जी० एन० रजिस्टरसे लिया गया है। 
२. देखिए “ पत्र : घनरपामदास बिंड़काकों “, १४ २०९। 


३९४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जरा भी च्यूत नहीं होता। हरिजनोंकी सेवा में अतिरिक्त कामकी तरह कर रहा हूँ। 
इस प्रकार मेरे सामने दोमें से एकका चुनाव करनेका सवाल नहों था। परल्तु मैं 
जानता हूँ कि जो इस समय जेलकी दीवारोंके बाहर हैं, उनका मामला दूसरा है। 
जो सविनय अवज्ञा करनेवाले हैँ, उन्हें यह फैसछा करना है कि वे सविनय अवज्ञाका 
काम जारी रखें, या अस्पृश्यता-निवारणका काम हाथमें लें। इन लोगोंके लिए मैं 
इस सवालका निर्णय नहीं कर सकता। मेरे मनकी रचना ऐसी है कि जहाँ मैं एक 
बार जेलके दरवाजेंमें घुसा कि फिर सबिनय अवज्ञाका किसी भी तरहसे मार्गदर्शन 
करनेके लिए असमर्थ बन जाता हूँ। मैं मार्गदर्शन कर सकूँ तो भी मुझें करना नहीं 
चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यता-सम्बन्धी कार्य करनेके लिए मुझे जो बड़ी रियायतें मिली 
हैं, उनका छाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें और छिपे या खुले तौरपर इस आन्दोलन 
का मार्गदर्शन करनेके लिए न उठानेके वचनसे में बँवा हूँ। इसलिए मुझसे पूछे बिता 
हरएक भाई-बहनको अपना निर्णय खुद कर लेना चाहिए। 

भेरे ऐसे विचार होनेके कारण मैंने अपनी पत्नी और अपने लड़केको भी 
रास्ता वतानेसे इनकार कर दिया है। अस्पृश्यता मिटानेकी मेरी अपील हरएक सवर्ण 
हिल्दूसे है, चाहे वह कांग्रसी हो या और कोई हो। क्योंकि उपवासके सप्ताहके 
दिनोंमें बम्बईमें जो प्रस्ताव पास हुआ था, उससे हरएक हिन्दू, जहाँतक उसका निजी 
सम्बन्ध है वहाँतक, अस्पृश्यता दूर करने और अपने पड़ोसियोंको भी वैसा ही करने 
को सभझानेके वचनसे वँधा हुआ है। उसके पहले भागमें केवल एक मानसिक क्रिया 
करनेकी वात है और जहाँ उसके अनुसार कुछ काम करना हो, वहाँ अपने निजी 
व्यवहारमें उसे करके दिखानेकी बात है। उसका दूसरा भाग अस्पृश्यता-निवारणके 
लिए प्रचार करता है। उसमें हरएक भाई या बहनको, जहाँ दोनों काम साथ-साथ 
न हो सकते हों वहाँ, यह चुनाव करना है कि वह इस प्रचार-कार्यमें पड़े या अपना 
मौजूदा काम जारी रखे। 

जो कांग्रेसी सवित्य अवज्ञाकी प्रतिज्ञासे बँधे हुए हैं, उनके सामने यह पहेली 
जरूर खड़ी होती है। पर वह तभी खड़ी होती है जब वे यह जाननेके मिथ्या प्रयत्न 
में पढ़ते हैं कि इस बारेमें मेरी क्या राय है। मेरे खयालसे मैंने तो अपनी स्थिति 
साफ कर दी है कि इस वारेमें मेरी कोई राय है ही नहीं कि वे क्या करें। जब 
जेलके भीतरसे अस्पृश्यताके कामका संचालत करनेका मैंने निर्णय किया, तब मेरे 
सामने सविनय अवज्ञा करनेवालोंका वर्ग ही नहीं था, मेरे सामने तो सारा हिल्दूँ 
समाज था। वह सारा समाज इस काममें मुझे योग देनेमें असफल साबित हो जाये, 
तो अकेले सविनय अवज्ञा करनेवाले इस य्रुगों पुरानी बुराईको मिटा नहीं सकते। 
पर यह हो सकता है कि सवितय अवज्ञा करनेवालोंको अस्पृश्यता-निवारणका काम 
करनेका खास आदेश महसूस हो, था उन्हें यह लगे कि अनुशासनपूर्ण सविनय अवज्ञा 
करनेकी ताकत उनमें नहीं रही, या सवितय अवज्ञाका जोश खत्म हो गया है, या 
सविनय अवज्ञा-जैसी चीज ही नहीं रही और जो-कुछ विरोध बाकी है उसमें विनय 
नहीं रह गया, या वहू अविनमी बन गया है। 


पत्र; वम्बई सरकारके गृह सचिवकों ३९५ 


$ 
हि यह जाहिर है कि इन सब प्रइनोंपर विचार करनेमें में उपयोगी मार्मदर्शन 

3 कर सकता। ये हक प्रइन ऐसे है जिनके बारेमें वे ही निर्णय कर सकते हैं 
वाहर हूँ। अगर अधिक मनप्योंक्े दिलमें शंका वे इकट॒ठे हूं 

करें और इस बारेमें निर्णय करें कि मौजूदा हालतमें गाता अपगाया ३ अल 

मनमें शंका ही नहीं है, वे उस सुविख्यात संस्कृत इलोक' को याद करें, जिसका ठीक 

अर्थ उसीसे मिल्ती-जुछती उतनी ही मशहूर अंग्रेजी कहावतमें आ जाता है: “जो है, 

उससे ज्यादा लेनेकी कोशिश्षमें पासका भी खो बैठते हैं।” 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ह्यू० ९६९४) से) 


. ५१०. पत्र: बम्बई सरकारके गृह सचिवकों 


७ जनवरी, १९३३ 
सरकारके सचिव 
गृह विभाग, वस्वई 


प्रिय महोदय, 
इसके साथ जो वक्‍तव्याँ है उसे समाचारपत्रोंको देनेकी मैं आवश्यकता अनुभव 
कर रहा हूँ। मेरे खयारसे यह भारत सरकारके फैसलेकी मर्यादाओंके अन्दर है। 
परन्तु सरकार अन्यधा भी सोच सकती है। व््तव्यकों समाचारापत्रोंकों देनेसे पहले, 
मैं यह निश्चित रूपसे जानना चाहूँगा कि इस विपयर्में उसका दृष्टिकोण क्या है। 
यदि मुझे शीघ्र उत्तर मिरू जाये तो मैं आभारी होऊँगा। 
मैं यह जानता हूँ कि सर्वसाधारणके मनमें काफी श्रांति है, इसलिए मैं उन्‍हें 
साफ-साफ बता देनेको बेचैन हैँ कि सविनय अवज्ञा और अस्पृश्यता-सम्बन्धी कार्यमें से 
एकको च्ननेंमें उन्हें मार्गदर्शनके लिए मेरी ओर नहीं देखना चाहिए। मैं यह महसूस 
करता हूँ कि इतना उनके प्रति मेरा कत्तैव्य हो जाता है। 
हुदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रेक्ट्स, होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल नें० ८०० (४०) 
(८), भाग- ६, [० ३! 
१. यो अवा्ि परित्ज्य अधु्॑ परिषेवते। 
प्रवाणि तरय नश्यम्ति अन्लुर्व नष्टमेव च) 
के #० ह कक, 
२. मच वान्ट्स भोर, ऐंड द्लज ऑल] 
३. देखिए पिछला झीपेक/ 


०७५११. पत्र भगवानदासको 


७ जनवरी, १९३३ 


प्रिय बावू भगवानदास, 

इतने दिन आपका मेरे साथ रहना मेरे लिए कितने आनन्दकी बात थी, मैं 
आपको बता नहीं सकता! यह बिलकुल अप्रत्याशित था, इसलिए दुगता आनन्द 
मिला। 

महादेवके पास जो पत्र आप छोड़ गये थे वह मुझे मिरू ग्या। यदि और 
किसीलिए नहीं तो आपकी ही खातिर, मैं पुस्तकके साथ जूझ रहा हूँ। पर उसे कब 
समाप्त कर सकूगा इसका मुझे कोई अन्दाजा नहीं है। अस्पृश्यताके कार्यकों छोड़, 
किसी और कार्यके लिए जव मैं एक मितटका भी समय निकालता हूँ, तो अपने- 
आपको चोर अनुभव करता हूँ, क्योंकि शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जब 
उसका कुछ-त-कुछ काम बकाया न रहता हो। इसलिए यदि कुछ समयतक आपको 
मुझसे पुस्तकके बारेमें कुछ सुननेको न मिले, तो मेरी खामोशीका कारण आप जान 
लें। यदि कभी मैं पुस्तकपर अपनी सम्मति आपको दे सका तो वह प्रकाशनार्थ 
नहीं होगी, क्योंकि अस्पृश्यतासे अन्य किसी भी विपयपर मैं कुछ भी सरकारकी 
अनुमत्ति बिना बाहर नहीं भेज सकता। 


हृदयसे आपका, 


डॉ० भगवानदास 
सेवाश्रम, बनारस छावनी 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१८४) से। 


३९६ 


५१२. पत्र: एस० शालीवतीको' 


७ जनवरी, १९३३ 
प्रिय शालीवती, 


आपका पत्र मिला। हिन्दू समाजमें फूट डालनेके प्रइनपर, जैसाकि आपने 

देख लिया है, मैं विचार कर चुका हूँ। श्री अय्यरका भाषण पढ़नेका मुझे अभी 

समय नहीं मिलता है। उसे पढ़ते ही, यदि मुझे कुछ कहना हुआ तो मैं आपको 

कहूँगा। जिन मुद्दोंपर आपने विचार-विमर्श किया है उनपर आपको समुचित कानूनी 

राय ले लेनी चाहिए। सर चिमरनलाछकी रायका मैं निस्सन्देह कोई उपयोग नहीं 
“करूँगा । 

हृदयसे आपका, 


श्रीयुत्त एस० शालीवती 
माफंत थामस कुक एण्ड सन, वम्बई 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९१८६) से। 


५१३. पत्र: जी० रामचर्र रावको 
७ जनवरी, १९३३ 


प्रिय रामचन्द्र, 

आपके दो पत्र मिले। आपकी योजना मैंने देख ली है। योजनाकी सफल 
पू्तिके छिए आपको व्यवस्थापक बोड्डके सदस्योंके नाम, उनकी योग्पताओं-सहित 
और दे देने चाहिए। कामके जबद॑ंस्त दवावके बीच मैंने इसपर सिर्फ सरसरी नजर 


. हिन्दूके संवाददाता । 
हा दिनांक ३ जनवरी, १९३३ का जिपपपर शालीवतीश्वरमके हस्ताक्षर ये। इसमें छिखा था: 


“मन्दिर-प्रवेशके प्रश्षपर भाज तीपतरे प्रहर सर चिमनछार सीतलवाडके साथ मेरा दो धंटे विचार-विमशे हुमा | 
पिछके शुक्रवारकों में जब उनसे मिकछा था, तो वे श्री ढी० आर० रामचन््‌ अय्परसे पूणेतया सहमत थे। 
आज न्यायाधीश रामेशमके फैसडेकों पढ़नेके वाद उनका यह विचार है कि जमोरिनके दावेमें कोई सार 
नहीं है। जब चढन और खिजके अनुसार तीन दिन मन्दिरमें मवेशकी अनुमति दे दी जाती है, तो 
“घम्॑ खतरेमें है? का नारा निरथंक हो जाता है। उनका तके यद है कि यदि तीन दिन प्रवेशकी अनुमत्ति 
दे दी जाती है और उससे घमेकों खतरा पैदा नहीं होता, तो ४ दिनकी ही अमुमति वर्षों न दे दी जाये। 
टर्टी यदि चाहें तो प्रत्येक दिन शुद्धिःसंस्वार कर सकते हैं।” (एस० एन० २९१५७ )। 
के ३९७ 


३९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ही डाली है और यह कमी मुझे नजर आ गई। पर पूरी योजनामें कोई कमी रहती 
है। मैं इसपर अपना मन इतना एकाग्र नहीं कर सका हूँ कि जो कमी है उसे 
शब्दोंमें व्यक्त कर सकूँ। योजना इस तरह तैयार की जानी चाहिए कि पंहली बार 
पढ़नेसे ही वह विश्वास पैदा कर सके। यह ऐसा नहीं करती | व्यवसायी मित्र शायद 
उस चीजका, जो मुझे परेशान कर रही है, तुरूत पता छग्ा सकेंगे। 

भेरे लेखोंसे सनातनियोंनें जो उद्धरण दिये हैं, उनके वारेमें कुछ न कहना ही 
ठीक होगा। उनमें से वहुतोंकों तोड़ा-मरोड़ा गया है, कुछ उद्धरण अधूरे हैं, और कुछ 
जो-कुछ मैंने लिखा है, उसके इतने विपरीत हैं कि असत्य भाषण ही हो जाते हैं। 
परन्तु आप था किसी भी अन्य मित्रकों, जो इन वातोंका जवाब देना चाहे, “यंग 
इंडिया ' के पृष्ठोंकी देखकर उद्धरणोंकी जाँच कर लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर 
सकता था, क्योंकि में जानता हूँ कि वे उद्धरण क्‍या हैं और इसलिए भेरी वैसी 
इच्छा नहीं है। इच्छा हो भी, तो मेरे पास समय नहीं है। आपने जो उद्धरण भेजा 
है वह मूलसे कुछ मिलता-जुरूता है। 

आपपर हरूगायें गये आरोपोंका जहाँतक सवाल है, मैं समझ नहीं पाता कि 
आप इतने छुईमुई क्‍यों हैं। उन आरोपोंमें यदि कोई सचाई नहीं है, तो आप उनकी 
चिन्ता क्यों करते हैं? आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि समय सारी गलत- 
फहमियोंकी दूर कर देगा और सोचे जा सकनेवाले हर अन्यायकों ठीक कर देगा। 
समय सदा अन्यायके विरुद्ध और न्यायके पक्षमें जाता है। 

मुझे अब गायका शुद्ध घी मिल गया है और आपके उपचारकी मैंने कलसे 
आजमाइश शुरू कर दी है। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत जी० रामचन्द्र राव 
मार्फत सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी , 
मद्रास 


अंग्रेजीकी माइकोफिल्म (एस० एन० १९१८८) से। 


७५१४. पत्र; नरगिस कंप्टेनको* 


७ जनवरी, १९३३ 


२६ दिसम्बरका तुम्हारा पत्र मैंने संभाल कर रखा है कि वह मुझे याद 
दिलाता रहे कि मुझे एक वक्तव्य तुम्हारे लिए तैयार करना है। परन्तु सनाततियोंके 
ताम एक अपीर्लकां और एक अपील पहले जारी कर देनेके बाद भी, तुम्हारे 
खयालसे, क्या वक्‍तव्य देना अभी भी जरूरी रहता है? यदि तुम्हारा ऐसा खयाल 
हो, तो तुम्हारे नाम मुझे एक पत्र लिखना होगा, जिसे प्रकाशित करनेकी तुम्हें स्वत- 
न्त्रता होगी। तुम्हारे पत्रके अलावा मुझे कोई ऐसा पत्र नहीं मिला है जिसमें जो 
कठिनाई तुमने बताई है, वह बताई गई हो। इसलिए सर्वताधारणकों जिसकी जरूरत 
ते हो, ऐसा कोई वक्तव्य में देना नहीं चाहता हूँ। परन्तु मेरे समय और शक्तिकी 
खातिर तुम्हें उस वकक्‍तव्यकी बात छोड़नी नहीं है। यदि वह आवद्यक ही है, तो 
उसके लिए शक्ति खर्च की जायेगी। ' 
नरगिसवहन 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१८७) से। 


५१५. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको 


७ जनवरी, १९३३ 

प्रिय घनश्यामदास, 

तुम्हारा पत्र मिला। आशा है, डॉ० रायके पत्र की नकलरू तुम्हें मिल गई 
होगी। गलती से वह उस पत्रसे छूट गई जिसके साथ वह जानी थी। डॉ० रायको 
लिखे अपने पत्र" में जो नीति मैंने अपनाई है, भेंट होनेपर तुम्हें उसके वारेमें मैं 
सन्तुष्ट करना चाहूँगा। कि हे 

मेरा खयाल है कि काशी विश्वनाथके' वारेमें अभी कोई विशेष आन्दोलन 
ने चलाना ही अच्छा रहेगा। जनमत तैयार करते हुए, मन्दिर-प्रवेशके छिए आम 
१, देखिए पृष्ठ ३७०-४ | 
२. सम्मवत: “वक्तव्य: अल्झ्पतापर ” -१३; देखिए पृष्ठ ३१५। 
३. देखिए परिशिष्ट ५ | 
४, देखिए पृष्ठ २१४-७ | 
७. देखिए पृष्ठ २११०-११ ! 


६. बनारसका सुप्रसिद्ध मन्दिर । 
३९९ 


४०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कोशिश जरूर चलती रहनी चाहिएं। पर किसी विशेष मन्दिरके लिए विशद्येष प्रयत्न 
अभी नहीं होना चाहिए। 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१८५) से। 


५१६. पतन्न : प्रेमाबहन कंटकको 


७ जनवरी, १९३३ 
चि० प्रेमा, 
तू जैसी कोवी है वैसी ही रूठतेवाली भी है। पर पिताके साथ पुत्री कितने 
दिन रूठ सकती है? पिताका प्रेम उसका गये उतार देता है। तू कवतक रूठी रहेगी ? 
शायद तू पत्र लिखकर ही पछताई होगी।' तू जानती है कि अपनी चिट्ठीसे तुते 
जलेपर नमक छिड़का है? छेकिन तू अपने-आपको जितना पहचानती है, उसकी 
बनिस्वत में तुझे शायद ज्यादा पहचानता हूँ। मुझे पहले तो बहुत दुःख हुआ। फिर 
तुरन्त हँसा। अपने पत्रमें' तू जितनी बुरी दिखती है उतनी बुरी तू है नहीं। मैंने 
तुर्त निश्चय किया कि जैसे पहले तू रूठकर दुःखी हुई थी वैसे ही अब भी पछता 
कर माफी माँगेगी। हेकिन मेरा अनुमान गरूत हो तो अब माफी माँग और तेरे जी में 
आवे वैसे पत्र लिख। मेरा उछाहना तो मनमें जहर रखनेके बारेमें है। जबतक तेरे 
मनमें जहर हो तबतक उसे मेरे सामने नहीं उंड़ेलेगी तो कहाँ उंड़ेलेगी ? में तेरे कान 
न पकड़ें तो और कौन पकड़ेगा? जहर है, तवतक तो मुझे पीने ही देना। तेरी 
दृष्टिमें शायद वह जहर न हो। अपने स्वभावकों कोई शायद ही पहचानता है। तू 
पहचान और जाग। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० १०३२०) से। 


७५१५७. एक पत्र 
७ जनवरी, १९३३ 


इस भागदौड़के पीछे एक और चीज भी रही है। आश्रमवासियोंमें भी गरीबीके 
शुद्ध दर्शनका अभाव है। यह दोष तुम्हारा अकेलेका ही नहीं है। तुमसे पुराने कुछ 
आश्रमवासी भी इससे मुक्त नहीं हैं। इतनेपर भी जो समझना चाहते हैं, उन्हें मैं 
जरूर समझाना चाहता हूँ कि गरीबसे भी गरीब बतकर रहना हमारा धर्म है। एक 
पैसेसे काम चले तो दो न खर्च करें और ऐसा करते हुए जो खतरे उठाने पड़ें तो 


१, गांधीजी के २५ दिसम्बरके पत्रते नाराज होकर भेमाबहनने क्रोपमें छिखा था कि वंद फिर कमी 
पत्र नहीं लिखिगी। ॥ 
२. सम्भवत्र: वह पत्र जिसका उत्तर गांधीजी ने २५-१२-१९३२ को दिया था। 


एक पत्र ४ 


उठा छें। इसलिए विना सफर किये जितना काम चल सके, उतना चलायें। जितनी 
सुविधाओंके बिना काम चल सके, उतनी सुविधाएँ छोड़ दें। और यह गरीबी सिर्फ 
रुपयेकी ही नहीं, प्रवृत्तिकी भी होनी चाहिए। हम शब्द भी कंजूसीसे काममें हें, 
विचार भी कंजूसीसे काममें लें। ऐसा करें तो ही सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य आदिका 
पाकन हो सकता है। मुझसे ज्यादा खर्चीढे तो आश्रममें अ, व और क हैं', यह 
कमी तुम अपनेमें से निकाल सको तो निकाछ दो; और यह बात मुझसे तो कभी 
मत कहना। अपने मनमें भी ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। धर्म तो जो पाकूत 
करे, उसके लिए है। 

अब तुम्हारी शंकाके वारेमें। हम अपने विकारोंसे अपने बच्चोंकी तुलना करेंगे 
तो जरूर वाजी हार जायेंगे। जो परिस्थितियाँ हमने वच्चोंके छिए अनुभव प्राप्त 
करके पैदा की हैं, वे हमारे पास नहीं थीं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि इन 
परिस्थितियोंका प्रभाव वच्चोंपर पड़ेगा ही। इसकी चिन्ता न करें कि तात्कालिक 
' ग्रभाव हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह प्रयोग करते हुए जिल्हें हम अपने 
वालक समझते हैं, उन्हें कुर्वा करना पड़े तो भी हम आत्मविश्वास न खोयें। और 
जबतक अपनी भूछ न मालूम हो तबतक प्रयोग जारी रखें; सफलतादेवी के दर्शन 
तभी होंगे। यह रास्ता स्वीकार करना आगकी ज्वालामें प्रवेश हक इसलिए 
हम खूद और हमारे वच्चे हँसते-हँसते बलिदान हो जायें। सब क्षेत्रों इस तरह 
किये विना शुद्ध सत्य, शुद्ध अहिंसा या शुद्ध ब्रह्मचर्यकी झाँकी हमें नहीं मिलेगी। था 
हम इस नतीजेपर पहुंचेंगे कि इन दीचोंमें से एक या दो चीजें गलत हैं। अहिंसा गलत 
चीज है, यह माननेवालले पंथ तो दुनियामें बहुत है 338 व्रह्मचर्यको पाप मानने- 
वाला सम्प्रदाय वढ़ता जा रहा है, यह हम अपनी आंँखोंके सामने देख रहे हैं। इस 
सम्प्रदायकी वृद्धि होती देखकर भी यदि हम यह सावित करना टी जा क हक 
है और ब्रह्मचर्य सही चीज है, तो . - जैसी लड़की और * हम - जैसे गवानोंका 
बलिदान देनेकी कला हमें हस्तगत करनी पड़ेंगी। जय 86. कि 
जाता। यह छाम तो हक के के का जब वे संसार-रूपी समुद्रमें 
8 ने 030 फिर भी उनके कदम ते डगमगायें। यह वात में मानता हूँ और 
टवक्‍कर खायें और फिर श बना डाछा है। और यवि इसमें नहीं 
इसीलिए हमने आश्रमकों समुद्रका एक तैंथे केंगे | 
डूवे तो महासमुद्रमें भी तैर जानेकी आशा रख सकेंगे 


[गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-३े, पृष्ठ २२-३ 


१ और २. सापन-पत्रमें नाम नहीं दिये गये हैं । 
५२-२६ 


नाचालाल कालिदास जतातनीकों 


०0१८. पत्र 


ह्फ़ ४ ६ ५ 7 «०» | ८ ४ 
7 ८७ 5  ॥ए फ ९ 3. ॥0 ! ॥7 ह (2 

रढ् ५ भ।* बच ]  ( 

|; ॥! | ० हुई | 


$ 5 है (87 
कई ्ति)] ः «५. ३न+ बा 
हा पट ४ ४ “ ॥॥ ([टि 
भ 4 गा ; 3 ि गए! ही | प्र ] + !2, ॥४ ः /ां /| 0, 
2) * ॥ए ' 0 धर 
*. ४ 0. 0 की 3! 62 आज ५7 ॥8 ॥ाए ( | 
॥2  (ट ५७ (70 5 ॥एक [७ (७ १ 0 
/ हि (० पट ए (चिप । 
0 | ॥: के न कि एड एप | एछ 4 
(८ गा ] ४ हा 2 (् +/ पु ५ 
५ ७ न दए कि हे कि अं 
' ॥7: ं  ीचओ (| ४ | हक 
>' हे | ॥. .., *«| हैए ॥ ्ि एः पा! 7? (| ॥$ ॥७४/ 
7 #.- ४ ए भीए जढीए ++ ॥४ (5 ५ 6 कक | 
ही फए  /॥* 6 ः फ मि ि ए 
४ ते पा ७ >> # (१ [6 7. ॥ ए 0 
१, )॥७ /7 (/] ्यि गण न] ४४४. ७४ प्र के न्‍_ 7: ४० 
॥* कर (१ ५ 7७ (७ 00९ ,. ७ पते रा १४! 
४ ॥० बीए | ५ के थे कि हे आज का १ हर 
£ ६ “० हि 9 ४६ | कर पद किए, 
गिः पंप है गा दा एक (७५, ५७४ 
७ लि ४ . £ [४ बीए |, | 
हो लक 5 5] की ्ः 
7० + पं है हि मिआा। 5 65 5 
हे है, तन 50 200 तक कक बह » 7 
| हि ०७ |# ॥- ॥7 ४ (हे (7० 7 आओ 
प्र 0॥४ हु 5५ गा 0, पे ० रण. ए ॥।०0 7 ४ 
>> पल आए हिट ए हि न 
प् £ हित वी 4 9 ॥०७ पड | 2 
“4 | 0४ दर 9 ॥ ब्न्क 7; श् 
कक हित 
ज ए ९ बा हि (हि [हि हा ह हें [हु 
हे डे पा नर दी हा है जप की शर्ट ण्ँ ४५ 5 ८ 
ध्ज ॥ए / दि ( # जा बीए हा ( ट पैड रे 5; 
५ ०5 ट (डा + ७ पे प ५ हू (7 'ंट ॥# ॥० (| (| हा 
5 मि 9 १व०/० ३५ /' ८ +* ७ ॥£45 4६४7 
हे 9० बी > मी 7 | 
ब +-> व न ॥/॥७४ थ्र 
तंज गए 9 47 (९ [६ | 0 ५ि ॥7 ॥+ / दल 
हज कक ः कर ५ £ 8 [75 नं 
_. रे ... ७/ ७४ प्र प्‌, है शि कि  एए 8 ॥ 5: छि 
70 ( पड का का हम का >  ॥८ 
महिमा हित कि 0 9कुकफ पा 
9 5] ॥७४ ॥( 5 पट फू ० ० 
3 5 / छि ५ ** ७ (७७४ (# 
बीए ९ बीए ॥४ 9 ॥७/ | क्र 


न्शजण 


पा 


न्द्स्ज 


चड ह३। 


अन्न माना, 


पु 
चेच्त्चर 





दंगा । 


घ्श्म 





ऐ.त. 
कऊल्या | संपदलाल 


। 


£ “अल 22० चाल नम... 


हित. 
4 «3 चिप 


रतुनाईको 
[ पुतर्च 


4 


५१६. पत्र: फूलचन्द बी० शाहको 

७ जनवरी, १९३३ 
भाई फूलचन्द, 

तुम्हारे पत्रके उत्तरमें मैंने तुम्हें पत्र छिखा था। वह मिल चुका होगा। 
बलवन्तसिहकों रूम्बा जवाब लिखा था। रूगता है, उसे नहीं मिलता । उसका प्रदन याद 
नहीं आता। पत्र न मिला हो तो फिरसे प्रइन पूछ ले'। हरिभाऊ उपवास न करे। 
समूचे सवालूका नतीजा थोड़े ही दिनोंमें निकछ आयेगा। पृथुराज मिलता था। उसने 

सबके कुशल समाचार दिये। छगनछाछ जोज्ी अब मेरे साथ है। 

सबको 

बापूके आश्ञीर्वाद 


गुजरातीकी नकरू (सी० डब्ल्यू० ९६२६) से; सौजन्य : चन्द्रकान्त फू० शाह 


५२०. पत्र : नारणदास गांधीको 
७ जनवरी, १९३३ 


चि० नारणदास, 
तुम्हारा और प्रेमाका पत्र तथा दूसरे पत्र मिल्ले। प्रेमाकों जो लिखा है वह 
इसके साथ है। मुझे आशा है कि अपनी मूखंता वह समझ गई होगी। 
अब तुम खुराकमें क्‍या छेते हो? ज्वारकी कांजी और ज्वार-वाजरेकी रोटीका 
कंसा असर हुआ है? घी कहाँसे मेँगाते हो? 
क्या छारा छोगोंका उपद्रव कुछ कम हुआ ? वहाँ कोई जाता है? 
बापू 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०/१) से। 


- उपलब्ध नहीं हैन 
बल्वन्तर्सिहने अपनी पुस्तक घापूकी छायामें, पट ४१ पर ल्खि है कि उसने गांवीजीके 
उत्तर प्राप्त करनेके लिए अश्नावकीकी एक भ्रति पुनः भेजी यी, देखिए खण्ड ५३, “पत्र: बल्वन्तर्तिहको”? 


ण-२-१९३३ । 
३. देखिए पृष्ठ ४०० । 


55 
४० दर 


७५२१. पत्र : धर्मदेवको 


७ जनवरी, १९३३ 


तुम्हारा पत्र मझे बहुत ही अच्छा छग्ा है। वर्णाश्रम धर्मके विपयमें जो मेरे 
लेख आजतक निकेल चुके हैं, उनसे किसीको मेरा निरचयात्मक अभिपष्राय नहीं मिल 
सकेगा, यह तुम्हारा कथन वास्तविक है। क्योंकि जितना निश्चय मैं लेखोंमें बता सका 
हूँ, उससे आगे में नहीं पहुँच सका था। 

अब कुछ ज्यादह निशचयपर में अवश्य पहुँचा हूँ और सम्भव है, अब भेरे 
सामने चित्र स्पष्ट दीख पड़ता है। में संशयात्मक भाषामें लिख रहा हूँ क्योंकि जब- 
तक मैंने आजतक के मेरे विचार नहीं लिखे हैं तवतक मुझको पता न चलेगा। मेरा 
इरादा अवकाश मिलनेपर इसी आलन्दोछनके लिए वर्णाश्रमपर एक छेख लिखनेको हो 
रहा है।' 

विश्वज्योति, अक्टूबर, १९५९ 


५२२- पत्र: हेमप्रभा दासगृप्तको 
७ जनवरी, १९३३ 


चि० हेमप्रभा, 

तुमारा ठीक रूम्वा खत बहोत दिनोंके वाद आया। तुमारी तुटी मैं बता दुं। 
जिसको तुटी मानती है वह नहिं। तुम बहोत लोभी है। “वबापूने हरिजनोंका काम 
लिया मैं वह भी करुंगी।” बापू ने जो छिया वह मत करो, जो करती है वही करो 
क्योंकि जो करती थी वह भी सेवाकायें हि था और उसमें सब समय जाता था। 
“श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुण पर घ॒र्मात स्वनुष्ठितात्‌ ” तुमारे “येन केनचित्‌ संतुष्टा” 
रहना चाहिए। अच्छे कार्यमें भी लोभ त्याज्य है “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ /। अभी भी 
हरिजन सेवा छोड़ सकतीं है। कार्य तो तुमारे बापुका करना है न? केवल खादी 
कार्य से बापूकों पूर्ण संतोष रहेगा। दूसरा भी करनेमें दोनों गमा वेठेगी। क्योंकी शरीर 
काम नईहिं कर सकेगा। खादी कार्यके अंतर्गत तो हरिजन सेवा भरी है इससे संतोष 
भानो। तुमारे वीतराग होना है। छोभका पर्यायवाचक शन्द राग है। यह तो मेरा 
निदान है। यदि यह सही नहिं है तो उसे भूल जाओ “ यथेच्छसि तथा कुरु | तुम 


१, परिजन, ४-३-१९३३ में एक छेख “मामकेकरो उलक्षाना” शीपकरसे छप था, देखिए खण्ड ५ह। 
२, गीता, भध्याप ३, इलेक ३-३५। 
४०४ 


पत्र: सतीशचन्ध दासगुप्तको ४०५ 


कल्याणकृत है इसलिये तुमारी दुर्गति हो हि नहिं सकती। ईइवर तुमारे पास रहता 
है। वह तुमको कभी नहिं छोड़ेगा। कु कर 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १६९५) से। 


५२३. पत्र: सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको 


८ जनवरी, १९३३ 
प्रिय सतीश वाबू, 
हेमप्रभाके नाम मेरा पत्र कृपया बहुत ही साववानीसे पढ़ना । वह जितना उसके 
लिए है, शायद उतता ही तुम्हारे लिए भी है। मैं जानता हूँ कि जो-कुछ मैं कर 
रहा हूँ वह सब करनेकी तुममें कितनी तीव्र अभिलाषा है। पर उसकी कहीं सीमा 
होनी चाहिए। यदि मैं बहुत-सारे काम कर रहा हूँ तो उसका कारण यह है कि 
बहुत सारी शक्तियाँ मिलकर मुझे उन्हें करनेके योग्य बनाती हैं। केवल यही नहीं । 
मैं केवल उन्हें करता छंगता हूँ। वस्तुतः, सत्य ही, जो ईइवर है, मेरे माध्यमसे काम 
कर रहा हैं। इसलिए जवतक सुनिश्चित और स्पष्ट आह्वान न हो, मेरी सभी गति- 
विधियोंकों सिरपर छेता तुम्हारे लिए किसी भी तरह आवश्यक नहीं है। और यदि 
इस तरहका आह्वान हो, तो तुम्हें कार्यमें अपनेको बलातू लगाना नहीं होगा। वह 
स्वयं तुम्हारे पास आयेगा; और तुम्हारे सामने रास्ता साफ हो जायेगा। लेकिन 
यह सब केवल तुम्हें साववान करनेके लिए है। तुम, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा 
ही करना। कहे 
मण्डलीके वारेमें सदस्योंका विवरण मुझे पसन्द नहीं आया। बजाय यह कहनेके 
कि वे धर्म और राजनीतिके मेरे विचारोंका आदर करते हैं, ज्यादा अच्छा ठीक- 
ठीक यह वंताना होगा कि वे किन चीजोंका समर्थनः करते हैं। पुरुषों और स्त्रियोंके 
एक वड़े समुदायके आम समर्थनका कोई मूल्य नहीं है। यदि हरएक की अलग-अलग 
जाँच की जाये कि वे किन विचारोंका आदर करते हैं और किन्‍्हें प्रयोगमें छानेका 


प्रथत्त करेंगे, तो उत्तर भिन् होगा। पहला वाक्य ही पूरी तरह काफी है कि सदस्य 
हरिजनोंकी सेवा करना और उनमें आत्मसम्मानकी भावता जगाना चाहते हैं। उनमें 
आत्मसम्मानकी भावना जगानेसे आगे सेवाके क्षेत्रतो आप स्पष्ट क्र सकते हैं। आप 
यह बता सकते हैं कि वस्तुतः वे क्या करेंगे । और यदि उन्हें 80 हरिजनोंकी 
सेवातक ही सीमित रखना हैं, तो उतना ही कहना बेहतर हैं। 322 कुछ 
नहीं । क्षेत्र इतना वड़ा हैं कि कई हजार कार्यकर्ता कई सालछोंतक चौवीसों घट दास्त 


रह सकते हैं। का 
और फिर कोई मण्डली ही क्यों वनाई 


प्रतिष्ठानकी ही एक शाखा है। यदि ऐसा 


जाये? ठुम कहते हो कि यह आखिर 
है तो नया नाम ओर विधान रखना 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भारस्वरूप ही है। दिखावा जितना कम होगा, वर्तमान कार्यके लिए उतना ही 
अच्छा रहेगा। 
सस्नेह, 
वापू 
श्रीयुत सतीश बाबू 
१५ कॉलेज स्ववेयर, कलकत्ता 


अंग्रेजीकी फोटो-तक्ल (जी० एन० १६२३) से। एस० एन० १९१९२से भी। 


५२४. पत्र : घतद्यामदास बिड़छाकों 


८ जनवरी, १९३३ 
भाई घनव्यामदास, 


तुम्हारे ४ तारीखके पत्रके उत्तरमें मेने कल एक तार भेजा था। मैंने अपने 
इस पुराने सुझावकों अब फिर दुहराया है कि कम-्से-कम अंग्रेजी संस्करण पूनासे 
निकले, और हिल्दी और अंग्रेजी संस्करणोंका एक ही दिन निकल्‍रूना जरूरी नहीं है। 
यदि हिन्दीका सोमवारकों निकले तो अंग्रेजीका शुक्रवारकों निकाला जाये। अंग्रेजी 
संस्करण मेरी देखरेखमें निकलेगा और जितना आवश्यक होगा उतना हिन्दी से छेगा। 
सभी खबरें, आँकड़े, रिपोर्ट आदि हिन्दीसे ली जायेंगी और उसमें मौलिक सामग्री भी 
रहेगी। ऐसी अवस्थामें यदि वहाँसे कोई आदमी भेजनेके लिए न हो तो किसीकों 
भेजनेकी जरूरत नहीं है। मेरा खयाढ़ है कि में यहाँ किसी-त-किसी आदमीका इन्तजाम 
कर लंगा। 

मैंने कल इस बारेमें श्री ठककर वापासे वात की और उन्हें यह विचार पसन्द 
आया। मैंने उनसे कहा कि वह तुमसे भी वात कर छें, पर उन्होंने उत्तर दिया 
कि इससे व्यर्थकी देर होगी, इसलिए मैं अपने विचार तुम्हारे पास डाकके जरिये 
ही भेज दूँ। यदि तुम इस विचारका हृदयसे समर्थन करते हो तो कामको आगे 
बढ़ाओ और जरूरी समझो तो आकर मुझसे बातचीत कर जाओ। पर इसकी खातिर 
हिन्दी संस्करण निकालनेमें देर नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी संस्करण दो-एक हफ्ते 
बाद निकल जायेगा। ह 

इस पत्रके साथ छाछा शामछाकूका तार और पत्र भेजता हूँ। अपने उत्तरकी 
नकल भी भेजता हूँ। 

हृदयसे तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ह्यू० ७९१७)से; सौजत्य: घनइ्यामदास बिड़ला। 


१. देखिए. अगला शौष॑क । 


५२५, पतन्न ; शामलालको 


प्रिय छाला शामलाछ, 3000 303 

आपका पत्र' मिका। मैने वह श्रीयृत घनश्यामदास बिड़लाकों भेज दिया है। 
तकनीकी तौर॒पर वे बहुत ही कम मदद कर सकते हैं। आथिक रुपसे वे क्या कर 
सकते हैं, मुझे मालम नहीं। 

मैं श्रीयुत शंकरलारू बैंकरकों भी लिख रहा हैं। 

आपके छिए एक विशेषज्ञकी व्यवस्था करना सम्भव हो सकता है। परूतु जो 
काम आप करना चाहते हैं, वह पंजाबके बाहरसे भेजे गये विशेषज्ञते करा नहीं सकेंगे। 
पंजाबके लिए, जहाँ हाथ-कताई ओर हाथ-बुनाईका ज्ञान आम है, इन मामढोंमें 
किसी विशेषज्ञकी खोज करना मुझे असंग्रत छगरता है। और उसे, अपरिचित होवेके 
कारण, ऐसे स्थान निश्चित करनेमें जहाँ बुनाईके कार्य शुरू किये जा सकते हैं, बहुत 
कठिनाई होगी। बाहरका विश्येषज्ञ केवल चरखों, करघों और उतसे तैयार माछकी 
परीक्षा और जाँच ही कर सकेगा। परन्तु आपके पत्रसे मुझे लगता है कि आपको एक 
संगठनकर्त्ता चाहिए। आपसे अच्छे किसी संग्रठ्नकर्त्ताकों तो में जावता नहीं) लेकित 
अब बहू समय आ गया है जब पंजाबकों तकतीकी विशेषज्ञ पैदा करने चाहिए। 

इस सबके बावजूद, आपके पत्र और मेरे उत्तरकी एक-एक श्रति मैं श्रीयुतत 
शंकरुलाल बैंकरकों भेज रहा हुँ और मुझे इसमें जरा भी सल्देह नहीं है कि जो- 
कुछ सम्भव होगा, वे करेंगे। 

मेँ तो सोचता था कि हरिजन, खुद काइतकार वे होनेसे, अकालसे कम-से-कम 


प्रभावित हुए होंगे। 


हृदयसे आपका, 
भो० क० गांधी 
लाला शामल्ाल 
एडवोकेट 
लाहौर 


अँग्रेजीकी फोटो-लकल (जी० एन० १२८२)से। एस० एन० १९१९० से भी । 


दिनांक ८ जनवरी, १९३३ का, जिसमें लिखा था: “ पंजाबका हिस्तार जिला एक विनाशकारी 
, ,हरिजिन सबसे अधिक पीढ़ित हैं. . «हंरिजतोंके हिंतके लिए मेरी आपसे पह 
यह आदेश दें कि वह विभिन्‍न केद्धोंके कताई करने- 
काम शुरू करनेके लिए 


१. दिन 
अकाल्से पीड़ित दै « रे ह रो 
प्राथना है कि कृपया अखिल भारतीय चरखा संध 
वालोंक्ो सलाह देने, यूतकी विक्रौकी व्यवस्था करने और ने केद्नोमिं बुनाईका क 


एक विशेषश्ञकी व्यवस्था कर दे।” (एस० एन० २६१५५) 
४०७ 


७५२६. पत्र; डॉ० हीरालाल शर्माको 
८ जनवरी, १९३३ 


प्रिय डॉ० दार्मा, 
अम्तुस्सछाम कहती है कि तुम हालमें ही सावरमतीसे होकर जानेवाले हो। 
अच्छा हो कि आश्रममें कुछ महीनेके लिए ठहरकर तुम अपने प्रयोग वहाँ कर लो 
और साथ ही यह भी देख लो कि आश्रमका जीवन तुम्हारे अनुकुछ और तुम आश्रमके 
अनुकूल पड़ते हो कि नहीं। यदि ऐसा न कर सको तो अस्तुस्सलामकी चिकित्सा 
के लिए ही -हो सके तो-कुछ दिनके लिए रुक जाओ। उसका तुमपर बड़ा विश्वास 
है। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १५ 


५२७. पन्न : एम० एस० अनन्त रावको 
८ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मिन्र, 


इसी महीनेकी ५ तारीखका आपका पत्र मिक्ा। आशा है, आपको मेरा पिछला 
पत्र , जिसके साथ उससे पहले पतन्रकी एक नकलरू भी थी, मिल गया होगा। 

क्या आप मुझे दक्षिणमें प्रचलित सभी आगरमोंकी एक सूची भेज सकते हैं? 
क्या उनके अनुवाद उपलब्ध हैं? 

आपने जो इलोक उद्धृत किया है उससे मैं भली भाँति परिचित हूँ। परन्तु 
आप तथाकथित अस्पृश्योंकी चार वर्णोसे वाहर समझकर विवादके विषयकों पहले 
से ही सत्य मान छेते हैं। पाँचवाँ वर्ण-जैसी कोई चीज तो है नहीं। तथाकथित 
अस्पृ्योंके प्रवेशपर जिन्हें आपत्ति है, उनकी ही यह जिम्मेदारी हो जाती है कि 


१, देखिए पृष्ठ ३७८। 
४०८ 


पत्र : एन० नारायण मतिकों ४०९ 


ते उन्हें शास्त्रोके अनुसार अस्पृश्य सिद्ध करें। इस तरह शास्त्रोंकी परिभाषा और 
व्यास्याके वारेमें मेरी आपत्ति अभी भी ज्यॉ-की-त्यों रहती है। 


हृदयसे आपका, 

मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९५६७) से; सौजन्य: मैसूर सरकार। 
५२८. पत्र: एन० तारायण सूत्तिको' 

८ जनवरी, १९३३ 


प्रिय नारायण मूर्ति, ' 
आपके पत्रके लिए वन्यवाद | मुझे खुशी है कि वरहामपुरका श्री रघुनाथ स्वामी 
मन्दिर अब सचमृच ही हरिजनोंके छिए खुला है। 
मैं यह मानकर चलता हैँ कि आप हरिजनोंमें एक आन्दोलन चला रहे हैं कि 
वे आत्मसुवार करें और मन्दिस-प्रवेशकी सामान्य अपेक्षाएँ पूरी करें जैसे गोमांस 
और मृत पशुका मांस न खायें, नित्य स्वान करें और स्वच्छ कपड़े पहले। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत एन० नारायण मूर्ति 
भारती मण्डली 
वरहामपुर 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९२०२)से। 


१. श्री मू्तिके २३ दिसम्बर, १९३२ के पत्र (एस8० एन० १८७९०) के उत्तरमें। 
२. तेलगु दैनिक भारती पत्निकाके अवन्य-सम्पादक | 


५२९. पत्र; एस० महालिग अथ्यरको 
८ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 
आपका पत्र' मिला। कारतिकेयी एकादशीके दिन अव्ोंके प्रवेशके बारेमें 


समाचास्पत्रोंमें मैंने जो उद्धरण" प्रकाशित किया है, उसकी ओर आपका ध्यान 
दिलाता हूँ । 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत एस० महालिंग अय्यर 
टाउन हाई स्कूछ रोड, कुम्भभोणम 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९२०१)से। 


५३०. पत्र ; जी० वी० केतकरको 
८ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 
आपके पोस्टकार्डके छिए धन्यवाद। समय मिलते ही मैं आपका निवन्ध पढ़ेँगा। 
यदि कुछ कहनेकों हुआ तो आपको फिर लिखूँगा। 5 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत जी० वी० केतकर 
वकील, नासिक सिटी 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१९८)से। 


१. १ जनवरी, १९३३ का पत्र जिसमें लिखा था: “समझौतेके सुझावके सम्बन्धमें, . « जिसमें 
भवर्णोक्ों ग॒ुरुवायुर मन्दिरमें प्रवेशकी अनुमति दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको वह चूचना 
दी गई है कि अवणे वर्गोक्रों कार्त्कियी पक्ादशीके दिन मन्दिरमें प्रवेशका अधिकार दिया गया था। में 
आपके ध्यानमें यह लानेक्नी अनुमति माँगता हूँ कि मन्दिरके वंशक्रमसे होनेवाछे मुख्य महन्त नारायणन 
नम्बूद्रिपादके वक्‍तव्यक्ों देखते हुए वह सूचना सही नहीं है।” (एस० एन० १९१६१ )। 

*« देखिए “पत्र: काछीकरके ज्मोरिनकों?, १-२-१९३३ | 
४१० 


५३१. पत्र : पी० दी० शेशु अथ्यरको 


८ जनवरी, १९३३ 
प्रिय मित्र, 
आपके पन्न ' के लिए धन्यवाद। जहाँतक आपके प्रस्तावोंका सम्बन्ध है, वे अपने 
आपमें अच्छे हैं, परल्तु मन्दिर-प्रवेशका प्रचार उस कामके साथ-साथ चलता रहता 
चाहिए जिसका आपने सुझाव दिया है। 
मुझे प्रसन्नता है कि आपने श्रीयुत केलप्पतको पत्र लिखा है । 
आपकी पुत्रीको आपके साथ देखकर प्रसन्नता हुईं। कृपया उसे मेरा अभिवादन 
कहियेगा । 
हृदयसे आपका, 
श्रीयुत पी० वी० शेशु अय्यर 
पेर्वम्बा 
पालधाट 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९१५९)से। 


५३२. पतन्न : च० राजगोपालाचा रीको 


८ जनवरी, १९३३ 
प्रिय तब रा०, 
आप चुप है, परल्तु मुझे मालूम है कि इसका मतलब यह है कि आपके पं 
काम बहुत ज्यादा है। राय बहाढुर शेशु अय्यरके पत्रकी प्रति संलग्न है। उनके हे 
में बहुत-कुछ ऐसी सामग्री है जिसे में पसन्द करता है । मैंने उन्हें केवछ पहुंच भ॑ & 
है' और यह कहा है कि जहाँ कहीं ऐसा हो सकता हो, उनके सुझावोंपर अमल 


साथ-साथ मन्दिर-प्रवेशका प्रचार चलता रहना चाहिए। 
हृंदयसे आपका, 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० ३५६ ९७) से । हा 
अय्यरने यह अस्ताव रखा था कि जित छे 

कस हि तालाव औौर कुएँ हों तो वे उन्हें हरिजनोंके लिए 

दिके उपयोगके वारेमें गाँवोर्मिं जनमत लिया जाये ( एस० एन० 


१, ३ जनवरी, १९३३ का पत्र, 
मन्दिर-अवेशका समर्थन किया हैं, बंदि 
खोल दें और तालाबों, कु्मों मन्दिरों भा 
१९१०८ )। 

२. ३ जनवरी, १९३३ को। 


३ देखिए पिछला शीषक | हि 


७५३३. पत्र; के० साधवन नायथरको 
८ जनवरी, १९३३ 


प्रिय माघवन, 
में राव वहादुर शेशु अय्यरके पत्रकी प्रति आपके विचारार्थ और यदि आपको 
कोई टिप्पणी देनी हो तो उसके लिए भेज रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१९५) से। 


५३४. पत्र : प्रमोद बिहारी साथुरको 
८ जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 

मुझे आपका पत्र ' मिछा। आपने जिस प्रचलनकी चर्चा की है वह सारे भारतमें 
देखनेको नहीं मिलता। परन्तु उसका इलाज निश्चित रूपसे गृहस्वामियोंके हाथोंमें है। 
यदि वे अस्पृब्यताकी गलत घारणासे छुटकारा पा जायें तो छापरवाहीसे काम करने- 
वाले भंगीकों वर्खास्त कर दें और झाड़ रूगानेका काम स्वयं करें। किस नये आदमी 
के. भानेमें तो वह वाधा डाक सकता है, परन्तु यदि गृहस्वामी अपने यहाँ सफाईका 
काम स्वयं करे तो उसे रोकनेका साहस उसमें नहीं होगा। यह बुराई हमारी' स्वयंकी 
ईजाद की हुईं हैं और इसलिए हम बिना किसी कठिनाईके इससे निवट सकते हैं। 

हृदयसे आपका, 

श्रीयुत प्रमोद विहारी माथुर 
कानूचगोयान स्ट्रीट, अछीगढ़ (यू० पी०) 

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९१९४) से। 


१. ६ जनवरी, १९३३ का (एस० एन० १९१३५)। 
४१२ 


५३५, पत्र; ग० वा० भमावलंकरको 


८ जनवरी, १९३३ 
भाईश्री मावलंकर, 
आपके दोनों पत्र मिले हैं। आप उत्तर देनेमें अपना इतना समय लगा दें, यह्‌ 
मैंने कभी नहीं चाहा था। मेरी मंशा तो प्राप्त पत्र आपके पास भेज ' देने-भरकी 
थी; फिर भी आपका पत्र मिलनेसे प्रशनपर अधिक प्रकाश तो पड़ा ही है। 
छारा लोगोंके विषयमें तो कुछ कहना ही नहीं है। आपने जो-कुछ किया है 
वह पर्याप्त सिद्ध हो रहा है या नहीं, सो आप बादमें लिखें। 
बापूके वन्देमातरम्‌ 


गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२३५) से। 


५३६. पतन्न ; दृधाभाई सालजी दाफड़ाको 
८ जनवरी, १९३३ 


भाई दृधाभाई, 

मुझे ऐसा लछूगता है कि लक्ष्मी की अब हमें शादी कर देनी चाहिए। उसे 
वीच-बीचमें दौरे पड़ते हैं। ये दौरे विवाहके सूचक हैं। ऐसा मेरा खयाल है। इस 
विषयमें उससे बात करके मुझे लिखना। तुम्हारा क्या हाल-चाल है। विद्याल्यमें 
कितने वालक हैं। मुझे लिखते रहना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एत० ३२४५)से। 


« देखिए पृष्ठ २७९ | े 
के विकक पुत्री जिसे गांधीजी ने गोद के लिया था। यह पहला हरिजन-परिवार था जिते गांधीजी ने 
बहुत प्रत्तिवाद और विरोधके बावजूद भाभममें रहनेकी अनुमति दे दी थी। हि 


५३७. पत्र : परमाननन्‍द के० कापडियाकों 


८ जनवरी, १९३३ 
गुरुवायुरकी कुंजी तुम्हारे वाक्‍्योंमें ही मौजूद है। तुम जो कहते हो कि मन्त्रि- 
मण्डलके निर्णयकों वापस लेनेसे ही यह नई बात पैदा हुईं है, सो अक्षरशः सच है। 
मैं जबसे हिन्दुस्तानमें आया हूँ, तभीसे छोगोंको प्रतिज्ञाका मूल्य समझाता रहा हूँ। 
किन्तु देखता हूँ कि तुम्हारे-जेसोंके लिए भी यह बात स्वाभाविक नहीं बनी है। 
निर्णय वापस लेतेके समय जनताके नामपर भालवीय-जैसे महापुरुषकी अध्यक्षतामें 
प्रतिज्ञा ली गई थी। क्या इस प्रतिज्ञाके पानको एक क्षणके लिए भी मुल्तवी करके 
स्वराज्य हासिल किया जा सकेगा ? मेरे खयालरूसे निर्णयको वापस लेनेके लिए जितनी 
जल्‍दी करनी पड़ी उससे ज्यादा जल्दी अस्पृश्यताकों नष्ट करनेमें करनी चाहिए; 
फिर इसमें समय भल्ले ही छग जाये। किन्तु इस हरूचछूकी ग्रति निर्णय वापस 
लेनेकी गतिसे ज्यादा होती चाहिए। स्वराज्यकों तुम इससे अहूग कैसे मानते हो? 
स्वराज्य कोई सीबी छड़ नहीं है, वह तो बटवृक्ष की तरह है। इसकी बहुत-सी 
शाखाएँ हैं और एक-एक शाखा मुख्य तनेसे निकलकर [ बढ़नेमें | स्पर्धा करनेवाली 
है। किसी भी शाखाकों पोषण दें, सारे वृक्षको पोषण मिलना निश्चित है। कोई तय 
नहीं कर सकता कि किसे कव पोषण देना है। यह काम समय करता रहता है। 
केलप्पतकी भूल यत्किचित थी। केल्प्पनसे उनका कदम वापस करवानेके बाद 
मैं उसे छोड़ देता, तो तुम सब बादमें मुझे छोड़ देते। जो मनुष्य किसी निरीह 
साथीका ऐन वक्‍तपर साथ छोड़ता है, वह दो कौड़ीका है। 
दूसरे प्र जो तुमने उठाये हैं उनका जवाब ठीक-ठीक दिया जा सकता है। पर 
वह मेरी अभीकी मर्यादाके वाहर है, इसलिए में जीता रहा तो और किसी मौके 
पर समझाऊंगा। मेरे उपवास न निराशासे पैदा होते हैं, न थकावटसे। इनकी जड़में 
मेरी अखण्ड आशा और प्रवछ उत्साह हैं। जितना तुम समझते हो उतने वे सस्ते 
भी नहीं हैं। अस्तिम उपवास मुल्तवी न रहा होता तो अधर्म होता। किन्तु यह सब 
तो इस समय पुरी तरह नहीं समझाया जा सकता। बात यह है कि सत्यकी खोज 
का मेरा प्रयोग नये ही ढंगसे हो रहा है। इसलिए नित नई चीजें, जो मुझे भी 
पहले भालूम नहीं थीं, मुझे सूझती हैं और वे जनताके सामने रखी जाती हैं। ये 
सब तत्काल समझमें कैसे आ सकती हैं? और फिर मैं इन्हें आजादीके साथ समझा 
नहीं सकता। किल्तु सत्यको वाणीकी जरूरत, यदि रहती भी हो तो बहुत ज्यादा 
नहीं रहती। फूलकी सुगन्धकी तरह उसमें अपने-आप फैलनेकी शक्ति है। भेद इतना 
ही है कि सुगन्धका फैलना थोड़ी देरमें बन्द हो जाता है, जबकि सत्यके फैलनेकी 
गति अनन्त है और नित्य बढ़ती रहती है। उसे हम माप नहीं सकते, इसलिए यह 


१४ 


पत्र : रुक्मिणीदेवी और वनारसीदास वजाजको धए५ 


मान छेनेकी भूछ न करें कि वह है नहीं। इस अकार तुम धीरज 

रखो और निराशाको कभी मनमें स्थान न दो। &020302% 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-३, पृ० २७-९ 


५३८. पत्र : रक्मिणीदेवी और बनारसीदास बजाजको 
८ जनवरी, १९३३ 


चि० रुक्मिणी, 
तेरा पत्र मिला। रंय भरना मगतलारू' ने तो काफी सिखा दिया था। क्या मुझे 
फिरसे सिखाना पड़ेगा। जो रंग भरता है उसे अपने आसपासके संसारमें- मनुष्य, 
अन्य प्राणी, ज्ञाड-पात, धरती और आकाशमें दिलचस्पी होती चाहिए। जिसे लिखा 
जा रहा है उसके प्रति भी दिलूचस्पी होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो तुझे रोज 
नई चीजें दिखती रह सकती हैं--घरकी ओर वाहरकी, जिनसे मिलती हो उनके 
कामकी, परिवारके छोगोंकी, अपने विचारोंकी, मिलनेवाले पत्रोंकी, पशु-पक्षियोंकी। 
इस तरह सैकड़ों बातोंका वर्णन किया जा सकता है। भीरावहन हर हफ्ते लिखती 
है। दस पत्नोंसे कम उसका कोई पत्र होता ही नहीं है। और तिसपर वह जेलमें 
है। अब समझी ? 
बापूके आश्ीर्वाद 


चि० वनारसी, 
ठीक नाम क्‍या है; छाछ या दास ! जमनालाऊूजी वीच-बीचमें मिलते रहते 


हैं। सन्देशा दे दूँगा। 
बापूके आशीर्वाद 


. गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एच० ९१५१) से। 


१. भगनलाल गांधी, रूक्मिंणीदेवीके पिंता। 


७५३९. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको 


८ जनवरी, १९३३ 
चि० प्रेमा, 
बिलकुल ही वच्ची मत बन। # 
तेरा दोहरा धर्म है यह मत भूलना। एक है, अपना हृदय उंड्रेलनेका। इसका 
तो यन्त्रवत पालन नहीं हो सकता। स्त्रोत सूख जाये तो तू क्‍या करेगी? दूसरा, 
अपने कार्यके वारेमें हिंसाव देनेका। हिस्ाव तो यन्त्रवत दिया ही जा सकता है। 
इतना तो करना ही। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०३२१)से। 


०७५४०. पत्र: भगवानजी ए० मेहताकों 


८ जनवरी, १९३३ 

भाई भगवानजी, 
आपका पत्र मिला। आप तो 'साफ बात लिखते हैं, परन्तु इस वारका आपका 
कार्ड स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसा रूगता है कि आप मणिभाईको दुर्जन मानते हैं। यदि 
वात ऐसी ही हो तो आपको साफ-साफ लिखनी चाहिए। मैंने आपको लिखा था' कि 
मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मणिलालने शिकायत की है। क्या आप पक्‍के तौर 
पर जानते हैं कि उसने शिकायत की है? यदि आप यह बात व्यक्तिगत रूपसे जानते 
हैं तो एक सज्जनके रूपमें आपका कर्तव्य है कि आप उसे लिखें। फिर आप उसके 
रिबतेदार भी हैं। इसलिए यह आपका धर्म हो जाता है। यदि आप मणिछालके 
दुष्कर्मकि प्रमाण मुझे दें तो मैं उसे लिखनेके लिए तैयार हुँ। रही वात मेरे ठहरनेकी, 
उसके वारेमें क्या पूछता ? में अपने-आपको इतना बड़ा सज्जन नहीं मानता कि लोग 
जिसे दुजेन मानते हों मैं उनके यहाँ ठहरूँ ही नहीं। सबसे बड़ा दुर्जंन तो मैं स्वयं 
हूँ जो अपने ही घरमें ठहरा हुआ हूँ। इसके सिवा मुझे दूसरोंका काजी बनना शोभा 
कँसे दे सकता है? इसके सिवा जिसे रोज घूमना-फिरना पड़ता हो और रोज दूसरोंके 
घर सोता-खाना पड़ता हो, वह घरुघरको जाँचता फिरे, यह कंसे हो सकता है? 
इसलिए मैंने तो एक ही वात निश्चित की है, दुसरोंको अपना बनाकर बैठ जाना- 
अपने तो अपने हैं ही। यदि आपने ऐसा कोई सिद्धान्त बनाया हो कि अपने लोग 


२. देखिए पृष्ठ ३१३ । 
४१६ 


पत्र : तुलसी मेहरको ४१७ 
चाहे जितनी दुष्टता क्यों न करें उनके विरुद्ध नालिश नहीं की जा सकती, किन्तु 
दुष्कर्म करनेंवाल्ा यदि रिइ्तेदार व हो तो उप्तके खिलाफ नालिश की जा सकती 
है-तो उस हालतमें मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। यों मुझे आपसे यह भी कह देना 
चाहिए, और भाई खीमचन्दसे तो मैंने कुछ महीने पहले ही कह दिया है, कि मुझे 
उनपर विलकुल विश्वास नहीं है। यह भी वता दूँ कि इस अविश्वासका कारण 
मणिलाल नहीं है। इस अविश्वासके बढ़तेका कारण है, उसके अपने एकके-बाद-एक 
पत्र ! अब आप ही देखिए कि आपने मुझे कैसी वड़ी-बड़ी परेक्षानियोंमें डाल दिया 
है और तिसपर आप माफी माँगते हैं। मेरा खयाल है, आप उसकी आशा तो नहीं 
ही रखते। केकित आप सब तरहसे स्वतत्त्र हैँ और इसलिए सुरक्षित हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ५८१६) से। सी० डब्ल्यू० ३०३९ से भी; 
सौजन्य ; नारणदास ग्रांधी। 


५४१. पन्न; विसलचन्द्र वालजी देसाईको 
८ जनवरी, १९३३ 
चि० नानू, 
देरी चिंटूठी मिली। बहुत खुश हुआ। इसी तरह लिखते रहना। स्थाही और 
कलमसे लिखे तो अच्छा । 
बांपु 
गजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ५७५८) से। सौजत्य : वालूजी गो० देसाई । 


५४२. पत्र: वुलसी मेहरकों 


| ८ जनवरी, १९३३ 


चि० तुलसी मेहर, 
तुम्हारा पत्र और पुस्तिका मिलली। स्वप्नोंका अच्छा विवरण है। हमारे ० 
सचम॒च ही इतनी चीजें पड़ी हैं कि स्वप्नमें मिली चीजोंकी भददकी जरूरत ही नह 


गे कु विवरणकी प्रतीक्षा है। छणनभाई फिलहाल हमारे साथ है। जमनालालजी 
९ 5. 


भी जेलमें हैं। साथ नहीं हैं। वे प्रसन्न हैं। के 


गुजरातीकी फोठो-तकर्ल (जी० एच० ६५४३)से । 
५१५२-२७ 


५४३. पत्र : नारणदास गांधीकों 


८ जनवरी, १९३३ 

चि० नारणदास, 

तुम्हारी भेजी हुई डाकका बड़ा बंडल मिल गया है। 

प्रेमाके पत्रसे मुझे लगता है कि लक्ष्मीका विवाह फौरन ही कर देना चाहिए। 
मारुलियाने अपना विचार बदल दिया हो तो उसे ऐसा करनेका अधिकार है, ऐसा 
लक्ष्मीदासको लिखा है। लक्ष्मीकी विशेष परिस्थितिके वारेमें प्रेमा उसे पत्र लिखें तो 
उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि मारुलियानें विचार बदल दिया होगा, तो देख लेंगे। 

साथका पत्र दृधाभाईकों भेज देना। उनका पता लिख भेजना। 

लीलाधरका पत्र पढ़कर उसे दे देना। ठीक तरहसे रहे तो रखना। इसका 
निर्णय सिर्फ तुमपर छोड़ता हूँ। लीलाधर आश्रममें रहेगा तो उसे कुछ काम सौंप 
दोगे, ऐसा मैं मान छेता हूँ। 

कुसुमके टीकेसे पीप क्‍यों निकलती है, यह डॉक्टरसे मालूम करना। कबतक 
टीके लगवाने पड़ेंगे ? 

भीखाभाई और बलवन्तके बारेमें तुमने जो लिखा था वह सही लगा था। 
इसीलिए उस विषयमें कुछ नहीं लिखा था। मेरे मनमें किसी तरहकी शंका न थी। 

अमीनाके बच्चोंके बारेमें अभीतक कोई पत्र नहीं आया है। 

आज या करू प्यारे अलीका पत्रों मिल जाना चाहिए। 

अजमेरसे जो मुस्लिम वहत आई है अभी तो उसे रखना। उसके बारेमें प्यारे 
अलीको लिखकर देखो। उसे अपने नियम सुना देना। जबतक उनका पालन करनेकों 
तैयार हो तबतक रहे। इस वीच उसके लिए दूसरी जगह प्रवन्ध कर रहे हैं, यह 
उसे बता देना। अहमदाबादमें ही मुसलमान बहनोंके लिए कोई संस्था हो तो वहाँ 
व्यवस्था कर देना। वह पढ़ी-लिखी है या नहीं, लालन-पालन कहाँ हुआ है, यह सब 
मालूम करना। 

ऐसे मामले होते रहेंगे। हमने जैसा चाहा है आश्रम वैसा न बनकर सिर्फ 
आश्रय-स्थान ही बन जाये, तो भी “हम हार नहीं मानेंगे। इस तरह द्वारपर भा 
जानेवालेको बाहुर निकाल फेंकनेमें हिसा होती हो तो? इस सबमें अपनी शवकित, 
अपने नियम, अपनी इच्छा आदिका विचार तो करना ही पड़ता है। ये सब देखकर 


१. देखिए पृष्ठ ४१३। 

२. पत्र भेजनेते पहले महादेव देसाईने यहाँ निम्न पंक्तियाँ लिख दी थीं: “ प्यारे भली भाईका पत् 
भाज मिल गया दहै। उसने लिखा है कि वह बच्चोंको नहीं रख सकता। इसीलिए कुरैशोसे सलाह कर ऐेना। 
अभी तो बापूकों यद्दी ठीक छगता दे कि ये छोग ममीनानइनके साथ शारदा मन्दिर जायें ।” 


४१८ 


पत्र : नारणदास गांधीकों ४१९ 


जो-कुछ करना ठीक छंगे सो करें। इस विपयमें कोई स्वतत्त्र धर्म नहीं है। और 
जहाँ सब काम सत्य और अहिंसाका पालन करते हुए करना है वहाँ हमें अपने 
बनाये हुए नियमोंमें कितनी ही वार थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। केकिन तुम जो अन्तिम 
निर्णय करो उसे ही सही समझता। मेरी राय या कथनको सिर्फ शब्दजाल ही 
मानना तुम्हें निर्णय करनेमें कुछ सहायता दें, इतना ही उनका उपयोग है। 

प्रभ्दास अल्मोड़ा छोड़ सकता है। इससे यही अर्थ निकालना चाहिए कि वहाँ 
देखभालके लिए कोई भी न रहे तो भी काम चल सकता है। और लड़के तो वहाँ 
हैं ही। आजकल तो खर्च कम ही होता होगा। वह आजकल खूब उखड़ा हुआ है, 
इसलिए मुझे उसका वर्धामें रहना ठीक कूगा है। फिर जल्दी ही उसका विवाह हो 
जायेगा, इसलिए जबतक खर्च अधिक नहीं है तवतक चाहे वर्धामें ही रहे। 

नदीवर्ती कुएँकी वात समझ गया हूँ। मलिक' की सज्जनतासे वाकिफ हूँ। 
उसे मेरी ओरसे वन्देमातरम्‌ तथा मेरा आभार भी व्यक्त करना। कुएँपर खर्च होगा, 
उसके लिए सोनीरामजी ने' ५००० रुपयेतक देनेके लिए लिखा था। हो सकता है, 
ठीक रकम मूझे न याद हो, पर वचनके विषयों सन्देह नहीं है। इसलिए कुएँका 
खर्च वहाँसे मंगा छेता। जितना खर्च हो उतना या जितना उन्होंने विचार किया 
हो उतना रुपया वे भेज दें। 

हरियामलके विषयमें जो ठीक छगे सो करना। मुझे छंगता है कि जितनी 
बार आये उतनी वार उसे रखे विना छुटकारा नहीं। तुमने जो लिखा है वह 
तो ठीक ही है। परन्तु जबतक उसका आग्रह रहता है तवतक उसे त्याग भी कैसे 
सकते हैं। 

बापू 


[पुनरच : | 
क्या मीरावहतकी वाषिक रकम अभीतक जाती है? और यदि बाती है तो 
कितनी आती है, लिखना। 
[गूजरातीसे 


गजरातीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०/१) से । 


१. अद्मदाबाद नगरपालि्किके इंजीनियर । 
२. र॑गूतके एक व्यापारी और खादी-कार्येकर्ता। 


७५४४. पत्र: नारणदास गांधीकों 


८ जनवरी, १९३३ 
चि० नारणदास, 
तलेके लिए फिरसे किसीके हाथ चमड़ा भिजवा देना। जल्दी नहीं है। प्रेमा 
शान्‍्त हो गई होगी। 
उस बहन, एम० एडिथको सब-कुछ सिखा देता, यदि वह सीखे तो। उसे 
लिखा पत्र पढ़ लेना! 
छारा छोगोंके बारेमें कुछ मालूम हुआ हो तो लिखना। 


बापू 
[ पुनइ्च : | 
कुल २६ पत्र हैं और सब बंधे हुए हैं। 
गुजरातीकी माइक्रीफिल्म (एम० एस० यू०/१) 
५४५. पत्र: वालजी ग्रोविन्दजी देसाईको 
८ जनवरी, १९३३ 


चि० वालजी, 

तुम्हारा पत्र मिला। मतसंग्रहका परिणाम तुम्हारे छाभमें निकलेगा, इस विषयमें 
मुझे शंका नहीं है। क्या मैंने कभी शंका सूचित की है? मेरी आपत्ति इस तरहकी 
है ही नहीं। मैं अपनी राय ' लछोकमतके सामने नहीं रखना चाहता। मेरा मत उससे 
परेकी चीज है। प्रशत यह है कि तुम लोगोंको क्या देनेकी योग्यता रखते हो। तुम्हारी 
कछमसे कुछ अलौकिक चीजें उत्तरनी चाहिए। और इसके बाद यह भी जरूरी है कि 
वे लोकप्रिय हों। यह तुम्हारे सामथ्येके वाहरकी बात नहीं है। किन्तु अगर यह वात 
तुम्हारे गले नहीं उतरती तो तुम उसे छपवाते क्‍यों नहीं हो? मेरे मतको मानना 
ही चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह रहता ही नहीं । 

क्या तुम्हारा शरीर अच्छा हो गया है? वहाँकी आबहवा सबको माफिक 
आई ? वहाँका थोड़ा विवरण भेजना। 

छगनलालल्‍से तुम्हारी पुस्तक पढ़ जानेको कहा तो है। 


बापू 
गूजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ७४४५) से; सौजन्य : वालजी गोविन्दजी' 
देसाई । 
१. ईश्ुचरितके वारेंमें; देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ र७५-७ । 
४२० 


५४६. पत्र: आश्रमके बालक-बालिकाओंको 
८ जनवरी, १९३३ 


प्रिय बालक-वालिकाओ, 


तुम्हारा पत्र मिला। प्रवेश वहुत वच्चोंने लिया, ऐसा कह सकते हैं। शिक्षकके 
बिना भी सीखनेकी कला हस्तगत करना। जो खुद सीखा जा सकता हो उस ज्ञानकों 
बढ़ाना। सभी विचार करके मुझे लिखना कि क्या-क्या सभी स्वयं सीख सकते हैं 
ओर अछूग-अलूग छात्र-छात्राएँ स्वयं क्या-नया सीख सकते हैं। 


वापू 
गूजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


५४७. पत्र: विमल किशोर मेहरोन्नाको' 
८ जववरी, १९३३ 


चि० विमर, 
तुमारे लिये रंगीन कागद। तुमारा खत मिला। अच्छा है। तुम जैसे वालकोंको 
चावल की कोई आवश्यकता नहिं है। छेकित तुमको चावर खाने की आदत हैं और 
छोड़ न सके तो खुशीसे खाया करो। कम खामों। 
बापू 


सी० डव्ल्य० ३४२३ से; सौजत्य : परशुराम भेहरोत्रा। जी० एन० ६१०१ भी से । 


१. परशुराम मेहरोत्राका सात-वर्षीम पुत्र। 
४२१ 


५४८. पत्र : अमतुस्सल्ामको 


८ जनवरी, १९३३ 
प्यारी बेटी अमतुलसलाम, 
तुम्हारा खत मिला। अच्छा, अब मैं नारणदासकी बात माननेको नहीं लिखूँगा। 
बाहर जाकर अच्छी हो जाओ तो कैसा अच्छा होगा! दूध और फलपर कायम 
रहना। रोटी-भातकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं-। आराम खूब लेना। कपड़े तो गम हैँ 
न? डॉक्टर को खत लिखता हूँ।' तुम्हारे लिए भी अगर ठहर जाये तो भी मुझको 
अच्छा लगेगा। कुदर्सियाके बारेमें क्यों कुछ नहीं लिखती है? आजकल कैसे रहती 
है? खुदा तुमको तन्दुरुस्त कर दे। 


बापूकी दुआ 
उर्वृकी फोटो-्नकल (जी० एन० २७०) से। 


५४९. पत्र : रहाना तेयबजीको 


८ जनवरी, १९३३ 
प्यारी बेटी रैहाना, 
तुम्हारी बात सही है। मैं बहुत - गलतियाँ करता हुँ। पढ़नेका कुछ वक्‍त ही 
नहीं मिलता है। तुमको और जोहराकों लिखना ही सबक है। क्या किया जाये? 
भला इतना तो सही ? तुम्हारे ऐसी वीमारकों शादीमें जाना ही चाहिये क्या --- न जाती 
तो क्‍या शादी नहीं हो सकती थी? यह कहाँका इन्साफ कि बीमारोंको भी शादीमें 
जाना ही चाहिए। अच्छा अब तो ठोक हुआ होगा। “टुक नींदसे अंखियाँ खोल 
जरा में टुकके क्‍या मानें है? अब्बाजान, अम्माजानकों हम सबके तरफसे आदाब। 
हमीदा बीबीका अवतक कोई खत नहीं है।' सुहेला आरामसे होगी। कमाल मियाँको 
तो बड़ा मजा आ रहा होगा। तेरा "किस मिल गया है। संभालकर रखता जा 
रहा हूँ। कमालको और अगर तुझे चाहिए तो तुझे भी मेरा “किस !। 
बापूकी दुआएँ 
उर्दू और गुजरातीकी फोटो-तक्छ (एस० एन० ९६६२) से । 


१. देखिए “पत्र ढॉँ० हरिलछाल शर्माकों ”, ८-१-१९३२। 
२. यहाँतक का अंश उदू लिपिमें है, अगिका गुणरातीमें है। 


४२२ 


५५०. पतन्न: डॉ० मुहस्मद आलसको 


९ जनवरी, १९३३ 


मुझे आपका पत्र मिल्ा। ईश्वरका धन्यवाद है कि डॉ० विधानकी देखरेखमें 
आपकी हालत बराबर सुधर रही है। मेरी कामना है कि आप फिरसे पुरी तरह 
स्वस्थ हो जायें। 

हम सब अकसर आपके बारेमें सोचते और बातचीत करते रहते हैं। 


हंदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २६) से। 


५५१. पत्र: निर्मला बी० सशरूबालाको 


९ जनवरी, १९३३ 
चि० निमंला, 
तेरा पत्र मिला। गोमतीके पत्रका जो उद्धरण तूने भेजा था वह मिला था। 
गोमतीका पत्र अभी नहीं मिला है। यदि उसने तन लिखा हो तो कहना कि लिखे। 
यदि तू किशोरलाछको तुरन्त लिख सके तो उसे पत्रमें लिखना कि मैंने उसे आज ही 
एक कार्ड छिखा है और बात उसमें मेथी और “सुकृत ' नामके बारेमें ही है। इससे 
पहलेका मेरा पत्र ' तुझे मिला होगा। उसमें किशोरलाल ओर गोमतीको सन्‍्देशा था| 
पत्र॑ लिखनेमें मेरे ऊपर दया करनेकी कोई जरूरत नहीं है। 


बापूके आशीर्वाद 
गजरातीकी फोटो-तकछ (सी० डब्ल्यू० १००७) से; सौजन्य : निर्मला श्रोफ | 


१, देखिए पृष्ठ ३५३-४। 


५५२. पन्न : क० मा० मुंशीकी 
९ जनवरी, १९३३ 


भाई मुंशी, 

तुम्हारा २३ दिसम्बरका पत्र संभालकर रख लिया है। क्‍या तुम अब अच्छे 
हो? वहाँ इलाज क्या चल रहा है? खुराकमें फल मिलते हैं? 

अन्य जो मुझे नहीं पहचानते, भले ही मानें कि में अकारण ही जानको जोखिममें 
डाल रहा हूँ, मगर मैं ऐसा उड़ाऊ हो सकता हूँ तुम यह कंसे मान रहे हो? 
तुम्हें शंका हो तो भी मुझसे पूछे बिना उसे मनमें घर न करने दिया करो। क्‍या 
मेरी इतनी वकालत नहीं करोगे? [लोगोंसे कहो कि) “जबतक आप इस बुड़ढे 
जवानके साथ चर्चा नहीं कर लेते तबतक इसके किसी भी कदमके विरोधमें राय न॑ 
बनाइए। ” कायदा भी यही सिखाता है न? 

तुम्हारी पुस्तकें सरदारने दिलचस्पीसे पढ़ीं। पहली दो तो मैं अवश्य पढ़ूँगा। 
दूसरी पुस्तकोंको पढ़नेकी कोशिश करूँगा। 

सभी साथियोंकों हम सवके यथायोग्य | 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५२४) से; सौजन्य : क० मा० मुन्धी। 


५५३. पत्र : नारणदास गांधीको 


९ जनवरी, १९३३ 


चि० नारणदास, 

इसके साथ घनश्यामदासजी को लिखा कन्हैयालालका पत्र है। इस पत्रके बारेमें 
तुम्हें कुछ जानकारी है? न हो तो इस तरह आश्रममें रहकर कोई भी व्यक्ति किसी 
औरसे शिकायत करे और वह भी किसी स्नेहीसे, यह बात अनुचित मानी जायेगी। 
कन्हैयालालने शिकायतका पत्र लिखकर जो भूल की उसका शायद उसे भाव न हो; 
पर इस मामलेकों देखते हुए सवको सावधान कर देना तो आवश्यक ही है। आश्रममें 
आतेवाले त्याग-वृत्तिसे आते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए आश्रममें रहते हुए 
सेवाकार्यमें मदद के लिए भी जिस-तिसका मुँह नहीं ताकना चाहिए। आश्रमवासियोंको 
यह चेतावनी देते समय कन्हैयालालके नामका उल्लेख जरूरी नहीं है। कन्हैयाछाल को 
तो पत्र छिख ही रहा हूँ। 
४र्४ 


पत्र: गिरिधर शास्त्रीको ४२५ 


में जमनाके लिए मेथीके उपयोगके सम्बन्ध तो तुम्हें लिख चुका हूँ।' अभी 
किश्योरछालका पत्र आया है और उससे मुझे और जानकारी मिली है। मेथीका प्रयोग 
उसका अपना ही है। वीस-पच्चीस दाने सुबह और उतने ही शामको खाता है। दानोंको 
लाल होनेतक भून लेता है। उन्हें हलकी आंँचपर थोड़े घीमें भूनकर भी खा सकते 
हैं। ऐसा किशोरछाढने लिखा है। मेथीसे कव्ज होतेकी सम्भावना जरूर है। ऐसा छगे 
तो मात्रा कम कर दें। वीस-पच्चीस दानोंसे कुछ लाभ होते व दिखे तो पचास-साठ 
दानेतक ले सकते हैं। किशोरछारने तो शुरूमें पचास-साठ दाने ही छिये थे। दर्द तो 
चला गया, पर कब्ज होनेके कारण मात्रा आधी कर दी। जमना पहले तो मेथी विना 
घीके खाकर देखे, वादमें जरूरी छगे तो थोड़े घीमें भूनकर खाये। 

महादेवने याद दिछाई कि चिमनछाकू और वबूपर भी यह प्रयोग करके देखना 


चाहिए। 
बापूके आशीर्वाद 
ग्रूजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। 


५५४, पत्र: एक सनातनीको 


९ जनवरी, १९३३ 


सत्य, अहिसापर अन्य श्रद्धा और गोसेवा हिन्दू-धर्मके मुख्य अंग हैं हा जो उन्हें 
छोड़ता है वह हिन्दू नहीं रहता। यज्ञोपवीतकी आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं हुईं है। 
पहननेका आग्रह न किया जाये। जो ब्राह्मणत्व छोड़ता है, वह्‌ ब्राह्मणके अधिकारसे 
उतर गया है। ऐसे वामके ब्राह्मणोंको भोजन क्‍यों? विवाहमें जो सामान्य मन्त्र हैं, 
वही आवश्यक हैं। ' नवजीवन ' में सब दिये गये हेँ। आजकर जो श्ाद्धकी प्रथा देखी 
जाती है, उसपर मेरा विश्वास नहीं है। 


महादेवभाईनी डायरी, भाग-३, पृष्ठ २९-३० 


५५५. पत्र: गिरधर ज्ञासंत्रीको 
९ जनवरी, १९३३ 


आपका पत्र मिलता है। मैं शास्त्रकों प्रमाण मानता हूँ। ग्स्योंकी गिनती तो मुझे 
कोई देता नहीं है। न दे सकते हैं, ऐसा तो अवतक प्रतीत हुआ है। इस हक 
मैंने गीता” माताका शरण लिया है। में जो करता । विनय रखनेकी री 
चेष्टा है। परन्तु मेरे विनयकों सत्यका विरोबी न होने देनेका भी मैं बड़ा प्रयत्न 


करता हूँ। और तो क्या कहूँ? डा 


भहावेवभाईनी डायरी, भाग-रे, पृष्ठ ३० 


» देखिए पृष्ठ ३४६-७। 4 
व देखिए खण्ड ३०, ४४ ५२३ मर खण्ड ४१, पृष्ठ ४४९-५१। 


७५५६. पत्र : नानासाहब खासगीवालेको 


९ जनवरी, १९३३ 


शास्त्राज्ा, लोकाचार, शिष्टाचार सबपर मेरी श्रद्धा है। परन्तु उसका असर 
होकर अन्तमें जो प्रेरणा निकलती है, वही अन्तःस्फूरति मानी जाये। सारा जगत इसी 
तरह चलता है। यह कोई मेरा विशेष गृण या दोष नहीं है। जैसे दूसरोंकी वैसी 
मेरी अच्तःस्फूर्ति अत्पन्ञत्व अवश्य हो सकती है । इसी कारण तो मनुष्य भूलका पुतला 
माना जाता है। 

यदि मनुष्य-जातिमें सचमुच अस्पृश्य योनि है, तो मैं उसीमें जन्म पानेकी साधना 
कर रहा हूँ। 

मेरी प्रवृत्ति मात्र वर्णाश्रम धर्मके पुनरुद्धाके लिए है। उसमें मुझे तनिक भी 
शंका नंहीं है। 

अप्रस्तुत वस्तुमें बुद्धि या कुछ भी खचेना मेरे स्वभावके प्रतिकूछ है। 

क्ृष्ण-भक्ति मेरे जीवनका मन्त्र है। सनातन-धर्म मेरा प्राण है। जो आज 
अपनेको सनातनी मानते हैं, वे एक रोज मेरी उक्त प्रतिज्ञाके सत्यको स्वीकार 
करेंगे। 

महादेवभाईनी डायरी, भाग-३, पृष्ठ ३० 


५५७. पत्र : प्रभावतीकों 


९ जनवरी, १९३३ 

चि० प्रभावती, 
तुम्हारे बारेमें तार भेजा था वह तुमको मिल्ल गया होगा ऐसा उत्तर आ गया 
था। उसके बाद तुम्हारे खतको में आशा करता था लेकिन कुछ मिला ही नहीं। मेरे 
खत तो तुमको मिलते ही नहीं। आज क्ृष्णाका खत आया, उसपर से मालूम होता 
है कि तुमको फिट आती है। यह जानकर मुझको वहुत दुःख हुआ। मैं सुपरिल्टेन्डन्ट से 
भी जान छुंगा कि तुम्हारे हाल कैसे हैं। जयप्रकाशके खत तुमको मिलते होंगे। वह 
हमेशा खुश रहता है। मेरे साथ अब छगनवलाल जोपी आ गये हैं और हम सब 
मजेमें हैं। मेरा वजन १०३ है। खानेमें २ रतलू दूध, मुसंबी, नारंगी, खजूर और 
पपीता इतना रहता है। शहद तो है ही। इससे मेरी तबीयत बहुत अच्छी रहती है। 
कप का दर्द है, लेकिन वह पुरानी बात है। उसके लिये चिता बिलकुल अनावश्यक 

| 


१. मूलमें “ १९४२१ लिखा दे जो कि स्पष्टत: गलत है। 
४२६९ ' 


पत्र : ई० ई० डायलूकों ४२७ 
हि हरिजत सेवाके काममें बहुत वर्त देना पड़ता है। और इसी में मदद देने के 
लिये सरकारने छगनराछ जोषीको भेजा है। 
कांता कैसी है? तुम्हारे साथ और कौन है? अब कया खाती है? 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४३१) से। 


५५८. पत्र : बेगम मुहम्मद आलमकों 


९ जनर्वरी, १९३३ 
प्यारी बहन, 

तुम्हारा खत मुझे मिला है। समझमें नहीं आता मेरे खत तुमको क्‍यों नहीं 
मिलते। छाहौरका भी नहीं मिला और कलकत्ताका भी। मैने दोनोंमें पता ठीक जो 
तुमने बताया था वही दिया था। अब देखें इसका क्या हाल होता है। डॉक्टर साहवको 
आराम हो रहा है यह जानकर बहुत खुशी होती है। खुदा उसको विलकुल 
तन्दुरुस्त कर दे। मुल्कके लिए उनका बहुत काम है। मुझे सब हाल देती रहो। भके 
डॉक्टर साहब छिख भी सकते हैं। तुम्हारे खत मेरे छिए उर्दूका सवक तो हो जाता 
है। रैहाना और जोहरा तो दे रही हैं। हम सब मजेगें हैं। अब हम चार हैं। 
आश्रमके छगनलछाल जोशीको मददके लिये सरकारने भेज दिये हैं। आजकल हरिजनोंके 

काममें बहुत्त वक्‍त देना पड़ता है। 
बापूकी दुआ 


उर्दूकी फोटोन्‍्वकल (जी० एन० २६) से। 


५५९. पत्र : ई० ई० डॉयलको 
१० जनवरी, १९३३ 
प्रिय कर्नेल डॉयल, 
मझे आशा थी कि अप्पासाहब पटवर्धनके बारेमें मैंने जो पूछताछ की थी उसका 
जवाब मुझे इस वक्‍त (दिनके ११ बजे) तक मिल जायेगा। मैं चाहँगा कि आप 
कृपा करके मेरे प्रशनका उत्तर आज दे दें और इस त्तरह यदि आप नचाहें तो मेरी 


बढ़ती हुई चिन्ता मिटा दें। 
हृदयसे आपका, 


मों० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्वे सीक्रेट एक्स्ट्रेक्ट्स, 
(६) १० ३९३१ 


होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, फाइल सं० ८०० (४०) 


५६०. पतन्न : आर० वी० पटवर्धनको 
१० जनवरी, १९३३ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र! मिला। मैं समझता हूँ कि आपने तकंके साथ गालियाँ भी शामिल 
कर ली हँ। आपने अपनी दलील उस हालतके वारेमें दी है जिसका कोई अस्तित्व 
ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहुँगा कि आप निरपेक्ष भाव अपनायें और इस 
प्रदनका इस तरह अध्ययन करें जैसेकि एक विद्यार्थी करता है और समस्याएँ 
सुलझाता है। यदि आप वैसा करें तो आपने जो आठ मुद्दे उठाये हैं उनमें से बहुत- 
से स्वयं समाप्त हो जायेंगे। उदाहरणके तौरपर, जब आप इस प्रइनका अध्ययन 
निरपेक्ष भावसे और उचित ढंगसे करेंगे तो आप जान जायेंगे कि जहाँतक आपके 
पहले मुद्देका सम्बन्ध है, किसी भी हिन्दू-मन्दिरकों भ्रष्ट करनेका प्रश्न ही नहीं है। 
दूसरे मुह्दे, मन्दिर-प्रवेशके बारेमें कोई कानून तैयार करनेकी कोशिश नहीं की 
जा रही है, वल्कि केवल .इस बातकी कोशिश की जा रही है कि विदेशी 
न्यायालूयने जो वनावटी वाधा खड़ी कर रखी है उसे हटा दिया जाये। जहाँतक 
तीसरे मुद्देका सम्बन्ध है, आप मुझसे सहमत होंगे कि जो भी ओचित्य या न्याय 
चाहते हैं उन्हें शुद्ध भावसे आगे आना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९२१०) से। 


१. ९ दिसम्बर, १९३३ का पत्र, जिसमें छिखा था: “ में भापको चेतावनी देता हूँ कि भाप 
थमेभीर हिन्दूक्की तरह काम करते नहीं छगते। यथपिं आप अछृतोंको हमारे मन्दिरोंमें जबरदस्ती प्रवेश 
दिलानेमें शायद सफल हो जायेंगे . . - सभी सच्चे सतातनी आपके कामको हमेशा अधर्मपरूर्ण और 
नास्तिकतासे युक्त काये मानेंगे?” (एस० एन० १९२०६ )। 

४२८ 


५६१. पत्र: शरतचन्द्र गृहाको 


१० जतवरी, १९३३ 
प्रिय मित्र, 
इस महीने की २ तारीखके आपके पत्र के लिए धन्यवाद। जल्दीसे पढ़ जाने 
पर मुझे सुझाव देनेकी कोई बात नहीं दिखाई दी। आपके पत्रपर और ज्यादा ध्यान 
ते देनेके छिए आप मुझे क्षमा कीजियेगा। मेरे पास वक्‍त बहुत कम है। 


हृदयसे आपका, 
श्रीयृत गरतचन्र गुहा 


कालीघाट, कलकत्ता 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९२१२) से। 


५६२. पत्न : एन० एच० पुरन्दरेको 


१० जनवरी, १९३३ 

प्रिय पुरूचरे, 
आपका पत्र मिलछा। आपकी पुस्तकें जो गलतियाँ अब भी रह गई हैं' उनके 
लिए मुझे दुःख है। जहाँतक पारिश्रमिकका सम्बन्ध है, हरिभाऊने जो रकम बताई 
है उसे मैंने बिना किसी आपत्तिके स्वीकार कर लिया है । आशा. है कि बह रकम 
आपको पहले ही दी जा चुकी है। अनुवादके लिये किसी नये संस्करणकी पाँच प्रतियाँ 
आपको अवश्य दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि प्रथम संस्करणकी पांच प्रतियाँ 
आपके पास हैं। मुझे आपके बाकीके पत्रका भाव कक नहीं छगा। किसी व्यक्ति 
द्वारा निजी छाम कमानेका कोई प्रश्न कभी हो ही नहीं सकता। केवल छाग्रत ही 


१. अखूदपता-निवारक यात्रा दछ, हिन्दू मिशन, कलकताके सचिव शखतचन्न गुद्दाने अपने पत्र 
(एस० एुत० १९१३६) में हिन्दू मिशन द्वारा किये जा रहे बसदयता सावन्धी कार्यक्रा विवरण दिया था। 
उन्होंने लिखा था कि हिन्दू मिश्षनके कदनेपर उनके अपने कार्यकर्ताओं भोर अचारकों द्वारा हक 
और भसमर्मे अखब्यता-निवारणकी शपथ दिलाई जा रही है। अन्तमें उन्होंने आगे काम करनेके लिए 
ग सर सो अपने ७ जनवरी, १९३३ के पत्रमें (एस० एन० १६१८२ ) शिकायत 
+| हक 'उनहोंने प्रक पढ़नेके वक्त अशुद्धियोंक्री ओर पहले ही सके कर दिया था, फिर भी 
2 बहुत-सी अशुद्धियों रह गईं हैं। पुस्तकमें अस्तरपताके पक्षमें पुराणपन्थियोंके मतका निराकरण 


था। 
किया गया ३३ 


४३० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


वसूल की जाये--ऐसा व्यवहायें नहीं है। छागत ही वसूछ करनेका मतलब है 
निश्चित हानि। क्योंकि वहुत-्सी प्रतियाँ मुझे मुफ्त भी देनी पड़ेंगी। बकाया प्रतियाँ 
भी पड़ी रहेंगी। पुस्तक-विक्रेताओंको भी कुछ कमीशन देना पड़ेगा । यदि आप किसी 
व्यापारिक फर्मसे छेन-देन कर रहे होते तब आपने अपने पत्रमें जो-कुछ कहा है, वह 
सब मैं समझ सकता था। पाँच पुस्तकोंके लिए आपको जो पत्र चाहिए आप उसका 
मसविदा तैयार करके भेरे पास भेज दीजिये। में उसपर सर्वेण्ट्स ऑफ अनटचेबत्स 
सोसाइटीके सचिव श्रीयुत अ० वि० ठक्‍्करके दस्तखत करवा हलूंगा। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत एन० एच० पुरन्दरे 
पूना २ 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९२०९) से। 


५६३. पत्र: यू० ग्रोपाल मेननको' 


१० जनवरी, १९३३ 
प्रिय गोपाल मेनन, 
आपका पत्र मिला। जिस समय पूजा न हो रही हो उस समय हरिजनों और 
दूसरोंको इजाजत देनेकी वात निस्स्देह बिलकुल व्यर्थ है। इजाजत तो .पूजाके समय ही 
होनी चाहिए। सचाई तो यह है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती 
है। पूजाका समय हर बार बाँटा जा सकता है। आधा समय आम जनता और आधा 
आपत्ति करनेवालोंके लिए होना चाहिए। दोनोंके लिए नियत समय संख्याके अनुसार 
निर्धारित किया जायेगा। या, जैसा आपका सुझाव है, पूजाके कुछ घंटे आम जनता 
और कुछ आपत्ति करनेवालोंके छिए नियत कर दिये जाने चाहिए। वहरहालू, यह हो 
सकता है. कि विस्तारकी बातें तैयार करनेमें मेरा सुझाव अव्यवहार्य हो। यदि ऐसा 
करना व्यवहार्य लगे तो अस्पृश्यता बनाये रखनेके वारेमें जो आपत्ति है उसका आसानीसे 
उत्तर दिया जा सकता है। मैने एसोसिएटेड प्रेसको दिये गये सन्देश द्वारा इसे 
आंशिक रूपमें निबटा दिया है। जहाँतक एकादशीकी छूटका सम्बन्ध है, मैंने जमोरिनकों 
लिखे अपने पत्र में, जो प्रकाशित हो चुका है, उस निर्णयका पहले ही हवाला दे 
दिया है जिसका आपने जिक्र किया है। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एच० १९२१३) से। 
१. उनके ५ जनवरी, १९३३ के पत्र (एस० एन० १९१६३ ) के उत्तरमें। 


२. देखिए पृ० ३८८। 
३. देखिए पृष्ठ ३३८-४०। 


५६४, पत्र : एस० पोन्नम्मालको 


१० जनवरी, १९३३ 
प्रिय बहन, 

आपके पत्र 'से मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं अब भी नहीं समझ सका कि 
आपको मासिक ० ८ ही क्यों मिलते है। क्या आप श्रीयुत के० माघवन नायरसे 
मिल सकती हैं? मैं उन्हें पत्र लिख रहा हूँ और आपके पत्रकी प्रति भी भेज रहा 
हूँ। आपको मिलने जानेका कष्ट देनेके वजाय शायद वे स्वयं ही आपसे मिल्लें। 
यदि कालीकटसे आपका स्थान ज्यादा दूर न हो तब तो बात वहुत आसान है। 
पर यदि आपको हरूम्बा रास्ता तय करना पड़े तब इसमें आपको दिक्कत हो सकती 
है। में अच्छी तरह समझता हूँ कि आपकी प्रतिभाका पूरा उपयोग नहीं हो रहा। 
क्या यह पत्र आपने स्वयं लिखा है? 


हृदयसे आपका, 
एस० पोन्नम्माल 
पटुरी हाउस, कालीकट 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९२११) से। 


५६५. पत्र: के० माधवन नायरकों 


१० जनवरी, १९३३ 
प्रिय माधवन, 
श्रीमती पोन्नम्मालके पत्र और उतको लिखे अपने पत्रकी' प्रति संछून है। 
कृपया उनसे मिलनेकी कोशिश अवश्य कौजिये। यदि आप महसूस करें कि वे योग्य 
महिला हैं तो उन्हें उस वोझसे मुक्ति दिला देनी चाहिए जो उनपर है और उनकी 
अत्यन्त साधारण आवश्यकताएँ पुर्ण की जानी चाहिए। मुझे लूगता है कि वह्‌ निराली 
किस्मकी कार्यकर्ता है। यह हो सकता है कि यहाँ दूरसे मै उनके गुणोंकी बढ़ा- 
चढ़ाकर कल्पना कर रहा होऊँ। कृपया आप मेरा पथ-प्रदर्शन करें। 
। हृदयसे आपका, 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १९२०७) से। 

१. एस० पोन्नम्माल्के ३ जनवरी, २९३३ के पत्रके उत्तरमें। उसमें उन्होंने लिखा था कि वह पक 
विधवा हैं और लेडी चन्दावरकर आइमरी स्कूछ काछीकरमें हर रही हैं। उन्हें मासिक केवल र० ८ 
मिलते हैं। स्कूलके धंटेके वाद वह गरीब छोगोंकों संगीत, लोकनृत्य॒त्ञवा पढ़ना-लिखना भादि सिंखाती 
है। उन्होंने यह भी लिखा था: “ में समझती हूँ कि यदि छुझे स्कूलके कामसे फुरसत दिला दी जाये 
गैर यदि मेरे रहने भा्दिके खचेकी, जो नहुत्त कम है, भोर मकानके किराये की व्यावस्था कर दी जाये 
वो शाषद में वास्तवमें अच्छा काम करके दिखा सकूँ।” (एस० एन० २९१८६) । 

२. देखिए पिछला शीर्षक | 

४३६ 


५६६. पत्र ; गिरधारीलालको 


१० जनवरी, १९३३ 
प्रिय छाला गिरधारीलाल, 
आपका पत्र! सिला। यह जानकर मुझे दुःख हुआ कि स्वास्थ्यमें लगातार सुधार 
नहीं हुआ है और यह भी हो सकता है कि निदान ही सही ने हो। कृपया आप 
मुझे बताइये कि जब डॉ० देशमुखने पिछली वार आपको देखा था तो क्या कहा था। 
«. अच्छा होता कि आप अस्पृश्यताके बारेमें चिन्तित न होते। पहले तीन मुद्दे 
विचारणीय हैं। चौथेके वारेमें आपको इन्तजार करनी चाहिए भौर मेरा वक्तव्य 
देखना चाहिए। मुझे ऐसा कोई डर नहीं जैसाकि आपको है। अन्तर्जातीय भोज और 
अन्तर्जातीय विवाह अत्यन्त खतरनाक कदम होंगे। वे अस्पृश्यताविरोधी आन्दोलनका 
भाग कभी नहीं वन सकते। वे अस्वाभाविक जातिभेद और जाति-सम्बन्धी विचारोंके 
विरोधमें किये गये आन्दील़नका भाग हो सकते हैं। यह ऐसा सुधार है जिसे विककुल 
अलग रखना होगा। 
संख्या ७ और १३ ऐसे सुझाव हैं जो मेरे विचार क्षेत्रसे बाहर हैं। सुधारको 
वास्तविक रूपमें कार्यान्वित करनेका काम में यहाँसे नहीं चछा सकता। यदि यह संब- 
कुछ करनेकी आपमें ताकत हो तो आप स्थानीय संगठनके सचिवको पत्र लिखें। परन्तु 
में आपको चेतावती देता हूँ कि आपमें जो थोड़ी-बहुत ताकत अभी रह गई है उस 
पर दबाव बिलकुल मत डालियें। पहले-जैसा स्वास्थ्य बनानेके छिए आप उसे बनाये 
रखिये और दिन-ब-दिन उसे खर्च मत करते चढिये। 
हृदयसे आपका, 
लाला गिरवारीलारू 
ऐंस्प्लेनेड रोड, फोर्ट, बम्बई 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्स (एस० एन० १९२०८) से। 


१. ७ जनवरी, १९३३ का पत्र। इसमें निम्नलिखित मुद्दे येः “१. यदि सभी नेता भार प्रसिद्ध 
व्यवित, जिनकी आन्दोलनमें रुचि है, यह निश्चय कर लें कि किसी जगह जाते हुए वे केवल हरिजनोंके 
यहाँ ही रहेंगे था ठहरेगे तो यह व्यवहाये कदम होगा और इसके परिणाम प्रभावकारी होंगे। २, श्सी तरह 
जब दरिजन नेता और कार्थकर्ता यात्रा करें तो उन्हें उच्च वर्णके हिन्दुओंका अत्विणरि बनाया जाये और 
जेसाकि समझा जाता है और भाजकल चलन है उन्हें अपने वर्गेके लोगोंके पास नहीं रहने दिपा जाये। 
३ दरिजनोंका अलग सम्रयपर मन्दिरोंमें प्रवेश स्वीकार किये जानेसे उनके मनपर भात्माहीनताकी छाप 
पड़ेगी। शुद्धीकरण एक और भेदभावका थोतक है जिसे पचाना कठिन है। ४. मंत्र्जातीव भोज भौर 
अन्तर्जातीय “विवाहपर भी बराबर वल .दिया जाना चाहिए जिप्तका स्वत: परिणाम यह होगा कि सभी 
लोग मन्दिरोंमें भाने-जाने छगेंगे ” (एस० एन० १९१८३)। 

२. देखिए खण्ड ५३, “ प्रइनोंकों उल्झाना ”, ४-३-१९३३। 


ड३२ 


७५६७. पतन्न : डी० एन० शिखरेकों" 


१० जनवरी, १९३३ 
प्रिय श्री छिखरे, 


मुझे आपका पत्र मिला जिसके साथ मन्दिर-प्रवेशके सम्बन्ध्में मेरे साथ आपकी 
जो चर्चा हुई थी, उसका सारांश भी संलग्न है। मैं संशोधित पाठ संलरूग्त करके भेज 
रहा हूँ। 

हंदयसे आपका, 

श्रीयुत डी० एन० शिखरे 
दि केसरी एण्ड दि मराठा ऑफिस 
पूना २ 

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२२) से। 


५६८, पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको 


१० जनवरी, १९३३ 
प्रिय बहन, ु क ॥॒ 
फिलहाल अनारोंकी जल्दी ही जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दिनों सरदारने खाना 
बन्द कर दिया है। जरूरत होनेपर मेँगानेमें नहीं चूकूगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
मूल गुजरातीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ४८२७) से; सौजन्य : प्रेमलीछा 
ठाकरसी 


५६९, पत्र : नारणदास गांधीकों 
१० जनवरी, १९३३ 


सारणदास कैलाश नहीं मिक्ल 
हे कर्दैयालाल और उसकी पत्नी मिलकर गये। कैछाश नहीं आया। उत्तका मि् 
कर 


चमड़ेका टुकड़ा मिल गया। वह तले और एड़ीके लिए तो बहुत 
8 मर लगानेके लिए चमड़ेकी जरूरत न थी। पूनियाँ भी मिल गई हैँ। 
प्त 


जतवरी, १९३३ के अपने पत्र (पम० पम० यू०/३२) में भरी झिख्रेने गांधीजी से पिछे 
१. ८ जबबरी, 


बुदस्पतिवारकों हुई अपनी मेटकों अकाशित करनेकी इजाजत माँगी थी। 
454 


४३३ 
५२-२८ 


३४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


हमारे पास “सत्यायें प्रकाश 'की कई प्रतियाँ हैं। कोई आ रहा हो तो उसके हाथ 
एक मुझे भेज देना। जिस आवृत्तिमें १४ समुल्लास हों, वह। 
प्यारे मली वच्चोंकी देखरेख नहीं कर सकता; इसलिए अमीना चाहे तो वच्चोंको 
अपने साथ शारदा-मन्दिर ले जाये। | 
बापू 
[ पुनइच: | 
इसके साथ अमीना, चम्पा, माणेकबहनके पत्र हूँ। 


गुजरातीकी माइक्रीफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। 


५७०. पत्र; हरिभाऊ उपाध्यायकों 


१० जनवरी, १९३३ 
चि० हरिभाऊ, 
तुमने मुझे पत्र क्‍यों नहीं छिखा या लिखवाया? लूगता है, ऑपरेशनके वाद 
समय ज्यादा छूग रहा है। अब वह कंसा है? क्‍या हुआ था? सार-सेंभाल कसी हो 
रही है? रोहित मेहताके क्या समाचार हैं? 
जमनालालजीसे बीच-बीचमें मिल लेता हूँ। तबीयत अच्छी रहती है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६०७४) से; सीजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय । 


५७१. देनन्दिनी, १९३३ 
१ जनवरी, १९३३, रविवार 


डाक: लेडी ठाकरसी, अम्बाराम, झीनाभाई, विद्यादेवी, श्यामनारायण 
कपूर, रानदास, जमनालालजी, हरिदास, गोकलदास, डेविडको। अस्पृश्यताके बारेमें: 
वासुकाका जोशी, सूर्यकान्त, सुब्वारायन, जमोरिन, घनर्यामदास, चिन्तामणि, हीराछाल 
नानावटीको । 


मूल गुजराती (एस० एन० १९३३७) से। 


१, देनन्दिनीके परव॒तों पृष्ठ खाली हैं । 


परिश्षिष्ट 


परिद्षिष्ठ १ 
+दाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे बातचीत 


२६ नवम्बर, १९३२ 


प्रतिनिधि : क्या आपने अपना शेष जीवन अस्पृश्यता-निवारणके कार्यमें ही देनेका 
निश्चय किया है? 

गांधीजी : न तो में यह कह सकता हूँ कि मेरा इरादा अभी ऐसा कुछ करनेका 
है, और न आगे ऐसा कोई निदवय करनेकी सम्भावना ही मुझे दिखती है। हाँ, 
यह कहना बिलकुल सही होगा कि मेरा जीवन हिन्दू-धर्ममें जिन सुधारोंको में अत्यन्त 
आवश्यक मानता हूँ, उतके लिए समर्पित है। किन्तु थों तो भेरा जीवन अन्य अनेक 
वस्तुओंके लिए समर्पित है। में अपने जीवनके बिल्कुल अलछग-अछुग खण्ड नहीं कर 
सकता । मेरा जीवन अखण्ड है। मेरी तमाम प्रवृत्तियोंका मूल एक ही है। मेरा 
ध्येय जीवसके प्रत्येक क्षेत्रमें, वह छोठा हो या बड़ा, सत्य और अहिंसाकी उपासना 
करना है। 

आज सुबह “टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक छेख पढ़ा। उसके विषयमें मैं 
कुछ कहना चाहता हूँ। में उसकी एक सम्पादकीय टिप्पणीकी भूछ सुधारता चाहता हूँ। 
यह कहना सही नहीं है कि हरिजनोंके सामाजिक अधिकारोंसे सम्बन्धित तमाम प्रदनोंका 
समावेश मन्दिर-प्रवेशके प्रश्नमें हो जाता है। मन्दिरअवेशका प्रइन कई भ्रश्नोंगें से 
एक प्रइन है। आज यह भ्ररंव इतना अमुझ हो गया है, इसकी जिम्मेदारी मेरी 
नहीं है। मेरे अनुरोधपर श्री केलूप्पनने अपना उपवास छोड़ की | इसलिए उनकी 
मदद करना मेरा कत्तेव्य है। तदनुसार, मुझे गुरुवायुरके श्रति छोगोंका ध्यात खींचना 
ही चाहिए और ऐसे सारे उपाय करने चाहिए कि निर्धारित तारीख, यानी 
२ जनवरीके पहले यह विल्यातत मन्दिर हरिजवोंके लिए खोल दिया जाए। उपवास 
इस मन्दिरको खुलवानेतक ही सीमित होगा। किसी अन्य मन्दिस्से उसका कोई 
सम्बन्ध तहीं होगा। इसके सिवा इस उपवासकी कल्पना मेरी नहीं है। यदि 
श्री केकृप्पपकों उपवास करना पड़े तो मेरा भी उपवास करनेका धर्म हो जाता है। 
हरिजनोंके लिए इस मन्दिरकों खुलवानेमें समाजके किती भी वर्गपर किसी भी तरहकी 
जोर-जवरदस्ती करतेका कोई इरादा नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है -- और 
इस जानकारीकी सरचाईके सस्वन्धमें शंका करनेका कोई कारण नहीं हैं-- उसके 
अनप्तार वो अधिकांश सवर्ण हिन्दुओंका यही मत है कि मन्दिर हरिजनोंके लिए खोल 


४३५ 


४३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो तो जोर-जवरदस्तीकी वात उठती ही नहीं। यह 
भी याद रखना चाहिए कि यद्यपि यह प्रश्त छोगोंके सामने अभी-अभी आया है, 
तथापि श्री केलप्पन और उनके साथी इसके छिए कई वर्षोसे काम करते आये हैँ। 
उन्होंने लोकमतको अपने पक्ष्ें करनेमें जो सफलता पाई है, वह उनके वर्षोके 
अनवरत परिश्रमका परिणाम है। उनकी यह सफ़लूता ऐसी घटना नहीं है जो 
पिछले कुछ दिलोंमें एकाएक हो गई हो। 

प्र०: श्री केलप्पनके प्रति आपका कत्तेव्य क्या इतना वड़ा हैं कि यदि श्री 
केलप्पन उपवास करें तो आपको भी अपना जीवन संकटमें डालना चाहिए? 

गां० : यदि में अपनाआत्म सम्मान खो दूँ तो फिर मैं किसी भी प्रकारकी 
सेवाके अयोग्य हो जाऊँगा। किसी न्याय्यकार्यके लिए समझन-वूझकर मैंने जो वचत 
दिया हो, उसके पालछनको मैं इतना महत्त्वपूर्ण मानता हूँ कि यदि उसके लिए मुझे 
अपना जीवन संकटमें डालना पड़े तो में इसे बड़ी वात नहीं मानता हूँ। 

प्र०: हरिजनोंके लिए आप जो काम कर रहे हैं, क्या यह उससे भी बड़ा है ? 

गां० : जिस जीवनकी रक्षा अपने वचनका भंग करके की जायेगी वह हरिजनोंके 
किसी कामका नहीं रहेगा। किन्तु यदि अपने इस वचनका पालन करते हुए मैं 
अपना जीवन खो दूं तो मेरी रायमें वह केवल हरिजनोंके लिए या मात्र हिन्दू-धर्मके 
ही लिए नहीं, वल्कि, मैं नम्नतापूर्वक कहना चाहता हूँ, अखिल भारतवर्षके लिए 
और जग्रतके लिए एक अमूल्य वस्तु होगी। 

प्र० : मूतिपूजामें श्रद्धा न रखते हुए भी हरिजनोंको मूतिपुजाका अधिकार 
मिलता चाहिए, आप इसके लिए इतना कष्ट क्‍यों उठा रहे हैं? 

गां०: मुझे नहीं छगता कि कभी मैने ऐसा कहा हो कि मू्तिपूजामें मेरी 
श्रद्धा नहीं है। अपने लेखोंमें भी ऐसा लिखनेकी मुझे कोई याद नहीं है। मैंने जो 
चीज वार-बार कही है वह यह है कि में मूर्तिमंजक भी हूँ और मूर्तिपुजक भी। 
लेकिन मुझे मूत्तिपूजामें विश्वास नहीं है, इससे यह तो बात बहुत अछग हुई 
न? कोई ऐसा कहे कि में भन्दिरोंमें शायद ही कभी जाता हूँ, तो उसकी यह बात 
बिल्कुछ सच है। क्‍यों नहीं जाता, इसके कारणोंकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। 
इतना ही कहूँगा कि मेरा धर्म इतना विद्याल है कि में हिन्दू-मन्दिरमें, मुसछमानकी 
मस्जिदमें, इसी प्रकार ईसाई अथवा यहूदीके देवालयमें समान भक्तिभावसे जाता हूँ । 
मैं इनमें कभी भी नास्तिक या टीकाकारकीं तरह नहीं गया; हमेशा भक्तिभाव- 
पृर्वेक गया हूँ। 

[ गृजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ २६१-२ 


परिदिष्द २ 
* क्री प्रेस ' के प्रतिनिधिसे बातचीत* 


३ दिसम्बर, १९३२ 

१. सवर्ण हिन्दुओंके कर्ततव्यकी दृष्टिसे देखें, तो गृरुवायुरका प्रइव छोटा नहीं 
है। 'हरिजतोंक। उद्धार '-यह शब्द-प्रयोग मैं गलत मानता हूँ। मेरी रायमें अस्पृश्योंके 
प्रति सवर्ण हिन्दुओंका पहला कर्तव्य यह है कि दूसरोंकी तरह हरिजनोंके लिए भी 
मन्दिर खोंल दिये जाने चाहिए। 

२. मन्दिर-प्रवेशके प्रश्नका बोझ में अस्पृश्यता-निवारक-संघपर नहीं डालना 
चाहता। गुरुवायुरका प्रश्न तो इस संघका जन्म हुआ, उसके पहलेसे लोगोंके समक्ष 
था। हाँ, संघको इस कार्यके लिए जितना उससे हो सके उतना अवश्य करना चाहिए। 
किन्तु, यदि मन्दिर निश्चित अवधिके भीतर नहीं खोला हैं, तो संघ इसके लिए 
किसी अन्य संस्थाकी अपेक्षा अधिक दोषी नहीं माना जा सकता। 

३. यदि यह सिद्ध हो जाये कि गुरुवायुरका मन्दिर सार्वजनिक नहीं, निजी है 
तो उपवास किया ही नहीं जा सकता। 

४, यदि सुधारक सच्चे हों और विनयशीलछ हों, तो वे सनातनियोंके हृदयका 
परिवर्तन कर सकते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि सुधारक होनेके पहले उनमें 
और सनातनियोंमें कोई भेद नहीं था। 

५. सुधारक छोकमतको बदलनेका प्रयत्त कर रहे हैं। और एक सुधारकके 
नाते मैं मानता हूँ कि लोकमत इस सुधारके पक्षमें काफी मात्रामें झुका है। में ऐसा 
नहीं मावता कि अधिकांश हिल्दू धर्माचायोंके प्रभावमें हैं। वे शंकराचार्य अथवा अन्य 
आचार्योंकी वात उसी हंदतक सुनते हैं जिस हृबतक वह उन्हें पसन्द आती है। यदि 
शुंकराचार्य ऐसी कोई धर्माज्ञा जारी करें कि किसीको सद्यपान 30% चाहिए 
तो क्या तुम ऐसा मानते हो कि इस आज्ञाका पारुन सब लोग ! धर्माचार्य 
स्वयं संयमका पालन करें तो ही वे लोगोंसे उसका पालन करा सकते हैं। हे 

६. उपवासका आरम्भ करनेके पहले भें इस बातकी प्रतीक्षा करते बैठा नहीं 
रह सकता कि पहले भेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ और सशक्त हो जाये। में मानता 
हूँ कि उपवास तो अन्तर्यामीकी आज्ञाके अनुसार होगा। जिस समय मेरा शरीर निर्वक 
होता है उस समय तो' में उपवास और ज्यादा अच्छी तरह सह सकता हूँ 

७. मेरे उपवाससे करोड़ों छोगोंको, यदि वें मुझ परम करते हैं तो, दुःख होगा। 
और तब वे अपनी बात इतने उच्च स्वस्में कहेंगे कि वह अमोध हो उठेगी। मुझमें 


१. देखिए पृष्ठ ११८-९ | 
ड३७ 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


और अस्पश्यतामें युद्ध छिड़ चुका है। यदि छोग मेरे जीवनकी रक्षा करना चाहते 
हैं तो अस्पृशयताकों जाना चाहिए। और अस्पृश्यताकी रक्षा करनी हो तो मुझे मरना 
चाहिए । 

[गुजरातीसे | 

सहादेवभाईती डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३०२-३ 


परिशिष्ट ३ 


ई० ई० डॉयलका पत्र 


इन्स्पेक्टर-जनरलू ऑफ पुलिस 
बॉम्बे प्रेसिडेंसी 
पूना 
४ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय श्री गांधी, 
आपका आजका पत्र सिला; अनेक धन्यवाद। में स्वयं ही कल सरकारको इस 
पत्रकी विषय-वस्तुसे अवगत करा दूँगा। लेकिन आपने इस पत्रमें एक चीजको और 
भेरी रायमें बहुत महत्त्वकी चीजकों-- जिसपर हम दोनों सहमत भी थे -- विल्कुल 
ही छोड़ दिया है। वह चीज यह है कि तथाकथित 'नीची जातियोंके' कंदियोंसे 
अमुक काम करानेके वर्तमान रिवाजका अभिप्राय बहुत्त व्यापक है और आप यह 
महसूस करते हैं कि उसे फिलहाल बदला नहीं जा सकता । यदि आप लिखित रूपमें इस 
बातकी पुष्टि कर दें तो मेरा खयालहू है कि मैं यह मामला ज्यादा सथक्त ढंगसे पेश 
कर सकूँगा। मुझे खेद है कि में आपको यह कष्ट आपके मौन-दिवसपर दे रहा हूँ 
और वह भी ज्षिष्टमण्डलके साथ बातचीत करनेमें आपको जो परिश्रम हुआ होगा, 
उसके बाद । किन्तु मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बातका औचित्य समझ जायेंगे 
कि करू जब मैं आपका मामढठा सरकारके त्ममक्ष पेश करूँ तव जो भी मुद्दे 
उठाचेवाला हूँ, उनके विषयमें पूरी तरह निःशंक होना चाहता हूँ। 


आपका, 
० ई० डॉयलक 
[अंग्रेजीसे | 
होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकछ, फाइछ० सं० ३१/१०८-पोलछ०, पृष्ठ २२, १९३२ । 
सौजत्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार 


परिकश्िष्ट ४ 


बातचीत : पुनाके सनातनियोंके साथ 
७ दिसम्बर, १९३२ 


मन्दिस-प्रवेशका ग्रश्त केवछ धार्मिक है। मैंने उसे व्यावहा 
कभी माना ही नहीं। मेरे लिए तो धर्म ही व्यवहार है। 002 

मन्दिसमें हर हिल्दूको जानेका अधिकार है। शारीरिक शुद्धताके नियम सबपर 
लागू होते हैं। [न्दिरोंमें | एक ही तरहके हिन्दुओंके प्रवेशका रिवाज बहुत वर्षोंसे 
चला आ रहा है। लेकिन अमुक हिन्दू जा सकते हैं और अमुक नहीं जा सकते, यह 
धर्मेका प्रइन नहीं है। हिन्दू जनताके लिए बने हुए मन्दिरोंके बारेमें तो जानेवालोंसे ही 
पूछना चाहिए। धर्मश्षास्त्रियोंकों दखल नहीं देना चाहिए। थोड़े छोग रह जाएँ तो 
उन्हें दूसरोंपर जबरदस्ती नहीं करती चाहिए। उन्हें अपने लिए दूसरा मन्दिर वनाना 
चाहिए। मैंने अपने धर्मंका जहाँतक अनुभव और अध्ययन किया है, वहाँतक मुझे 
लगता है कि जो लोग दूसरे मन्दिरोंमें जा ही वहीं सकते, वे मर्यादावाले बन जाएँ 
और वह मन्दिर उनके लिए कुछ घंटे खुला रहे। धामिक वस्तु वह है जिससे 
आध्यात्मिक उन्नति हो और जिसके लिए हम सर्वेस्व त्याग करें। थोड़े-से स्पृश्योंके 
लिए तो मन्दिर थोड़े समयके लिए खोला जा सकता है; मगर सुधारक थोड़े हों, 
तो अंस्पृश्योंके लिए मन्दिर नहीं खोला जा सकता। 

अल्पमत और बहुमतका प्रश्न मेरे उपवाससे पैदा हुआ । बहुतसे छोग अछूतोंका 
मन्दिर-प्रवेश चाहते हैं, इसमें शंका करनेवाछोंके जवाबमें यह मतसंग्रहक्ा सवा आया। 

आप मुझे विश्वास करा दें कि अस्पृश्योंका मन्दिस्वेश शास्त्रविरुद्ध है, तो 
मेरी कुछ नहीं चढ़ेगी। 

मैं तो मानता ही हैँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वह धामिक है। मगर आप 
यह सिद्ध कर दें कि यह अधर्म है, तो मुझे अपना प्रयत्व छोड़ देना पड़ेगा । 

प्रश्न : इक्यावन प्रतिशत मत मिलें उसके बाद वेंया जीप शास्त्रियोंकी बात 
सुननेका वचन देंगे? 

गांधीजी : आप इसे अधर्म सिद्ध कर दें; 

प्र०: तो क्या आपने शास्त्रियोंके साथ चर्चा करनेका मौका प्राप्त कर लिया हैं? 


गाँ० : मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, आपने यहाँ आवेका कंष्ठ किया सो 
परे उपवासके कारण ही। मैंने अपने छिए तो निरंचय कर लिया है कि मन्दिर 
खोलना धर्म है। यह निश्चय कई वर्ष पहले किया था। वाइकोममें में झास्त्रियोके 
पास गया था। उत्होंने मुझे शंकरस्मृति ' बताई । उसका अनुवाद भी करवाया। मगर 


१. देखिए पृष्ठ १४१ । 
४३९ 


तो मैं तो आज ही उपवास छोड़ दूं। 


४४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वे शास्त्री जो कहते थे, उसका समर्थत 'शंकरस्मृति ' में भी नहीं मिला। आज आप 
आकर- कहते हैं कि हम कुछ नया प्रकाश डालना चाहते हैं, तो मैं सुन छेता हूँ। 
मगर इस चर्चाके दरमियान उपवासका निश्चय नहीं छोड़ सकता। 

अनेक ग्रंथ पढ़े, अनुवाद देखे और अत्तमें निश्चय किया कि जो अहिंसा और 
सत्यकी कसौटीपर खरा उतरे वही धर्म है। गीता के पास मैं नहीं गया, परन्तु गीता ' 
ही मेरे पास आ पहुँची। गीता ' मेरे लिए स्वतन्त्र आधार है, और अनेक टीकाओंकी 
झंझटसे बचनेके लिए मैंने अपनी श्रद्धा, वृद्धि और भक्तिका आश्रय लिया। 

आप जो वात कह रहें हैं वह मेरी वुद्धिरर असर डाले, तो मैं कहूँगा कि 
मैं बृद्धिति हार गया। फिर में हृदयपर आधार रखूंगा। आपको भेरे हृदयको सम्तुष्ट 
करना होगा। 

प्र०: क्या आप यह कह रहे हैं कि जो वस्तु आपके हृदयको स्वीकार हो 
वही आपका धर्म है? 

गां० : हर व्यक्तिको जो चीज हृदयंगम हो गई है, वह उसके लिए धर्म है। 
धर्में वुद्धिगम्थ वस्तु नहीं, हृदयगम्य है। इसीलिए धर्म मूर्ख छोगोंके लिए भी है। 

मन्दिर-प्रवेशका प्ररन शुद्ध घामिक स्वरूपका है। मेरी मान्यता बदलना बहुत 
कठिन काम है। कारण, मेरी मान्यताके पीछे भूतकाल है। मन्दिरप्रवेशके मामकेमें 
धर्मे क्या है और क्या नहीं है, यह साधारण आदमी तय नहीं कर सकता। मैं अगर 
यह मानता होऊें कि मन्दिर-प्रवेश अधर्म है, ती लोगोंके सामने उसकी बात करना मेरी 
भूछ होगी। मगर कितने ही सालके अध्ययन और अनुभवसे मेरा विश्वास हो गया 
है कि दरिजनोंका मत्दिर-प्रवेश कराना धामिक कत्तंव्य है। मैंने अपने लिए जो शास्त्र 
निश्चित किया है, वह मैं दूसरोंपर छादना नहीं चाहता । मगर मैं कहता हूँ कि यदि 
आपका दिल आजकलकी रूढ़िके विरुद्ध वगावत नहीं करता, तो मुझे उपवास करना 
पड़ेगा। अगर बगावत करे तो मेरे लिए उपवास करनेका कारण नहीं रह जाता। 
मैंने तो अपने लिए निर्णय कर छिया है। छोग अपने लिए निर्णय करें। 

प्र० : आपके दिलको कैसे विश्वास कराएँ? 

_गां०: शिष्यके हृदयमें पाठ उतारना शिक्षकका फर्ज है। कैसे उतारे, यह 
शिक्षक जाने। यह न जाने तो शिक्षक कैसा? गुरुकी खोजमें मैं कहाँ भटकता 
फिल्लें ? गुरुको मुझे ढूंढ़ ढ़ेना चाहिए। मैं ढूँढ़ने निकल, तो कहीं-त-कहीं ठोकर 
खाकर गिर जाऊँ। परमेश्वरकी तलाश करने मनुष्यको नहीं जाना पड़ता। अगर 
खोजमें निकलनेसे परमेश्वर मिल्ल सकता हो, तो क्या वह परमेश्वर है? परमेश्वर 
तो खुद अपने दासकों, अपने भक्‍तकों ढूँढ़ मिकालता है। 

एक शास्त्री कहने छगे: संस्कृतमें बातें कीजिए न। 

गरां० : मैं तो अपढ़ अज्ञानी ठहरा। आपके-जैसा पण्डित होता, तो आपको यहाँ 


आने ही न देता या आपको यहीं बन्द कर देता। आपसे कहता, ' जाइए, शास्त्रका मेरा 
अध्ययन आपसे अरूग है।* 


[गुजरातीसे ] 
भहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३१०-३। 


परिशिष्ठ ५ 


डॉ० विधानचन्द्र रायका पतन्न' 


३६, वेकिउ्टन स्ट्रीट, 
कलकत्ता, 
१२ दिसम्बर, १९३२ 
प्रिय महात्माजी, 
आपका पत्र मुझे कछ सिका। बंगारू अस्पृश्यता-निवारक बोर्डके सम्बन्धमें श्री 
खेतावसे आपकी जो बातचीत हुई थी, उसका व्यौरा मुझे उनसे मिल गया था। 
आपने उनसे कहा था कि आप मुझे पत्र लिखेंगे। श्री खेतानसे बात करनेके बाद मैं 
आपसे ऐसा पत्र पानेके लिए, जैसा आपने मुझे भेजा है, तैयार था। सबसे पहले 
मैं यह कहनेंकी अतुमति चाहता हूँ कि बंगाल बोर्डके सभापतित्वके पदकी मैंने आकांक्षा 
नहीं की थी, और अब मुझे पता चला है कि श्री बिड़ढाने आपसे मशवरा करके 
आपकी रजामंदीसे मुझे सभापति चुना था। जब मुझसे पद ग्रहण करनेको कहा गया 
तो अपनी अयोग्यता और अन्य कार्योंके बावजूद भी मैने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 
में यह बात नहीं भूछा हूँ कि इसका श्रीगणेश आपके और उन मित्रोंके द्वारा किया 
गया जो पूनामें एकत्र हुए थे। अतएवं जब इन सबने मुझसे यह पद ग्रहण करनेका 
अनुरोध किया तो मैंने उत्तरदायित्व स्वीकार कर लछिया। आप चाहते थे कि मैं 
सभापतित्व ग्रहण करूँ, क्योंकि आपका विश्वास था कि में काम कर सकता हैँ। भब 
आपकी धारणा दूसरी है और आप चाहते हैं कि मैं हट जाऊं तो मैं प्रसब्नतापूर्वक हट 
रहा हूँ। मैं आज ही श्री बिड़लाकों पत्र छिखकर इस्तीफा दे रहा हूँ। यह कोई आत्म- 
त्यागकी बात भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवनमें ऐसे किसी भी पद या स्थातको 
तत्क्षण छोड़ दिया है, जिसके सम्बन्धमें मुझे मालूम होने छगा हो कि कह हाथमें वह 
पद या स्थान देनेका सामर्थ्य है, वे अब मेरा वहाँ बने रहना पसन्द नहीं 22% 
आपने अपने पत्रमें सुझाया है कि विभिन्न वर्गों गौर दलोंके सारे डे 
बुलाऊँ, जिससे वे जिसे चाहें सभापति चुन सकें। मैं यह वेताना ॑ सता हैं कि 
लीगके संविधानके अन्तर्गत केख्लीय बोर्डका सभापति ही प्रान्तीय वो्डोंके सभापति 
नामजद करता है, और ये प्रान्तीय सभापति प्रान्तीय बोडडोंके सदस्य नामजद करते 
हैं। बंगालमें बने हुए बोर्डको तोड़ता मेरे साम्थ्यके बाहरकी बात है। अतएव यदि 
में चाहूँ तो भी आपकी आज्ञा-्पालन करना मेरे सामयर्म नहीं हर पर मैं हल 
मामला श्री बिड़छाके पास भेज रहा हूँ। वह अखिल भारतीय बोड्डके समापत्ति है, 
और जो कार्रवाई उचित समझेंगे, करेंगे। 


हे ४ १४८ ९, २१७, और ३९९। 
१. देखिए पृष्ठ १ के 


४४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आप अपने पत्नमें कहते हैं, “ परन्तु में देखता हूँ कि वंगालमें यह विचार नहीं 
रुचा ।” आपको यह सूचना देना मेरा कत्तंव्य है कि वंगालमें श्री सतीश दासगुप्त 
और डॉक्टर सुरेश वनर्जीके नेतृत्वमें रहनेवाले दलोंके अछावा भी अनेक दल और 
वर्ग हैं जो अस्पृश्यता-निवारण कार्यमें दिलचस्पी रखते हैं और इस समय बहुमूल्य 
काम कर रहे हैं। हमने बंगाल बोर्डका गठन बड़ी सावधानीके साथ किया था और, 
जैसाकि आपको श्री देवीप्रसाद खेतानने वताया ही होगा, बोडंमें विभिन्न वर्गोके 
प्रतिनिधि सौजूद थे। अनेक जिला संस्थाओंने हमें लिखकर बोरडके साथ सहयोग 
करनेकी तत्परता प्रकट की थी। वस्तवमें, जैसाकि श्री खेतानने आपको बताया 
ही होगा, श्री दासगुप्त और डॉ० बतर्जीकों छोड़ और किसीने सहयोग प्रदान 
करनेसे इनकार नहीं किया, और इन दोनोंके इनकारके कारण भी अल्‍रूग-अरूग हैँ। 
परन्तु आपकी यह धारणा प्रत्तीत होती है कि बंगारूमें उस समयतक कोई बोर्ड काम 
नहीं कर सकता जबतक उसे श्री दासगुप्त और डॉ० बनर्जीका सहयोग प्राप्त न हो, 
और उन्होंने यह सहयोग प्रदान करनेंसे इनकार कर ही दिया है, इसलिए बोडंको 
भंग करनेके अछावा और कोई चारा नहीं है। 

बंगालमें लीगका काम आरम्भ हो गया है। इसलिए यदि आप मुझे इस पत्रको 
और अपने पत्रके पहले अनुच्छेदको प्रेसमें देनेकी अनुमति नहीं देंगे तो मेरे और बोडेके 
सदस्थोंके लिए स्थिति समझाना कठिन हो जायेगा। आशा है, आपको कोई आपत्ति 
नहीं होगी। 


आपका, 
विधानचन्ध राय 
[अंग्रेजीसे | 
इत दि शेडो ऑफ दि भहात्सा, पृष्ठ ७७-८ 
परिशिष्ट ६ ह 
ई० ई० डॉयलका पतन्न --आर० एम० मैक्सवेलको'* 
पूना 
८ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय मैक्सवेल, 

आपको फोन करनेके वाद मैंने रिसीवर रखा ही था कि मुझे गांधीका एक 
पत्र सिला -- कठिनाईसे पुन: बच निकलनेकी कोशिश कर रहे हैं। पत्रकी नकल मैं 
इसके साथ भेज रहा हूँ। मूल पत्र रजिस्ट्री डाकसे कल भेजूंगा क्योंकि पत्रमें किये गये 
परिवर्तेत उनकी ही लिखावटमें हैं और एक दस्तावेजजी तरह वह इतना महत्त्वपूर्ण 
है कि सामान्य डाकमें उसके यहाँ-वहाँ चले जानेका खतरा नहीं उठाया जा सकता। 


-१. देखिए पृष्ठ श्ण४ | 


परिशिष्ट ३ 


ज्यों ही मुझे उनका पत्र मिला में यरवदा गया और वहाँ मैंने उन्हें एक 
'अतिनिधि-मण्डल”" से बातचीत करते हुए पाया। लेकिन मैं उन्हें अछग छे गया और उनसे 
मैंने बहुत साफ-साफ वात की। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि जहाँतक मैं जानता हूँ इस 
कथनमें रंच-मात्र भी सच्चाई नहीं है कि रत्नगिरि जेलमें पिछले कई महीनोंसे तथा- 
कथित उच्च जातिके कंदी शौचालूयोंकी सफाईका काम कर रहे हैं, और यह भी कहा- 
कि इस कामको रोकनेके लिए मैंनें कोई आदेश जारी नहीं किये है। मेने उन्हें यह 
भी वताया कि मैं जब उनसे पिछली बार मिला था तो उन्होंने स्वीकार किया था 
कि सरकार इस सवालका जवाब एकाएक नहीं दे सकती और यह भी महसूस किया 
था कि यदि इस संवालपर अखिल भारतीय आधारपर विचार होना हैं, और उसकी 
पूरी जाँच-पड़ताल होनी है तो उप्तमें समय लगेगा। मैंने यह भी कहा कि मैंने सारी 
बात सरकारको कह दी है। काफी बातचीतके बाद, जिसमें वे पकड़में आनेसे बचनेकी 
चेष्टा करते रहे, मैंने उन्हें अपने पत्रमें परिवर्तत करनेके लिए राजी किया--यें 
परिवर्तत आप पत्रमें किये हुए पायेंगे। मेरा तो यह खयाल है कि २ जनवरीसे किये 
जानेवाले तथाकथित उपवाससे अब वे कतरा रहे हैं और उससे बच निकल्‍ूनेका 
वहाना ढूँढ़ रहे हैं। 

आपका, 
ई० ई० डॉयल 

[अंग्रजीसे | 

होम डिपार्टमेंट, पोलिंटिकल, फाइल सं० ३१/१०८-योल०, पृष्ठ ३०, ६५३२; 
सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार 


परिशिष्ट ७ 


भेक्रेके साथ बातचीत 
१२ दिसम्बर, १९३२ 


बापू: मुझे अभी कोई खास कहने-जैसी नहीं हूगती | मेरा खयाल है, कुओंकी 
बात अभी, रहने दें। अभी तो में उपवासके विषयमें ही कुछ कह सकता हूं, उसके 
बारेमें आप पूछिए। 

मेक्र : इस उपवाससे आप समाजपर अपने 
न बा जात देनेमें मेरे उपवासके वारेमें पास हुए प्रस्तावकी 308 
आपने कही, उसका जवाब भी आ जायेगा। श्री जमनादा। मेहताने 2०5 गा 
की है, वह उन्हें करवेका पूरा अधिकार है। मगर में उनके हक पी 
कर सकृता। मैंने अपने विवार किसीपर छादनेका कभी प्रयत्त मे रह हे का 
अपने मिकुटके साथियोंपर भी कभी मैंने अपने विचार छादे नहीं। लेकिन हुआ यह 


ने विचार लाद देते हैं, इस आशक्षेपके 


१३, देखिए पृष्ठ १५८। 


डडव सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


है कि हिमारूय-जैसी भूलोंकों स्वीकार करनेके वाद भी अधिकतर मामलोंमें भेरी 
राय सही निकली है। मेरे लिए यह अस्पृश्यताका सवाल चालीस साल पुराना है। 
इसके लिए तभीतते मैं विरोध सहन करता रहा हूँ। वाहरके छोगोंने ही नहीं, परल्तु 
मेरे कुटुम्बक्ले लोगोंने सी--बड़ोंने भी और छोटोंने भी-- विरोध किया है। छेकित 
पैंतालीस बरससे जो विचार मैं रखता आ रहा हूँ और जिनपर अमल भी करता 
रहा हूँ, वे आज आम तौरपर स्वीकार किये जा चुके हैं। आज मेरे सनातनी मित्र 
मुझपर यह आश्षेप करते हैं कि में आम जनतापर या इन सनातनियोंपर अपने विचार 
लाद रहा हूँ, तो इस्त आक्षेपमें बहुत तथ्य नहीं है। मानव-जातिका सारा इतिहास 
देखनेपर मालूम होता है कि जव-जत्र किसी मनुष्यने किन्हीं कल्याणकारी विचारोंको 
स््रीक्र किया है, उनका आग्रह रखा है और उन्हें अपने जीवनमें कार्यान्वित किया 
है, तब-तव सारे जत-समाजते उन्हें मान लिया है। अब अगर इसका अर्थ यह किया 
जाए कि उस आदमीने अपने विचार लोगोंपर छाद दिये, तो यह बात वेहूदा ही 
मानी जायेगी। जवतक शारीरिक वलका प्रयोग न किया जाए तवतक दूसरोंपर अपने 
विचार छादे कहें ही नहीं जा सकते। यह सच है कि मेरे उपवासकी बातसे 
खलबली मची है। छेकिन इसके लिए में कसूरवार नहीं, इस वारेमें मेरे दिलमें जरा 
भी शंका नहीं है। एक वैज्ञानिककी दृष्टिसे में सारी वस्तुस्थितिको बारीकीसे देख 
रहा हूँ कि मैंने जो उपवास सोच रखा है, उसका क्या असर हो चुका है और क्या 
असर हो रहा है। यह सब देखकर मुझमें आनन्द और आशा ही उमड़ती है। 
उपवाससे लछोग इसके वारेमें सोचने छगे है। उपवास किसीको भी अपने अन्तःकरणके 
विरुद्ध कुछ भी करनेको मजबूर नहीं करता। मगर सुस्त छोग अपनी सुस्ती छोड़कर 
फूर्तीसे काममें लग जायेंगे, यानी मुझपर प्रेम रखनेवाल़े सब छोग काम' करने रूग 
जायेंगे। इस आन्दोलनसे मुझे जरा भी अफप्तोस नहीं होता। जो यह सोचते हैं कि 
में हिन्दु-बमेका सत्यानाश कर रहा हैँ, वे मुझे गुस्से-भरे पत्र छिखते हैं और कहते हैं 
कि जल्दी-जल्दी उपवास करके परमधाम पहुँच जाओ। ऐसे पत्रोंका मुझपर जरा भी 
असर नहीं होता। इन पत्रोंकी बात आपसे यही वतानेके लिए कहता हूँ कि जो 
अस्पृश्यता-निवारणके विरुद्ध हैं, उनपर तो मेरे सोचे हुए उपवासका जरा भी असर 
नहीं होगा और होता भी नहीं चाहिए। मगर उपवासके वारेमें मुझे आगे और बहुत 
कुछ कहना है। अभी तो इतना ही कहूँगा कि केलूप्पनको था मुझे अपने अन्तर्यामीकी 
प्रेरणासे किए हुये निर्चयसे कोई डिग्रा- नहीं सकेगा। 

श्री मेहताने, लोगोंको पहलेसे सावधान रहना चाहिए, इस बातकी और उनका 
ध्यान खींचा है। श्री मेहताके इस प्रयत्तकी मैं कदर करता हूँ । 

मुझे तो आश्चर्य और दुःख इस बातका होता है कि जो मतसंग्रहके काममें 
लगे हैं, उनपर जमोरिन इस तरहके विचित्र आक्षेप किसलिए करते हैं? मैं तो 
जमोरिनको बहुत सज्जन मानता हूँ। वे जानते हैं कि माघवन नायर, जो मतसंग्रह 
समितिके अध्यक्ष हैँ, सारे केरलूमें सम्मानप्राप्त एक प्रसिद्ध वकील हैं। सारी समितिको 
राजाजी मदद दे रहे हैं। वे वहाँ रहकर सब कामोंकी देखरेख कर रहे हैं। ये 


परिश्षिष्ट ४४५ 


आदमी ऐसे नहीं हैं कि जरा भी क्ूठ चलने दें। कार्यकर्ताओंने आपत्तिजनक ढंग 
इल्तियार किये हों, तो उनके उदाहरण इन छोगोंके ध्यानमें राना जमोरिनिका फर्ज 
है । यह श्रश्न शुद्ध चैतिक और धामिक है। इसमें पक्षपात या राग-देषकी जरा भी 
गुंजाइश नहीं हो सकती। सनातनी और सुधारक मिलछूजुलकर काम करेंगे, तो सत्य 
सामने आ जायेगा। में फिर इस वातका आदवासन देता हूँ कि छोकमतके मामकेमें 
मैंने भूछ की है ऐसा मालूम होते ही मैं उपवासकी वात छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ सत्यकी 
पूजा करना चाहता हूँ। इसके सिवाय मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 

महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३२५-७ 


परिद्षिष्द ८ 
अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघके सचिवका पत्र 


८ दिसम्बर, १९३२ 


हमारे इसी माहकी ६ तारीखके पत्रका आपने अविलम्व जो उत्तर भेजा है, 
उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। 

यह मालूम हुआ कि जो भी सनातनीं मित्र आपसे मिलनेके छिए आपके पास 
पहुंचेंगे उन्हें आप सहर्ष भेंटका समय देंगे और यदि वे आपको आपकी भूंछका यकीन 
करा देते हैं तो आप सहर्ष अपने कदम वापस छे छेंगे। अपने उस पत्रकों ध्यानमें 
रखते हुए जिसका आपने यह उत्तर भेजा है, हम यह मानते हैं कि यदि हमारे 
सुझाये हुए वार्ताछापके फलस्वरूप आपको, आप जो-कुछ कर रहे हैं, उसके शास्त्रोंकी 
दृष्टिसि ग़लत होनेकी प्रतीति हो जाती है, तो आप अपने कदम वापस छेन्रेके लिए 
तैयार हैं। 
हमारे पिछले पत्रका उद्देश्य आपसे यह माछूम करना था कि क्‍या आप 
अस्पृश्यताके और मन्दिर-प्रवेशसे सम्बन्वित प्रतिवन्धोंके विषयमें श्ास्त्रोंके सही मतका 
पता छगानेके लिए वैसी सुम्मंखल चर्चा करनेके लिए तैयार हैं जैसी कि हमने पत्रमे 
सुझायी है। आपके पत्रसे ऐसा मालूम होता है कि आप वैसी चचके लिए तैयार 
हैं। हमने यह सुझाव कभी नहीं दिया कि आप ऐसी कोई सभा बुराय। 

इस विषयपर शास्त्रोंका क्या मत है, इसकी खोज हम छोगों द्वारा सूचित 
रीतिके अनुसार करनेकी अपनी सहमतिकी बाप निदिचत घोषणा करें। बन बाद 
आपकी ओरसे वनारसके आचार्य ध्रुव और अखिल भारतीय वर्णाअ्षम स्वराज्य संघ 
बोर्से हम छोग पण्डितोंकी सभा बुलानेका काम कर सकते हैं। हम छोय ऐसा 
मानते हैं कि शास्त्रोके मतका पता छूग जानेपर आप उसे स्वीकार करेंगे और अपने 
रुखमें तदनुरूप परिवर्तन करेंगे। 


३. देखिए पृष्ठ १७६ । 


४४६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


आप शास्त्रियोंकों परिवर्ततविरोधी और परिवर्ततवादी --- ऐसे दो विभागोंमें बाँटते 
हैं। प्रस्तुत चर्चाके लिए आपकी यह वात निरथंक है, क्योंकि जो चर्चा होनेवाली है 
उसमें दोनों पक्षोंका उद्देश्य केवछ इस कथनके सत्यासत्यकी जाँच करना है कि अस्पू- 
श्यताके लिए और मन्दिरोंमें अस्पृश्योंके प्रवेशमर छूंगाये जानेवाले प्रतिवन्धोंके लिए 
शास्त्रोंमें कोई आधार नहीं है। 
आपके इस आदइवासनके सम्वन्धमें कि जो उपवास आप करने जा रहे हैं 
उसमें आपका मन्शा किसीपर अपना मत जोर-जवरदस्तीसे थोपना नहीं है, आप हमें 
कृपया कानूनकी इस सूक्तिकी ओर ध्यान खींचने दीजिए कि कोई मनुप्य जो-कुछ 
करता है, मानना चाहिए कि वह उस कार्यसे फलित होनेंवाले परिणामोंकी इच्छा 
भी रखता है। 
[अंग्रेजीसे ] 
हिल्दू, १९-१२-१९३२ 


परिशिष्ट ९ 
टी० चिनैयाके पत्रका अंश' 


९ दिसम्बर, १९३२ 


४, . आप कहते हैं कि पूना-समझौता ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके निर्णयसे ज्यादा 
अच्छा है क्योंकि वह ज्यादा स्थान देता है। में आपको बताना चाहता हूँ कि महत्त्व 
मात्राका नहीं गुणवत्ताका है। प्रवान मन्त्रीका निर्णय पृथक्‌ निर्वाचन द्वारा १८ स्थान 
देता है, सामान्य स्थानोंके चुनावोंमें मतदानका अधिकार देता है, और यदि दछित वर्ग 
चाहें तथा सवर्ण हिन्दू स्वीकार करें तो उन्हें सामान्य निर्वाचक-मण्डलों द्वारा चुनी 
जानेवाली जगहोंमें भी स्थान देता है। पूना समझौता केवछ सामान्य निर्वाचक-मण्डलों 
द्वारा जिन जगहोंका चुनाव होगा उनमें ३० स्थान देता है। . - - डॉ० अम्बेडकरके 
वब्दोंमें, ब्रिटिश प्रवान मन्‍्त्रीके ' निर्णय! [ अवार्ड ] के अनुसार हम (मद्गासमें) कौंसिलोंमें 
३० प्रतिनिधि भेज सकेंगे। दूसरे, प्रवानमन्त्रीके निर्णके अनुसार तथाकथित उच्च 
वर्गोके छोग दलित व्गोंसे उनके मतोंकी भीख माँगेंगे, जिससे कि इन उच्च जातियोंके 
लोगोंका अभिमान दूटेगा। . . . 

आप कहते हैं कि पूना-समझौतेमें ऐसी व्यवस्था है जिससे कि ऐसा कोई भी 
उम्मीदवार जो पहले हरिजनोंके बहुमतका समर्थन प्राप्त नहीं कर छेता, नहीं चुना 
जा सकेगा। में जानता हूँ कि आप जिसे प्राथमिक चुनाव कहा गया है उसकी वात 
कर रहे हैं। इस प्राथमिक चुनावकी नामिका चार की है। महात्माजी, मुझे आज्ञा है. 
आप इस वातकों समझेंगे कि इस नामिकाके प्रत्येक सदस्यथको दलित वर्योंका जो 
विश्वास प्राप्त होगा वह अलग-अलग होगा। मान लीजिए कि प्राथसिक चुनावमें दस 
उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। पहलछेको ५,००० मत मिलते हैं दूसरेको २,०००, तीसरेको. 


१. देखिए पृष्ठ १८३ । 


परिद्विष्ट का 


हक चौथेको हरा पाँचवेंको ८००, छठेको ७००, , . , आठवेंको ६००, 
नौवेंकों ५९० और दसवेंकों ५००। इन सब उम्मीदवारोंको दलित वर्गोंका विश्वास 
प्राप्त है। किन्तु विश्वासकी मात्रा अछूग-अलग है। यदि नामिका छः की हो तो 
पहले छः को दलित वर्गोंकी पसंदगी मिल जायेगी, और आठकी हो तो पहले आठको 
मिल जायेगी। लेकिन यह तो भाप देखेंगे हो कि इन सब उस्मीदवारोंमें (उनके 
प्रति दलित वर्गोके विद्वासकी दृष्टिसे) बड़ा फर्क है। प्राथमिक चुनावके बाद चुने 
हुए उम्मीदवारोंको संयुक्त तिर्वाचक-मण्डलोंके चुनावमें खड़ा होना पड़ेगा। (और तवर्ण 
हिन्दुओंकी मनोवृत्तिको जानते हुए मैं कह सकता हूँ कि) परिणाम यही होगा कि 
तामिकाका अन्तिम उस्मीदवार ही सवर्ण हिन्दुओं द्वारा चुत लिया जायेगा। सवर्ण 
हिन्दू ऐसे उम्मीदवारको चुनेंगे जिसे दछित वर्गोंका न्यूनतम विश्वास प्राप्त होगा ताकि 
वह उतकी इच्छाके अधीन रहे। 

९-३-१९३१ को मैंने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें आपसे यह प्रार्थना 
की थी कि जब भी आप मद्रास आयें दलित वर्गोकी वस्तीमें ठहरें जिससे कि आप 
मेरी जातिके लोगोंकी कठिनाइयोंका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। किन्तु आप तो 
मइलापुरके ब्राह्मणोंके महलोंमें ही ठहरे। यदि आपने मेरी वातपर ध्यान दिया होता 
तो आपने प्रधान मन्‍्त्रीके निर्णयकों इस तरह न विगाड़ा हीता। 

आप कहते हैं कि “मैं निश्चय ही व्यापारियों, जमींदारों और ऐसे ही अन्य 
लोगोंके लिए पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डलोंके पक्षमें नहीं हूँ।” तो फिर आप इन्हें समाप्त 
करवानेके लिए उपवास वयों नहीं करते ? क्या इसका कारण यह है कि व्यापारियों 
और जमींदारोंपर आपके उपवासका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा! 

प्रिय महात्माजी, यद्यपि पूता-समझ्नौतेपर विधान-परिषद्के सदस्योंने हस्ताक्षर 
किये हैं तथापि, इस प्रेसिडेंसीके लोग उसके खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि कम-से-कम 
प्रायमिक चुतावकी नामिका चारकी नहीं, दोकी ही होनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना 
करता हूँ कि आप इस वातकों अपनी स्वीकृति दें। « « «. 


अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६७३) से | 


प्रिशिष्ट १० 
रामतरण मुखजोंका पत्र' 


६ दिसम्बर, १९३२ 


मैं, यह मानते हुए कि आप भारतके ही नहीं सारी दुनियाके सर्वोच्च महापुरुष 
हैं, आपके पास अत्यन्त नम्नतापूर्वक उपस्थित हो रहा हूँ। कारण यह हैं कि आप 
सनातनी हिल्दू होतेका दावा करते हैं। 

आप जानते हैं कि दधीचिसे जब देवताओोंने उनकी हड़्िडियाँ माँगीं तो उनका 
हिंत करनेके लिए उन्होंने उन्हें अपनी हड्डियाँ दे दी.थीं। किन्तु आप अपने जीवनका 
उत्सग माँगे विना ही करनेको उद्चत हैं। आप जानते हैं कि ईसाको उस समयके 
सत्ताधिकारियोंके आदेशपर ही यूछी दी गई थी। आप जानते हैं कि सुकरातने भी 
जहरका प्याहा सत्तावारियोंके आादेशपर ही पिया था। केकिन आपके मामलेमें ऐसा 
कोई आदेश तो आपके पास पहुँचा नहीं है जिसका पाकत आपको करना आवश्यक - 
हो गया हो। ऐसी परिस्थितिमें जबतक आप सनातनियोंकों इस बातका यकीन 
करानेके स्पष्ट कत्तंव्यका पालन नहीं करते कि ये छोग आपके आदर्शका अनुगमन न 
करके गलती कर रहे हैं, तवतक आपका अपने बहुमूल्य जीवनका उत्सर्ग करना क्या 
उचित कहा जा सकता है! 

आपका आदर्श बहुत महान है। किन्तु आप यह अपेक्षा नहीं रख सकते कि 
सामात्य सनातनी हिल्दुओंकी आस्था, उनकी विवेक-बुद्धि और अन्तशश्रेरणा भी आपकी 
ही कोटिकी हो। यदि ऐसा होता तो सारे सनातनी महात्मा भांघी ही न वन गये 
होते। इसलिए छोगोंकी वर्तमान मनःस्थितिको देखते हुए क्या यह उचित, न्याय्य 
और उपयुक्त नहीं होगा कि सनातनियोंकों समझाने और उन्हें अपनी वातकी प्रतीति 
करानेके उद्देयसते आप अपने आदर्शकी ऊँचाइयोंसे उतरकर व्यवहार और वास्तविकताकी 
सामान्य धरतीपर आयें मौर उनसे अपनी वात अपनी मीठी हौलीमें कहें। कृपया 
विचार कौजिए कि अपने समयमें भगवान शंकराचार्यने वौद्धोंको अपने वृद्धिललसे किस 
प्रकार पराजित किया था और देशके वाहर ख़देड़ दिया था। कृपया विचार कीजिए 
कि कैसे महाप्रभु श्री चैतत्यदेवने अपने प्रेमके ध्मका प्रचार करके छोगोंके हृदय जीतमेमें 
सफलता पाई थी। किन्तु आपने सनातनियोंकों यह स्मझानेके लिए अभीतक कोई 
प्रचार नहीं किया हैं कि सनातनियोंकों अपनी पुरानी व्यवस्थामें नये युगके अनुसार 
परिवतेन करना चाहिए, एक नयी व्यवस्था स्वीकार करनी चाहिए और शास्त्रोंको 
गंगामें फेके बिना उनके वचनोंके नये अर्थ स्वीकार करने चाहिए, फिर चाहे वे उन्हें 
कितने ही कड़वे क्‍यों न छगें। हम स्वीकार करते हैं कि भगवान शंकराचार्यको 


१. देखिए पृष्ठ १९१ । 
ड४ट 


परिश्षिष्टं हे 


ईसाई और मुस्लिम धर्ममतोंके खण्डन करनेका अवसर नहीं आया था। उन्होंने जैन, 
बौद्ध, सांख्य, वैशेषिक और भागवत मतोंका ही खण्डन किया था। किन्तु अब हमारा 
सम्पर्क परिचिमकी जनतांत्रिक सम्यताओंके साथ हुआ है और हम उनकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते। प्रत्युत, हमें इस बातपर विचार करना चाहिए कि वर्तमान युगकी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए वर्णाश्रम धर्ममें कहाँतक परिवतंन करना ठीक होगा । 

इसलिए मैं सानुरोध प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया अपने ढंगसे सनातनियोंको 
अपनी वात समझाने और उन्हें नये सत्यका यकीन दिलानेके लिए प्रचार-कार्य आरम्भ 
कीजिए और तबतकके लिए अपने जीवनका बलिदान करनेका विचार छोड़ दीजिए | 


आपका, 

रामतरण मुखर्जी 

वेदान्ततीर्थ 

पुनश्च : ] हु ॥॒ 

में आपको सवितय सूचित करना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं सनातनी हिन्दू हूँ 

तथापि हम लोगोंने अपने व्यवहारमें, यदि हरिजन शारीरिक दृष्टिसे और अपनी 
वेशभूषामें शुद्ध हों तो, अस्पृश्यताका त्याग कर दिया है। 


आपका, 
रामतरण मुखर्जी 
वेदान्ततीर्थ 
अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १८६६०) से । 
परिशिष्ठ ११ 
च० 'राजगोपालाचारीका पत्र 
कालीकट 


[१२ दिसम्बर, १९३२] ' 


लीगके नाममें परिवर्तत करनेके मामलेमें ॥॒ में आपसे सहमत नहीं हे । अस्पृश्य- 
सेबकसंघ नाम अच्छा खासा है, पर इसका अर्थ यही है कि हम 308 अस्पृश्य 
बने रहनेकी वात स्वीकार करते हैं। भारत-सेवक, भील-सेवक, 895 245 सेवक सब 
ठीक हैं, क्योंकि भारत रहेगा ही, भील एक जातिका नाम है 70007003/4% 
नाम नहीं है, और ईश्वर तो हमेशा मौजूदा रहेगा हि ही। पर य कम क 
या दासताका मूलोच्छेदन करना चाहते हैं तो अस्पृश्य-सेवक या हे पक 
नहीं रहेगा। फर्ज कीजिए, अमेरिकार्में जो छोग दासताकी प्रथाका न 5; 
थे वे अपना संघ बनाते और उसका नाम रखते --दास-सेवक या दास-सह 


२, देखिए पृष्ठ २१५ । 
२, साधन-पूत्रमें ““ १२-१०-१९३९२ 


५२-२९ 


» है, जो गलत लगता है। 


४५७ सम्पूर्ण गांधी वाइ्मय 


सकता हैं कि दासता अथवा अस्पृश्यताका निवारण होते ही संघ बन्द कर दिया 
जाये, पर यह तर्क ठीक नहीं ठहरता है, क्योंकि जो बात तत्काल आवश्यक है वह 
है मनृष्यकी मनोवृत्तिमें परिवर्तत । आपको तथाकथित अस्पृश्योंके सेवक ” कहना होगा, 
प्र ताम भौंडा हो जायेगा, और उसके विरुद्ध उक्त आपत्ति वैसी ही बनी रहेगी। 
मैं अस्पृश्यता-निवारक लीग या संघ नाम पसन्द करता। . . - “ अस्पृश्यता-विरोधी * 
यह शब्द मुझे अच्छा महीं रूगता, मुझे इसमें बर्बरताकी गंध भाती है। अस्पृश्यता- 
निवारक संघ (अनूटचेविलिटी एवॉलीशन सोसाइटी) हिन्दी, गुजराती तथा अन्य भारतीय 
भाषाओंमें प्रचलित तामोंका शब्दशः अनुवाद होगा, और इसमें कोई आपत्तिजनक 
बात भी नहीं होगी। वास्तवर्में हमारा अभीष्ट दासत्वके दर्जेका मूलोन्छेदन है और 
“निवारक  शब्दसे इस शब्द-समुच्चयकों बल भी प्राप्त होगा, ठीक जिस प्रकार 
मच्यपान और मादक द्रव्य-सेवनके सम्बन्धमें “निषेध ' शब्द लोकंप्रसिद्ध हो गया है। 
यदि हम अच्छी तरह सोचें तो यहां मनुष्यके किसी वर्गविशेषकी सेवा हमारा अभीष्ट 
नहीं है। हमारा अभीष्ठ तो उक्त अभिशापका भूलोच्छेदत ही है। ऐसे विचारोंके 
लोग भी हैं जो यह चाहेंगे कि इस वर्गको अलग रखा जाये, पर उन्हें अच्छी तरह 
खानेको दिया जाये। पर हमें केवल इतना ही तो नहीं करना है। 

[अंग्रेजीसे | 

इस दि शेंडो ऑफ दि महात्मा, पृष्ठ ८१-२ 


परिदिष्ठ १२ 
अस्पुदयोंके प्रतिनिधि-मण्डलसे बातचीत 


१५ दिसम्बर, १९३२ 


प्रदत : अस्पृदयता-निवारक संघकी कार्रवाई और काम-काजके विवरणमें डॉ० 
अम्वेंडकरके पत्रका कोई उल्लेख नहीं है। 

गांधीजी : आपकी शिकायत यह होनी चाहिये कि उसमें उठाये हुए प्रदनोंका 
कोई विचार नहीं किया गया। 

मेरे खिलाफ जो शिकायत हो सो कहिये। मैं आपको बताऊँगा कि मैं कितनी 
तरहसे आपकी मदद कर रहा हूँ। 

प्र० : देवरूख़करसे आपने यह कहा है कि 'इन छोयोंकों प्रेमसे जीतिए।'* 
मगर उनमें प्रेम हो तब न? 

गां० : तब आप इस वातकों उलट दीजिए और आप उन्हें प्रेमसे जीतिए। 

प्र०: नहीं, नहीं; ये तो गोरीशंकर प्ृत जैसे बड़े हैं। हम इनके विरुद्ध 
अच्छी तरह लड़ जरूर सकते हैं, मगर हमारी हिंसाकी भी हद है। 

गां० ; मेरा पक्का विश्वास है कि गृटवन्दीको ठालना ही चाहिये। सवणोमें से 
इस वृत्तिको निकाछ देनेकी मैं जी-तोड़ कोशिश कहूँगा। 

प्र०: इन लोगोंको सामाजिक सुविधाएँ देनेके बारेसें क्या हो रहा है? 


परिशिष्द हा 


ग्रां०: यह काम हर प्रान्तमें हो रहा है। लछोगोंको 
काम ढिल्लाईमें तो डाछा ही नहीं का है। 5 मे 0003, का कर" 
कितता वड़ा परिवर्तन हो रहा है। 

प्र० : मगर इस वर्गके उद्धारके लिए आपके पास क्‍या कार्यक्रम है? 

गां० : ठीक इसीके लिए तो मैंने यह मन्दिर्अवेशका प्रदनन उठाया है। सनातनी 
इसीसे घवरा हि हैं। ये छोग कहते हैं कि और सब कुछ करो, कुओंसे पानी भरवाओ, 
परन्तु मन्दिरोंकी न छुओ। यह तो अभी सेरमें पहली ही पूवी है। यह काम ज्यादा 
आगे चलेगा, तव दूसरे सभी प्रश्न सुरुक्ष जायेंगे। मन्दिस्-प्रवेशके प्रबनके साथ खूब 
ही प्रचार-कार्य करना है। और मलावारमें यह काम अच्छी तरह हो रहा है। 

प्र० : अस्पृश्योंके दु:ख दूर करने और स्पृश्योंकी तरफसे उतको होनेवाली 
परेशानीका उपाय करनेके लिए वकीलोंका एक मण्डल बना दीजिये। 

गां० : हम स्वयंसेवक वकीलोंकी सेवा छेंगे। 

प्र० : स्वयंसेवकोंसे काम नहीं होगा। 

गां० : मेरे जैसे स्वयंसेवक हों तो भी ? 

प्र० : इन्हें [अस्पृश्योंको | मिलोंके बुनाई-विभागमें भरती करना चाहिये। आज 
तो भोजनालूयों और पानीके सार्वजनिक तलोंपर भी अस्पृश्यता है। मजूर महाजन ' के 
चायके होटलोंगें भी अस्पृश्यता हैं। क्या आप चेम्बर ऑफ कॉमर्सको हिदायत नहीं 
देंगे कि हमाल वगैरह भी अछूत छोगोंगें से ही छें? 

आपके चातुर्वेप्यके विचारोंमें भी कोई परिवर्तन हुआ है क्या? 

गां० : तहीं भाई, मैं तो चातुर्वे्यकों मानता ही हूँ। रोठी-बेटी व्यवहारमें 
कोई वन्धन ने होने चाहिये। यह कहनेके लिए शास्त्रोंका कोई आधार नहीं कि अछग- 
अरूग वर्णोंमें शादी नहीं हो सकती। मेरे जीवनमें मैंने इस बातपर अमल किया है। 
मगर इस वक्त मैं इसका प्रचार हाथमें नहीं छेना चाहता। जाति-पाँतिके सुधारका 
काम मैं अभी हाथमें लूँ, तो अत्पुृश्यता-निवारणका काम बिगड़ जाये। सभी धन्‍्धे 
बंदा-परम्परागत होते चाहिये। करोड़ों छोग प्रधान मन्‍्ती और वाइसराय नहीं बनेंगे। 
जवतक आश्रम-धर्म जीवित नहीं होगा, तबतक यह वर्ण-धर्म भी जीवित नहीं होगा। 

प्र० : आपको हम अपना आदमी किस हृदतक मान सकते हैं ! है 

गां० : अम्बेडकर पैदा हुए उसके पहलेसे ही में तो आपका आदमी हूँ। 
मेरे पुराने छेखोंमें उन्हें पसन्द हों, ऐसी वहुत-सी बातें मिल जायेंगी। मेरे-जितनी 
कड़ी भाषामें किसीबे अस्पृश्यताका विरोध नहीं किया। 

..प्र०: मगर यह तो भाला ? पन्नका सम्पादक भी कहता है। 


5, : जो सचाईके साथ कहें वह कह सकता है। सा: सोलनके बब्दोंमे 
कहें रॉ '* अब मूल्य होगे बाद ही उसे प्रमाणपत्र देता चाहिये। कौन जानता 
है कि में बुर्से-बुरे प्रकारका सनातनी ने निकर्दू ! 

गुजरातीसे | 

बाग डायरी, भाग-३, पष्ठ रे४०-र 


१. अहमदाबादका मजदूर-संत । 


परिशिष्द १३ 


घनदयामदास बिड़लाका पत्र* 


२१ दिसम्बर, १९३२ 
परम पृज्य बापू, 
आपका टाइप किया हुआ पत्र और उसके साथ भेजे कागज मिले। डॉ० रायने 
जो आपको चिट्ठी लिखी है उसकी नकल उन्होंने पहले ही मेरे पास भेज दी थी। 
उसका आपने जो उत्तर दिया है उसकी नकल भी मुझे मिल गई है। इस प्रकार 
अब मेरे पास पुरा पत्र-व्यवहार मौजूद है। मैं इस सामझेको छेकर आपका और 
अधिक समय नष्ट करना नहीं चाहता, पर साथ ही में जो महसूस करता हूँ उसे 
लिखनेका लोभ भी संवरण नहीं कर सकता । अपनी भूलके विषयमें आपकी जो धारणा 
है, वास्तवमें, वह उससे कुछ भिन्न प्रकारकी है। मुझे भोंडी स्थितिमें पटकनेका प्रश्न 
ही नहीं उठता। आप मुझे इससे कहीं अधिक भोंडी स्थितिमें पटकना चाहें तो 
खुशीसे पटक सकते हैँ। परन्तु में इस बातमें अब भी आपसे सहमत नहीं हूँ कि 
आपकी भूल डॉ० रायके ऊपर अपने प्रभावका गलत अन्दाजा छगानेतक ही सीमित 
थी। यदि डॉ० रायके साथ न्याय किया जाये तो कहना होगा कि उनका बुरा 
मातता स्वाभाविक था। मेरी समझमें भूल इसी वातमें हुई कि आपने सुरेश बाबू 
और सतीश बावूका, जो आपके इतने निकट हैं, सहयोग प्राप्त करनेमें डॉ० रायकी 
सहायता करनेके वजाय डॉ० रायसे केवल इस कारण इस्तीफा देनेको कहा कि सुरेश 
बावू और सतीश बावूने उन्हें सहयोग प्रदान नहीं किया। मैं मानता हूँ कि सुरेश 
वावू और सत्तीश बाबूने जो उन्हें सहयोग प्रदान नहीं किया उसका समुचित कारण 
था, पर तो भी आपको वलिदानके लिए डाँ० रायको नहीं छांटना चाहिए था। मेरी 
रायमें आपने यही भूछ की। जब मैंने डॉ० रायके नाम आपका पहला पत्र देखा तो 
मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस प्रकारकी भूलें करना आपके लिए असम्भवन्सा है। 
हम आपके देवोपम व्यक्तित्वसे इतने चकाचौंध हैं कि हमने अपना आत्मविश्वास 
खो-सा दिया है। इसके परिणामस्वरूप मुझे जब भी आपकी किसी बातमें शंका होती 
है तो मैं अपने-आपको यह कहकर, समझा छेता हूँ कि दोष मेरी बुद्धिका है जो में 
आपके निश्चयके मर्मकों नहीं समझ सका। इस मामछेमें भी यही हुआ। मेरी अब 
भी यही धारणा है कि आपको अपने अन्तिम पत्रमें डॉ० विधानकों आपके पत्रके 
गलत अर्थ निकालतनेके लिए डाटना नहीं चाहिए था। आशा है, में आपका समय 
नष्ट नहीं कर रहा हूँ। यह सब मैं बात्म-सन्तोषके लिए लिख रहा हूँ। यदि आप 
लिखनेकी आवश्यकता समझें तो ही लिखें। 


२. देखिए पृष्ठ ११५ मौर ३०० । 
डपुर्‌ 


परिश्विष्ट ४०५३. 


दे परिभाषाके सम्बन्धमें मेरा कहता यही हैं कि आप जानते ही हैं मैं ऐसी 
वातोंकों लेकर बहुत ही कम माथापच्ची करता हूँ। पर आपकी ताजी परिभाषा उन 
सारी परिभाषाओंसे ज्यादा अच्छी मालूम होती है जिनपर चर्चा हो चुकी है। 
डॉ० अस्वेडकरके मित्रोंकी इस शिकायतके सम्बन्धर्में कि हमने डॉ० के पत्रपर 
अच्छी तरह विचार नहीं किया, मेरा कहना यही है कि उन्हें कुछ भ्रलतफहमी हो 
गई है। डॉ० अम्बेडकरके सुझावोंके अलावा और भी अनेक सुझाव थे जिनपर विचार 
करना था और जिन्हें नीछी पुस्तिका देता था। पर हमने इतने ज्यादा लोगोंकी 
वैठकर्में इस पुस्तिकाकी चर्चा न उठाना ही ठीक समझा। अतएवं हमने तीन व्यक्तियोंकी 
एक छोटी-सी समितिका गठन किया जिसे डॉ० अम्बेडकरके सुझावोंके अछावा प्रान्तीय 
वोडोंसे आये सुझावोंको भी ध्यानमें रखकर नीली पुस्तिकाकी पुनरावृत्ति करनेका 
काम सौंपा गया है। परत्तु मुझे कहता पड़ता है कि हमारे कर्मचारी उतने दक्ष 
नहीं हैँ। बूढ़े उककर वापा एक स्थातसे दूसरे स्थानपर जाते रहते हैं, और उनकी 
अनुपस्थितिम मुख्याकूयमें, किसी योग्य सेक्रेट्रीके अभावमें, काम उतना अच्छा नहीं हो 
पाता जितना होता चाहिये। इस संघका श्रीगणेश होनेंसे पहले देवदासने मुझे सहायता 
देनेका वचन दिया था, परन्तु वह और कामोंमें छगे हुए हैं। करू जब वे मिले 
तो मैंने उनसे इसकी शिकायत भी की थी। उन्होंने एक अच्छा-स्ता जादमी देनेका 
वादा किया हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि वरता कामका हर्जा होगा। मुझे अच्छा 
आदमी मिक सकता है, पर मेरे अच्छा आदमी पानेका अथ होगा अधिक पैसा देना। 
मुझे तो अच्छा आदमी वाजार-भावपर ही मिलेगा। इस ढंगकी संस्थाओंमें तो ऐसा 
आदमी चाहिए जो स्वार्थ त्याग करता चाहे। पता नहीं, आप इस मामलेमें मेरी 
सहायता कर सकेंगे या नहीं। यदि देवदास इस कामको अपने हाथमें ले लें तो बड़ा 
काम कर डालें, पर दुर्भाग्यसे वे आनेको तैयार नहीं हैं । 
हम पत्र जनवरीके आरम्भमें निकाल रहे हैं। आपके लेखकी वाट जोह रहा 
हूँ। (मुझे लेख अभी-अभी मिल गया ।) वियोगी हरिको हिन्दी पत्रका सम्पादन श 
लिए नियुक्त किया गया है। अंग्रेजी पत्रकों सँभालनेके लिए कोई योग्य आदमी अ 
तक नहीं मिला है, इसलिए मैं ऑफिफके आदमियोते ही काम के हा हैं। गा 
कि आप स्वयं जातते हैं, इसके लिए एक अउठे ऑफिस सेक्रेठयीकी दरकार है। 
संघका नाम तीसरी वार बदलता उपहासास्पद होगा । राजाजीके पत्रका रा 
ऊपर इतना गहरा प्रभाव ४2४५ कक हक जा हा कारण यह 
है कि ऐसी बातोंकी अ 
हे पहना है. बाप बिल सह है। इला मेदे लास्यशी किला सग ीचिए। 
में अच्छा खासा हूँ। अभी मैंते बेरोंका व्यवहार तहीं किया हैं, पर करे 
विनीत, 
घनवद॒यामदास 


अंग्रेजीसे | 
हे दि बोड़ो ऑफ दि महात्मा, पृष्ठ? ८९7४ 


प्रिद्षिष्ट १४ 
नटराजन और देवधरसे बातचीत" 


१८ दिसम्बर, १९३२ 


नटराजन : आपने इंग्लैंडमें जिस चीजके होनेको रोकनेका प्रयत्न किया, वह 
यहाँ हो रही है। हमारे समाजमें सनातनी और सुधारक ऐसे दो बड़े भाग हो गये 
हैं। हमारे समाजकों छिन्न-भिन्न होनेसे रोकनेके लिए यह जरूरी है कि आप बाहर 
आ जायें। मुझे बहुत ही आवश्यक मालूम होता है कि इस आन्दोकूनको चलानेके 
लिए आपको वाहर आ ही जाना चाहिए। आपके शब्दोंमें कहें तो, झगड़ा रोकनेंके 
लिए आपको जामित बनना है। मगर मैं नहीं जानता कि आप किस तरह बाहर भा 
सकते हैँ । 

गांधीजी० : मैं भी नहीं जानता। जिन्हें केवल यही काम करना हो उनपर कोई 
अंकुश न होना चाहिये। जेलमें पड़े हुए छोग भी यह कहकर बाहर जा सकते हैं 
कि हम अपनी. प्रवृत्तियाँ अस्पृश्यता-निवारणके काम तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन 
उन्हें ऐसा करना चाहिये या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। मैं यह भी नहीं कह 
सकता कि वे ऐसा करें तो मुझे वह अच्छा छगेगा। छेकिन यह वात नहीं है कि 
कोई सविनय अवज्ञाकी लड़ाई छोड़ दे, तो वह मेरा साथी नहीं रहेगा या मुझे कम 
प्रिय हो जायेगा। मान लीजिए मैं बिना किसी शर्तके रिहा कर दिया जाऊं, तो 
सम्भव है कि मैं छोगोंकों सविनय अवज्ञा छोड़ देनेकी सलाह दूं। छेकिन आज यहाँसे 
ऐसी किसी छार्तमें मैं बंघना नहीं चाहता। 

न० : क्या सविनय अवज्ञा फिलहाछ मुल्तवी कर देनेकी सम्भावना नहीं है! 

गां० : मैं बिना शर्त बाहर चला जाऊँ, उसके वाद इसका विचार किया जा 
सकता है। 

न०: यह तो में आपसे नहीं कह सकता कि आप किसी तरहका आइवासन 
दें। लेकिन जब आपने यह कहा है कि इस कामके लिए मेरा जीवन समर्पित 
है, तो उसका अर्थ यह होता है कि और सब काम छोड़कर अब आप यही काम 
करेंगे। आप यह तो नहीं चाहते कि समाजके टुकड़े हो जायें। आप यही चाहते 
हैं कि सवर्ण हरिजनोंकों अपना लें। सवर्ण हिन्दुओं और विरोधी वर्ग दोनोंका आपमें 
विद्वास है। 

गां० : टुकड़े होता तो जरूर रोका जा सकता है। 

देवधर : कुछ बातोंकी सफाई कर दी जाये तो कंटुता टल सकती है। 


१. देखिए पृष्ठ ३३४ | 
१3३ 


5 धप्प 


गा० मुन्त यह डर नहीं कि दुकड़े हो जायेंगे ॥। गुरवायुरके मासलेमें कुछ कढ॒वा 
हो सकती है, मगर इस प्र्मको मैंने और सबसे अछ्य रसा है। हु 

हक कस काम करें तो सनातती भी हमारे साथ हो जायेंगे। 

े हक कक हो जायेंगे। इसीलिए तो मैं दुसरे मन्दिरोंके मामेमें कितनी 

< 3 अपदाएँ रखता हैं। मगर वाइसरायकी मंजूरी-प्राप्त करनेगें हमारी तरफते 
ढिछाई होगी, तो मुझे उपवास करना पड़ेगा। 
.. ०: मगर मंजूरी हेनेमें तो दो महीते लगेंगे, क्योंकि वाइसरायके पास विछ 
दो भहीने रहता है। 

दे० : आय सरकारको एक पत्र क्यों नहीं लिखते कि जो यह कहते हैं 
कि हम सिर्फ अस्पृश्यता-निवारणका ही काम करेंगे उन्हें छोड़ देगा चाहिए? आपको 
यह भी जाहिर कर देना चाहिए कि आपके अनुयायियोंमें से जो सिर्फ भस्पुरयता- 
निवारणका काम करेंगे वे आपको कम प्रिय नहीं होंगे 

गां० : मैं यह तो नहीं कह सकता कि जेल जानेंके बजाय उन्हें इस कामकों 
पतन्द करना चाहिए। ऐसा हो तो मुझे खुद ही आश्वासन देकर बाहर निकल जाना 
चाहिए। उसके बाद ही में औरोंको ऐसा करनेको कह सकता हूँ। 

दे० : आपको सचमुच ही ऐसा छगता हो कि यह काम आपकी सारी जिन्दगीका 
वमाम समय ही माँगता है, तो किसी भी तरहके मानसिक संकोचके विदा आप बाहर 
निकल सकते हैँ। 

गां० : नहीं, मुझे अगर ऐसा रूयता तो मैं कभीका सरकारकों ऐसा लिख चुका 
होता। आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा करके बाहर जाऊं, तो काम करनेकी 
सारी शक्ति खो बैंदूंगा। 

दे० : कया इसीलिए कि लोग आपको राजनैतिक नेता मालते हैं? 

गां० : नहीं, मैं जैसा हूँ, लोग मुझे पूरी तरह वैसा ही देखते हैं। छोग जानते 
हैं कि भेरी राजनीति मेरे जनसेवाके समग्र कार्यका एक भाग है। छोग सहज वृत्तिसे 
ही समझ गये हैं कि मेरा सारा जीवन जनसेवाके लिए है। की 

यह -तो मानसिक प्रामाणिकताका प्रद्न है। ज्यों ही मैं बाहर जाऊेंगा त्मों ही 
मुझे यह विचार आ सकता है कि इस मारी आफतमें मुझे क्या करना है?! और 
तब में शायद मात्र सवितय अवज्ञाका ही विचार करने लगूंगा, और किसी वातका 
नहीं। मगर यहाँ पढ़ासड्ा यह काम कर रहा हूँ, इससे मुझे पृटा सन्तोष है। कह 

दे० : ऐसा कोई नुसल्ा ढूंँढ़ निकालिए न कि जिससे आप इस छोगोंको 
छुड़वा हक अगी जो सुसद्षा मैने पेश किया है, उसका हब सर 2 
चाहिए। सरकारको आसातीसे यह समझमें आना चाहिए कि इस बन्द 


देश लगा हुआ है। के 
दे० ध आप यह नहीं कह सकते कि यह काम उतने ही महत्वका है बौर 


कार्यकर्ताओंकों इसमें पढ़ना चाहिए! 


४५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गां० : जमनालालूजीका उदाहरण लीजिए। वे ऐसी कोई शर्ते करके वाहर 
नहीं जायेंगे। में उनसे ऐसा करनेको कहूँ तो वे मान जरूर लेंगे, मगर में उनसे इस 
तरह बाहर जानेको कह ही नहीं सकता। इस आन्दोलनके लिए पुराने कार्यकर्त्ताओंकी, 
जो जेलमें हों उनकी, जरूरत नहीं है। नया कार्यकर्त्ता-वर्ग निकल आया है और वह 
मुझे पसन्द है। जमनालछालजी जैसे आदमीको खुद ही महसूस हो, तो मेरे आश्ञीर्वादके 
साथ वे बाहर जा सकते हैं। मगर मैं उन्हें ऐसा करनेको नहीं कहूँगा। मुझसे हर 
पखवाड़ेमें कुछ कैदी मिलते हैं। उन्हें मैंने कहा है कि तुम्हें भीतरसे ऐसा लगता 
हो कि अस्पृश्यता-निवारणका काम करनेका आइवासन देकर बाहर जायें, तो में यह 
नहीं कहूँगा कि सुमने कोई बुरा काम किया है। 
[गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३५१-३ 


परिशिष्ठ १५ 


अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्व॒राज्य संघके सचिवका पत्र * 


१९ दिसम्बर, १९३२ 

प्रियः महोदय, 

आपका १६ तारीखका जो पत्र आज सुबह मिला उसके सन्दर्भभें आपके साथ 
हम जो बातचीत करनेकी तैयार हुए हैं, उसके साथ आप कृपया किल्हीं शास्त्रियोंके 
साथ होनेवाली वातचीतको न जोड़ें --फिर चाहे वे शास्त्री पंढरपुरके हों या किसी 
अन्य जगहके । | 

यदि आपने पंढरपुरके शास्त्रियोंसे होनेवाली बातचीतके छिए २३ तारीख 
निश्चित की है, तो आप कृपया हमारे वीच तय हुई बातचीतके लिए कोई अन्य दित 
तय करें और अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्व॒राज्य संघही ओरसे जो पण्डित शरीक 
होनेवाले हैं, उनसे पूछकर, यदि सुविधाजवक हुआ तो, हम उस तारीखकी पुष्टि करेंगे । 

हमने बातचीतके लिए किन्‍्हीं शर्तोंका उल्लेख नहीं किया है। हमने जो कहा 
था वह यह कि कुछ भध्यस्थ नियुक्त करने होंगे और यह तथ करना होगा कि 
किन पुस्तकोंका आधार लिया जायेगा। इसके सिवा व्याख्याके नियम तय करने होंगे। 

इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि आप कृपया ऐसे दो सज्जनोंका ताम 
बतायें जो अनुभवी हों और ऐसे पद व प्रतिष्ठावाले हों कि मध्यस्थकी तरह वै' 
सके और आप उन पण्डितोंके नाम भी लिखें जिन्हें आप या आचाये श्लुव अपने 
कंथनोंकी पुष्टिके लिए जुलाना चाहेंगे। 

जैसे ही यह सब हो जाता है, हम अपने पण्डितों और दो मध्यस्थोक नाभ 
बतायेंगे। मध्यस्थोंका काम अध्यक्षका नहीं होगा बल्कि उनका काम यह दखना होगा 
कि. बातचीत लिखित रूपमें. व्यवस्थित ढंगसे चले। 


३६ देखिए पृष्ठ २४६। 


परिश्षिष्ट ४५७ 


हमारी केवल यही कामना है कि जैसा आपसे बिलकुल शुरमें ही कहा गया है, 
बातचीत व्यवस्थित ढंगसे चलाई जाये और वह मात्र अनुपयोगी वाद-विवाद न हो। 
जैसा कि पत्रों द्वारा पहले ही तय किया गया है, बातचीतका उद्देश्य इस सत्यका 
पता लगाना होगा कि अस्पृश्यता शास्त्सम्मत है या नहीं और शास्त्रोंमें अस्पृश्योकि 
मन्दिर-अवेशपर प्रतिवत्ध हैं, या नहीं। हम यह मानकर चलते हैं कि यदि यह 
सव हो जाता है और जिन पण्डितोंको आप बुला रहे हैं वे यदि उन विचारोंकों 


प्रमाणित नहीं कर पाते जिनका वे अभीतक प्रतिपादन करते हैं, तो आप अपने 
कदम वापस हे लेंगे। 


आपका, 
हीराछाछ डी० मानावदी 
सचिव, अ० भा० व७ स्व० संध 
मो० क० गांधी, महोदय 
मारफत-यरवदा जेल 
घना 


अंग्रेजीकी माइक्रोफित्म (एस० एन० १८७५३) से। 


प्रिशिष्ट १६ 
घनव्यामदास बिड़लाका पत्र! 
बिड़छा हाउत 
अलबुकके रोड 
नईं दिल्‍ली 


१४ दिसम्बर, १९३२ 


प्रिय बापु, हर के 
मुझे आज डॉ० रायका त्याग्रपत्र मिल ग्या। उन्होंने इस सम्बन्धमें आप 
जो पत्र लिखा था उसकी एक नकल भी मुझे भेजी है। मे उनके त्यागपत्रको स्वीकार 
कर रह हूँ। इस मामलेपर मैं जितना विचार कर्ता है उतना ही मुझे 822 
कि हमारी कठिताइयाँ इससे समाप्त वहीं हुईं। . « « डॉ० न 2 
वृत्ति नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि वे इस हज 82 हक 
भर आसानीसे भला देंगे, इसमें मुझे सत्देह 
अनुयायी भी इसे इतनी आसानीसे भुला देंगे, इ ह अ आ 
ग लोगोंकी' मामछेमें सतीशवाबू और सुरेशबाबूः 
लगता है कि लोगोंकी सहानुभूति इस माम 
6, क्योंकि मेरी रायमें उन्होंने डाँ० रायको अपमानित करके एक 32042 
किया है। फछतः आपने जो न लि 
दलोंके र्‌ फ् फ् 
वंगालके विभिन्न दलोंके बीचकी खा ः 


१. देखिए पृष्ठ २५१ । 


डप्८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


आपके ज्यादा नजदीक हैँ, इसलिए सम्भवतः उनके लिए ज्यादा अच्छा यही होता कि 
वे डॉ० रायके त्यागपत्रकी इच्छा न करते और इस मामलेमें स्वयं झुकनेकों तैयार 
हो जाते। इससे परिस्थिति कुछ सुलझती। जो हुआ है उससे तो आपने बंगालियोंको 
यह महसूस करनेका कारण दिया है कि एक गर-वंगाली अपनी इच्छानुसार वंगालमें 
किसीको भी सार्वजनिक संस्थाओंके अध्यक्षका पद दे सकता है या उसे वहांसे हटा 
सकता है। और छोग निश्चय ही इसका बुरा मानेंगे! अगर मैं डॉ० विं० च० 
रायकी जगह होता तो ऐसी परिस्थितिमें मैं अध्यक्षता स्वीकार करनेसे इनकार कर । 
देता। छेकिन में ये विचार केवल आपकी और यदि सतीशवाबू अभी भी वहाँ हों 
तो उनकी जानकारीके लिए ही प्रगट कर रहा हूँ। आशा है कि इससे समस्या 
शान्त हो जायेगी। ४ 

हम अपने साप्ताहिकका पहला अंक १ जनवरीकों निकाछ रहे हैं। अतः आप 
अपना लेख समयपर भेज दीजिए। 

आपका, 

मो० क० गांधी, महोदय 
पूता 

अंग्रेजीकी फोटो-्वक्ल (एस० एन० १८७०४) से । 


परिशिष्द १७ 
. सी० एफ० एन्ड्रबूजके पत्रका अंश' 
१० नवम्बर, १९३२ 


भेरी अपनी धामिक शिक्षा पूर्णतया ऐसी रही है कि मैं आत्मधातकी वात 
सोच ही नहीं सकता। 

मेरा मत अब भी अश्यान्त है। . - - धर्मान्धि छोग आपके इस आचरणका 
उपयोग निश्चय ही किसी ऐसी चीजको छादतेके लिए करेंगे जो अग्रतिशील 
तहीं प्रतिक्रियात्मक होगी। मनुष्य-सुलम पागढूपन यथा मोहान्ध प्रेम भी इस 
तरह अत्याचारका रूप ग्रहण कर सकता है। मेरी चिल्तामें और मेरे भयमें दु्वेल 
मानुषिक प्रेमका कितना अंश है, यह में खुद भी नहीं समझ सकता। मैं यह जानता 
हूँ कि पिछले उपवासके दरमियान मैंने आपको दलित वर्गोके कल्याणार्थ अपना जीवन 
अपित करते देखा था और मैं उस दृश्यकों देखकर खुश हुआ था --क्योंकि में उसमें 
उनके प्रति आपके ' महत्तर प्रेम का दशेन कर सका था। भव में देखता हूँ कि यदि 
मन्दिरके अधिकारी शुकते नहीं हैं तो आप १ जनवरीको पुत्र: वही चीज करनेकी 
तैयारी कर रहे हैं। 

. » » मुझे लगता है कि मैं स्वयं अपनेको ईसाई कहनेवाले गौरांग-जातीय 
घ॒र्मान्धों और अन्य प्रजातियोंके.बीच विद्यमान “ अस्पृश्यता ' को दुर करनेके लिए अपने 


१. देखिए पृष्ठ १५४-५। 


दा ४५९ 


प्राण सहर्ष दे सकता हूँ। लेकिन जाप, जाहिर है, अपने प्रयत्वमें उस बिन्दुपर आ पहुँचे 
हैं जहाँ आप इस सवालकों हठपूर्वक तुरन्त निपटा डालना चाहते हैं और मेरे लिए 
यह आवश्यक हो गया है कि मैं इस चीजपर ईंसाकी शिक्षाके प्रकाशरमें विचार करूँ। 
मुझे हुगता है कि जब उन्होंने थेरुतलूमः जानेका दृढ़ निवचय किया तो 

उन्होंने भी उनके समक्ष जो सवारू था उसे हंठपूरवंक और तुरन्त निपटानेकी ही बात 
सोची थी। मुझे छगता है, उन्होंने उस समय यह देख लिया था कि उनकी अपनी 
मृत्यु ही यहुदी नेताओंको रोक सकेगी। उनकी एक विचित्र सुक्ति है: “स्वर्गका 
राज्य बलके प्रयोगकों सह छेता है और बलके प्रयोक्‍ता उसपर बछात्‌ अधिकार 
कर लेते हैँं।” में निशचयपूर्वक तो नहीं कह सकता, कछेकित ऐसा लगता है 
कि उनका मन्दिरके परिशोधनका कार्य भी कुछ वैसा ही था--यानी, मामलेको 
हठपूर्वक निपटानेकी किस्मका। लेकिन अनशझ्नका, बात्महत्याका तरीका मुझे स्वभावत्त: 
विरक्तिकर तो तब भी मालूम होता है। 

[अंग्रेजीसे | 

चाल्स फ्रीमर एण्ड्यून, पृ० २६४ 


परिशिष्द १८ 
केलप्पनसे बातचीत" 
२९ दिसम्बर, १९३२ 
केल्प्पन : मैंने जब अपने वोझमें हाथ बेटानेको कहा था तब मैंने उपवासकी' 


बात नहीं की थी। कर 
ा गांधीजी : औरोंसे जो दिया जा सकता था वह उन्होंने दिया। मेरे पास 
उपवासके सिवाय और क्या देनेकों था? तुम्हें इतना तो समझना ही चाहिए था कि 
में तुम्हारे बोझ्कों ऐसी ही किसी तरह बॉँटा सकता हूँ। इसमें कुछ भी बुरा हे 
हुआ। ज्यों-ज्यों मैं अधिक विचार करता हूँ, त्यों-त्यों मुझे छगता है कि मैंने 
परेशानी खड़ी की है, वह जरूरी थी। हिल्दू-धर्म मेरी भँखोंके सामने कक आह है। 
इसे सजीवन करना हो, तो में और क्या कर सकता हूँ? तुम नहीं जान है 5 
मुझपर क्‍या वीत रही है। तुम राह देखो, जाँच करते रहो, और सहन के का ४ 
उपवास करना पड़े तो तुम्हें बरदाइत करना चाहिए । अभी तो 32:20 हो 
गया है। भविष्यके गर्भमें क्या हैं, यह में नहीं जानता। उपवास अत कह 
सकता है, या मुझे यह छूय सकता हैं कि गुरुवायुरके लिए उपवास बार हा शा 
भौर बव्तिका अपव्यय है। तुम्हें में जित परेशानी ढाल हा का है कोर गज 
भक्ता ही होगा। राजाजीके कलके प्रश्नोंने मुझे विचारम दर पा गो 
लगता है कि भेरा वक्तव्य कोई विचित्र स्वरूप लेगा। मगर तु 


१. देखिए पृष्ठ ३१४ औौर ३१५। 


४६० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


यहीं छोड़कर काममें भिड़ जाना है। उपवासकी, अस्पृश्यता-निवारणकी और मन्दिर 
प्रवेशकी लड़ाईका आन्तरिक अर्थ समझनेकी कोशिश करो। मुझे तो रूगता है कि 
हम' सही' तौरपर अस्पृश्यता मिटा दें, तो इसमें हिन्दू समाजकी मुक्ति है। नहीं तो 
सवर्ण हिन्दू और कथित भअस्पृश्योंके बीच तुमुल युद्ध होगा। अछूत पागछूपन और 
देषसे लड़ेंगे और निराश होकर पृथ्वी-तलूपर से हिन्दू-वर्मका नाश करनेकी कोशिश 
करेंगे। वे हिन्दू-धर्मसे इनकार नहीं करेंगे। इसी तरह दूसरा धर्म भी अंगीकार नहीं 
करेंगे। मगर ईर्वरसे इनकार करेंगे। ब्राह्मण-अन्राह्मणके झगड़ेसे भी यह झगड़ा ज्यादा 
भयंकर होगा। क्योंकि अछूतोंकों ज्यादा कष्ट होता है। मेरा उपवास ऐसे अ्षगढ़ेको 
रोक सकता है, हालाँकि में जानता नहीं। शायद उसका असर न भी हो। मगर में यह 
उपवास ढूँढ़ने नहीं गया था। मैं तो विस्तरमें पड़ा-पड़ा सरकारके एक भहे प्रस्तावका 
विचार कर रहा था कि तुम्हारा प्रइन मेरे सामने आया और मैं उसमें कूद पड़ा। 
उस समय में नहीं जानता था कि इसमें उपवासकी वात आ जायेंगी। तुमने मुझे 
सारी हकीकत बताई, यह तुम्हारे छिए विल्कुछ उचित था। इसी तरह दूसरे मित्रोंने तार 
दिये, यह भी उनके लिए ठीक ही था। जो-कुछ भी हुआ, सो सव ठीक ही हुआ है। 

[गुजरातीसे 

महादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३८२-३ 


परिशिष्टद १९ 


महादेव देसाईसे बातचीत 


गांधीजी : धर्मके मामछेमें कोई किसीका मत स्वीकार नहीं करेगा। भपने 
हृदयको प्रतीतिपर ही भरोसा रखना चाहिए। 
महादेव : तो हमें यह परिषद बुलवानेमें हिस्सा नहीं छेना चाहिए। 
गाँं० : हिस्सा नहीं, परिषद तो थे लोग स्वेच्छासे बुरा रहे हैं। मैं कहता हूँ 
कि अगर वे मुझे यह विश्वास करा दें कि मेरी भूल है, तो मैं भूल सुधार ढूँगा। 
म० : तो यह परिषद एकमत हो यां त हो इसकी बात ही ने कीजिए। इतना 
ही कहिंये कि मेरे मस्तिष्कके द्वार बिलकुल खुले हैं। वस इतना काफी है। 
गां० (और अधिक स्पष्ट करते हुए) : देखो न, वह एक आदमी मुझसे कहता 
है कि आप शंकराचार्यकी तरह दिग्विजय क्यों नहीं करते? उसे मैं कहता हूँ कि 
यह मेरी शक्ति नहीं। मेरी शक्ति दूसरी तरहकी है, उसका उपयोग में कर रहा हूँ। 
में अपना धर्म औरोंके मतोंके अनुसार कैसे बदल सकता हूँ? 
[ गुजरातीसे | 
भहादेवभाईनी डायरी, भाग-२, पृष्ठ ३१९ 


१. देखिए पृष्ठ १४२। 


सासग्रीके साधन-सुत्र 


अमृतवाजार पत्रिका: कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

वापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष ': एच० एल० शर्मा, ईश्वरशरण 
आश्रम, इलाहाबाद, १९५७। े । 

बायुना पत्रों -७: श्री छयनराल जोशीने ' (गुजराती) : छगवाक जोशी हारा 
सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६२ | 

“बापुता पत्रो-४: मणिवहन पटेलनें” (गुजराती) : मणिवहन पटेल द्वारा 
सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“बापुना पत्रों “९: श्री नारणदास गांधीने ' भाग-१ और भाग-२ (गुजराती) : 
नारणदास गांवी द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६४। 

“बापुती प्रसादी' (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवव प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 

“बॉम्ने निकल: वम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स (अंग्रेजी): वम्बई सरकारके सरकारी अभिलेख । 

:ए वंच ऑफ ओल्ड लेटर्स” (अंग्रेजी): जवाहरहाल नेहरू द्वारा सम्पादित, 
एशिया पब्छिशिंग हाउस, वम्बई, १९५८। 

/ हमारा कलंक ': सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित, १९३३ । 

“हिन्दू: मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“इन दि शेडो ऑफ दि महात्मा” (अंग्रेजी): घनव्यामदास विड़छा, ओरिएण्ड 


छॉग्रमैन्स लिमिटेड, कलकत्ता, १%५३ | 

'छेटर्स ऑॉफ श्रीनिवास शास्त्री! (अंग्रेजी): टी० एन० जग्रदीशन द्वारा 
प्म्पादित, एशिया पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, १९६३ | 

'अहादेवभाईनी डायरी भाग - $» और भाग-२ (गुजराती) : वरहरि परीख 
हारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद १९४३॥। है 

“ महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी : स्वराज्य आअर, वार्डोली में सुरक्षित | 

“माई डियर चाइल्ड” (अंग्रेजी): एलिस एम० वान्ज ढारा सम्पादित, तव- 
जीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद; १९५६॥ 

' त्रसिहरावती रोजनिशि ' (गुजराती) : धनसुख्ललाल मेहता और रामप्रसाद 


वक्षी द्वारा सम्पादित गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद, १५5५३ । हर 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


“ पाँचवें पुत्रको-बापूके-आशीर्वाद ' : काका कालेलकर हारा सम्पादित जमनाछारू 
बजाज सेवा ट्ुस्ट, वर्धा, १९५३ | 

“पाँचमा पुत्रने वापुना आशीर्वाद” (गुजराती): काका कालेलकर, द्वारा 
सम्पादित, जमनालाल बजाज सेवा ट्रस्ट, वर्धा, १९५३। 

“ स्व॒राज्य ': मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। 

टाइम्स ऑफ इंडिया: वम्बई और दिल्‍्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“विश्व ज्योति ': होशियारपुरसे प्रकाशित हिन्दी मासिक। 


तारीखवार जीवन-वृत्तास्त 


(१६ नवम्बर, १९३२ से १० जनवरी १९३३ तक) 


१६ नवम्बर : अस्पृश्यतापर सातवाँ वक्तव्य जारी किया। 
हमारा कल्ंक के आरवकथनमें हिन्दू जनतासे अस्पृश्यताके दोषोंकों समझने और 
इस सम्बन्धर्मों अपने कर्तव्यकों पहचाननेका अनुरोध किया। 

१७ नवम्बर : अस्पृश्यतापर आठवाँ वक्तव्य जारी किया। 

१८ नवम्बर : ईं० ई० डॉयलको लिखे पत्नोंमें जमनालाल बजाजका तबादला करने 
और मणिवहन पंठेलकों अपने भाईके स्वास्थ्यके बारेमें पत्र लिख सकतेकी 
अनुमति देनेके लिए प्रार्थवा की। 

१९ नवम्बर : एम० जी० भण्डारीकों छिखें पत्रमें उन्हें पुतः यह आइवासन दिया 
कि अस्पृश्यता-सम्बन्धी कार्यके लिए सुविधाएँ दिये जानेंके समय जो वचन एिंया 
था उसका पालन किया जायेगा। अखिल भारतीय अस्पृश्यता-विरोधी छीगके 
महाराष्ट्र डिवीजनल वोडके प्रघाव जी० के० देवधरके साथ घर्चामें इस बात- 
पर जोर दिया कि अस्पृष्यता-निवारणके सिछूसिलेमें जवमतको शिक्षित करना 
आवश्यक है) 

२१ नवस्व॒र: नारणदास गांधीकों पत्रमें लिखा कि कामका बोझ बढ़ गयां है और 
मेरी कोहनियोंकों आरामकी जरुरत है। 
समाचारपत्रोंसे एक भेंठमें कहा कि जीवनमें मेरी जितनी भी गतिविधियां हैं 
दे सव “सत्य और अहिसाका समर्थत करनेकी मेरी घुन ”से पैदा होती हैं। 

२२ नवम्बर: ई० ई० डॉयलको पत्र लिखकर प्रार्थना की कि जमताहाल बजाजका 


तवादला यखदा जेलमें कर दिया जाये । ु 
२३ नवम्बर : के० क्षेहृप्पनको पत्रमें लिखा कि आनकी खातिर में आपके उपवासमें 


शामिल होऊेंगा। 
हसचिवको पत्रमें लिखा कि स्वामी आनत्दको मेरे 


२४ नवम्बर: वम्बई सरकारले गु हा (हो 
पास रहनेकी अनुमति दी जाये, ताकि हांथोंमें दर्देके कारण जो पत्र लिखने 
रह गये हैं उन्हें निपटानेमें वे मेरी सहायता कर सके। 
हरिभाऊ पाठकको पत्रमें अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी घोषणापत्रका मसौदा लिख- 
कर भेजा । 

२५ नवम्बर: खीमजी और जे० 
और मन्दिर-प्रवेशके लिए जोरदार प्रचार करनेपर जोर 

२६ नवम्बर: अस्पृश्यतापर तवाँ वक्तव्य जारी किया। 
जमनालाल वजाज यरवेंदा जेलमें लाये गये। 


के० मेहताके साथ ऐंक भेंटमें अस्पृश्यता-निवारण 
दिया । 


४६रे 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


“टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे एक भेंटमें गांधीजी ने इस अफवाहकों गलत 
बताया कि भारतके सभी मन्दिरोंकों हरिजनोंके लिए खुलवानेकों वे कोई उपवास 
करनेवाले हैं। 

२८ नवम्बर: ई० ई० डॉयलूकी लिखे पत्रमें यह इच्छा प्रकट की कि अप्पासाहब 
पटवर्धनकों रत्नग्रिरि जेलमें भंगीका काम करनेकी अनुमति दी जाये। 
केशव गांधीकों पत्रमें लिखा कि कोहनीके दर्दके कारण मैंने फिलहाल कताई 
बिलकुल बन्द कर दी है। 

२९ नवम्बर: जनताके नाम एक अपीलमें सभी सम्बन्धित छोगोंको यह बात याद 
दिलाई कि वे उनसे केवल अस्पृश्यता-सम्बन्धी वास्तविक कार्मके सिलसिलेमें 
ही मिल सकते हैं, और किसी सिलसिलेमें नहीं । 
बम्बई सरकारके गृह-सचिवकों पत्र लिखा कि मुझे जमनालाल वजाजसे प्रायः 
मिलते रहनेकी अनुमति दी जाये, हमारी वातचीतके विषयपर भले ही प्रतिवन्ध 
रहे । 

३० नवम्बर: ई० ई० डॉयलको पत्र लिखकर अपना यह निदचय बताया कि यदि 
अप्यासाहवकों भंगीका काम करनेकी अनुमति नहीं दी गईं तो ३ दिसम्बरसे 
में अपने लिए भंगीका काम स्वयं करूँगा और पूर्ण उपवास शुरू कर दूंगा। 

२ दिसम्वर: दलित वर्गोके नेताओंसे भेंट । 

३ दिसम्बर: सरकारका यह सन्देश मिला कि आप अपने लिए भंगीका काम कर 
सकते हैं, पर सरकार अप्पासाहबकी तरफसे आपका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं 
करेगी । 
उपवास शुरू कर दिया; ई० ई० डॉयलको पत्र हारा यह सूचित कर दिया 
कि जबतक अप्पासाहब पठवर्धनकी माँग स्वीकार नहीं की जायेगी में उपवास 
जारी रखूंगा। 

४ दिसम्बर : उपवास स्थगित कर दिया; अस्पृश्यता-विरोधी समितिकों एक वक्तव्य 
दिया । 
ई० ई० डॉयलको पत्र लिखकर बताया कि सरकारको निर्णयके लिए समय 
देनेको उपवास स्थग्रित कर दिया गया है। 

५ दिसम्बर: समाचारपत्रोंके प्रतित्तिधियोंसे भेंटमें कहा कि में अपना सारा समय 
अस्पृश्यता-निवारण कार्यमें छगा रहा हूँ। 
जेलके डॉक्टरन स्वास्थ्यकी जाँच की। 

६ दिसम्बर: १८ दिसम्वरको अस्पदयता-विरोधी दिवस मनाया जाये, इस आशयका 
एक' वक्तव्य जारी किया। 
अप्पासाहब पटवर्धनकों तार भेजकर कहा कि सरकारको कार्रवाईके लिए समय 
देनेको आप उपवास' स्थग्रित कर दें। 
अप्पासाहब पटवर्धघन गांधीजी की अपीलपर उपवास स्थग्रित करनेको राजी 
हो गये। | 
समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे भेंट । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त डद५ 


७ दिसम्बरसे पूर्व : मद्रासके श्रीपाद शंकरसे मेंटमें कहा कि मन्दिर-अवेशके सिलसिल्लेमें 
कोई भी शर्ते स्वीकार नहीं की जा सकती। 

७ दिसम्वर : विद्याथियोंसे भेंट; एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट । 

८ दिसम्बर : ई० ई० डॉयलको पत्र लिखकर कहा कि पटवर्धनका इरादा २ जनवरी 
१९३३ से उपवास शुरू करनेका है, जिसे दृष्टिमें रखते हुए उनके मामसलेमें 
फैसला हो जाना चाहिए । 
पी० एन० राजभोजको पत्र लिखकर बताया कि यदि गरुरुवायुरका मतसंग्रह 
भन्दिस-प्रवेशके विरुद्ध रहा तो प्रस्तावित उपवास स्थग्रित कर दिया जायेगा। 

९ दिसम्बर : अस्पृश्यतापर दसवाँ वक्तव्य जारी किया। 

१४ दिसम्बर : अस्पृरयतापर ग्यारहवाँ वक्‍तव्य जारी किया। 
आरयंसमाजके प्रतिनिधि-मण्डलूसे भेंट। 

१५ दिसस्व॒र : अस्पृर्यतापर बारह॒वाँ वक्‍तव्य जारी किया। 
भस्पृश्योंके प्रतिनिधि-मण्डलसे भेंट । 

१६ दिसम्बर : १८ दिसम्बरकों मनाये जानेवाले अस्पृश्यता-विरोधी दिवसके लिए सन्देश 
जारी किया। 
वम्वई सरकारके गृह-सचिवको पत्र लिखा कि जमतालाल बजाजसे मिलनेकी 
अनुमतिके लिए मैंने जो पत्र छिखा था उसका उत्तर दिया जाये। 

१८ दिसम्बर : कोतवालकों लिखे पत्रमें कहा कि केलप्पनके साथ उपवास करना मेरा 
कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि केलप्पनसे अपना उपवास स्थगित करनेको मैंने ही 
कहा था। रु 

२१ दिसम्बर: के० रामुन्नी मेननकों लिखे पत्रमें कहा: “मेरे उपवासका उद्देश्य 
हिल्दुओंको सक्रिय होनेके लिए प्रेरित करना हैं, और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता 
होती है कि यद्यपि उपवास अभी शुरू होता है पर वे दिन-प्रतिदिन सक्रिय 

जा कं * 

श्र पेज ; ही लिखे पत्रमें कहा कि मैंने रोटी और सब्जियाँ तक छोड़ 
दी हैं और इसलिए नमक भी छोड़ दिया हैं। | 
कौता सुयेनारायण रावको छिखे पत्रमें कहा, मुझे विश्वास है कि मेरा उपवास 
अपने आश्षय और लक्ष्य दोनोंमें आध्यात्मिक होगा। के आशय है, हिन्दु-धर्मकी 
बाद्धि और लक्ष्य है, जिन हिन्दुओंको अभीतक न्यायसे वंचित रखा गया है उन्हें 
धाभिक स्थाय दिलाता। हि ही 

२३ दिसम्बर : सनातनी सुवारकों और शास्त्रियोंके साथ भेंट। ु हे 

२४ दिसम्बर : राधाकान्त मालवीयको पत्रमें कहा कि यदि बे मतसंग्रह ठीक नहीं रहा 
तो उपवासको स्थगित करनेमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा। 

२८ दिसम्बर: गुरुवायुरका मतसंग्रह अस्पुश्योंके मन्दिस्अवेशके पक्षमें 53 

२९ दिसम्बर: मीराबहनको पत्रमें हट बिना नमकका भोजन जारी है और 
उसका कोहनीपर कोई असर नहीं पड़ा है। 


५२-३० 


४६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंटमें यह घोषणा की कि “प्रस्तावित 
उपवासको अनिश्चित कालके लिए स्थग्रित करनेंका निर्णय कर लिया गया 
है। 

३० दिसम्बर: अस्पृश्यतापर तेरहवाँ वक्‍तव्य जारी किया। 
वाइसरायके निजी सचिवकों तार भेज कर यह आग्रह किया कि सुब्वारायनके 
विधेयकको मद्रास विधान सभामें पेश करनेकी अनुमति दी जाये। 
तकरत्नसे अपनी भेंटपर वक्तव्य जारी किया। 

२ जनवरी : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंटमें कहा कि गुरुवायुर 
मन्दिरको कुछ घंटे हरिजनोंके लिए खोलनेका जो मेरा सुझाव था, वह 
समझौतेकी दुष्टिसे रखा गया था। 

“हिन्दू के प्रतिनिधिसे भेंटमें कहा कि सुव्वारायनके विधेयकका “ प्रयोजन ब्रिटिश 
अदालतों द्वारा की गई गरूतीको सुधारना है। 

३ जनवरी : अस्पृश्यतापर चौदहवाँ वक्‍तव्य जारी किया। 

५ जनवरी : गुरुवायुर मन्दिर-प्रवेशके सिलूसिलेमें समझौतेके सुझावपर एसोसिएटेड प्रेस 
ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट । 

७ जनवरी : समाचारपत्रोंको दिये वक्तव्यमें कांग्रेसियोंसे कहा कि उन्हें सत्यग्रहियोंकी 
तरह काम करना है या समाज-सुधारकोंकी तरह, इसका फैसला उन्हें खुद ही 
करना है। 


एक 


तार 


पत्र: 


शीर॑क-सांके तिका 


पत्र : ९, ५९, ६६, ६९, ९७, १४४, 
१५९, १८५, रेडेंड, २९६, ४००-१ 

: अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघके 
मन्त्रीको, २२४८-४९; -अप्पासाहब 
पटवर्धनको, १३७; -क० मा० मुंशीको, 
१४७; -कालीकटके जमोरितको, 
२७५; -के० ल० दफ्तरीको, १७१; 
-केलप्पनको,. १३८; “गोविन्द 
मालवीयको, १८; “जगन्नाथको, 
१७; -जमनालाल बजाजकों, ५; 


-दामराजू.. रृक्ष्मम्माको, . रे५८; 
-नारणदास गांधीकों, १२५, १४७; 
-ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, १२२; 


-मणिवहन पटेलको, २०; -“मधुसूदन 
दासको, १८; -माधवन नायरको, 
११५; -मीराबहतको, १३४; “यू० 
गोपाल मेननको, १०५, १६४; “रण- 
छोड़दास पटवारीको, ३८९; “वीइस- 
रायके निजी सचिवकों, ३१०-१; 
_दयामजी माराड़ीकों, ३७६; >सी० 
एफ० एन्ड्रयूजको, २०८ 

अ० भा० व० स्व० संघके महामन्‍्त्रीको, 
१४१-२, ३२०-१; >अ० भा० श्रद्धा 
नन्‍्द स्मारक द्रृस्टके भन्‍्त्रीको, २४१; 
>अग्राथा हैरीसनको, ६१-२; -अब्बास 
तैयबजीकों, ६१ २७७-८। -अमतुस्स- 
लामको, रेर९। ९३५ १३२, १८३, ३०२, 


३२६, ३४९, ४२२; -अमीना गु० 
कुरेशीको, २६; -आनन्दर्शकर बी० 
प्रुवको, २२-३;  -आनन्दस्वरूपको, 
८०-१; +आर० एल० विश्वासको, 
१६६-७; -आर० बी० तलेगाँवकरको, 
२४२-३; -आर० बी० पटवर्धनको, 
१७४, २५२, ४२८; -आर० वेंकट- 
रमणको, २८१; -आरण० हांंकर नारायण 
अय्यरको, २४८, २८६-७; -आश्रमके 
बच्चोंको, २६, १३०; -आश्रमके बालक- 


बालिकाओंकी, ९३, १७९, ९३४, 
३४६, ४२१; -ई० ई० डॉयलको, 
१४-५, १९, ४०, ९३-४, १००-१, 
११५-७, १२२-३, १३२९, १५४, 


१९६, ४२७; -उमादेवी बजाजको, 
८६; -उमिलादेवी को, १८४-५; -ए० 
एस० अल्तेकरको, १६६; -ए० कालेश्वर 
रावको, ३५१; -ए० रंगास्वामी 
अय्यंगारको, २११; -एक अंग्रेज महिला- 


' को, ३११; -एक अंग्रेज लड़कीको, 


३८२-३; -एक अमेरिकी महिलाको, 
५९; -एक गुजराती विद्यार्थीको, १४३- 
४; -एक बंगाली वबारूककों, २०१; 
-एक बंगाली युवककों, ९७; -एक 
सनातनीको, ४२५; -एक सिन्धी डाक्टर- 
को, ९७-८; -एच० डी० नानावटीको, 
२७३; -एडा वेस्टको, ५५; -एन० 

४६७ 


४६८ 


एच० पुरन्दरेको, ४२९-३०; -एन० 
एस० वरदाचारीको, २३०-१; “एन० 
नारायण मूतिको, ४०९; -एन० बी० 
थडानीको, २७१; -एन० वेंकटक्ृष्णैया- 
को, २८३-४; -एन० सुन्नह्मण्य अय्यरकी, 
२२६-७; -एफ० मेरी बारको, १०२, 
३६२; -एम० आई० डेंबिडको, २५३- 
४; -एम० आर० रामस्वामीको, ३०७; 
एम० एम० अनन्तरावको, ५३-४, २२८- 
३०, ३७८, ४०८-९; “एम० एस० 
पारेखको, ३६९; -एम० जी० भण्डारी- 
को, २०-१, ५३, २९०-१, एम० 
बालकृष्ण तिवारीकी, २६४; -एमं० 
भाणिकमको, ३६७; -एम० स्वामी- 
नाथनको, ३११; -एस० ए० के० 
सुब्रह्मम्यमको, १५५; -“एस० एम० 
माइकेलको, ६; -एस० के० दत्तको, 
२२४, ३६८; -एस० डी० सातवले- 
करको, १६; -एस० नीलकण्ठ अय्यर- 
को, २१९-२०; -एस० पी० पटवर्धेनको, 
१९२; -एस० पोन्नम्मछको, ४३१; 
-एस० महालरूिंग अय्यरको, ४१०; 
>“>एस० राजगोपालाचारीको, २८१; 
-एस० छालीवतीको, ३९७; -एस० 
सेनको, २७५; -एस्थर मेननको, ६३, 
३८४-४; -एछ० एन० भागवकों, ३०६; 
“एलिजाबेथ एफ० हॉवर्डकों, ६१; 


>भीलिव एलेक्जेंडरकों, ५७; -क० 


मा० मुंधीको, ६९-७०, १५८-९, १८५- 
६, २२२, ३०३, ४२४; -कमलकुमार 
बनर्जीको, २००-१ ; -कमलनयन वजाज- 
को, १८६; -कालीकटके जमोरिनको, 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


३३८-४०; -काझीनाथ एन० केलक्र 
को, ३३, ६२; -कीरचन्द कोठारीको, 
२३३, २६२; -कुरूर नीलकण्ठन 
नम्बूद्रिपादको, ३८१; -कुसुम गांधीको, 
८०, २३५; -फे० एल० साहुको, २९४; 
-के० केलप्पनको, ४४-७; -के० नट- 
राजनको, ६-७; -के० नाग्रेश्वररावको, 
१९०, ३६३; -के० माधवन नायरको, 
७७, १४१, ४१२, ४३१-२; -के० 
रामभद्र रावको, २५०; -के० रामचन्द्र- 
को, ३२४;-के० रामुन्नी मेननको, १७१- 
२, २६०-१; -केशव गांवीको, २८, २३४, 
९५, ३४४; -कप्णचन्द्रको, ९९, २४७; 
-कषण्णन नायरको, २४६; कोंडा वेंकट- 
प्पैयाकों, २५९, ३६६; -कोतवालको, 
२३६-७; -कौता सूर्यनारायण रावको, 
२६८; -गंगाबहन वी ० झवेरीकी, १७९, 
२९७; -गंगारामको, ३८१; -ग० वा० 
मावल्‍ुंकरकों, २१३, २७९, ३०३, ४१३; 

-गिरधर शास्त्रीको, ४२५; -गिरधारी- 
लालको, ४३२-३; -मुलाव ए० शाहको, 
२७, ८५, १२८, २४०; -यगोपीकृष्ण 
विजयवर्गीयको, २४६; ग्रोविन्द राघव- 
को, ३५२; -गोविन्दलाल शाहको, ७१; 

-धनश्यामदास विड़छाकों, २४, ६०, 
२१५-७, २५२-३, ३०५-६, ३०९, 
३४२, ३६५, ३९९-४००, ४०६; “ज० 

राजगोपाल्‍ाचारीको, २५८-९; --३७०, 
४११; -चन्द त्यागीको, ३४७; -चमन 
कविकों, ७-८; -चम्पावहन २० मेहता- 
को, १२८, ३४४; -चॉँस पीकाकको, 

१७३; -चि० वि० वैधको, १८८-९; 


शीर्षक-सांकेतिका ड६्‌९्‌ 


“चिंतूर राजग्रोपालाचारीको, १०३- 
४; -छोट्भाई त्रिवेदीको, २३६; 
“जमनादास और खुशालूचन्द गांधीको, 
८६-७; -जमनावहन गांधीको, २७, 
८६ २३०, २३६, २९८, ३१३-४, 
३७५; -जमनालाल बजाजको, ७८, 
१४९, १७५-६, २१२-३, ३४२-३; 
-जयसुखलाकू के० मेहताकों, २६१; 
“जवाहरलाल नेहरूको, ३२३; -जॉन 
मोरिसको, ३८९; -जानकीदेवी बजाज- 
को, ४२; -जी० एच० पटवर्धनको, 
२५१; -जी० एन० कानिटकरको, 
११७; -जी० एम० जोशीको, १६८, 
२४९; -जी० एस० बी० सरस्वतीको, 
३५१; -जी० वी० केतकरको, ४१०; 
-जी० वी० नर्रासह्चारको, २८०; 
-जी० रामचनद्ध रावको, ३९७-८; -जी ० 
वेंकट रत्वमको, ३२८; -जें० आर० 
धारपुरेको, २७१;-जे० एस० हार्लैंडको, 
५६; -टी० ए० वी० नाथनकोी, ३६४; 
-टी० एस० कल्याणराम अय्यरको, 
२८७-८, २९४, ३०९; -टी० चित्नैया- 
को, १०४, १८३-४; “दी० बी० 
केशव रावको, २८०; -डब्ल्यू० ई० 
एस० हा्लैंडको, २८३; “डॉँ० एम० 
एस० केलकरको, १६९; -“डॉ० टी० 
एस० एस० राजनको, २८२; -“डॉ० 
मुहम्मद आल्मको, ७७-८, २६९, ३५०, 
४२३; -डॉ० रघुवीरसिंह अग्रवालको, 
१७; -डाँ० विधानचन्द्र रायको, १४८- 
९, २१०; -डॉ० हौरालाढ शर्माको, 
४०८; -डाह्माभाई पटेलको, २२, ४१, 


७०, ८३, २३१, २५६, २७३; -डी० 
एन० शिखरेको, ४३३; -डी० नारायण 
राजूको, ३६७; -तुलसी मेहरको, १८२, 
४१७; -तोताराम सनाढ्यकों, ३८७; 
-थानंबर्गकी, २५; -दीवानचन्दको, 
२७२; -दुनीचन्दको, २२५; -दृघा- 
भाई मालजी दाफड़ाको, ४१३; -दूधी- 


- बहन वा० देसाईको, ८५; -देवनायकां- 


चाये व हीरालाल डी० नानावटीको, 
१७६; -धर्मदेवको, ४०४; -धर्मवीर 
वेदालंकारको, ३६६; -मरगिस कैप्टेन- 
को, ३९९; -तरदेव शास्त्रीको, ३०१; 
तरसिहराव बी० दिवेटियाको, ८; 
-नमंदाबहन राणाको, २९५, २३८, ३४६; 
-नागरदास के ० भम्बानियाको, ३६३-४ ; 
-तानाभाई इ० मशरूवालाकों, १७७-८; 
->तानालारू_ कालिदास जसानीको, 
११०, २६३-४, ४०२; -नाॉनासाहब 
खासगीवालेकी, ४२६; -नारणदास 
गांधीकों, ३६-८, ४७-८, ८९-९०, १० ६- 
<, १११-२, १२५-६, १२१९-३०, १५३- 
४, १६९, १७९-८०, १८७, २०३-४, 
२२२-३, २२३, २३८, २४५, २६४-५, . 
२९१, २००-१, ३४६-७, ३५२, ३७५- 
६, ३८५-६, ४०३, ४१८-९, ४२०, 
४३४, ४४२-५; -नारायण मोरेश्वर 
खरेकोी, १०५, २०४, २९८, २४२३, 
३८५; -ताहायणराव कुछकर्णीको, 
२८९; -तनिर्मेला वा० मशझरूवालाकों, 
३५३-४, ४२३; -नीरद रंजन गुहाको, 
२४१; -प० सुव्बारायनकों, ३४१; 
न्‍्पदूमाको, १८१; >पदुमजा नायडूको, 


४७० 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


२०; -परमानन्द के० कापड़ियाकों, 
४१४-५; -परशुराम मेहरोत्राकी, ३८, 
२३३; -पी० आर० लेलेको, १५५-६; 
>पो० एन० राजभोजकों, १५६-७; 
पीं० के० मैथ्यूको, २७०; -पी० वी० 
शेशु अव्यरकों, ४११; -पीटर जें० 
मैल्‍्कीनको, ३८०; -पुरुषोत्तम बांवी- 
को, ८७; -पूर्णचन्द्र डेकी, २८९-९०; 
-प्यारेछारू नैयरकों, २३३; -पअ्रज्ञान 
नेश्वर बतिको, १७७, २६१; -प्रभावती- 
को, ३९, ९८-९, ४२६-७; -प्रभाद्यंकर 
पट्टणीको, ३८६-७; -अ्रमोद बिहारी 
माधुरको, ४१२; -प्रेमलीछा ठाकरसी- 
को, ४३३; -प्रेमावहन कंटककों, ३०, 
८८, १२६, १८०, २३२, २३९-४०, 
२९९, ३८४५, ३८४-५, ४००, ४१६; 
“प्रेमी जयरामदासको, २६६; -फीरोज- 
वहन तलयारखाँको, २५४; -फूलचन्द 
वी० झाहको, ४०३; -फ्रान्सिस्का स्टेंडें- 
नेथको, ६४; -ववलरूभाई भेहताको, 
१३१; -बम्बई सरकारके गृह सचिवको, 
५२-३, ९६, २१८, ३९५; -चलदेव- 
दास बाजोरियाको, ३८२;-वी ० वरद- 
राजुडुको, २८५; -बेगम मोहम्मद 
बाल्मको, १८७, ४२७; -वेचरदास 
जें० दोझीको, १११; -त्रजकइृण्ण चाँदी- 
वालछाको, १७०, ३०८; -भगवानजी 
अवृपचन्द मेहताको, ४१६-७; -भग- 
चानजी ए० मेहताकों, ३१३; -भगवान- 
दासको, ३९६; -भाऊ पानसेको, १५- 
६५ 5१, ८४, १२७, २९७; -भीखीवहन- 
को, ८४; -भूछाभाई जे० देसाईको, 


३२५; -मंगरूदास एम० पकवासाको, 
२२१; -मंगला द्वं० पटेछकों, ३१४; 
-मणिवहनकी, २०१-२; -मणिवहन 
पटेलको, २८-९, ४२-३, ६८-९, ७९, 
९१, १०५, ११८, १४५, १७०, ३७०; 
“मणिलाल गांवीकों, ३४, १२४; 
-मणीचद्धनाथ मित्तरको, २७६; -मथुरा- 
दास त्रिकमजीको, ३५, २७९; -मथुरा 
दास पु० आसरको, ४४, १२९; -मदा- 
लसा बजाजको, ४३; -मवुसूदन थंगल- 
को, ३५०; -मनमोहनदास पी० गांधी- 
को, २२१; -मनु ग्रांवीकों, १२८; 
>मन्त्री, आर्यसमाज, वम्ब्ईकों, २४४; 
-मीरावबहनको, १३-४, ५१, १०८-९, 
१२७, १५२-३, २२०८-१०, २६६-७, 
३१२-३, ३७७-८; -मुकन्दीलालकों, 
२८४; -मूलचन्द अग्रवालकों, ३२, 
१८३, ३०१; -मेडेलीन रोछाँको, 
३९०-१; -मोतोलढाल रायको, १९७; 
३२३-४; -मोहनकारूको, २७६-७; 
-यू० गोपाल मेननको, १४२, १६५, 
१७२, १९८-२००, २५६, २५७-८, 
२७२, २८५, रे२४-५, ४३०; न्यू० 
सुब्बारावको, १४३; -रततिलाल्‍लू सेठको, 
२६५; -रमावहन जोशीको, ३२६, 
३८४; -रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सचिवको, 
६५; -खीनद्ननाथ ठाकुरको, ५५; 
“रावा गांधीकों, १३१; -राधाकान्त 
मालवीयकों, २८४-५; -रामग्रोपाल 
शास्त्रीको, २४९; -रामचन्द्र जें० सोम- 
णको, १९३; -रामचन्द्र ना० खरेको, 
१८१; >रामतरण मूखर्जीको, १९१; 


शीर्षक-सांकेतिका ४७१ 


->रामदास कें० गांवीको, १३८-९ ; 
“हामुन्नी मेननको, ६५; -रामानन्द 
संन्यासीको, ३६५; -हुक्मिणीदेवी और 
वनारसीरारू वजाजकों, ३१, ३०४, 
४१५; -दुक्मिणीदेवी वजाजको, ७९, 
११२९, २१३, २७४, ३४५; -रेजि- 
नॉल्ड रेनॉल्ड्सको, १५८; -रेहाना 
तैबवजीको, ११३-४, १३२, ३०२, 
४२२; छक्ष्मी दृवाभाई दाफड़ाको, 
८७; -वक्‍कायिल अच्युतन नायरको, 
२५० ; -वनमाला न० परीखको, २६५ ; 
-वसन्तराम ज्ास्त्रीको, ९१८; -वालजी 
गोविन्दजी देसाईकों, ४२०; -विद्या 
रा० पटेलको, ३४४; -विवानचन्द्र राय- 
को, ३२२; -विनोवा भावेकों, ३४३; 
>विमलू किशोर मेहरोंत्राको, ४२१; 
-विमलचन्द्र वालजी देसाईको, ४१७; 
-वी० एस० श्रीनिवास झास्त्रीकों, ५४; 
-ब्रीरेदवर सेनकों, ३८०-१; “वैदिक 
घर्मवविनों सभाके मंत्रीकों, २८२-शरत- 
चन्द्र गृहाको, ४२९; -शान्ता शं० 
पर्टेलकों, १८२, ३००; -शामलालको, 
४०७; -आरदावहन चि० जाहको, २४०, 
३४९; -शिवप्रसाद गुप्तको, २०२; 
-इयामजी मारवाड़ीकों, १११; 
+-द्यामकालकों, ३०७; -श्रीमती हंदर- 
को, ३९३; -श्रीयुत टी० ए० वी० 
नाथनकों, ३१०; -श्रीयुत पी०-पी० 
शोनाईकों, २९३; -श्रीयुत सी० चारा- 
बण मेननको, २८८; -सतीश्चन्द्र दास- 
गुप्तको,२३५, २९२-३,४०५-६; “संदा- 
शिव राव कनार्डकों, १७२-३, ६९१, 


२६०; -सनातनियोंको, १८३; -सी० 
आर० हृष्णस्वामीको, ३६९; -सी० 
एफ० एन्ड्रयूजको, १६७-८, रष४-५, 
२५७, ३१०, ३९२; -सी० नारायण 
समेननको, १४५; -सी० वाई० चिन्ता- 
मणिको, २४७-८, ३४०-१; -सीता- 
रांस कृष्णजी नलावडेकी, ३१; -३०८; 
सुन्दरदासको, १९६; -सुलोचना ए० 
शाहको, ९१, १३१; -सुशीलावहन 
ग्रांधीको, २१३२-३; -सेन्ट फ्रांसिस मठकी 
साधिकाओंको, ६०; -सोहनलछाल शर्मा- 
को, २४७, ३४८; -हरिभाऊ उपा- 
ध्यायको, ४३४; -हरिभाऊ पाठकको, 
५८, २१८-९; -हीराछाल ए० शाहको, 
४९-५०; -हेमप्रभा दासगुप्तको, ११३, 
४०४-५; -हेमप्रभादेवी दासग्रप्तको, 
३४८; -होरेस जी० एलेक्जेण्डरको, 
२७७, ३७८-९; -हृदयनाथ कुंजरूको, 
१४० 

प्रइन : शास्त्री परिषद्के लिए, २७४ें 

प्राककथन : हमारा करूंक का, ५ 

बातचीत : जी० के० देवधरसे, २४ 

भेंट : आये समाज, वम्बईके प्रतिनिवि-मण्डरू- 
को, २०५-६; -एसोसिएटेड प्रेस ऑफ 
इंडियाके प्रतिनिधिको, १५१-२, ३१४- 
५, ३५५-६, ३८८; -खीमजी और 
जे० के० भेहताकों, ७१-२; -छात्रोंको, 
१५०; - टाइम्स ऑफ इंडिया के 
संवाददाताको, ४१-२९; -दल्ति वर्योके 
नेताओंकी, ११४; -पत्र-अतिनिधियोंको, 
१३३-६; - फ्री प्रेस के प्रतिनिधिको, 
११८-९ ;-महिलाओंको, ५०; -श्रीपाद 


४७२ 


शंकरको, १४५; -समाचारपत्रोंको, 
३८-९; -सुब्वारायनके विवेयकके 
बारेमें, ३५७-८ 

वक्‍तव्य : भस्पृश्यतापर (७), 
(८), ९-१२; “(९), ७२-६;-( १०) 
१६०-४;-( ११), १९४-५;-(१२), 
२०६-८;-( १३), ३१५-९; -उपवास- 
पर अस्पृश्यता-निवारण संघके समक्ष, 
११९-२१; -मवुसूदन दासपर, १८-९; 


१-४; - 


-“समाचारपत्रोंकी, ३१९, ३९३-५; 
-हिन्दू. शास्त्रों अस्पृश्यतापर, 
३५९-६२ 


सन्देश : अस्पृश्यता-विरीबी दिवसके लिए, 
२१४-५; -हरिकीततंन महासम्मेलून, 
मेरठकों, ३०४ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


विविध 


अस्पृश्यता-निवारण दिवसका कार्यक्रम, 
१३६; खुर्शीद नौरोजीको लिखे पत्रका 
अंश, २७८; जनतासे अनुरोब, ९५; टी० 
एस० कल्याणराम अव्यरको लिखें पत्रका 
अंश, १६५; देवदास गांवीको लिखें 
पत्रका अंश, ४९; दैनन्दिनी १९३२, 
३२७-३८; दैनन्दिती, १९३३, ४३५; 
घर्मदेवको लिखें पत्रका अंश, २०५; 
मत्मथरायकों लिखे पत्रका अंश, ९२; 
रतलामवासी पाठकोंके प्रइनोंके उत्तर, ६६-७; 
“लॉ सैंकीको लिखें पत्रका अंश, ३९; सता- 
तनियोंसे अपील, ३७०-४; सैम्युअल ई० 
स्टोक्सको लिखें पत्रका अंश, ६४ 


सांकेतिका 


ञ् 


भंगद, देखिए रेनॉल्ड्स, रेजिनॉल्ड 

अखिल भारतीय आदि-द्रविड महाजन सभा, 
१०ढड पा० दि० 

अखिल भारतीय चरखा संघ, ४०७ पा० दि० 

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ५२, ९६ 

अखिल्‍र भारतीय हरिजन सेवा संघ, ३, १२, 
२४ पा० दि०, ५८, ६० पा० टि०, 
७१ पा० टि०, ११४, ११७, १३५, 
१३६, १४०, १५५, १६०, १६४ 
२१५, २८४, ३३२, ३५२, ४२७; 
देखिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता- 
निवारक संघ भी | 

अगाया हैरीसन, देखिए हैरीसत, अगाथा 

बगाणे, २१८, ३३ 

अग्रवाल, ३३० 

अग्रवाछ, डॉ० रघुवीरसिह, १७ 

अग्रवाल, मूछचन्द, ३२, १८३, ३०५ 

अनघ, ३३८ 

अनन्तराव, एम० एम०, ३७८ 

अनासक्ति, ९०, १३८, ३४९, ३७७ 

अन्तरात्मा, ४५, ५४, ६७, ७४-५, १७८, 
१९४; -और अहम, १३९; “की 
आवाज, ६, १०; देखिए ईइवर भी। 

अन्त्यज, देखिए अस्पृश्य.... 

अन्ना, २०९ 

अन्सारी, जोहरा, ७७ 

अन्सारी, डॉ० मु० अ०, १६८, २७७, रे३५ 
३७८ 

अपंग, -वच्चोंके छिए पाठशाला, ८९ 

अपरियग्रह, २४४ 


अप्टन, कुमारी, ३२८ 

अमतुस्सलाभम, ३४, ९२, १३२, १८३, ३००, 
३०२, ३२६, ४०८; -की वीमारीके 
विषयमें, ३४९, ४२२ 

अमियो, २५७ 

अमीना, ३७, १२६ 

अमीरअली, जस्टिस, १४ 

अमेरिका, -और भारतका सुधार आन्दोलन, 
२५ 

अम्बाराम, ३२९, ४३५ 

अम्बेडकर, डॉ० भी० रा०, .१३४, २१६, 
३०६, २३७८ 

अय्यंगार, ए० रंगास्वामी, २११, ३३३ 

अय्यर, ३३०, ३३७ 

अय्यर, आर० हंकरनारायण, २४८, २८६ 

अय्यर, एनच० सुब्रह्मण्य, २२६, डरे 534 

अय्यर, एस० नीलकृण्ठ, २१९, ३३४ 

अय्यर, टी० आरण० रामचन्द्र, २१९, ३५७ 

अय्यर, टी० एस० कल्याणराम, १६५, २८७, 
२९४, ३०९, ३३६ 

अय्यर, पी० आर० गणपति, २८६ पा० टि० 

अग्यर, पी० वी० शेज्ु, २३६, ४११ 

अय्यर, महालिंग एस०, ४१० 

अय्यर, शा० ना०, ३३६ 

अय्यर, श्रीकृष्ण, ३३५ 

अरकटे, ३३२ 

अर्जन, पर्ड पा० टि० 

अल्तेकर, ए० एस०, ३३५; -की पुस्तिका, 
११६ 

अल्पमत, १३४३ 

अवधूत स्वामी, २१४ 

४७३ 


एड सम्पूर्ण गांबी वाइमय 


अवधेश प्रसाद, ३२९ 

अवर्ण, देखिए अस्पृरय 

असहयबोग, १७२ पा० टि० 

अस्तेय, -पालनकी प्रतिज्ञा, १०७ 

बच्पूश्य, १ पा० दि०, १७, ३०, रे६। ४६५ 
६७, ९२, १००, ११९, १३६, ६१४०, 
१५०, १५४, १६५ पा० दि०, १९६, 
२०५ २०७, २१२४, २४३, २४८-९, 
२५१ पा० दि०, २६१-२, २६८, 
२७०-१, २७४-५, २८६ पा० टि० 
२८७, २८९, २९४-५, ३०१, ३०४ 


३०६, ३११, २३१५-९५, ३२१, ३२६ 
३३०-१, ३४०, ३४२ पा० टि०, ३४६, 
३५३, ३५५, ३५९, ३६२- + ३७२, 


दे७७, २८०, ३९०, द३९%४, ४०४-५, 
४०८-९; -अपने व्यवसावसे नहीं, ३६० ; 
-अस्वच्छ, १२; -ईसाई, १७३; -ईसा- 
इयोंके वीच तिरूकमकी काम करनेकी 
इच्छा, १०८; -उम्मीदवारका हिन्दुओं 
हारा चुनाव, १८४; -और काशी 
विश्वनाथ मन्दिर, २९; -और तालाव, 
कुओं व मन्दिरोंका उपयोग, ४१० 
पा० दि०; -और मन्दिरकी पवित्रता, 
३५८; -और मृत पश्ुकों हटठानेका 
काम, ३८७; -और यरवदा समझौता, 
१०४; -और ज्ात्व, २, २२-३; 
-और रात्रि पाठण्मालाएँ, ७२; -और 
श्री पण्डयाका लेख, १ पा० टि० 

“और श्री रघनाथ स्वामी मन्दिर, 
४०९; -और त्वच्छता, १९८; -और 

स्वामी श्रद्धानन्द, २४१; -और हिन्दू 
१२, १४६, २२०, ३५०, ३८८; -और 
हिसार जिलेमें अकारू, ४०७ पा० टि०; 
“मभलाबारके, २४; -सुधारक, ३८८; 
>सेवकोंकों प्रशिक्षण, ६९; -हिन्दू 
समाजसे वहिण्कृत छोग, ३७९; -][]का 
उत्थान, १६०-४; -का उत्पीड़न, १२९; 


-का उद्धार, ११८; -का शुद्धि संस्कार, 
१८९; -की एस० पी० पटवर्घन द्वारा 
सेवा, ९३, १२०; -की सवर्णोसि बरा- 
बरी, १४६; -की सेवा, १७७; “की 
सेवा और हिन्द धर्म, २१४; -की सेवा 
विद्याथियों द्वारा, ३६८; -के कल्याणके 
लिए जनमत तैयार करना, २३३; -के 
बीच रचनात्मक कार्य, ३२५; “के 
मन्दिर-प्रवेधका सनातनोी यास्त्रियों द्वारा 
विरोध, १७१; -के लिए उच्चतर 
शिक्षा, २५३ पा० दि०; >-के लिए 
रात्रि पाठ्यालाएँं, २८२; -+के हिन्दू 
वर्मझात्त्रोंमें तोन प्रकार, ३६०; -क्तो 
सुविधाओंसे वंचित करना, ३७४४; -दारा 
अपने समदायका सदा, ९८; “हार 
सार्वजनिक मन्दिरों और संस्थाओंका 
उपयोग ३; -द्वारा हिन्दू इमश्ान-भूमिका 
उपयोग, १५५ 


अस्पदयता, १०४, ९-१२, २१३, ४९-५०, 


६० पा० दि०, ७२-६, ९६, ११७, ११९, 
१ १ १४४ (५० १५७, १६०-४ 
१६९, १८९, १९४-५, १९७, श्०६ ७, 
२३२३ 


दि०, ४३२; -अन्य, धर्मोमें, २२९; 
-अस्पस्योंमे, २४३; -उचित सफाईके 
वाद निवारणीय, १९९; -और उपवास, 
६७; -और धर्म, ६७; -और मानव 
सेवा, १३-४; -और सनातनी, ६५, 
१६६; -का अर्थ, १४०; -का सना- 
तनियों द्वारा समर्थन, ३७३-४; “को 
दृष्ठिसि मलावार निहृप्ट, २५६; “के 
विरुद्ध आन्दोलन और संकल्पित उपवास, 
२५४; -के विरुद्ध बंगारू सम्मेलन, 
१९७ पा० टि०; -के विरुद्ध छड़ाई 
३९३; -के विपषयमें निरिचन्त रहनेकी 


सांकेतिका 


एल्ड्रयूजकों सलाह, २५७; -को लादनेसे 
हिन्दू धर्मका संकीर्ण होना, ७६; -जीवन 
के एकत्वके विपरीत, ५३, २२८; 
-“वामिक मसला, ४६; -निवारक दल, 
४२९ पा० टि०; -निवारण, ५, १६, 
२३, ५३ पा० टि०, ७१, ८२, १३६, 
१४५, १६७, २०२, २११, २१४-५, 
२१७, २८१, २९०, ३२३, ४१४; 
“निवारण और आत्मत्याग, १४८; 
“निवारण और ईसाई, १७३; -निवा- 
रण और जेरूमें एस० पी० पटवर्धनका 
कार्य, १००; -निवारणकी शपथ, ४२९ 
पा० टि०; -निवारण जाति-सुधारसे 
भिन्न, २०५; -निवारण मन्दिर-प्रवेशके 
लिए अत्यावश्यक, ११४; -निवारण 
मलावारमें, २४; -निवारणार्थं उपवास, 
११९; -पर प्रो० पुरन्दरेके भाषणोंकी 
हस्तलिखित प्रतियाँ, ३२९; -पर 
बातचीत और पत्र-व्यवहारके विषयमें, 
२०-१; >-शास्त्रोंके अनुसार, २०५-६; 
-सवर्ण हिन्दुओंकी बुराई, १०३; -से 
हिन्दू समाजका विकास अवरुद्ध, १६८; 
-हिन्दू धर्मका कलरूंक, ५८; “हिन्दू 
शास्त्रोंमें, ३५९-६२ 

भस्पृश्यता-कार्य, १२, २५, ३९, ५२, ६१, 
६३, ६९, ९९, १०३, १३५, १६७, 
२७४, २७८, ३२३, ३२१४७, ३२५३-४, 
३८३, ३८९, ३९४, ३९६, ४२७, 
४२९ पा० टि०; -और सविनय अवज्ञा, 
३९५; -की समस्याएँ, ९५-६३; 
-गढ़वालमें, २८४ पा० दि० 

अस्पृश्यता बोर्ड, -आन्श्रप्रदेशका, १४३ 

अस्पृश्यता-विरोधी बोर्ड, ९१६-१४३ 

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन, ४, ११५ पा० 
टि०, १४६ 

अस्पृश्यता-विरोधी कमेटी, ५२, ११९ 


४७५ 


अस्पृश्यता-विरोधी प्रचार, ११८; -बंगाल- 
से, १४८ 

अहिसा, ४६, ५४ पा० टि०, २६२, ३१९, 
४२५; -और सत्य, १८४, ४०१; 
-जीवनके हर क्षेत्रमें, ३९ 

अहिसक, -मन वचन और कमंसे, १२१ 

अहिन्दू, ३७२; -और कोलम्बो्ोें मन्दिर- 
प्रवेश सत्याग्रह, ३५६-७ 


अहिमान, १३९ 
आ 
आगम, १०, ५४, २८६ पा० टि०, २९५, 
४०८ 
आचाय, ३३४ 
आचाये, एम० के०, २७२ 
आत्मकथा, २०१ 


आत्मघात; -की व्याख्या, ३८० 

आत्मत्याग, १४८, १६१ 

आत्म-बलिदान, १२० 

आत्मविश्वास; -का न होता, १८५, २६६ 

आत्म शुद्धि, १४४, १४६, १५२, १६२, 
२४९, २०७, २९५, २५५, ४३२ 
पा० टि०; -अस्पृश्योंकी, १८९; -उप- 
वास द्वारा, ३९०; -और उपवास, 
२७८; -की प्रक्रियाएँ प्रायश्चित्त और 
उपवास, २९३; -के बिना अनासक्ति 
असंभव, २३२६; “के लिए सामूहिक 
आन्दोलन, २१४ 

आत्मसंयम १७९, १९२; -और आहारमें 
परिवर्तेत, ८८ 

आत्मा, २७; -और अहंताका अन्तर, १९३; 
-के विषयमें, १८६; -को अनुचित 
वस्तुओंके त्यागसे छाभ, २०१ 

आादि-आन्ध्र, १७३ पा० टि० 

आनन्दर्शंकर, ३२०३, र२२७ 

आनन्द स्वरूप, ८०, ३२९ 

आनन्द स्वामी, ५२ 


४७६९ 


आनन्दी, २०३, ३२७६ 
आन्ध्र कला परिषद्‌, ३२८ 


आर्य, ३३०; -[]का आक्रमण, २७० 


पा० दि० 

आयंसमाज, ३३४; -और अस्पृश्यता-निवा- 
रण, २०५; “-वस्बई, २४४, ३३३; 
>मण्डल, ३३२ 

आर्यसमाजी, २४९, ३१५ 

आलम, डॉ० शेख मुहम्मद, ७७, ११३, १८७, 
२११, २६९, ३२२, ३२९, ३२५०, 
४२३; -की बीमारीके विपयमें, ४२७ 

आलम, वेगम शेख मुहम्मद, ७७, ११३, 
१८७, २६९, ३२८, ३१३३, ४२७ 

आश्रम; -के वालक और वालिकाएँ, २६, 
८९, १३०, १७९, २३४, ३४६, ४२१; 
“में शिक्षा, २६ 

आश्रसवासी प्रत्ये, १४९ 

आसक्ति; -का दूसरा नाम छारूच, ४०४ 

आसन, ८८; -से पाचनमें सहायता, २१७ 

आसर, पृथुराज, ४०३ 

आसर, मधुरादास पु०, ४४, १२९ 

आसर, लक्ष्मीदास पी०, १०९ पा० टि०, 
२५६ पा० टि० 

आसर, वेलाबहन, १०९, २५६, ३३४ 


ड्ठु 
इंडियन करेंत्ती, ३३८ 
इंडियन वाईबिल्‍स, ३३७ 
इंडियन रू रिपोर्टर, १३, २८६ पा० टि० 
इंडियन सोशल रिफॉर्मर, ६ 
इस, २९६ 
इन्द्रपुरकर, ३३७ 
इन्दिरा रमण शास्त्री, ३३७, ३६१ 
इन्दु, 6 २४०, ३३५, २४५, ३४७, ३७६ 
इसास हुसेन, ३३७ 
इविन, लॉड १५८ पा० टि० 
इस्लाम, १४, २५, ४९ 


सम्पूर्ण गांधी वाइडूमय 


् 


ईरष्यू; -और प्रेम, ३७४ 

ईशुचरित, ४२० पा० टि० 

ईइवर, ६, ५४, ६६, ८७, ९७, ११२-३, 
११९, १२१, ११४ १५३, १७०, 
२००, २९५, २२१, २२५, २५४, 
२०७, २७७, २७८, ३०१, ३११, 
३१७, ३४९, ३८२, ३९०-३, ४०५; 
“एकमात्र सच्चा सहारा, ९८; -एक 
सच्चा दाता, १३२; -और प्रकृति 
अभिन्न, १८३; -और विवेकका आदेश, 
७५; “का प्रतिनिधि मनृप्यमात्र, 
२३९; -का माध्यम अनासकिति, ११; 
-का शुद्ध चिन्तन, ७९; -की अनेकता 
उपाधिके कारण, ३९; -की आवाज 
और शैतानकी प्रेरणा, २५४; “के 
घरमें बीचका पड़ाव नहीं है, १४६; 
-के भक्त, २९२; -को अपनी आवाज 
सुनानेके लिए पवित्रतम साधनकी 
आवश्यकता, ६; -में श्रद्धा, २६७; -में 
श्रद्धा भनासक्तिपूर्वक सेवा हारा, २४६; 
-में श्रद्धा और आत्मविश्वास, २६६; 
>सत्य हैं, ७४, ८०, ४०५; देखिए 
अन्तरात्मा भी । 

ईदवरदास, ३२९ 

ईश्वरन, ३२८ 

ईसा मसीह, ५९ 

ईसाई, ९२, ३५६; -और अस्पृश्यता-विरोधी 
आन्दोलन, १७३; -भारतीय, २७९ 

ईसाई घम, २५ 

ईसाई सेवा संघ, ४८, ३३४ 


उ 


उजगरे, ३३६ 
उपवास, १, ६, ७, ११, ५५-६, ५९ पा० 
दि०, ६३, ६६-७, ७४, ८१, ८६-७ 


संकिेतिका 


१०१, ११५-६, १२०, १२६-७, १३०, 
१३७, १४३, १४५, १५७-८, १७८, 
१८४, २०३, २१५, २२४, २२५ पा० 
टि०, २२७, २४२, २५१, २५४-५, 
२५८, २६८, २७० पा० टि०, २७८, 
२८३, २८५, २८८, २९६, २३१६-८, 
२३२१, रे३२, रे४१-२, २३५८, ३६७, 
३७२, ३७७, ३७९, ३८२, ३९०, 
४१४; -अन्तर्यामीकी प्रेरणासे, १७७; 
-आंशिक, एम० पी० पटवर्धन द्वारा, 
१३७; -और आत्मघात, ३८०; -और 
धर्म, १७८, १९१; -और सनातनी, 
२५२ पा० टि०; “एक आघ्या- 
त्मिक औषधि, १५२; -एस० पी० 
पटवर्बन द्वारा स्थग्रित, १५१; “का 
अन्धानुकरण नहीं, ११८; -का आरम्भ, 
१९५; न्का स्थगत, १ १९-२१, १३३, 
१५७, १९४, २३७, २५९, रे२४, 
३४२-३, ३५१, ३५३, ३२९२; “की 
स्थान और सुब्वारायनका विधेयक, 
३५८; -क्ी आवश्यकता, २०९; न्की 
कल्पना, आध्यात्मिक, १७८; “को 
पद्धति, २८०; -के ऐतिहासिक कारण, 
२०६; -के० केलूप्पन द्वारा, ३ ३५ 
र४३, ३१६; “के परिणाम, १२८, 
२०१; -भांधीजी के जीवनका नित्य 
और अविभाज्य अंग, १७०; “दस्त 
रोकनेका एकमात्र उपाय, ४७; 
-धर्म, २३७; -विना शर्ते नहीं, १७८; 
_प्रायश्चित्त और आत्मशुद्धि, २७८, 
२९३; -पर्थनाका सबसे उत्कट स्वह्प, 
१२१;- मुहम्मद पैगम्बर द्वारा, २१३३ 
_रूढिवादी सनातनियोंको बदलने के 
लिए. ६७; -सत्यकी प्रार्थनापूर्ण खोज, 
३९०; _सनातनियोंकी नजरोंमे, ३७२ 
-से दामराजू लक्ष्मम्माको रोकना, ३५८; 
-हिन्दूं धमंके लिए, ७५, २६० 


४७७ 


उपवास-सप्ताह, ३९४ 

उपाध्याय, मसातंण्ड, ३२७ 

उपाध्याय, हरिभाऊ, २७१, ३२९, ४२९, 
४३४ 

उपासक, ३२९, ३३१, ३३२ 

उपासक, दत्ताराम, ३३६ 

उमेदराम, २४५, ३२३४ 

उमिछा देवी, ४६, ५० पा० टि०, ८२, 
१०९, १४१, १५३, १८४ १९८, 
२२९, ३३२, २३७, ३७७ 


न्न्ट् 
ऋषिराम, ३२९ 


ए 

ए वर्ड दू गांधी, ३३७ 

एक्सचेंज बेकिंग, ३२८ 

एडम्स पीक दु एलिफेंटा, ३३८ 

एडिथ, एम०, ४२० 

एन्ड्रयूज, ज्यो०, ३३२ 

एन्ड्रयूज, सी० एफ०, ६२, १६७, २०८, 
२५४ २५७, २७७, ३१०, ३३४३०, 
३३२, ३३५-७, ३८३, ३९२ 

एमेटा, सिस्टर, ३२९ 

एरिस्टार्ची, एफ०, ३२८, ३२३६ 

एलेक्जेंडर, आँलिव, ५७, ६-१ पा० टि० 

एलेक्जेंडर, होरेस जी०, ५७ 

एल्विन, रे३े७ 

एल्विन, वेरियर, १०८, रेशे२ 

एल्विन, श्रीमती, ३२९ 

एसेन्स ऑफ हिन्दूइज़्म, ३२८ 

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, १५१, ३१४, 
३५५, ३८८, ४३० 


ब् 


एृ 


ऐन ऑप्टिमिस्ट्स केलेंडर, (एक आश्यावादी- 
का पंचांग), २७७ 


४७८ 


आओ 


ओंकार, ८० 

ओझा, रामेहवर, ३३४ 

ओटाबवा तट-कर विधेयक, ३९ पा० टि० 
ओटावबा-सम्मेलन; -का समझौता, ३९ 


पा० टि० 

ओतुरकर, ३३२ 

ओलसन, ३३५ 

कक 

कंटक, प्रेमावहन, १३ पा० टि०, ३०, ८८, 
१२६, १३०, १५३, १८०, २०४, 
२२२, २३२, २३९, २६४, २९१, 
२९९, ३००, रे३े४े, ३३७, ३४५, 
२३७६, रे८४, ४००, ४०३, ४१६, 
४१८, ४२०; -का ऑपरेशन, १४७ 

कृजरोलकर, ३३२ 

कजिन्स, मार्गरेठ, ५०, ३२८, ३३२ 

कटेली, २१२ 

कताई, १३, ९५, रे५४, ३८९; -का 


सैद्धान्तिक ज्ञान, २९६; -का स्थान, 
५२; -यज्ञके लिए, १७९; -हाथसे, 
४०७ 

कन्नममवार, एम० एस०, २३१ 

कन्हैयालाल, ४२४, ४३४ 

कपूर, श्यामतारायण, ४३५ 

कमला, ३०० 

कमलाबहन, ३३६ 

कमाल मियाँ, ४२२ 

कृरप्रचच्द, २२, २८, ६८, ७०, ७९ 

करसनदास, ३३७ 

करीम, बच्चू, ३३० 

कत्तेंव्य, २३७, ४०४ 

कर्नाड, सदाशिवराव, ३, 
२६०, ३३३ 

कर्म, ५३ पा० टि०, २८६ पा० टि०; -के 
सिद्धान्त, २८७ 


१७२, १९१, 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कस्तूर, ३२७ 

कस्तूरभाई छालभाई, ३३४ 

कांग्रेसी, ३०१, ३९३ 

कातनन, ३३६ 

कानिटकर, जी० एन०, ११७, ३२७, ३२९, 

. बेर१ 

कानूगा, डॉ०, १०५ 

कानूगा, नन्दूबहन, ३२८ 

कानून, -द्रस्ट सम्बन्धी, ३१७; -मिश्नित, 
का हिन्दू धर्ममें दखल, १८९ 

कान्ता, ४२७ 

कान्तिचन्द्रजी, ३३१ 

कापड़िया, परमानन्द के०, ४१४ 

कामकोटी, ७० 

कामदार, हरि-इच्छा, ९०, ३३२३ 

कारपेंटर, एडवर्ड, ३३८ 

कारा, मणिवहन, ३२८ 

कातिकंयी एकादशी, -के दिन हरिजिनों 
द्वारा गुरुवायुर मन्दिर-प्रवेश, ३३९, 
३५५, ४१ ०, ४३ 9 

कालाकाँकर, -के राजा, ३३१, ३३५ 

कालीगुडु, ३३० 

कालेलकर, द० बा०, १०९ पा० टि०, ३३०, 
३५३, ३७६९ 

कालेलकर, बाल, १०९, २३१, २५६, २६७, 
३३१, ३३४, ३४५ 

कालेलकर, शंकर, ५२ 

काशी विश्वनाथ मन्दिर; -और हरिजन, २२ 

किनले, ३३७ 

किमियागर, ३३८ 

किलेस्किर चक्र, २९२ 

कीकाभाई, ११४ पा० टि० 

कीतिकर, ३३८ 

कुजरू, हृदयनाथ, १४०, २१६, २८४, 
३३१, ३३५ 

कुदसिया, ३३, ३०२, ४२२ 

कुमठाकर, लक्ष्मण, ३२७ 


साॉकितिका 


कुमाऊ सोशल कॉन्फ्रेस, ३२७ 

कुमारप्पा, जे० सी०, ३३७ पा० ठि० 

कुरात; -और मूर्तिपुजा, १०२ 

कुरैशी, १२९, ३७६ 

कुरैशी, अमीना गु०, २६, ३०, २७६, ४१८, 
४१४ 


कुरैशी, गुलाम रसूछ, २६ पा० टि० 

कुर्तकोटी, डॉ०, २१८, २६१ 

कुछकर्णी, ३३०, ३३३ 

कुछकर्णी, नारायणगराव, २८९, ३३६ 

कुछुकर्णी, रेव०, ३३६ 

कुवाड़िया, श्यामजी, ३२९ 

कृष्ण, भगवान, १८६, २४६, ४२६ 

कुष्णचरद्र, ९९, २४७ 

कृष्णराम, ३४१ 

कृष्णराव, ३२८ 

क्ृष्णस्वामी, सी० आर०, ३६९ 

कृष्णा, २३६ 

केंडिल ऑफ दि विज्ञव, २२७ 

केतकर, जी० वी०, ४१० 

केलकर, एन० सी०, रे३े९ 

केलक्र, काशीनाथ, एन०, ३३, ६२ र२८-५ 

क्रेक्कर, डाँ० एम० एस०, १६९ 

क्ेलप्पन, कें०, १ पी० थि०, $, डंडे, ७४, 
८२, ११९, १३८, १४६ १९५, २३७, 
२४३, २५८, ३६१४-६/ ३१८, ३२९, 
३३१, ३३६-७; “का साथ देता गांधी- 
जीका धर्म, ६६; “हीरा उपवासका 
स्थगन, २३७; “हीरा उपवासका त्याग, 


३५ 
क्षेवलानन्द, स्वामी, २६२, ९७१ 
केशवंजी, २७९ 
केशवदत्त, महाराज, रे हरे 
(दि) केस फॉर इंडिया, ३२७ 
कैलाश, ४३३ 
कोौकणे, शास्त्री, रेरे४६ 
कोटक, शारदा, ३३० 


४७९ 


कोटक, हरणीवन, ३२८, ३३० 

कोठरी, कीरचन्द, २३३, २६२, ३३४-५; 
“हारा लिखित पुस्तिकाएँ, २६२ 

कोठारी, गजराज, ३३६ 

कोतवाल, २३६, रेहेडे | 

कोजियर, ३३७- 

कौता, सूर्यतारायण, ३२९, ३३१ 

कौसल्या, ३३६ 

कौसल्या राम, ३३४ 

(दि) क्वेस्ठ ऑफ दि कास, २३८ 

क्षेत्रपाकुसिह, ३३० 


ख 


खड्गबहादुरसिह, ८९ 

खरास; -की खगोलश्ञास्त्रकी पुस्तक, ३३८ 

खरे, नारायण मो०, १०५, १२६ पा० टि०, 
२०४, २९८, रे४३, २८५ 

खरे, परशुराम, ३३६ 

खरे, रामचद्ध एम०, १८१, २८५ 

खरे, रामभाऊ एन०, ३८५ 

खरे, लक्ष्मीबहन, १२६ 

खलदकर, ३३१२-०४ 

खलीफा अली, ३३७ 

खांडवाला, ३३० 

खादी, ४८; -कार्य, ४०४ 

खादी-प्रतिष्ठान; -की शाखा, ४०५ 

खादी बोर्ड, २१० 


खासगीवाले, नानासाहब, ३३५, ४२६ 


खीमचन्द, ३१३, ३२३२, ४०२, ४१७ 

खीमजी, ७१ 

खुराक, ३२, ३६९-७, ८७, १९१७, १७५, १८०, 
२०९, २३८, २६८, २४४, ४२२, 
४२६; -और आत्मसंयम, ८८; -कब्ज 
होनेपर, ४१; -जेलमें, ३६; -नमक- 
रहित, १५२, २१२, ३७७; -प्स्वन्धी 
एक खोज, १३ 

खेताव, (४८, २३० 


४८० 


खेती, ३३८ 
खेमचन्द, ३२९ 


ग़ 


गंगा, -का वेदांक, रे३े८ 

गंगाधरप्रसाद, ३२१ 

गंगाबहत, २२३, २९१, ३१३ 

गंगाराम, ३८१ 

गगननारायण, ३२८ 

गणात्रा, नानाछारू, ३३३ 

गणेशन, के०, ३२८ 

ग्रे, ३२७, ३३४ 

गलियारा, वनिता, ३३६ 

गांधी, कनु, २७ 

गांघी, कस्तूरबवा, ३४, १०९, ११५ पा० 
दि०, १४५, १५३, १५८, १९१, १९८, 
२०९, २५६, २५९, २६७, २८१, 
३३२-३, ३३५-७, रे४३, २७७ 

गांवी, कान्ति, ९१०, १४७, १८७, ३३२७; 
-की बीमारीके विपयमें, ४७-८ 

गांधी, काशी, ३१३ 

गांधी, कुसुम, १४, २३६, ४७, ८०, ८६, ८९, 
९२, १०६, ११२, १२५, १६९, १८७, 
२२३, २३५, ३२२९-३०, ३३३, ३५३, 
३७६, ४१८; -की बीमारीके विषयमें, 
१२९, २१३ 

गांधी, केशव, २८, ३४, ९५, १०८, ३३५, 
३४५; -की वीमारीके विषयमें, १२५ 

गांधी, खुशालचन्द, ८६ 

गांधी, छगनलारू, २९१, ३३२, ३३४ 

गांधी, जमनादास, ८६, ३३४-७, ३४५, 
३७६९ 

गांधी, जमनावहन, २७, ८६, ११२, १८०, 
२३०, २३६, २९८, ३००, ३०१, 
२१३, ३२७, रे३े७, रे४७, ३७५, 
रे७६, ४२५ 


सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


गांधी, देवदास, ४१-२, ४९, १४९, १७०, 
२२४, ३२२७-३०, ३३ १-३, ३३७, ३४५, 
३८९ 

गांथी, घीरू, २६५ 

गांधी, नारणदास, २६, २७ पा० टि०, 
३६, ४७, ८८-९, ९२, १०६, १११, 
१२५, १२९, १४४, १४७, १५३, 
१५८ पा० ठि०, १६९, १७९, १८२, 
१८७, २०३, २१३, २२२-३, २३८, 
२४५, २६४, २९१, ३००, ३०२-३, 
रे२८, ३३१, ३३२-७, ३४५, ३४७, 
३५३, ३७५, ३८५, ४०३, ४१८, 
४२०, ४२२, ४२४, ४३४; -की 
वीमारीके विषयमें, २३८ 

गांधी, पुरुषोत्तम, २७, ८७, ८९, २३१, 
३०१, ३१४; -की बीमारीके विषयमें, 
३०१ 

गांधी, प्रभुदास, ७१, ३३३, ४१९ 

गांधी, ब्रजलाल, ३६ पा० टि० 

गांधी, मगनरूारू, २८ पा० टि०, ९५, ४१५ 

गांधी, मणिलाल, ३४, १२४, १५३, २३२, 
३१३, ३२८, ३२३२, ३३५, २३३७, 
३४३, ३५४ 

गांधी, मनमोहनदास पी०, २२१, २३३४ 

गांधी, मनु, १२८ 

गांवी, मोहनदास करमचन्द, -कठोर नियमोंके 
रचयिता, ८८; -का तीस दिवसीय 
उपवासका संकल्प, १२४; -की एस० 
पी० पटवर्घतको उपवास स्थगित 
करनेकी सझाह, १३७; -की डॉ० 
वि० च० रायसे क्षमा-याचना, २१६; 
-के विचार के० केल्प्पनके उपवासके 
बारेमें, ३५ 

गांधी, राधा, १०६, १३१, १८७, ३००, 
३३०, रे३१५, ३५३, ३७६; “की 
बीमारीके विषयमें, ११२, १२५, १२९, 
२१३ 


गांवी, रामदास, ५२, १३८, १५८, २९१, 


३३०, ३३२, ३३७ 
गांधी, शिवभकत, ३३३ 
गांधी, सन्‍्तोक, श४, ३३३, ३२१५ 


गांधी, सुशीका, १५३, २३२, २३३७, ३४६, 


शेप४ं 
गांधी विचार दोहन, ३३८ 
गाडोदिया, ३२९ 
गिडवानी, ३३५-६ 
गिडवाली, गंगा, ३२७ 
गिरजाघर, १०२ 
गिरवर शास्त्री, ४५५ 
गिरधारी, ३१७, ३२८ 
गिरधारीलाल, ४३२ 
गिरि-परिवार, ३८५, ३८७ 
गिरि, विश्वानन, ३३६ 
गिलीगन, ३२८ 
ग्ल्दर, डॉ० १८५, ३०३ 
गीताप्रेस, ३३० 
गीता रहस्य, रे५ 
गुंडुराव, ३३० 
गूजराती, २५ 
गुजराल, फूछचन्द, १२८ 
गुडेल, ३२८ 
गुणवन्तवहन, ३३० 
गुप्त, मैथिलीशरण, ३३८ 
गुप्त, वेशवन्धु, २३७ 
ग॒प्त, मुंगीलाल, ३३३ 
गुप्त, झिवप्रसाद, २०२, ३२४, रैर६ 
गुरुवायुर मन्दिर 


०ए२- ३१ 


४८१ 


पा० टि०, ३६७, ३७२, ३८८, ४१४; 
-और गांधीजी द्वारा उपवासकी शतें, 
१६५ पा० टि०; -और चार भाइयोंका 
दृष्टान्त, १४३; -कतिकेयी एकादशीके 
दिन हरिजनोंका, एक परम्पराके रूपमें, 
३७३, ४१० पा० टि०; -के लिए 
गांधीजी और के० केलप्पन द्वारा उप- 
वास, ११९; 


गुरुवायुर मन्दिर मतसंग्रह, ७१-८, १०५, 


१२३, १५६-७, १७१, १७३, (७४, 
२०६, २४८ पा० टि०, २८२, २८५, 
२८८, ३५७, ४२०; -उपासकोंका, 
४५-६, ६५; -और उपवासका स्थगन, 
१९४, २०६; -और गुरुवायुर मन्दिरका 
मामला २०६; -और हिल, १६४; -के 
परिणाम, ३१५; -के विरुद्ध के० रामुश्नी 
मेननकी शिकायतें, १७२-३; -समित्ति, 
१९५; -सवर्ण हिन्दुओंका, ८२; 
-हरिजनों द्वारा तालाब, कुएँ, मन्दिर 
आदिके उपयोग पर, ४१०; देखिए 
मन्दिर-प्रवेश भी | ॥ 


गृह, वीरद रंजन, २४१ 
गृह, शरतचन्द्र, ४२९ 
गृह-सचिव, वम्बई सरकार, ५२, ९६, २ १८, 


३९५ 


"प्रवेश, १ पा० टि०, रै४, 
३५, ४५, ५८, ६५, ७१, ७२-५५ 
८९-९२, ११५ पा० ठि०, १३२२-९६ 
१४६, १५६०७, १६४ पा० टि०, १७२ 
पा० टि०्, १७७, १९४, १९९, 2०६- 
७, २४२, २४४, २५०-१, २७०-१, 
२८०, २८३ पा० दिं०/ ९८८» ३१५- 
९, ३२१, ३३३९-४०, ३५३८१, ३५५ 


गो-सेवा, १५, २९७,. ४२५ 
गो-सेवा संघ, ९० 

गोकुलदास, ४३५ 

गोखलें, ३२८-९ 

गोखले, अवन्तिकाबाई, ३२७, रे१८ 
गोडसे, गणपतराव, ३२९ 

गोडसे, शंकरराव, ३२८ 

गोदावरी वहन, ३३२३ 
गोपालक्ृष्णमूतति, ३३८ 

गोपालदास, रे३५ 

गोपीकृष्ण, ३१५. 

गोमती, देखिए मशरूवाछा, गोमती के० 


४८२ 


गोरधनदास, जुवरजी, पेरे४ 

गोलमेज परिषद्‌ (तृतीय) १८८ पा० टि० 

[दि] गोल्डन बुक ऑफ़ टेगोर (टैगोरकों 
पुष्पांजलि), ३३७ 

गोल्डबर्ग, ३२९ 

गोविन्द, ३२७ 

गोविन्द, राघव, ३५३ 

गोसीवहन, २१२७ 

गोस्वामी, ३०६ 

गौड़, गोपाल, ३२७ 

गौड़, डॉ०, २०९; -की वौद्धवर्म विषयक 
पुस्तक, ३१२, २३९६ 

गौड़, सर हरिसिंह, ३३० 

गौतम, श्रीकृष्ण ३२७ 

ग्राहम, जॉन- डब्ल्यू०ण, ५७ पा० टि०, ६१ 


घच 


घारपुरे, जे० आर०, २७१ 

घीया, गृ० बहन, ३३२३ 

घोषा, डॉ०, ३३० 

घुमटकर, किसन, १३, ५१, ९०, १२६, 
१८०, ३८५ 

घोष, अरविन्द, ३८ - 

घोष, निर्मेलचन्द्र, ३३० 

घोषाल, विनोद, ३३५ 


न 


चक्रवर्ती, अमिय, ३२९ 

चटर्जी, ३२९. 

चटर्जी, प्रियनाथ, ३३९ 

चटर्जी, योगेश, ३३४ 

चटर्जी, वसन्तकुमार, ३२८, ३३५ 
चतुर्वेदी, मदनमोहन, ४२ 

चन्दराम ज्ञास्त्री, ३३५ द 
चन्दावरकर, लेडी, ४३१ पा० टि० 
चन्दुलाल, डॉ०, ३३१ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चन्द्रप्रभा, ३३१ 

चन्द्रशंकर, देखिए शुक्ल, चन्द्रशंकर 

चमन, कवि, ७, ३२२७, ३२८, ३२९ 

चम्पा, २६४, ४३४ 

चरखा, ८, १३, ३४, १८२; -राजा और 
तकली रानी, ८९; -[खे] से मौनकी 
शिक्षा देनेंमं तकली श्रेप्ठ, ९३ 

चांदीवाला, ब्रजकुपण्ण, १२२, १२६, १७०, 
३०८, रे३२, ३३६, ३५२ 

चापसी, झिवदास, २०५ पा० दि०, ३३४ 

चितालिया, करसनदास, ३२७ 

चित्राव, शास्त्री, ३३४-६ 

चित्रे, ३३०, ३३३ 

चिंदानन्द दास, ३३३ 

चिनैया, टी०, १०४, १८३, ३३० 

चिन्तामणि, सी० वाई०, १६५, ३२८, ३३४, 
३४०, ४३५ 

चिमनरारू, ४२५ 

चुनीलारू, ३२७ 

चेटूटी, ग०, ३३३ 

चेट्टी, नारायण, ३३२ 

चेट्टी, पुट्टना, ३३१ 

चतन्यलालजी, ३२८ 

चोरी, -की परिभाषा आवश्यकतासे अधिक 
उपभोग, ३६ 

चौकसी, ३२८ 

चौथी पुस्तक, उर्दू की, अंजुमन लाहौर 
द्वारा प्रकाशित, ३३८ 

चौधरानी, सरलादेवी, ३२८ 

चौधरी, रा०, ३३२ 


छ 
छक्कड़दास, ४४ 
छगनलाल, १६, ११२, १३०, १५३, १७९, 
२२२, २६३, २६५, ४०२; -की 


प्रेमावहन द्वारा शिकायतें, २९९ 


सांकेतिका 


छारा, १९२५-३६, २०१३-४, २१३, २२२-३, 
२६४, २७९, २९१, २९८, ३०१, 
दे४रे, रे४६, ३२८५, ४०३, ४२० 

छोटालारूजी, ३३४ 

छोटूमाई, ६८, ३३०, ३३५ 

छोटेलालू, ३३४ 


जं 


जगन्नाय, १७, ३९७, ३२९ 

जगन्नाथ, कुँवर, ३३० 

जन-गणना; -दलित वर्गके शिक्षित वच्चोंकी, 
धर 

जनता, -के सम्पादक, ३३४ 

जनादंन स्वामी मन्दिर, ३५८ पा० टि०, 
३६७ 

जमनादास हारकादास, ३३६ 

जमोरिन, ३३, ४५, ५०, ५८, ६६९, ७३-४, 
७७, १४५, १५६ पा० टि०, २३७; 
२५२ पा० टि०, २५७, २७१, २७१, 
३२१६, ३१८, ३३८, ३५७, ३९७ पा० 
टि०, ४३५; -द्वारा मतसंग्रहमें रंगे 
आदमियोंपर दगावाजीके आरोप, १९५ 

जम्मूभाईजी, २०५ पा० टि० 

जयकुँवर, डॉ०, ११०, ३३१ 

जयन्तीप्रसाद, ९९, ३२५९ 

जयप्रकाश नारायण, ३३०, ४२६ 

जयरामदास दौलतराम, २६६ 

जयश्री, ३२७ 

जयसुखलाछ, ३२७ 

जसानी, नानालाल के०, ११०, २६३, २६७ 
३३०, ३३५, ३३६ रेवें्टे, ४०२ 

जस्टिस, ३६४ 

जाति, -से वर्ण भिन्न, २२६ 

जादव, ३३० 

जानकीमैया, ८६ 

जामियाके उर्दू नाटक, ३३७ 


४८३ 


जिसी; -[सियों] में भारतीय शब्दोंका 
प्रचलन, २२४ 

जिलेट, मेरी, ३३३, ३३५ 

जीजीमाँ, १८५, २२२, ३०४ 

जीतेन, ३२८, ३३७ 

जीन्स, ३३८ 

जीवनलछाल, ३२७ 

जीवरामभाई, ३७६ 

जीवराम शास्त्री, ३३७ 

जेठा, रतनशी, ३३४ 

जेठालाल, ३३२, ३३६; -का स्वर्गवास, 
१८७ 

जेढे, ३२९ 

जेनकिन्स, २१, ३२७, ३३० 

जेकोर, ३२७६, ३८५ 

जोजेफ, रे३२ 

जोजेफ, (चित्तूर), २३६ 

जोजेफ (मदुरै), ३३६ 

जोड़नी कोश, २९ 

जोन्स, मेजर, १२२ 

जोलिंगर, ३२७ 

जोशी, ९०, ३३४, २३७ 

जोशी, छगनलारू ३० पा० दि०, ५२ 
२०८, २१६, २३९, रेर३, ३२६, 
३२८, ३३०, रे५३-४, ४०३, ४१७, 
४२०, ४२६-७ 

जोशी, जी० एम०, १६८, २४५ 

जोशी, झीनामाई, रे३७, ४३५ 

जोशी, डी० वी०, रे३० 

जोशी, देवकरण, ३२५९ 

जोशी, रमाबहन, ३०, रे३% २९६ श्टड 

जोशी, लक्ष्मण शास्त्री, ३३३, रे३०१ ३३७ 

जोशी, वासु काका, रे३५, ३३६ डइ५ 

जोहरा, ११३, ३२८, ३३१, रे३४, ४२२, 
४२७ 

ज्ञान; -का अर्थ, “सारासारका विवेक, 
१३८ 


४८४ 
झं 


झवबेरो, गंगावहन वी० १७९, २९७ 
झवेरी, नानीवहन, ९० 

झवेरी, पन्नाकालू, ९० पा० टि० 
झचेरी, मणिलाल रेवाशंकर, ११० 


ट 


टंडन, ३३४ 

टांगाई, ३८४ 

[दि] टाइम्स ऑफ इंडिया, ७३, ८१, 
१४५, १८८ पा० दि०, २०९, ३३१, 
३३९ 

टॉमस, ३२८ 

टेंबेकर, ३३२ 

ठ 


व्वकर, अ० वि०, १२, १३५, १४५, २१६ 
३३१, रे३२, ४०६, ४३० 

ठाकरसी, छेडी प्रेमलीछा वीं०, ३२७, ३३०, 
शे१२, ४३३, ४३५ 

ठाकुर, ३३२-३ 

ठाकुर, चद्धरसिह, ३३० 

ठाकुर, हिजेनद्रनाथ, २०५ पा० टि० 

ठाकुर, रवीचद्नाथ, ५५, ६२, ६५, ११४, 
२५५, ३२९ 


ड 


डाकोरजी, २५१ 

डाकीरनाथ मन्दिर, २४२ 

डॉयल, ई० ईं०, १४, १९, ४०, ९३, १००, 
११५, १२२, १३९, १५४ १७५, 
१९६, ३२७-८, ३३०, ३३२, ४२७ 

डालूमिया, ३३२ 

डाहीवहन, १८० 

डे, पूर्णचन्द्र, २८९, ३३६ 

डेविड, ४३५ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


डेविड, एम० आई, ३३५; -की हरिजनोंके 
लिए शिक्षा-योजना, २५३ 
ड्मोक्रेसी, ३३७ 
ड्यूरेंट, ३३८ 
ते 


ततवा, वेणीराम, ३३६ 

तपश्चर्या, १७८, २०३, २०७, २४८, २५७, 
३१६-७; -आत्मशुद्धि और उपवासका 
चरम रुप, २७८, २९३, ३७९, ३९० 

तर्कभूपण, महामहोपाध्याय प्रमथनाथ, ३६१ 

तर्करत्न, पंचानन, १९७, ३३५, ३५५, ३६९ 

तलयारखाँ, फिरोजवहन, २३५४ 

तल्वलूकर, डॉ०, १२५, ११९, २२३; “की 
खुराक-सम्वन्धी सलाह, १०६-७ 

तलेगांवकर, ३३०, २३३ 

तलेगाँवकर, आर० वी०, २४२, ३१४ 

तान्त्रिक, ४५ 

ताम्हणकर, ३३० 

तारा, २३२, २९१ 

ताराचन्द, ३३५ 

तारामती मथुरादास, ३२८, ३३१, ३३४ 

तिरुकुट सुन्दरम, ३३२ 

तिलक, वालगंगाघर, ३५ पा० टि० 

तिरूकम, २४७; -की ईसाई अछूतोंके बीच 
काम करनेकी इच्छा, १०८ 

तिवारी, बालकृष्ण एम०, ३६४ 

तुलसीदास, ८०, २३३ 

तैजूमल, ३३० 

तैयबजी, अब्बास, ६३, ११३, १३२, ३०२, 
३२९, ३३१, २३५, ४२२ 

तैयवजी, रेहाना, ७७, ११३, १३२, ३०२; 
३३०, ३३६, ४२२ 

तैयबजी, श्रीमती, ४२२ 

तैयबजी, हमीदा, ३३३ 

त्याग, १७९; -वैराग्यके बिना असम्भव, ३६; 
“स्वाभाविक और आजनन्दपूर्ण, २९२ 


सांकेतिका 


त्यागी, चन्द, ३४७ 

त्रिचुर नगरपालिका, १६५ पा० टि० 
त्रिपाठी, पू०, ३३६ 

त्रिवेदी, छोटूभाई, २३६, ३३४ 
त्रिवेदी, जें० पी०, ३३० 

त्रिवेदी, विष्णुप्रसाद, ३३४ 


थ 


थंगरू, मधुसूदन, ३५० 

धडानी, एन० वी०, २७१; -का कविता- 
संग्रह, ३३ 

थानंबर्ग, २५, ३२८ 


द्‌ 


दक्षिण भारतीय, ३५८ 

दत्त, एस० के०, २२१४, ३३४, ३६८ 

दत्त, श्रीमती, २२४ 

दफ्तरी, के० र०, १७१, रे३े०, रे३े२, 
३३५ ३६१ 

दमा, -का मेथीसे उपचार, ३५३ 

दवानन्द सरस्वती, ऋषि, २०६ 

दलित वर्ग, ११४, २८४ पा० टि०;-[]ं |का 
विधानसभा प्रतिनिधित्व, हे पा० 
टि०; -के वच्चोंकी जनगणना, ७२ 

दवे, ३३५ 

दवे, जुगतराम, ५२ 

दांडेकर, प्रो०ण, ३३० 

दानी, लक्ष्मीदास, ३३५ हे 

दाफड़ा, दूबाभाई एम०, ३३०, ४१३ 

दाफड़ा, लक्ष्मी दू०, ८७-८, ४१३, ४१८ 

दामराजू लक्ष्मम्मा, ३६७ 

दामोदर, ३७६ 

दामोदर दास, ३३३९, ३४३४ 

दामोदर सुन्दरदास, ३३२ 

दास, चित्तरंजन, ४६, <३ 


डंटप 


दासगुप्त, सतीशचर्र, ११३, १४८, २३५, 
२९२, ३०५, २३२७-३२, ३३४, ३३६, 
४०५ 

दासमुप्ते, हेमप्रभा, १, १३, २९२-३, ३३०, 
इं४डट, ४०४ 

दास्ताने, वी० वी० ३३६ 

दिनकर, ३३७ 

दिल्‍ली समझौता, देखिए गांधी-इविन सम- 
झौता 

दिवाकर शास्त्री, ३३३ 

दिवेटिया, नरसिहराव वी०, ८, ३३२ 

दीषे, ३३६ 

दीवानचन्द, २७२ 

दुःख; -ज्ञानपूर्वक सहना, ९; -शारीरिक 
और सहनजझीलता, १९३ 

दुनीचन्द, छाछा, २२५, रेरेऐ 

दुर्गाप्रसाद, ३२९ 

दूधाभाई, ११४ पा० टि०, ४१८ 

देवता, डेल्फीका, २३ 

देवधर, जी० के०, २४, २१८, ३२८, ३३ १, 
श३२५ 

देवनायकाचाय, १७६ 

देवराज, ३३४ 

देवरखकर, २३२९ 

देवीप्रसाद, १९८ 

देशवन्धु स्मारक कोष, १४८ 

देशमाने, ३३१ 

देशमूख, डॉ०, ७८, ३२९, ४३२ 

देसाई, अमृतछाल, ३३२३ 

देसाई, आदर अरदेसर, ३२८ 

देसाई, कान्तिलाछ, ३२२८ 

देसाई, चन्दूलाल, ३३४ 

देसाई, डॉ० डी० एम०, ३१३ 

देसाई, दृधीवहन वा०, ८५ 

देसाई, घीरूभाई, ३३४ 

देसाई, धीरूभाई भूलाभाई, २२१-२, ३२२५, 


३२८ 


४८६ 


देसाई, प्रागजी खंडूभाई, ३४ 

देसाई, भक्तिवहन ए०, ३३०, ३३ ३, ३३५, 
३३६ 

देसाई, भूलाभाई जेंग, ३२५, ३३७ 

देसाई, मणिभाई, ३३२ 

देसाई, महादेव, १३, १७ पा० टि०, २७, 
३९, ४४, ४८, ५१, ५२, ५६, ५७, ६५९, 
९०, ९९, १०३, १०७, ११८ पा० टि०, 
१३३, १५८, २५४ २४४, २५५, 
५७ पा० टि०, २६५ पा० ठि०, 
२६६, २७२, २७९ पा० दटि०, २९०, 
३८३, ३९१, ३९६, ४१८ पा० टि०, 
४२५ 

देसाई, रतिंछाल, ११० 


देसाई, वालजी गोविन्दजी, ८५, ३३०, 
३३६, ४२० 

देसाई, विमरूचन्द्र वालजी, ४१७ 

दोड्डामेती, ३९२७, ३३१ 

दोशी, वेचरदास ने०, १११, ३३१ 

द्विवेदी, भाईशंकर, ३३० 

द्विवेदी, मणिकाल, ३३५ 

ध्‌ 

घमें, ३२४, १३८, १५५, १७७-८, १९१, 
१९३, २०४, २४३, २४४ २६२, 
२७०, २९५, २९७, ३०१, ३०८, 
२१३, २३१८, रे४७, ३७२, ३८८, 
३९३१, २३२९७, ४०१, ४१४, ४१९; 
“एकमात्र साथी, १८३; “और 
अस्पृश्यता, ६७; -और आत्मसंयम, 
१९१; “और डॉ० सुब्वारायनका 


विधेयक, ३७३; -और नाममात्रके धर्म 
पण्डित, ११८; -और विश्वास, ७४; 
“और हरिजनोंका मन्दिर-प्रवेश, ५०, 
११७; -की परिभाषा, ३७१; -के 
नामपर अस्पृश्यताका प्रयोग, ३७४; 
“के नामपर ढोंग, ६६; -पालनकी 


सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


स्वतन्त्रता, १४३, ३३६; -मनुप्योचित 
प्रेरणाका अनुसरण, ६४; -राजनीतिक 
स्वराज्यसे श्रेप्ठ, ३८२; -[[7 |का मूल 
एक ही, ३८० 

धर्मदेव, २०५, ३३४, ४०४ 

धर्मानन्दराम, ३३४ 

धायगुड़े, ३३२ 

धारदी, ३२% 

बाहरकर, भगवान शास्त्री, ३३४-६, ३५९ 

बुस्‍्चर, १२६, १८०, ३३६, ३४६, ३८५ 

पुरच्वर ज्ञास्त्री, ३३२ 

धोंडी, रुस्तम, ३३६ 

श्रुव, आचार्ये आनन्दर्शंकर बी०, २२, १४१, 
१७६, १९९, २०० पा० टि०, २२०, 
३२८, ३३०, २३१३-७५, २३७ 


न्त्‌ 


नटराजन, के ०, ६, ७०, १७०, २१८, ३२७, 
३२९, ३३१२, रे३४ 

नथुभाई, ३३० 

नमक सत्याग्रह, १५८ पा० टि० 

नम्बूद्रिपाद, कुछर नीलकण्ठन, ३८१ 

नम्बूद्रिपाद, वासुदेवन, ३२९ 

नय्यर, तारादेवी, १२६ 

नथ्यर, प्यारेलाल, ११८ पा० टि०, १५८, 
२२४, २३३, ३२७-३१, ३३१४, २३५६ 

नरदेव शास्त्री, ३२०१, ३२९ 

नरग्िसवहन, ३२२९-३१, ३९९ 

नरसिह॒दास, बावा, ३२९ 

नरसिहन, ३३० 

तरसिहभाई, ३३८ 

नरसिहाचार, जी० वी०, २८०, ३२७, ३३०, 
३३२, ३३३, ३३६ 

नर्खी, चिमनलछाल, ३२९ 

नमंदा, ३८५ 

नलावडे, कृष्णजी, ३२९ 

नलाबडे, सीताराम, ३१, ३०८, ३२८ 


सांकेतिका 


नलित, ३३० 

चवजीवन, ३२५ 

नवले, डॉ०, ३२८-९, ३३१-२, ३३६ 

नवीन, २६५, २९७ 

नवीनचर्ध, ३३२ 

नाडकर्णी, ३२९, ३३२३; 
पुस्तिकाएँ, ३३८ 

नाथन, टी० ए० बी०, ३१०, ३२९, ३३३, 

३६४ 


-और :उतकी 


जच्ट 
45 


तान, ३८४ 

नानाभाई; -द्वारा लिखित पैगम्वरकी जीवनी, 
“३३८ 

नानाहाछू, ११०, ३३० 

नानावटी, हीराछाछू डी०, १४६ पा० दि०, 
१७६, २२०, २४८, २७३, ३३२, ४३२५ 

नानासाहव, १३१, ३३१, रेरेरे 

नानोबहन, २९७ 

नायक, मगनभाई, ३३३ 

नायक, रमानाथ, ३३५ 

नायडू, पदुमजा, २०, ३०२, ३२७०८, ३३१, 
३३३, ३३६ 

नायडू, वासुदेव, ३२९ 

नायडू, सरोजिनी, रे३३२, रेरे४ 

नायनार, ३२९ 

नायर, के० माधवन, ७७, ११५, १४१, 
१७१, १९५, १९८, २८४, ३१४-५, 
३२९-३०, ३३६, ४१२, ४३१ 

नायर, कृष्णन, १२६, १७०, २४६, ३३५६ 

नायर, वक्‍कायिल अच्युतत, २५०, ३३५ 

मारायणप्पा, २२३, २९१ 

नारायणसिह, ३३१ 

नाध्तिकवाद, “और सत्य, ८० 

निर्वाण, ३१२ 

नी०, ३२८, ३२९, २३१, ३३३, ३३९ 

नीडू, ३२७ 

नोरेन्द्र, ३२४ 

नौलकण्ठ, विद्यागीरी आर०, ३९५ 


४८७ 
नीलमेघाचारी, ३३५ ु 
नेहरू, जवाहरछाल, ३२३, ३३७ 

नेहरु, कमछा, २११, ३२२, ३३४ 
नेहह, सरूपरानी, ३२३, ३२७ 

नेहरू, स्वरूप, ३३५ 

नौरोजी, खुर्शीदवहन, २७८, ३३५ 

न्याय; -और अवन्याय, ३९८ 

न्‍्यायालय; -और प्रथा, २२६ 


स्यथासी, ३४४ 

न्यूजअल, ३३६९ 

स्यूमेन, डोरोथी, ३३० 
पं 

पंचचदी, ३३७ 


पंटुलू, जस्टिस रामेशम, ३३९ पा० टि० 

पकंवासों, मंगलदास एम०, २२१ 

पटवर्धन, आर० बी०, १७४, २५२, रे३२, 
४२८ 

पटवर्धेन, एस० पी०, ९०, ११५-६, १ २२-३, 
१ २७, १ ३७, १४९, १ ६८, १७७, 
१९२-३, १९६, २०९, २३७, ३२९, 
३३१, रे५३, ४२८; -और, जेलमें 
मैला सफाईका काम, १००, (१३५५ 
१५४; -और हरिजन-सेवा, ९३, १२०; 
-द्वारा पूर्ण भोजन, १५१- 

पटवर्धन, जी? एंच०, २५१, गे३५ 

पटवारी, रणछोड़दास, ३८५ 

पटेल, अ०, ३३६ 

पटेल, डाहीवहन रावजीभाई 
१८० ५८ 28४ 

पटेल, डाह्याभाई, १४ २० ४६7९) ६८ 
८३, १७०, २१०, २५ २७३, ३९७ 
३०, ३७०; “की बीमारीके विंषयमें, 

२२, २८, ७९, ८३ ९९ १०५४ 

१४५ ... 

पढेल, पाशाभाई, ३३०, रैरै९ 

पटेल, पुष्पा, ३०० ह 


(नाथभाई), 


४८८ 


पटेल, वावूभाई, ३३४ 

पटेल, मंगला शं०, ३००, ३१४ 

पढेल, मणिवहन, १४, २०, २२, २८, ४२, 
६८, ७९, ९१, १०५, ११८, १४५, 
१७०, २०१, ३२८-९, ३३३, ३७० 

पटेल, माधवलाल, ३३७ 

पटेल, रावजीभाई, ९०, १८० 

पटेल, वल्लभभाई, १५, १७ पा० टि०, 
५२, ६८-९, ७९, ९५, ९९, १५८, 
२५५, २६७, २७७, रे८३, ४२४, 
४३३ 

पटेल, विद्या आर०, ३४४ 

पटेल, शान्ता शं०, १८२, ३०० 

पट्टणी, अनन्त, ३३१ 

पट्टणी, प्रभाशंकर, ३८६ 

पट्टणी, लेडी रमावाई पी०, ३३१ 

पण्डित, छो०, ३३६ 

पण्डित, विजयलक्ष्मी, ३२३, ३२७ 

पण्डया, १५५ 

पति; -और पत्तीका पारस्परिक धर्म, ३६५ 

परन्तिक्कर, ३३३ 

परमतत्त्व, १०२ 

परमार, हीरजी, ३२९ 

परमार्थ वाब्‌ू, १९८ 

परीख, वनमाका न०, २६५, ३३५, ३७६ 

परीख, हरिलाल, ३३५ 

पवित्रता; -वाह्य और आन्तरिक, ३६३ 

पदचात्ताप, १४४ 

पांडे, ३३२ 

पाटडे, ३२९ 

पाठक, ३३६ 

पाठक, श्रीधर ज्ञास्त्री, ३३४-५, ३६१ 

पानसे, भाऊ, १५, ४१, ४७, ८४, ८९, 
९३, १२७, १३०, २३४, ३३५; -की 
बीमारीके विषयमें, १११, २९७ 

पाप; -नं |की स्वीकृति, २०१ 

पारेख, एम० एस०, ३६९ 


सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


पारेख, मूलचन्द, ३३६ 

पारेख, मोहन, ३७६ 

पावेती, १२९ 

पाशंकर, ३३३ 

पिलग्रिस्स प्रोग्रेस, ३६ 

पिल्ले, सेतु पांडीअन, 

पीकॉकं, चॉस, १७३, 

पुरन्दरे, एन० एच०, 
३३४, ४२९ 

पुरूदरे, पी० एच०, ३६१ 

पुरुष; -और प्रकृति, ३२ 

पुरुषोत्तमदास हरिकिशनदस, ३३३ 

पुलया, २७० 

पुप्पा, १८२ 

पुजा, १४३ 

पूना-समिति, ५९ पा० दि०; -समझौता, 
देखिए यरवदा समझौता 

पृथक्‌ निर्वाचक मण्डल, -व्यापारियों, जमीं- 
दारों और लोगोंके लिए, १०४ 

पेटिट, मीदबहन, १८७, ३३३, ३३६ 

पे सुशीरका, ८८ पा० टि०, १२६ १८०, 
२४०, ३३७, ३४५, ३७६ 

पोचा बहनें, ३३५ 

पोद्दार, सुन्दरछारू, ३२९ 

पोन्नम्मछ, एस०, २८१, ३३६, ४३१ 

पोन्नम्मल, श्रीमती, २८१, ४३१ 

पोलक, हेनरी, ३२९ 

पोवारूकर, ३३१ 

प्यारेअली, ३३५, ४१८, ४३४ 

प्रकृति, ३२; -और परमेदवर, १८३ 

प्रतापसिह, ३३५ 

प्रथा; -और न्यायालय, २२६ 

प्रभावती, ३२, ९८, ३२८-९, ४२६ 

प्रभाशंकर, ३६, ११०, २६४ ४०२ 

प्रभुदास, ७१, ४१९ 

प्रमथवाबू, ३३६ 

प्रवतेक संघ, २७६, २८९, ३१९ . 


पा० दि० 
३२९ 
३३२ 


ध्धच 
५ ८ ह। डरे रे ०, ५४६ डे ॥। 


सांकेतिका 


प्रहलन, ९५९ 

प्राइमस; “का उपयोग, १०८ 

प्राइस, रेचूकू, ३३० 

प्रामजी, १२४ 

प्राणहाल अम्बालाल, ३३४ 

प्राणायाम, २१७ 

प्रायश्चित्त, २२० 

प्रेम, २६२; -हरिजनोंके प्रति, के सुफल, 
| रेक४ 

प्रमचन्दजी, ३३८ 

'प्रेमचाथजी, २०० पा० टिं० 

प्रेमी, जयरामदास, २६६ 

(वि) प्रोफ़ेद्स मेसेज दु दिवेस्ट, ३३८ 


फ 


फाटक, हरिभाऊ, ५८, २१८, ३२७-३१, 
३३२-५, २३७, ४०३ 

फेंडरल फाइनेंस, २३७ 

फोरेन एक्सचेंज, ३३८ 

फोर्थ सील, ३३७ 

फोर्स वलेवीगेरा, २१८ 

पलावर्स ऑफ सेंद फ्राँंसिस, १३० 

फ्राई, कुमारी कोरा, रे३३-४ 

फ्री प्रेस, ११८, ३३१ 


बं 


बंगाल प्रान्तीय संस्था, २१५ 

बक्षी, जमनादास, ६८ 

बक्षी, रामप्रसाद, ३३६१ 

बजाज, उमादेवी, ८६ 

बजाज, कमकतयन, ४२, १४९, १७५, 

* १८६, २१२३, ३१२७, ३रेरे 

बजाज, जमनालाल, ५, १९, ४०, ४२, ७८, 
९६, १४९, १५८, १७५ २१३, २१८, 
२६६-७, ३०४, ३२७-८, ३३०, रे ४० 
५, ३४२, रेड३-४, ४१५, ४१७; ४३५ 


५२-३२ 


४८९ 


बजाज, जानकीदेवी, ४२, १४९, 
२२७, रे३े४ 

बजाज, बनारसीलाल, ३१, ३०४, 
३२४५, ४१५ 

बजाज, मदालसा, ४३, ३२७ 

वजाज, रामेर्वर, ३२७ 

बजाज, रुक्मिणी देवी, ३१, ७९, 
२१३, २७४, ३०४, ३२९, 
३३५, ३४५, ४१५ 

वनर्जी, कमलकुमार, ३३३; “की 
वचन निभानेंकी सलाहू, २०० 

बनर्जी, डॉ० सुरेश, १४८ 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, १४१; -भौर 
अस्पृद्यता-निवारण, १४५ 

वनतियन, जॉन, ३६ पा० टि० 

बने, डिलाइल, ३३७ 

बलभद्र, १८० 

बलवन्त, ४१८ 

बलवन्तर्सिह, ३३२, ४०३ 

बलवीर, २४७ 

बलिदान, ३६, ९३ १५९, १८७ 

बसवैया, तुमल, ३३४ 

बाइबिलछ। -और मूर्तिपूजा, १०२ 

बाजोरिया, बलदेवदास, ३८२ 

बापट, धुंधीराज शास्त्री, रे३े४ 

वापी, नीडू, ३२७, ३२९, ३३० 

बापूकी छाबासें, ४०३ पा० टि० 

बाबला, २०३ 

बाबा, १०५ 

बाबू, ८८ 

बॉस्‍्बे ऋनिकलछ, ५० 

बार, श्रीमती एफ० मेरी, १०२ रे३०, 
३३४-५, ३६२ 

बाल, नेली, ३८२ पा० टि० 

बावजीर, इमाम साहब अब्दुल कादिर, २६ 
पा० टि०; -और पैग्स्वरकी जीवनी, 
३३८ 


३६३, 


३३६, 


११९, 
३३३, 


पवित्र 


४९० 


बिड़छा, घनश्यामदास, रेड, ६०, १३५, 
१४८-९, २१५, २५२, ३०५, २०७, 
३०९, ३२७, २३२९-३०, रे ३े २-७, ३४२, 
३६५, ३९९, ४०६-७, ४२४, ४३५; 
-और उनकी पुस्तिकाएँ, २३८ 

बिड़ला भण्डली, ३३०-१ 

बीडकर, पंढरीनाथ, ३३२ 

बुच, पुरातव, ११९, १६९, ३३९ 

बुद्ध अने महावीर, ३३८ 

बुद्धि, १३०, २५४; -और श्रद्धा, १२१, 
२०९, २३७; -का आदेश और ईदवर, 
७५ 

बेबी, ३२२ 

बेलगाँववाला, ३३२ 

बैंकर, रघुनाथ, ३३४ 

बेंकर, शंकरलालू, ३२९, ३३५-६, ३४३, 
४०७ 

वौद्ध, ३५६ 

ब्रह्मचयं; -के लिए मसालेदार पदार्थ घातक, 

१०७ 

ब्रह्मचर्याश्रम , ६९, १४७ पा० टि०, १५९ 

ब्रह्मचारी, २९६ पा० टि०, ३े३०, ४०१ 

ब्रिटिश न्यायालूय| -और डॉ० सुवब्वारायनका 
विधेयक, ३५७, ३७३ 

बूनर, श्रीमती, ३३३ 

ब्रेल्सफडे, ३३७ 

ब्लीडिंग पूँड, १८५ 

भें 

भंगी;। -(ग्यों |की भारतमें और अन्यत्र 
स्थिति, ४९-५० 

भक्त; -ईशवरके, २९२ 

भवित, ८४, ४२६; -विश्युद्ध, भी एक सेवा, 


८०; >से अनासक्ति और ज्ञानकी 
उपलब्धि, १२८ 


भगत, ३२९ 


भगवद्गीता, ११, ४३, ५३ पा० टि०, ९७, 
१९०, २६८, २९६, ३००, ३५३, 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


३७७, ४२५; “और मू्तिपुजा, १०२; 
>का सुख्य विषय जीवनका एंकत्व, 
५३; मेरे लिए पृणं-पर्याप्त, ९ 

भगवती देवी, ३३५ 

भगवानदास, डॉ०, १६४, १९८, ३३०, 
३३३, ३३५, ३६१, ३९६ 

भजनावली, २०४, २९८ 

भटनागर, ३२८, ३३६ 

भट्ट, ३२८ 

भट्ट, आत्माराम, ३२९, ३३१ 

भट्ट, तरसिहप्रसाद कालिदास, ३२८, ३३४ 

भट्ट, मोहनछाल, ५२, ३२७, ३२१९-३०, 
३३४-६ 

भद्टाचारी, चारू, ३३० 

भणसाली, १८७ 

भण्डारी, मेजर एम० जी०, १०, ५३, १२२, 
२७९ पा० टदि०, २९० 

भम्बानिया, नागरदास के०, ३३५, ३६३ 

भरूचा, ३२८ 

भारत सरकार अधिनियम, १८८ पा० टिं० 

भारती पत्रिका, ४०९ पा० टि० 

0 दलित वर्ग सेवा संघ, १५५ पा० 

९] 

भारगव, एल० एन०, ३०६, ३२८, ३३६ 

भाग, श्रीनाथ, ३३० 

भावे, विनोवा, १५ पा० टि०, ८६, ३२७- 
८, रे४३, ३५३ 

भाष्यम, के०, २१९ पा० टि० 

भीखाभाई, ४१८ 

भीखीवहन, ८४ 

भोंसले, ३३० 

भोजन, ४४, १०६-७, १११, १९२, २१२ 
२२३, २४०, ३५०; -और ख़ानेकी 
आदतें, २०३-४; -में आश्रम द्वारा 
परिवर्तन, ९३, १७९; पेखिए खुराक 
भी। 

भोले, ३३०, ३३६ 


सांकेतिका 


सर 


संगला, ३०, १८२ 

मगनभाई, ९० 

मजमृदार, परीक्षितलकारू, ३२९, ३३१, ३३६ 

मजमूदार, हरिदास, ३२९ 

सठाधिपति, २१९ 

मणिवहन, ३२७, ३२८ 

मणिभाई, ४१६ 

मणिलार, ४१६-७ 

मथुरादास, ४८, २५३, ३२८ 

मयुरादास त्रिकमजी, ३५, २७९, ३२८, 
रे३े५ 

मथुरादास विसनजी, ३२९ 

मद्रास उच्च न्यायारूय; -ढारा हरिजन 
मन्दिर-प्रवेश सम्बन्धी फैसछा, ३३९- 
४७ 

मद्रास एडवोकेट; -[7] छारा जारी की 
गई पुस्तिकाएँ, ३४० 

मद्रास धर्मस्व कानून, ३१७-८; -तटस्थताका 
एक और अतिलंघत, ३२५७ 

मद्रास छॉ जनरल, २७, २८६ पा० ठि० 

मद्रास विधान परिषद्‌, १३३ पा० टि० 

मवुमती, ३३४ 

मबुसुदनदास, १८, ३२७ 

सती, ३२७ 

मनष्यके रोग; -के लिए मानसिक चिन्ता 

/ और परेशानी जिम्मेदार, २९२ 

मनुस्मृति, १०, २०५ पा० टि० 

मन्छाराम, केशवलालछ, ३२७ 

मल्त्री, “आये समाज, वम्वईके, रेड; 
_वैदिक धर्मंवंधिनी सभाके, २८३; 
>श्रद्धानन्द स्मारक ट्रस्टके, १५१, २४६ 

मन्त्री, प्रतापसिहं, ३२५ 

मन्दिर, ८१, ९६, १३४ १४६, १७८, २०१३, 
२०७, रे४२, २६४५ २७० ९८७ 
३०६-८, रे५८, रेईके रै८८, ४९८; 


४९१ 


-अनाचारके अड्डे, १६३; -और डॉ० 
सुब्वारायनका विधेयक, ३५७; -और 
मतसंग्रह, २४२; -हिन्दुओंकी साझी 
सम्पत्ति, ३८०; -ं]का सुधार, 
१६३; -का अधःपतन, १६३; -की 
परिभाषा, २२६; -के लिए सत्याग्रह, 
१५७; “को निजी सम्पत्तिकी तरह 
सुरक्षित रखनेका अधिकार, २२६; 
-में अस्पृश्योंको हिन्दू-धर्म द्वारा प्रवेशकी 
अनुमति, २०७; “में आस्थाका क्षीण 
होना, २२७ पा० टि०; -में सावं- 
जनिक प्रवेशपर रोक, १४० 


मन्दिर-उपासक, ६५, ७१-२, १६४, १७४, 


१९४, २४२, ३१६, ३४२, ३७२, 
३८८; -और अस्पृषयों द्वारा मन्दिर- 
प्रवेश, ३८०; -और मतसंग्रह, १६५; 
-और सच्चा धर्म, ५०; “वास्तविक, 
२८७, ३०६९ 

मन्दिस्पूजा, १६५, ३०७, ३१५ 

मन्दिर-प्रवेश, ४६, ७४, ९६, १४६, १६३, 
१६८, १७१, १९०, १९५, २११, २१४, 
२१९, २२७, २४४, २५२ पा० टि०, 
२५८, २६१, २६८, २७१, २७४, 
२८०, २८६ पा० टि०, ३०७-८, , ३१९, 
३२४, ३५६, ३२५९ २६९३, ३९७ 
पा० टि०, ३९९, ४११ पा० टि०, 
४२८, ४३२ पा० टि०, ४३३; -और 
अस्पृश्य, २३, ५८, ७७, 4 १७, १५६० 
७, १७७-८, १८८, १९४, २४२, 
२४७, ३१९, ३१८, ३२०, ३५६-७, 
३६०, २७२, ३२८६, ४०९, ४३२ 
पा० टि०; -और डॉ० सुव्वारायनका 
विधेयक, ३५७-८; -और मन्दिर-उपा- 
सक, ३८०; -और संस्कार, १०४ 
पा० टि०; -और सनातनी हिल्दू, 
१८८ पा० दि०; -का प्रचार, ४११; 
-के लिए आत्दोलनकी सीमाएँ, २०६- 


४९२ 


-प्रजाके समय ४३०; -विरोधी 

सनातनी शास्त्रियोंके साथ मन्त्रणा, १७२; 
-हिन्दू अंत्तःकरण जागृत करनेके लिए, 
३६३-४; देखिए गुरुवायुर मन्दिर 
मतसंग्रह भी । 

मराठे, नारायण शास्त्री, ३३६, ३६१ 

मल-सफाई, १०१, ११९५, १२९२, १२३, 
१३५, १३७, १५१ 

मरावारी, २५१ 

मलिक, ४१९ 

मशख्वाला, किश्ोरछाल, २०२, ३४७, ३५३, 
३५४ पा० टि०, ४२३, ४२५ 

मशरूवाका, गोमती के०, ३५४, ४२ 

मशरूवाला, नानाभाई ई०, १७७, ३ 

मशरूवाला, निर्मला बी०, ३५३, ४२३ 

महतो, रामसिहासन, २४ 

महादेव शास्त्री, ३३०, ३३३ 

महादेवन, ३३४ 

महाराष्ट्र परान्तक मण्डल; -द्वारा प्रकाशित 
पुरूदरेकी पुस्तक, ४२९ पा० टि० 

महालक्ष्मी, २९१ 

महावीर, १२५, ३५२, ३७५ 

महेद्र, ३३१ 

महेश, २९७ 

मांडर, ३३८ 

साइंड ऐण्ड घिजन, १७ 

माइकेल, एस० एम०, ६, ३२२७ 

माठे, १७७, ३३१ 

माणिकम, एम०, ३६७ 

माथुर, प्रमोद बिहारी, ४१२ 

मादन, डॉ०, २८, ६८, ३०३ 
उस्तक उपवासके विषयमें, ८९, 
रे३८ 

माघवजी, ३३७ 

माधवन, २५८ 

सामद, रजाभाई, ३३१ 

भसायाशंकर, ११० 


न्च्ए0-नच्छ 


है: 
ब् 


की 
११२, 


सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


मारवाड़ी, श्यामजणी, १११, ३३०, ३३३, 
२७६ 

मारिया, १०२-३ 

मॉरिस, जॉन, ३८९ 

मारुछिया, ४१८ 

माट्नि, मेजर, १२२ 

मालवीय, गोविन्द, १८ 

मालवीय, मदनमोहन, १८ पा० दि०, २९ 
४७, ६७, १०२, ६९९, ३१८ पा० 
टि०, ४१४ 

मालवीय, राधाकान्त, २८४, 

मावलंकर, ग० वा०, १२५ 
२१२, २४५, २६४ 
३०२, ३०३, ३३३ द््३्‌ 

मित्र, मणीन्रनाथ, २७६, ३३५ 

मित्रता, ५९ 

मिश्र, ३३३-४ 

मिश्र, कन्हैयालारू, ३३२ 

मिश्च, कृप्णतनसुख, ३६१ 

मिश्र, विश्वनाथ, ३३ 

मिस्टोरियस युनिवर्स, ३३ 

मिस्त्री, गणेशीलाछ, ३ 

मीरावहन, १३, ३७, ९०, १०८, १२४, 
१२७, १५२, २०८, २६६, ३१३, 
३२७-८, ३३०-१, ३३३, ३३५-६, 
३७७, ३९०-१, ४१५, ४१९ 

मुंगी, क० मा०, ६९, १४७, १५८, १८५, 
२२२, ३०३, ३२९, ३३२, ३३३, 
३३४, २३६, ४२४ 

मुंशी जकाउल्लाकी जीवनी, ३३७ 

मूंशी, प्रेमचन्द, ३३८ 

मुंगी, छीछावती, १५९, १८६ 

मुकन्दीछारू, २८४, ३३६ 

मुखर्जी, रामतरण, १९१, ३३३ 

मुसोलिनी, ३३७ 

गु्रल्मान, ९२, ३२६ पा० टि०, ३५६; 
“बहनें, ४१८ 


सांकेतिका 


मुहम्मद, २९२ 

मूत्र, नारायण एन०, ४०९ 

मूर्तिपुजा, ३२; -पाप नहीं, जीवनकी 
वास्तविकता, १०२ 

मृत्यू, “छुटकारा और शरीरकी समाप्ति, 
५७; -का हँसते हुए आलिगन, १८६ 

मेढठ, एस० बी०, १३९, ३३१ 

मेहकर, ३२८ 

मेंनन, ए० कृष्ण, ३२९ 

मेनन, एस्थर, ६३, ३२९, ३८३, ३९२ 

मेनन, करुणाकर, ३३२ 

मेनन, के० रामृन्नी, ६५, १७१-२, २६०, 
३३३, १३५ 

मेनन, यू० गोपाल, ४६, १०५, १४२, 
१६४-५, १७२, १९८, २५५-७, २७२, 
२८५, ३२४, २३२९-३३, ३१५, ४१३० 

मेनन, श्रीमती यू० गोपारू, २५६ 

मेनन, सी० नारायण, १४५, २८८, ३२९- 
३०, ३३२, ३३६ 

मैवाड़े, ३३२ 

मेहता, चम्पा आर०, ११०, १२८, ३३४, 
३४४, ४०२ 

मेहता, छगनलाढू, ११०-१, ३३५ 

मेहता, जयसुखलछाल के०, ७१, २५३, २६१, 
३२८, ३३०, २३२, २१४, २२५, ३२६ 

मेहता, डॉ० प्राणजीवन, रे८ पा० टि०, 
५३, २५७, ३२८, ३३०, रे४४ 

मेहता, ववलूभाई, १३१ 

मेहता, भगवानजी अ०, ३१३, ३३६, ४१६ 

मेहता, मंजुला, ११० 

मेहता, मगनलाछ, ११० पा० टदि०, २६३- 
४, ३३०, ३३५, ४०२ 

मेहता, मणिलाल, २६२३ 

मेहता, माणेकवाई, ११०, २६३, ३२७, ४३४ 

' मेहता, मेजर, ११५, ३३६१ 

मेहता, रधिलाल पी०, ३८, ११०, १२९, 


२५७, २६३; -के छिए ट्रस्टी, २६३ 


४९३ 

मेहता, रोहित, ४३४ 

भेहता, छाभशंकर, ३२८ 

मेहता, लोछावती, ११० 

मेहता, वल्लभदास आर०, २०५ पा० टि० 

मेहता, बैकुण्ठ एल०, ३३१ 

मेहता, शारवाबहन एस०, ३२८ 

मेहता, सर लल्लुभाई शामरूदास, ३२८, 
३२९-३२ 

मेहता, सी०, ३३० 

मेहता, हंसा, ३२७ 

मेहता वन्धु, ३३७ 

मेहर, तुलसी, १८२, ३१७ 

मेहरोत्रा, परशुराम, ३८, ८९, १५३, 
२३३-४, २४५ 

मेहरोत्रा, विमठकिशोर, ४२१ 


“मैकरे, ३२८ 


मैव्डॉनल्ड, रैग्जे, १८८, ३३७; -की योजना 
और यरवदा-समझौता, १०४, १८४ 
मेजिक आफ स्टार्स, ३३८ 
मैटरलिक, ३३८ 
मैत्र, डॉँ०, ३२५ 
मैथ्यू, पी० के०, २७० 
मैस्क्रीन, पीटर जे०, ३७९ 
समोगल, फरॉमजी, ३२७ 
मोतीवाबू, २८९ 
मोदी, ईदवरूढाल, ३२९ 
मोदी, डॉ०, १९, ४०, ९६, १७५ 
भोरारका, वसन्तलारू, ३२९ 
मोरारजी, मणिभाई, ३२९ 
मोहता, शिवरतन, ३२९ 
मोहनलाल, २७७ 
मौन, ८४; -और दिव्य संगीत, २०२ 
य 


थंग इंडिया, ३९८ 
यति, प्रज्ञानेश्वर, १७७, २६९, ३१२-६ 
यम-नियम, १७८ 


४९४ 


यरवदा समझौता, ३, ५९ पा० दि०, ३१८, 
३२०, ३७९; “और प्रधाव मनन्‍्त्रीका 
निर्णय, १०४ 

यरवदा सेन्ट्रल जेल, १ पा० टि०, १४ 
प[्‌० टि०, ७८ पा० टि० 

यशवन्त, ३३० 

योग; -कर्म-संत्यास हारा, ५३ पा० दि० 

र 
रघुनाथ, ३३४ 
रचतात्मक कार्य, १७३; -अस्पृश्योके सहाय- 
तार्थ, १६२-३ 

रणछोड़भाई, ३५३ 

रतनबहन, ३१२८ 

रत्तगिरि जेल, १२०, १५४ 

रनुभाई, २६३०४, ३३२, रे३६, ४०२ 

रमजान, ३२६ पा० दि० 

रस्किन, ३३७ 

रस्तोगी, ३२२७ 

राग; >लोभका पर्याय, ४०४ 

राधवन, १६९, ३३२ 

राधवेन्द्र, ३३१, ३३५ 

राघवेन्द्र प्रताप, ३२९ 

राजगोपालाचारी, एस०, २८१, ३३६ 

राजगोपालाचारी, च०, २२, १०३ पा० टि०, 
१७०, २१५, २५८, २८८, ३१४, 
३३४, ३३६, ३४१-३, ३४५, ४११ 

राजगोपालाचारी, चित्र, १०३ १६४ पा० 
दि०, १९५, २८४, ३३० 

राजन, डॉ० टी० एस० एस०, २८२, 
श३६ 

राजभोज, पी० एन०, १५६, ३३०, ३३२ 

राजा, ३२७, ३३७, ३४३ 

राजा, एम० सी०, श३३ 

राजा, राववहादुर, २१६ 

राजेन्द््रसाद; -की बीमारी, १४९ 

राजहवर शास्त्री, ३३३ 


सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


राज्य; -और मृत पशुके मांस-हडिडयों 
और चमड़ेकी बिक्री, २८७ 

राठौड़ मानजी, ३३७ 

राणा, नर्मदावहन, २९, 

रॉयेनस्टाइन, दे 

राने, ३३६ 

राम, भगवान, १३९, १५८ पा० दि०, २३२ 

रामकुमार, ३२९ 

रामकृष्ण, ३२८ 

रामकृष्ण, ३९१ 

रामगीता; -का मुख्य तत्त्व, ३३८ 

रामगोपाल थ्ास्त्री, २४९, ३३५ 

रामचन्द्र, ३१२७, ३२२९-३२, ३४ 

रामचर्र, के०, हे २४ 

रामचर्चा, ३३८ 

रामजी, ३८, ४८, १०७, १२९, ३२८, 
३३०, गे३२, २४८७ 

रामतीये, ब्रह्मचारी, ३३० 

रामनाथन; -का खादी-सम्बन्धी भाषण, ३३७ 

रामनाथन, छेंडी, ३३८ 

रामप्रसाद, ३३५ 

रामनाथ, २८, ५४, ८०, ८३, १३१ 
२३५; -में सारी वबाबों और 
खुराकोंसे अधिक शवित, २३६ 

रामसिहासन, ३२७ 

रामानूज, ३३९, ३४८ 

रामातुज चरित, ३४८ 

रामानुजाचारी, ३१८, ३३० 

रामायण, ३३८, १९१ 

रामास्वामी, एम० आर०, ३०७, ३३६ 

राय, डॉ० बि० च०, १४८, १४९ पा० टि०, 
२१०, २११ पा० टि०, २१५, २१७; 
२३५, २६९, २९२, ३०५, ३२२२; 
३३०, ३२४, रे३७, ३९९, ४ए३े 

राय, मन्मथ, ९२ 

राय, मोतीलाल १९७, २७६, ३१९ ३२३ 
३३०, रे३ २-५ 


र३े८, ३४६ 


सांकेतिका 


राव, ए० कालेश्वर, ३५१ 


राव, एम० एम० अनन्त, ५३, २२८, डरे ३४, 
'४०८ 


राव, के० नागेशवर, १९०, ३३०, ३३३, ३६३ 

राव, के० रामभद्र, २५०, ३३५ 

राव, कोदण्ड, ३२७, ३२९ 

राव, कौता सूर्यनारायण, २६८, ३२७ 

राव, जी० रामचर्भ, १९०, ३३१, ३३३, 
९७ 

राव, टी० बी० 

राव, युगुदुर, ३२७ 

राव, शंकर, २०५ पा० टि० 

राव, सदाशिव, ४५, २५८, ३२८, ३३५ 

राव, सुर्यनारायण, १९० 

रावण, १३९, १५८ पा० दि० 

राष्ट्रीय शाका; -राजकोटकी, २६३ 

रूईन ऑफ ईजिप्ट, ३३७ 

रेनॉल्ड्स, रेजिनॉल्ड, १५८, ३३० 

रैबाशंकर, ३२९ 

रेबलू इंडिया, ३३७ 

रोबर्टों (बड़ा) ३३६ 

रोलाँ, मेडेलिन, ३९० 

रोलाँ, रोमाँ, ३३८, ३९० पा० टि० 


केशव, २८०, ३३६ 


ल् 
लक्षमम्मा, दामराजु, ३५८ 
लक्ष्मणाचारी, ३३३ 
लक्मी, १७९, १८०, ३२९, ३३४, ३८५ 
लक्ष्मीदास, ३३६, ४१८ 
लक्ष्मीदास गोरधनदास, ३३० 
लक्ष्मीदेवी, ३३६ 
लक्ष्मीवाई, छेडी, ३३२ 
लच्छनराय, ३३२ 
लल्लूभाई करमचन्द, ३३० 
लवाटे, भाऊ साहव, ३३५ 
लागू, विनायक, ३३३ 
छाजपतराय, श्रीमती, १७ 


४९५ 

लाड ३३० 

लाढा महाराज, ८३ 

लॉयड, सर जॉर्ज, ११६ 

लालवानी, ३३२ 

लालवावी, कीकीवहन, ३३३, ३३६ 

लावजीभाई, ११४ 

लाहिड़ी, ३२७ 

लीलाधर, १५३, २२२, ३३२, ३३४, २७६, 
४१८ 

लीलावती, २६५ 

लेनर्ड, ३२९ 

छेले, पी० आार०, १५५, ३३०, ३३२ 

लेस्टर, म्यूरियल, ३३५ 

लो, ३६९ 

लोकेयर, -की खगोलशास्त्रकी पुस्तक, ३३८ 

लोघी, तुलसीराम, ३३२ 


व 


बकील, हरिलाल, ३३६ 

वच्ले, ३२७, ३३५ 

वरदाचारी, एन० एस०, २३०, रे३३-४ 

वरदराजुलु, वी०, २८५, ३३६ 

वर्णाश्रम धर्म, २८७, ४०४, ४२६; -जाति 
प्रथासे भिन्न, २९६; -तथा सहभोज 
और अन्तर्जातीय विवाह, १८९ 

बली, ३११ 

बशी, बापूभाई, ३३० 

वसनजी, मथुरादास, ३२७ 

वसन्तराम शास्त्री, २२७, ३२९; “की 
पुस्तिका, ९८ 

बसन्तलाल शंकरलाल, ३३६ 

वसुमती, २९१ 

बाइसराय, ७३, १७२, ३२०, ३२५८ 

वाघजीभाई, मंगरलभाई, ३२५ 

वाघेला, कीकाभाई, ३३०, ३ेरे५ 

वाडिया, प्रो०्, ३२३३, ३३८ 

वालचन्द हीराचत्द, ६८ 


४९६ 


वालिया, ३३१ 

वासन्तीदेवी, १४८ 

वायुकाका, ३३२, ३२६ 

विजय, ११४ 

विजयकुमार, ३३३ 

विजयवर्गीय गोपीकृप्ण, २४६ 

विजयशंकर, २०५ 

विटृठल, ३३२, २३४ 

विदेशी वस्त्र, १२८ 

विद्यावदन, ३२८ 

विद्यार्थी, १८, ३३४; “और अस्पृश्य, २३; 
“हिन्दू, १४५; “-थियों |को सही 
और वास्तविक ढंगसे हरिजनोंकी सेवा 
करनेका उपदेश, १५०, ३६८ 

विद्यादेवी, ४१५ 

विधान परिषद्‌, १८८ पा० टि० 

वितय, २६२ 

वितायक, पी० ए०, ३२८-९, ३३० 

विमेन्‍्स इंडियन एसोसियेशन, ५० 

वियोगी हरि, ३२९, ३२३५ 

विली, कुमारी, ३२८ 

विवेकानन्द, ३३८ 

विवेकानन्द, ३९१ 

विद्वनाथन, के०, ३२८ 

विश्वास, आर० एछ०, १६६ 

विष्णुब॒वा, ब्रह्मचारी, ३३६ 

वीतराग, ३४९, ३२७७; -देखिए अनासक्ति भी 

वीरभद्र, ३२९ 

वीरराघवन, ३३० 

वीरसुत, ३३७ 

बुडब्ुक, ३८३, ३९२ 

वेंकटक्ृष्णय्या, एन०, २८३, ३३६ 

वेंकटप्पैय्या, कोंडा, २५९, ३३५, ३६६ 

वेंकटरत्वमू, जी०, ३६८ 

वेंकटरमन, आर०, २८१ 

वेंकटरामनय्या, ३३३ 

वेंकटाचारी, ३२८ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


[द] वे ऑफ दि ऋास, रेरे८ 

[4] वेट परेड, ३३८ 

चेद, ३१७; -और अस्पृश्य, १८९; -और 
अस्पृश्यता, १६६, २०५ पा० टि०; 
-में अध्यात्म, ३३८ 

वेदालंकार, ध्मवीर, ३६६ 

वेस्ट, ३२९ 

वेस्ट, अल्वर्ट, ५५ 

वेस्ट, एडा, ५५, 

वेस्ट, हिल्डा, ५५ 

वैदिक धर्मवधिनी सभा, २८१, ३३६ 

वैदिक विनय, ३३८ 

वैद्य, ३३५०६ 

वैद्य, चिं० वि०, १८८, २१८, 
३३३, ३३५, ३६१ 

बैच, शिवराम, ३३६ 

वैष्णव, २६३; -धर्म, ९८; -पूजा, ३६०; 
-मन्दिरमें समस्त जातियोंका प्रवेश, 
३३९ 

व्यास, मणिलारू, ३२९ 

व्यास, शंकरछाल, ३३३४ 

ब्हाट आई ओो दु क्राइस्ट, ३३८ 


| 


शंकर, ३२७, ३३७ 

शंकरभाई, १८०, ३३३ 

बंकरलाल, २९२, ३२७०८ 

शंकराचार्य, १७४, १९१ 

शंकराचायें; -अहोबिलामठम, श्रीरंगमके, 
२२९ पा० टि०; -5उत्तराडिसठमके, 
२५९ पा० टि०; -कामकोटिपीठम 
कांची कुम्भकोणमके, २२१९ पा० टि०; 
-शारदा पीठम झॉुंगेरीके, २९९ पा० 
टि० 

शंख अने कोडी, ३३७ 

शम्भुशंकर, ३३१ 

शरीफ लड़का, ३३८ 


३२९ 


इ्‌ ३ १ “१, 


सांकेतिका 


शरीर; -और आत्माकों अनुचित वस्तुओंके 
त्यायसे लाभ, २०१ 

शर्मा, कृष्णाचार्य, ३२८ 

दर्मा, डॉँ० हीरालाछ, १८३, २४९, ४०८ 

दरर्मा, प्रभुभाई, २०५ पा० टि० 

शर्मा, सोहनछाल, २४७, ३३४, ३४८ 

शान्ता, १८०, २३३, 

शान्ति, २६२, ३१२ पा० टि०, ३२८, 
३७६, ३८५ 

बान्तिनिकेतन, १०३ 

घामलदास, ३३१ 

शारदावबहन, ३२८ 

घारदा मन्दिर, ३७६, ४१८ पा० टि० 

शधालीवती, ३२७, ३१९, ३९७ 

बास्त्र, १९, ७१, ८०, २७४, २८६ पा० 
टि०, २९५-६, ३१७, ३२०, शे२३, 
३८२, ४०९, ४२५; “और अस्पूदय, 
२, २२-३; -और अस्पृश्यता, १६१ 
२१४, २६८, ३५९-६२; -और हरि- 
जनोंका मन्दिर-प्रवेश, ११७; “की 
परिभाषा, ९-१०; -[ं] हारा मूल 
सिद्धान्तोंकी पुष्टि, ९ 

शास्त्री, २७९, २९०, २९५, ३२३३, ३९५, 
३३२, ३३४, ३३६, ३५५ पा० टि०, 
३५९, ३७७; -और गुरुवायुर मन्दिर 
प्रवेश, ७१, २०६; “और शास्त्र, 
११७ पा० टि०; “और सनातनी, 
३३६; ->मलाबारके, १९९; “-सुवार- 
वादी और सुवार-विरोबी, २७१, 
३३६:-- स्त्रियों से मत्त्रणा, २२०, २४८ 

जशास्त्री-परिपदू, १७१, २७४ 

शाह, के० टी०, ३३८ 

शाह, गरुछाव ए०, २७, ८५, १२८, २४० 

शाह, गोविन्दलाल, ७१ 

शाह, छोटाछाल, ११० 

शाह, पूंजाभाई एच०, ११६ 

शाहू, फूछचन्द बी०, ३९४, ४०३ 


३२७ 


४९७ 


शाह, माधवद्ाल, २६४, ३३५ 

शाह, रमणीक, ३२९ 

शाह, शारदा चि०, २४०, ३४९ 

शाह, सुलोचना ए०, ९१, १३१ 

शाह, हरचन्द एम०, ३३१ 

शाह, हीरालाल ए०, ४९, ३२८ 

शिक्षक; -की खरी कसौटी, १२९ 

शिक्षकांचे कैवरी, ३२९ 

शिक्षा; “अस्पृश्योंके लिए, ७२; -का प्रकार 
काम-धन्वे, २९ 

शिखरे, डी० एन०, ४३२३ 

झिन्दे, वी० आर०, १६०; -की शिकायत, ६० 

शिरोमणि, पी० एन०, ३३२ 

शिव, भगवान, ८३ 

शिवचिदम्बरम्‌, ३३२ 

शिवदत्त शास्त्री, ३३२ 

शिवराब, ३२९, ३३६ 

शीरीनवहन, ३२७, ३३००१, ३९६ 

शुक्ल, चन्द्रशंकर, ३२७, रे३१+ ३९५ 

शुद्धि-संस्कार, १३४, २६० २१७; “मन्दिर 
प्रवेशकि लिए, १३४ 

छूद्र, २०० 

शोढूठी, सत्यनारायण, ३३० 

शेनाई, पी० पी०, २९३, ३३३६ 

शैली, ३८३ 

शैतान, १३९ 

जैव सम्प्रदाय, ३६० 

इयामलाल, लाला, ३०७, ४०६८७ है 

श्रद्धा, २४६, ३७७; -ईश्वरमें और अपने 
आपमें, २६६; -और बुद्धि, १९६: 
२०९, २३७ 

श्रद्धानन्द-दिवस, २९६ 

श्रद्धानन्द, स्वामी, १५५ २४१ 

श्राद्ध; -और विवाहोत्सव, डर५ 


श्रीरघनाथ स्वामी मन्दिर; -और हरिजन, 
४०९ 


४९८ 


श्रीपतराव, २०९ 
श्रीपाद' शंकर, १४६ 
श्रीमंत महाराज, १६ 


सर 


संत्यासी, देवनन्दत, ३२८ 

संन्यासी, रामाननन्‍द, ३६५ 

सत्य, ५४, ५९, ६६, १९५, २४४, २६१३, 
२६६ पा० टि०, २७३, २८७, २९३, 
३५९, ४१९; -भऔर अहिंसा, १८४ 
४०१; -और ईइवर, ७४, ४०५; 
-और उपवास, ३९०; “की खोजके 
लिए प्रयोग, ४१४; -की वाणी द्वारा 
अभिव्यक्ति असम्भव, ४१४; “छुप 
नहीं सकता, २५१; -जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमें, ३९; -ही परमेश्वर, ८० 

सत्यकाम, ३३८ 

सत्याग्रह, ९४; -मन्दिर-प्रवेशके लिए, १४६, 
१५७ 

सत्याग्रह आश्रम; “में प्रवेश की शर्तें, 
-११३ 

सत्याग्रही, १०१ 

सत्यानन्द, ३२९ 

सत्याथें प्रकाश, २४४, ४३४; -ऋषि दया- 
तन्‍्दकी महान्‌ कृति, २०६ 

सदले क्रास, ३१३८ 

सनाढहय, तोताराम, ३८७ 

सनातन धर्म, २३, २९९, ३६१, ३७२, 
३७४, ४२६; -और डॉ० सुव्वारायन 
का विधेयक, ३७३; “और सुधार, 
२; “कार्यालय, ५३ पा० दठि०; “की 
सर्वमान्य परिभाषा, ३७१; “के 
समक्ष खतरा, २०६; -सभा ६५ पा० 
दि०, २६१, ३३२ 

सनातनी हिन्दू, ४, ८२, १४१, १९०, २०५ 
पा० टि०, २९९, २५८, २६२, २६८, 
२७३, २७६९, २८७ पा० टि०, ३०७, 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


३२१, ३३२, ३५५, २५९, ३६१, 
३७०-१, ३७३, २८२, ३९८-९, ४२६, 
४२८ पा० दि०; “और अस्पृश्य, ३, 
२३; -और अस्पृश्यता, ७३, २१४- 
५; -और मन्दिर-प्रवेश, १९९, २०६० 
७, २१४; -और रचनात्मक कार्य, 
१२; -और सुवार, २५२; “और 
सुधारक, २, १३४; -सुधारवादी और 
सुधार विरोधी, ३१९ 

समझौता ;-हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके विपय- 
में, ३८८ 

समर्पण, ३३८ 

समाज ;-में विरोध और आन्दोलन स्वास्थ्यके 
लक्षण, २ 

सरस्वती, जी० एस० बी०, ३५६ 

सर्वे ऑफ सातर तालुका, ३२७ । 

सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसायटी, रेड 
पा० टि० 

सर्वेन्द्स ऑफ द पीपल सोसायटी, १७ 
पा० टिं० 

सविनय अवज्ञा, ३९४; “और अस्पृश्यता, 
३९५; -और सरकार, १६७; -दोवारा 
शुरू करना, ११९ 

सस्ता साहित्य भण्डरू, ५ 

सहनशीछता; -के बिना सुधार असम्भव, 
२५२ 

सहभोज, १६२, २६७; -का निषेध, १८९ 

सहाय, पदमा, १८१, ३२३२, ३३४ 

सहाय, सरोजिनीदेवी, ३३४ 

सहाय, सीतला, १७९, रे३४, ३२७५ 

सांध्यकालीन पाठशालाएँ; -अस्पृश्योंके लिए, 
छर 

साइलस, ३१६ 

साकत, ३२८ 

साकेत, ३३७ 

सागठिया, छाखाभाई, ३३१ 


साकेतिका ४९९ 


साठीना साठ सूत्रों, ९८ 

साठे, ३२९, ३३३-४ 

सातकौड़ी बाबू, ३३० 

सातवलेकर, एस० डी०, १६, ३२७, ३३५ 

सादगी, ३६ 

सावरमती जेल; -में जेठारालका देहान्त, 
१८७ 

सामाजिक सुधार, ७४ 

सामुदायिक सम्पत्ति; -सावंजनिक कल्याणके 
रिए हो तो रक्षा आवश्यक, २२६ 

साराभाई, अनसूयावहन, ३३० 

साराभाई, श्रीमती अम्बालारू, ५० पा० टि० 

साराभाई, सेठ अम्बाढारू, १४५ पा० टि०, 
३३९१-२ 

सालमीन, अरकूहज, ३३७ 

सालवेमिनी, ३३७ 

सालुंके, ३३४ 

साहू, के० एछ०, २९४, ३३६ 

सिक्‍लेयर, अप्टन, ३३७-८ 

सिंह, नारायण, ३३१ 

सिक्‍का, मूलजी, ३३५ 

सिक्‍सटी इयर ऑफ इंडियन फाइनेंस, २३७ 

सिद्धानन्द, साधक, ३३१ 

सीतलूवाड, सर चिमनलाल, ३९७ 

सीता १५८ पा० दि०, २३२ 

सीता (धैय्यंवाल्ा), २३३ 

सीताराम, ३५२ . 

सीरत-उन-नवी, ३३८ 

सुखाभाऊ, ३३२-५ 

सुदरीसनम, ३२९ 

सुधार, १, ४, ३३, १४३, १५७, १६६, 
१६४, २७६, २७८, २८०, २८६, 
२८९, ३०८, ३१०, ३१७, ३२४, 
३८८, ४०९, ४३२; -आत्म-मंथनसे 
सम्भव, ८६; -और अमेरिकाकी सहा- 
यता, २५; -और राजनीतिक लक्ष्य, 
३८; -और सनातन धर्म, २; एऔर 


सनातनी, २, १३४; -कानून द्वारा 
१८८, पा० टि०; -के पक्षमें शास्त्रोंका 
प्रमाण, २०७; -जबरदस्ती नहीं, ७३; 
-पारस्परिक सहनशीलताके बिना 
असम्भव, २५२; -मन्दिरोंका, १६३ 

सुधारक, ७, ४६९, ७७, ८२, ११६, १६०- 
४, १८८ पा० टि०, १९५, २०७, 
२४२, २७०, २८३, २८७ पा० टि०, 
३०७, ३१९, ३५८, ३८८; -और 
सवर्ण हिन्दू, १५७; -और हरिजन, 
३, ३८८; -कैरलके, ७३; -बन्दियों 
द्वारा मलन्सफाई, १५२; -[] के लिए 
रचनात्मक कार्य, १२ 

सुन्दरदास, १९६, ३३९३ 

सुवा, ३३४ 

सुबोध-पत्रिका, २०४ 

सुब्बारायन, डॉ० पी०, ३४१, ४३५; “और 
उनका विधेयक, १३३, २०६, २५९, 
२९४, ३२४ पा० टि०, ३९२, “और 
धर्म, ३७३; -और मद्रास धर्मेस्व 
कामूनमें संशोधन, रे५७; «के 
विधेयकको राजकीय स्वीकृति, ३१४, 
३१६, ३२०, रेड, २५७८ 

सुब्वारायन, श्रीमती पी०, रेड 

सुब्वाराव, यू०, १४३, रेरे२ 

सुब्रह्मण्पम, एस० ए० के०, १५५ 

सुब्रामन्यम, रे, रे३४ 

सुमत, रामताथ, ३३३ 

सूरजबहन, २२७ जो 
सुरबाला न्दुमत मत।।, 

सुरेद्र, १ हर १: -की प्रेमाबहन ढोरा 
शिकायत, २९९ 

सुरेश, ३०५ 

सूर्यकान्त, ४२५ 

४ ४८ 
कक मठ; -की साथिकाएँ, ६० 


सेठ, रतिलाल, र्‌ ६ ५ 


प०० 


सेठ, रतुभाई, ११० 

सेठ, वृुजलाल, ३३५ 

सेन, एस०, २७५, दे३५ 

सेन, एस० पी०, २३० 

सेन, वीरेशवर, ३८० 

सेंट जॉर्जेज गिल्ड, ३३७ 

सेवा, ८४, ९४, १६६, १७०, २३१, ४०५; 
-के रूप, ११९; -हारा ईदवरमे श्रद्धा, 
२४६; -संगवानका शुद्ध चिन्तन, ८० 

सेचासदल, ३३२ 

सैंकी, लॉर्ड, २०, ३९ 

सोनवणे, अनन्त जयवन्त, ३२८, ३३२ 

सोनावाला, ३३६ 

सोनीराम, ३३१, ४१९ 

सोमजी, ३१२ 

सोमण, रामचन्द्र जेण, १८०, १९३, ३३३ 

सोल, आर०, ५५ 

सोलंकी, जीवराज, ३३४ 

स्टडीज़ इस वेदान्त, ३३८ 

स्टेंडेनथ, फ्रांसिस्का, ६४ 

स्टेंडनथ, फ्रैड़िक, ६४ 

स्टोक्स, ३३८ 

स्टोक्स, सेम्युअछ ई०, ६४, ३३८ 

स्पीगल, मार्गरेट, २४५ पा० टि०, ३३५ 

स्मृति, १०, ४९, १८८, २०५, पा० दि०; 
-और अस्पृश्यता, १६६ 

स्मृतिकार, ३६० 

स्वदेशी प्रदर्शनी, -कुम्मकोणम्में, २३० 

स्वराज्य, ७५, २२७ पा० टदि०; -राज- 
नैतिक, से धर्म श्रेष्ठ, ३८२ 

स्वराज्य पालियामेंट, -और हरिजन, ३१८ 

स्वाध्याय संहिता, ३३८ 

स्वामीनाथन, एम०, ३११, ३२९, ३३६ 

ह्‌ 


हंटर, श्रीमती, २९३ 
हँसावहन, ३२७ 


सम्पूर्ण गांबी वाइमय 


हनुमान प्रसाद, रेरे४ 

हवीव, मुहम्मदअछी, ३२८ 

हवीवुरंहमान, ३२९ 

हमारा करलूँंक, ५ 

हमीदा, २७८ 

हरिजत, ३८४-५ 

हरिजन; -वालूक, २८५; -वाइजके, १३२ 
पा० टि०, देखिए अस्पृदय भी 

हरिदास, ३२९, “४३४ 

हरिभाई, ३४६ 

हरिभाऊ उपाध्याय, देखिए उपाध्याय, हरि- 
भाऊ " 

हरियोमरू, ४८, ४१९ 

हरिकाल, डॉ०, १२५ 

हरिलालभाई, ३३१ 

हुशंछ, ३३८; -और अन्य कमेट्योंकी 
रिपोर्ट, ३३९ 

हसमुखराय, १२९ 

हॉलेंड, केनन, ३३७ 

हॉलैंड, जे० एस०, ५६, ३२२९ 

हॉलेंड, डब्ल्यू० ई० एस०, २८३ 

हाँवडे, एलिजावेथ एफ०, ६१ 

हावर्ड, कुमारी, ५७, ३२९ 

हावर्ड, श्रीमती, ३२९ 

हिन्दी, -की कक्षाएँ, ३८; “के अनेक शब्द 
जिप्सियोंसें प्रचलित, २२४ पा० टि० 

हिन्दू, २०, १३३, १६४ पा० ठि०, रेशे९ 

हिन्दू, २, रहे; १०, १२, ५८, ७७-२, 
छ५-६, ९२९, १०९, १४० (९४५, 
१५६ पा० टि०, १६०, १६३, १६५ 
पा० टि०, १८४, २०५ पा० टि०, 
२०७, २१४, २४२, २६८-७०, २७५, 
२१८३ पा० टि०, २८६ पा० टि०, 
ए१८७, , २९५, ३१७-९, ३२४०, ३५६०८, 
३६२, ४३२; -उपासक, १५७; “और 
अस्पृध्योंके प्रति अव्यायका प्रतिकार, 
१३४, १६३; -और अस्पृश्यों द्वारा 


सांकेतिका ५०१ 


मन्दिर-प्रवेश, ७१, ८१-२, १८८ पा० 
टि०, २९८९, २०६, ३३१९-४०; -और 
अस्पृ्यता-निवारण, १९, १४६, १६७, 
२२०, २४३, २९३-४, २५१, २८८; 
-और गांधीजीका उपवास, २६०; 
-और गुरुवायुर मन्दिर-प्रवेश सम्बन्धी 
मतसंग्रह, ८९, १६४; -और जाति 
प्रथा, ११६; -और डॉ० सुब्वारायनका 
विधेयक, १३३ पा० टि०, ३७३; 
“और भंगी, १९; -और सार्वजनिक 
मन्दिर, ३८०; “-आमवासी, १६३; 
-धर्ममरीर, ४२८ पा० टि०, -परि- 
वारके विधघटदनकी सम्भावना, ३८९ 
पा० टि०; -पुरातनपन्‍्थी सनातनी, 
३८२-३; -प्रथा और जनमत, १८८; 
>मछावारके, २४; समाज, २१४, 
२७०, ३१७, ३७९; -के विकासमें 
अस्पृध्यता वाबक, १६९; -[ ढुओं |द्वारा 
अस्पृश्य उम्मीदवारका चुनाव १८४; 
-द्वारा अस्पृश्यता-निवारण, आयश्चित्त 
और आत्मशुद्धि, ७६; -दोर गढ़ी 
हुई बुराई, -अस्पृह्यता, १०३; “छारा 
जैलोंमें स्वेच्छासे मल-सफाई, १५१ 
१५४; -हछारा हरिजनोंके मकानोंकी 
सफाई, १३६ 


हिन्दू एण्ड मोहम्मडन एंडोमेण्ट्स, २८६ 


पा० दि० 


हिल्दू-कानून, “और हिन्दू जनमत, ६८८ 


पा० टि०; “पर काशीनाथ एच० 
क्रेककरकी रचना, ६३ 


हिल्दू-बर्म, ३, २५, १६२, १९३, २४३, 
२५८, २६०, २६८. २७०, २८०, 
२८६ पा० टि०, २९५, ३१५-९, ३७९, 
४२५; -और अस्पृबयता, ५८, १६६, 
९०, २२८-९, ३१९, ३६०; -और 
गो-मांस भक्षी हरिजन, १५७, २४२; 
“और गो-सेवा, २५; -और जाति- 
प्रथा, २२६; -और डॉ० सुब्वारायन 
का विधेयक, ३२७३; -का प्रधान 
आदेश, ३१७; -की बुराइयाँ, २७४; 
-की व्याख्या, २१४-५; -के लिए 
समाज-सुधार नितात्त आवश्यक, रे८, 
मुसलमान, ईसाई या किसी अन्य धर्मका 
विरोधी नहीं, ७६; -मूछ तनेकी एक 
शाखा, ७६; “में अस्पृश्योंकों साथें- 
जतिक मन्दिर-प्रवेशकी आशा, २०७; 
-में जीवन्त श्रद्धाका सृजन, १९७; “में 
मिश्रित कानूससे व्यवधान, १८९; 
-रोसमन कैथोलिक धर्मसे भिन्न नहीं, 
३८०; देखिए सनातन धर्म भी। 

हिन्दू विधायक, १८९; -और डॉ० सुब्बा- 
रायतका विधेयक, २७३ 

हिल्दू-शास्त्र, देखिए शास्त्र 

हिम्मतछाल, ३१८ 

हिम्मतशंकर शास्त्री, ३२५ 

हिसार, -जिलेमें अकाल, ४०७ पा० टि० 

हीथ; -की खगोल शास्त्रकी पुस्तक, ३३८ 

हीरालाल, ३२७ 

हीवाले, शामराव, १०८ 


हेस, ३२७ 
हैरीसन, अगाथा, ६१ 


हिन्दू खगोल श्ञास्त्र, २३८ ग ; 
हिन्दू जनमत, १८९; -और हिन्दू-कानून, होए सर सैम्युअल, रे३े 


१८८; देखिए जनमत भी। हौज, ३२२७ 


